मुगलकालीन भारत 


डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 


526 से 803 ई. तक 


नवम संस्करण 


शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं. प्राइवेट लि. 
आगरा 


मुगलकालीस भारत 


[| १५२६ से १८०३ ई० तक * 


कषाशीर्यावीलाल श्रीवास्तव 
एम.ए.ै, पी-एच.डी., डी. लिए. (लखनऊ), डी. लिट. (आगरा) 
सर जबुनाभ सरकार स्वर्ण-पदक विजेता 


शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी 


पुर्9 «काशक एबं विक्रे। ॥ आपरा-उ 


3() ६.० एल० श्रीवाब्तव 
$प्रकाशक 


शिवलाल अप्रब्ाल एण्ड कम्पनो 
फपताल सायं, जाग रा-3 


शाराएँ 


चोड़ा रास्ता, जयपु>-कलाइको:आन%न,, इन्दोर 


भूल्य : २२ रुपये २४ पंसे 


लक उक०+-मक्त तत्काल एक का तकतन पटक ल्‍न्‍्ज दा मा मल कलर 6... शरनादगटर जमे. मत सा 


भारत सरकार द्वारा उपलब्ध फिये गये 
रियायती मूल्य के कागज पर मुव्रित 


मुद्रक : राजीव ऑफसेट प्रेस, आगरा 


नवम्‌ संस्करण की भूमिका 


अत्यन्त हर्ष की बात है कि 'मुगलकालीन भारत” ने अपनी लोकप्रियता को - 
« पिछले लगभग अठारह वर्षो से कायम रखा है और अष्ठम्‌ संस्करण के प्रकाशित होने 
के कुछ समय बाद ही इसका नवम्‌ सस्करण प्रकाशित हो रहा है । प्रस्तुत संस्करण 
वास्तव में अष्ठम्‌ संस्करण का पुनर्मुद्रण है किन्तु पिछले संस्करण की मुद्रण तुटियों 
को पूर्णरूपेण सुधारने का प्रयत्न किया गया है । सदेव की भाँति लेखक आलोचनात्मक 
हंब्ट से पढ़ने वालों के प्रति उनके सुधार के लिए दिये गये सुझावों के लिए आभारी 
रहेगा । दे 
आशीर्वादीलाल भ्रीवास्तव 


प्रथम संस्करण का प्राककथन 


यह पुस्तक.लेखंक की पूर्व प्रकाशित पुस्तक "दिल्‍ली सल्तनत' (46 8प॥02(8 
०4 था) की ही परम्परा में है और अनेक विद्यार्थियों तथा अध्यापक बन्धुओ के 
आग्रह पर लिखी गयी है। इसका संयोजन भी “दिल्‍ली सल्तनत' के ढंग पर किया 
गया है । प्रस्तुत पुस्तक फारसी, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं में उपलब्ध मूल 
साम्री के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त लिखी गयी है, यह इसकी मुख्य विशेषता है। 
आशा है यह बी० ए०, एम० ए० तथा प्रादेशिक और संधीय प्रतियोगिता परीक्षाओ 
के लिए तैयारी करने वाले विद्याथियो की आवश्यकताओ की पूर्ति करेगी ! 


हमारे देश के इतिहास का पूर्व मध्ययुग जिसे सल्तनत-युग कहते है, विदेशी 
सत्ता का इतिहास है। इसके विपरीत मुगल काल भारतीय राष्ट्रवाद तथा इस्लामी 
प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करने वाले प्रतिक्रियाबादी तत्वों के बीच 
संघर्ष का युग है। दयनीय बात यह है कि मध्य एशिया से आने वाली मुगल तथा 
अन्य जातियों और उसके साथ आयी संस्थाओं के भारतीयकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ 
हो घुकी थी, उसका प्रवाह शाहजहाँ के शासनकाल में अवरुद्ध हो गया और ओऔरगजेब 
के समय में तो उसका पूर्णछप से दमन कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
सल्तनत-युग की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ पुन; सक्रिय होने लगीं और उन्होंने राष्ट्रवादी 
तत्वों को अभिभ्रूतत कर दिया । यदि औरंगजेब इतिहास के रंगमंच पर न आया होता, 
और उसने भारत को दार-उर-इस्लाम में परिवर्तेत करने का प्रयत्न न किया होता 
तो भारतीय इतिहास किस दिशा में प्रवाहित होता, इस प्रकार की कल्पना करना 
निरथ्थेक है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने भी क्षाचरण तथा शासन-व्यवस्था मे 
उसी के मार्ग का अनुसरण किया और अन्त में वे अपने मन्त्रियो अथवा पेशवा के 
प्रतिनिधियों के हाथ की कठपुतली बन गये और कुछ हद तक अपनी कट्टरता त्यागने 
पर बाध्य हुए। आदर्शो के उपरोक्त संघर्षों के बावजूद हमारे देश के इतिष्टास में प्रथम 
बार मुगल युग में हिन्दु तथा मुसलमान जनता के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में परस्पर 
सहयोग करना, एक सुहढ़ साम्राज्य की नींव डालना तथा सावेजनिक साहित्य, स्थापत्य, 
संगीत, चित्रकारो तथा अन्य ललित-कलाओं का विकास करना सम्भव हो सका ! 
भारतवासियों ने. प्रशासन, वैदेशिक नीति, साहित्य, कला आदि के विभिन्न मानवीय 
क्षेत्रों में जो सफलताएँ प्राप्त कीं, प्रस्तुत पुस्तक मे उनका क्रमबद्ध वृत्तान्त देने का 


( ६ ) 


प्रयत्न किया गया है । मराठा-सात्राज्य के उत्थान तथा मुगल-साम्राज्य के पतन पर 
भी प्रकाश ड़ाला गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक ओग्रेजी का अनुवाद नहीं वरत्‌ यह हिन्दी ही में लिखी गयी है । 
मेरे पुन्न दयाभानु ने परिश्रम से इसके प्रूफ देखे है . 


आगरा कॉलेज, आगरा 
६ नवम्बर, १६५३ ई० आशोर्वादीलाल भीवास्तव 


+9]69॥/(प्राध्वा "६॥॥279५8 


विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्य। 
5 ५२६ ई० में भारतवर्ष की दशा १-१० 
राजनीतिक अवस्था * दिल्‍ली का राज्य १, बंगाल २, मालवा २, 
गुजरात ३, मेवाड ३, सिन्ध ४, पंजाब ५ कश्मीर ५, उड़ीसा ५, खानदेश 
६, दक्षिण का राज्य ६, विजयनगर ६, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था 
७, आर्थिक अवस्था ६, सैन्य-स्थिति १० ! 
अध्याय २: बाबर (१४८३-१४३० ई०) ११-४३ 
जन्म एवं बाल्यकाल ११, फरगाना के राजा के रूप में १२९, समर- 
कन्द पर दो बार अधिकार और उसका छिन जाना १२, काबुल का बादशाह 
१३, समरकन्दर पर अधिकार और तीसरी बार उसका हाथ से निकल जाना 
१४, हिन्दुस्तान में पदार्पण की तैयारी १५, प्रारम्मिक अभियान--परानीपत 
के प्रथम युद्ध की परिस्थितियाँ : प्रथम आक्रमंण १६, दूसरा आक्रमण १७, 
तीसरा आक्रमण १७, चौथ्ग अभियान १७, पानीपत का प्रथस युद्ध १९, 
परिणाम २१, सफलता के कारण २२, पानीपत के बाद २३, देश पर 
अधिकार २३, खानुवा का युद्ध २५४, युद्ध के परिणाम २९, खानुवा के बाद 
की सरगर्भियाँ--धाघुरा का ' युद्ध ३०, अन्तिम दिन और मृत्यु : सर्वोच्च 
सत्ता के विषय में बाबर की धारणा ३१, बाबर की बीमारी और मृत्यु 
३२, बाबर द्वारा भारत का वर्णन ३३, आत्मचरित्र बाबरनामा' ३४, 
चरित्र का मूल्यांकन ३६, व्यक्ति के हूप में २६, विद्वातों के रूप में ३७, 
धार्मिक विचार ३७, स॑तिक जै रण-कुशल सेनापति के रूप मे ३८, 
शासक और कूटनीतिज्ञ के रू, ४०, शासन-प्रबच्धक के रूप में ४०, 
इतिहास में बाबर का स्थान ४२ । 
अध्याय हें (१५३०-१५५६ ई०) ४४-७४ 
3 जीवत ४४, राज्यारोहण ४४, उसकी कठिनाइयाँ : 
अफगात लोग ४५, भिर्जा-वर्ग ४६, उसके बन्धु-बान्धव ४६, बाबर की 
विरासत ४६, बाह्य कठिनाइयाँ ४७, व्यक्तिगत कठिनाइयाँ ४७, उसकी 
भूलें ४७, साम्राज्य का विभाजन ४८, कालिजर का अभियान ४६, 
अफगानों के विरुद्ध प्रथम अभियान : चुनार का प्रथम घेरा ४६, समय 
और धन की बरबादी ४६, बहाबुरशाह से युद्ध : मेघाड़ और गुजरात की 


(3 १७] 


जीत व हार ५०, शेरखाँ से संघर्ष : चुनार का दूसरा घेरा ५३, बंगाल पर 
अधिकार ५४,'चौसा की लड़ाई ५६, बिलग्राम की लड़ाई ५८, दर-दर 
की खाक .छानने वाला हुमायूं ६०, हुमायूँ के भागने के कारण ६१, 
. निर्वासित हुसायूँ : अकबर का जन्म ६४, हुमायूँ पुनः राजसिहासन पर 
६७, अन्तिम दिन और मृत्यु ६६ चरित्र ७० । 
अध्याय ४ : शेरशाह सूर ओर उसके उत्तराधिकारी ७५१३५ 
अपने पिता की जागीर के प्रबन्धक के रूप में ७६, सुल्तान भुहम्मद 
की सेवा : आपत्ति का समय ७७, बिहार का डिप्टी-गवर्नेर ७८५, हुमाये से 
आरम्भिक संघर्ष ८१, बंगाल से संघर्ष ५३ हुमायूँ की शेरखा पर चढ़ाई : 
चुनार का पतन ८४, रोहतासगढ़ पर शेरखाँ का अधिकार ८५, गौढ़ पर 
अफगानों की विजय ८५६; हुमायूँ से क्षणगड़ा : बंगाल १२ मुगलों का अधिकार 
८६, चौसा की लड़ाई ८८, बंगाल और बिहार का राजा शेरखाँ ६०, 
कन्नौज अथवा बिलग्राभ की लड़ाई ६१, हिस्बुस्तान का राजा : हुमायूँ का 
. पीछा किया जाता ६२, गबखर प्रदेश की विजय ६३, बंगाल का नया 
शासन ६४, मालवा क्री विजय ६५, रायसीन की विजय ६५, मुल्तान 
ओर सिच्ध का अफगान राज्य में मिलाया जाना &७, मालदेव से युद्ध : 
राजस्थान पर रैक धुकार ६७, बुन्देलखण्ड विजय : शेरशाह की मृत्यु ३०१, 
शासन प्रबन्ध >शेरशाह व्यवस्था-सुधारक था, व्यवस्था-प्रवर्तक नहीं १०२, 
उसके साम्राज्य का विस्तार ६०३, केल्लीय शासल-प्रबन्ध १०३, दीवाने 
... बजारत १०३, दीवाने आरिज १०४, दीवाने मोहतसिव अथवा दीवाने 
.. रसालत १०४, दीवाने इंशा १०४, प्रास्तीय शासन-प्रबन्ध १०५, सरकारें 
... १०६, परंगने १०६, सेना १०६ वित्त-व्यवस्था १०५, मुद्रा-व्यवस्था ११४१, 
+. व्यापार-वाणिज्य ११२, न्याय-ब्यवस्था ११२, पुलिस १ १३, सड़कें और सरोयें 
.. ११४, गुप्तचर विभाग ११५, धामिक नीति ११६, इमारतें ११७ गेरशाह 
... का चरित्र ; उसका देतिक कार्यक्रम ११८, व्यक्ति के रूप में ११९, सैतिक के 
रूप में १२०, प्रबन्धक के रूप में १२१, इतिहास में शेरशाह का स्थान १२२, 
. इस्लामाशाहू १२४, प्रारम्भिक जीवन १२४, राज्यारोहुण भौर आदिलक्षां से 
_... संघर्ष १२५, पुराने सरवारीं का दमन १२६, नियथाजी विद्रोही १२६, 
.._. शुजात्खाँ का विद्रोह १९७ खबासला की मुत्यु १२८, अन्तिम दिन और 
... मृत्यु १२८, शासन प्रबन्ध १२९, चरित्र १३०, इस्लामशाह के उसतरा- 
:... घिकारी : फिरोजशाह १३१, मुहम्मद आदिलशाह १३२३५ 
क्षष्याय ५: अकबर महान (१५४२-९१६०४ ई०) &छ66&  . .... १३६-२६० 
जन्म और बाल्यकाल १३६, राज्यारोहण १३८, १५५४ ई० में 
भारत की दशा १३८, अकबर की संकटपूर्ण दशा १३६, हैमू की सफलता 
१३६, पानीपत की लड़ाई १४१, बैरामज्लां का संरक्षण १४३, बैरामशॉ का... 





( ६ ) 


पतन १४१, प्रारस्भिक सुधार : युद्धबन्दियों को गुलाम बनाना बन्द १४६, 
आधमखाँ की मृत्यु और अकबर का हरम के दल से छुटकारा १४६, तीथथे- 
यात्री कर का उन्मूलन १४७, जजिया-कर का बन्द करना १४८, ख्वाजा 
मुअज्जम की मृत्यु १४८, साम्राज्यवादी नीति का आरम्भ : अकबर की 
विजय १४७, मालवा विजय १४९, जौनपुर मे विद्रोह और चुनार पर 
अधिकार १५०, जयपुर अधीनता में और उससे सन्धि १५१, मेरटा पर 
अधिकार १५१, मालवा का विद्रोह १५१, गोडवाता की विजय १४२, 
चित्तौड़ का घेरा १५३, - रणथम्भौर पर विजय' १५४, कालिजर का पतन 
१५४, मारवाड़ पर आधिपत्य १५५, गुजरात-विजय १५६, गुजरात में 
विद्रोह १५६, बिहार और बंगाल की विजय १४५७, मेवाड़-विजय के प्रयत्न : 
हल्दीघाटी की लडाई १५८, काबुल पर विजय १६०, काश्मीर पर अधिकार 
१६१, सिन्ध-विजय १६२, उड़ीसा की विजय १६३, बलूचिस्तान की विजय 
१६३, कन्धार पर अधिकार १६३, अकबर की दक्षिणी-नीति-- खानदेश और 
अहमदनगर की विजय १६३, विजित प्रदेशों की व्यवस्था १६५, अब्दुल्लाखाँ 
उजबेग का विद्रोह १६५, उजबेग विद्रोह १६६, भारतवर्ष पर मिर्जा हकीम 
का आक्रमण १६७, मिर्जाओं का विद्रोह १६७, राजपूतों के प्रति अकबर 
को नोति हि] / अकबर की घामिक नीति का विकांस- ३१७०, 'द्वीन-इलाही' 
१७५, अकसर और ईसाई धर्म १७७, अकबर और जैन धर्म १७८, अकबर 
और पारसी धर्म १७६, अकबर और हिन्दू धर्म १७९, अकबर पाखण्डी नहीं 
था १५०, युवराज सलीम का विद्रोह १८१, अकबर की मृत्यु १८४, अकबर 
का शासन-प्रबन्ध : राजपद का सिद्धान्त १५५, राजा, उसके अधिकार और 
कतेव्य १८७, मन्त्रीगफ १८८, प्रधानसल्त्री १८६, वित्तमन्री १८९, मीर- 
बख्शी १६०, सदरुस सदर १६१, सीर' सामाँ १६२, प्रान्तीय शासन-व्यवस्था 
१६३, दीवान १९४, सदर और काजी १९४, प्रान्तीय बख्शी १६५, वाक- 
मानवीस १६५, कोतवाल १६९५, मीर बहर १९५, जिले का शासन-प्रबन्ध : 
फौजदार १९६५, अमलगुजार १६६, बितिक्ची १९६, खजानंदार १९७, 
परगने का शासम-प्रबन्ध : शिकदार १६९७, आमिल १६७, फोतदार १६८, 
कानूनगो, १६९८, बन्दरगाहु तथा सोभान्त चौकियाँ १६८ म्थूनिसिपल प्रशासन 
१६६, प्रास प्रशासन २००, सेना : मनसबदारी प्रथा २०२, जात और सवार 
२०५, तीन श्रेणियाँ २०६, वित्त २०९, टकसाल २१७, न्याय २१९, बन्दी- 
गृह २२२, पुलिस-व्यवस्था २२२, शिक्षा २२४, धार्मिक नीति २२६, राज- 
कर्मचारी-व्ययस्था २९६, सामाजिक और आर्थिक दशा : देश और उसके 
निवासी २३२, नगर २३४, यातायात २३४, कृषि तथा अन्य पदार्थों की 
उत्पत्ति २३४, उद्यम तथा कला-कौशल २३५, वैदेशिक व्यापार २३६, 
वस्तुओं के भाव २३७, आधिक व्यवस्था २३०, अकाल २३६, खेल २३९, 


अध्याय ६ : जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई०) 


अध्याय ७ : शाहजहाँ (१६२७-१६५८ ई०) 


अध्याय € : मराठीं का उत्कर्ष 


( १० ) 


/धीहित्य एवं कला : फारसी साहित्य २४१, हिन्दी- 
(ध्रक त्/ २४५, सुन्दर लेखन-कला २४६, संगीत २४७, भवन- 
४८, बाग २५१, व्यक्तिगत तथा चरित्र २५२, इतिहास में 






निर्माण-कला 
स्थान २५८ । 


प्रारम्भिक जीवन २६१, सलीम का विद्रोह २६२, राज्याभिषेक २६५, 
खुसरो का विद्रोह २६६, कन्धार २६८५, नूरजहाँ २७०, जहाँगीर और नुरजहाँ 
का सम्बन्ध २७२, नुरजहाँ का चरित्र २७५, न्रजहाँ के प्रभुत्व का प्रभाव 
२७६, मेवाड़ का युद्ध तथा शान्ति सन्धि २७८, दक्षिण का युद्ध २८०, 
कन्धार की पराजय २८३, शाहजहाँ का विद्रोह २५४, महाबतखाँ का 
राज्य-शासन में नियम-विरुद्ध विप्लव २८६, दक्षिण के युद्ध का अन्त २९४, 
जहाँगीर का व्यत्तित्व और चरित्र २९४, धार्मिक-तीति २६६ । 


प्रारभ्भिक जीवन ३०४, सिहासनारोहण ३०५, खानजहाँ लोदी का 
विद्रोह ३०६ युन्देलखण्ड का विद्रोह ३०८, दक्षिण की समस्या (१) ३१०, 
मुमताजमहल का जीवन ३१०, दक्षिण की समस्या (२) ३१३१, पुरतंगालियों 
से युद्ध ३१२, दक्षिण की समस्या (३) ३१३, शाहजहाँ की कन्धार प्राप्ति 
३१६, अभ्य छोटी-छोटी विजयें ३१६, मध्य एशिया विषयक तीति' ३१७, 
कम्धार का हाथ से सिकलना ३२०, बीजापुर तथा गोलकुण्डा के साथ युद्ध--- 
औरंगजेब का द्वितीय वायसराय काल ३२२, उत्तराधिकार के लिए संधर्ष 
३२६; शाहजहाँ के अन्तिम दिन ३३३, व्यक्तित्व तथा चरित्र १६४ | 


अध्याय ८; औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) कं ३8३६-४८७० 


हा प्रारम्भिक जीवन ३३६, राज्याभिषंक ३४०, प्रारम्भिक कार्य : घामिक 
हेष्णुता ३४०, विजयें ३४२, सीमान्त जातियों से युद्ध ३४३, औरंगजेब 
का राजत्द आदर्श ३४५, जाटों का विद्रोह ३४७, सुक्तामियों का विश्नोष्ट 
३४८, औरंगजेब और सिक्‍्ख ३४६,(राजपूतु नीखि/१५१, १६८९१ ई० के 
बाद उत्तरी भारत के अभ्य भागों की देशा ३५६, औरंगजेब की दक्षिण- 
तीति ३५७, बीजापुर साम्राज्य का विनाश ३६३, गोलकुण्डा का पंतेम 
है मराठों का स्वतस्त्रता युद्ध ३९६, शासन-व्यवस्था ३७१, व्यक्तित्व 
और चरित्न ३७३, औरंगजेब की विफलता के कारण ३७७ | 







शिवाजी के पूर्व मराठों की दशा ३८१, शिवाजी : जन्म और बाल्य- 
काल ३८२, शिवाजी की प्रारम्भिक विजयें : जावली पर अधिकार १८४, 
मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ ३८५, कॉंकण विजय ३८६, अफजलक की 
घटना इ८६, पन्हाला और चक्न का पतत ३८५, शाइसताला पर रात्रि में 


२६१-३० ३ 


० ३०४०३४८ 


१८९ ४२६ 


( ११ ) 


आक्रमण ३८८, सूरत की लुट ३६९०; जयसिह का महाराष्ट्र पर हमला : 
पुरूदर की सन्धि ३९१, शिवाजी द्वारा मुगलों की सहायता: पन्‍्हाला की 
हार ३९४, शिवाजी का आगरा जाना ३६४, मुगलों के साथ सन्धि २६८, 
मुगलों के साथ पुनः युद्ध ३९९, शिवाजी का राज्याभिषेक ४०१, मुगलों से 
पुनः युद्ध ४०३, शिवाजी का कर्नाटक पर आक्रमण ४०४, व्यकोजी के साथ 
आखिरी निपटारा ४०६, शिवाजी और जंजीरा के सिद्दी लोग ४०७, शम्भाजी 
का परित्याग ४०८, शिवाजी की मृत्यु ४१०, शिवाजी का राज्य-विस्तार 
४१०, शासन-प्रबन्ध ४१०, स्थानीय शासन ४१२, सेना ४१२, भूभि-कर 
व्यवस्था और शासन्त-प्रणाली ४१३, धामिक नीति ४१४, शिवाजी का चरित्र 
४१५, क्या शिवाजी सम्पूर्ण भारत में हिन्दू स्व॒राज्य' स्थापित करना चाहते 
थे ? ४१६, शिवाजी के राज्य के चिरस्थायी त होने के कारण ४१७, 
शम्भाजी ४१८, शम्भाजी का जंजीरा और चोल पर आक्रमण ४२०, 
शम्भाजी की पराजय कौर गिरफ्तारी ४२१, शम्भाजी की निर्मम हत्या 
४२१, चरित्र ४२२, राजारास ४२२, ताराबाई का प्रभुत्व ४२४। 
अध्याय १० : उत्तरकालोीन घुगल सम्राट ! ४२७-४४५४ 
बहादु रशाहु ४२७ जहाँवारशाहु ४३०, फरु खसियर ४३१, रफो-उद- 
हरजात ४३४, रफीउट्टरोला ४३५, सुहम्मदशाह्‌ ४३५, अहमदशाहू ४४०, 
आलमगीर दितीय ४४४, शाहुआलस द्वितीय ४४७ । 
अध्याय ११ : भराठों का अभ्युदय (१७०७--१७२१) ४५५-४६९२ 
शाहू ४५५. बालाजी विश्वनाथ की पेशवा पद पर नियुक्ति ४५७, 
मुगल सम्राट के साथ शाहू की सन्धि ४५८, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु, 
उसका व्यक्तित्व और चरित्र ४५६, बाजीराब ४६०, मालवा और गुजरात 
पर आक्रमण ४६१, बाजीराव और निजाम ४६१, मालवा और बुन्देलखण्ड 
की वास्तविक विजय ४६३, गुजरात पर अधिकार और दाभाड़ों का पतन 
४६४, दिलली पर आक्रमण और निजाम की अन्तिम पराजय ४६४, 
चिमनाजी का बसीन पर अधिकार ४६५, आंग्रे परिवार में मतभेद ४६९, 
बाजीराव का चरित्र ४६६, मस्तानी उपासख्यान ४६९७, बालाजी बाजीराव : 
नायब-सुबेदार के पद पर नियुक्ति ४६८, कर्नाटक की विजय ४६९, रघुजी 
भोंसले का उड़ीसा पर अधिकार ४६९, मराठों और राजपूतों- के मतभेद 
का प्रारम्भ ४६९, शाहू के अन्तिम दिन और उसका चरित्र ४७१ महाराष्ट्र 
में गृहयुद्ध और पेशवा की अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय '४७२, निजाम के 
साथ विरोध '४७४, उत्तर में मराठों का आक्रमण और अप्रैल १७५२ ई० 
की तत्धि ४७४, मराठों द्वारा कुम्भेर का घेरा और जाठों से वैमनस्थ ४७४५, 
जयप्पा सिन्धिया का मारवाड़ आगमन तथा मराठा-राजपूत शत्रुता का 
दूसरा कारण ४७६, रघुनाथराव की पंजाब विजय ४७७, दत्ताजी सिन्ध्रिया 


( १२ ) 


द्वारा शुकरताल में नजीबुद्दौला का घेरा डालना ४७९६, अब्दाली का भारत 
पर आक्रमण और दत्ताजी की पराजय तथा सृत्यु ४८०, भाऊ शाह का 
दिल्‍ली-प्रस्थान ४८०, पानीपत में प्रतिद्वन्दी सेवाएँ ४८२, पानीपत की 
लड़ाई ४८४, मराठा पराजय का परिणाम ४८७, मराठा-पराजय के कारण 
४८९, बालाजी बाजीराव की मृत्यु ' उसका व्यक्तित्व और चरित्र ४६० । 
अध्याय १२ : शासन-्यवस्था ४8 २०५२६ 
सम्राट : उसके अधिकार और कतेंव्य ४९३, मनन्‍्त्री तथा उसके 
कर्तव्य ४६४, प्रधानमन्त्री ४६४५, मीरबस्शी ४९५, खानेसामान अथवा 
परिचारक ४६४, प्रधान काजी ४९६, प्रधान॑ सद्र ४६६, जनता का समाचार 
निरीक्षक ४६७, तोपखाने का सुपरिएण्टेण्डेण्ट ४६६, समाधार एवं डाक का 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ४६७, प्राग्तीय शासम व्यवस्था : सूबेदार तथा उसके करतेव्य 
४६७, प्रान्तीय दीवान ४६८, जिले अथवा सरकारें ४६८, परगते अथवा 
महालें ४६६, नगरों का प्रबन्ध ४९९, ग्रामीण जनता ५००, सेमा ५००, 
सेना के विभाग ५०३, लगात-व्यवस्था ५०४; भूमिकर ५०४, मुद्रा और 
टकसाल ५०६, न्याय-ध्यवस्था ५०७, घामिक कामून की 'अदाशतें ५०५, 
सार्वजनिक व्यायालय ५०९, राजनीतिक न्यायालय ५०६, अपराधों के 
प्रकार ५०९, मुस्लिम कासूत में दण्ड-विधान ५१०, धामिक नीति ५१२, 
मुगलों की राजपूत नीति ५१७, दक्षिण-मीलि ५२९०, मध्य एशिया नीति 
५२५४, उसर-पश्चिम सीमाप्रान्स तीति ५२५ । 
अध्याय १३ : समाज एवं संस्कृति ५३०-४६६ 
, देश तथा जनता ५३०, धामिक विश्वास तथा रीतियाँ ५१२, गर्भ, 
आभूषण एवं श्यंगार ५३३, मनोरंजन ५३६४, मेले तथा उत्सब ५३५, 
स्त्रियों की दशा ५३४५, कृषि एवं उच्चीग ५३६, व्यापार ५१६७, आर्थिक 
व्यवस्था ५३८, मूल्य ५३१९, अकाल ५४०, शिक्षा ५४०, साहित्य : फारसी 
साहित्य ५४३, हिन्दी कविता ५४६, उर्दू भाषा तथा कविता ५४५, संस्कृत 
१४८, चित्रकला ५४६; सुलेक्ष ५५२, मूतिकला ५५६३, सुर्दर तक्‍काशी 
४५३, पच्चीकारी ५५३, संगीत ५५४, स्थापत्य कला ५५९, जवाहरात 
५६३, बाग-बगीचे ५६४ । 
अध्याय १४ : मुगल-सास्राज्य : सफलताएं एवं विफलताएँ ४५६७-४५९० 
हिल्कुओं को दशा ५७०, मुगल राजस्थान तथा दोआब को जीतने में 
क्यों सफल हुए और पहले आये हुए सुल्तान इन्हें जीतने में क्यों विफल 
रहे ? ५७३, मुसलमानों की भारतीय समाज में समा जाने को अनिष्छा 
५७४, मुगल शासन- की सफलताएँ ५७३, मुगल साआ्राज्य के प्रतम के 
कारण भू८र । 


अध्याय १, 


१५२६ ६० में भारतवर्ष की दशा 


राजनीतिक अवस्था 

विहली का शाज्य 

सोलहवीं शताब्दी के प्रथम ढाई दशकों में हमारे देश की राजनीतिक 
अवस्था ग्यारहवीं शताब्दी के उन आरम्भिक वर्षों की अवस्था से मिलती-जुलती 
थी जब भारतवर्ष का विशाल देश आपस में झगडने वाले छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त हो गया था। इन दो काल विशेषों की अवस्था में हुयाव... देने योग्य एक 
प्रमुख अन्तर थह था कि ग्यारहवीं शताब्दी मे तो देश पर स्वदीगी शासकों का 
शासन रहा किन्तु सोलहवीं शताब्दी में देश में बहुत-से विदेशी शासकों का भी 
शासन हो गया । दिल्‍ली की सल्तनत, जिसका क्वास मुहम्मद बिन तुगलक के 
राज्यकाल से ही आरम्भ हो गया था, अब सारे देश पर प्रभुत्व और प्रभाव 
जमाये रखने योग्य नहीं रही थी । इब्राहीम लोदी १५१७ ई० में दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बंठा । इसका राज्य-विस्तार दिल्‍ली, आगरा, दोआब, जौनपुर तथा बिहार 
के कुछ भाग तक था जो अ्याना भौर चन्देरी के आगे नहीं बढ सका | इम्राहीम 
लेदी मूें और हो राजा था। वह अपने अर्फगान सामन्‍्तों के चरित्र और 
स्वभाव को भी त समझ सका था। राज के दैवी अधिकार के सिद्धान्त में 
विश्वास रखने के कारण उसने अपने दरबार में कठोर राजकीय अनुशासन .और 


न्‍अमरन्‍न्‍«न्‍ती कान न पालक फमक-कन कगार ॑-पमन' 


रैति-नीति स्थापित करने की चैप्टा की । उन स्वाभिमानी अफगान सरदारों को, 
ओ उसके बाप और दादा के साथ समान भाव से शाही कालीनों पर बंठते 
आये थे, उसके दरबार में अत्यन्त साधारण एवं क्षुद्र स्थिति में हाथ बाँधे खड़ा 
रहता पड़ता था। सुल्तान ने यह आओ ओषित कर दिया था कि राजा का कोई 
सम्बन्धी नही होता और उसके जितने साथी सरदार हैं वे सब उसके मातह॒त 
और नौकर है । जब उक्त अफगान सरदार अपने पुश्तेनी अधिकार की बात को 
लेकर सिर उठाते, तो उन्हें कठोर दण्ड देकर दबा दिया जाता था। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि ऊँचे रुतबे के बहुत-से लोदी, लोहानी, फरमुली 
और तनियाजी अफगान सरदारों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया; 
लेकिन यह विद्रोह फौज की सहायता से कुसल दिया गया। इसमें लारों ओर 
क्षातंक और अव्यवस्था का वातावरण छा गया । सुल्तात के चाचा आलम्खाँ लोदी 
ने बिल्ली के तख्य पर अपना अधिकार जताया और कुछ असन्तुष्ट विद्रोही सरदारों 








२ मुगलकालोन शारत 


का उसे सहयोग-समर्थन भी प्राप्स हुआ । दोलतखाँ लोदी ने, जो पंजाब का सुवेदार 
था, सुल्तान की शैक्ति शौर अधिकार की अवशा करते हुए अपने को बिता ताज का 
बादशाह बना लिया। बिहार के बहुत-से सरदार दरिया्खाँ लोहानी के झण्डे के 
नीचे आ गये और उसकी मृत्यु के बाढ़ उसके बेटे बहारखाँ (बहादुरखाँ) ने तो अपने 
स्वाधीन शासक होने की घोषणा भी कर दी । जौनपुर में भी जासिरणां लोहाभो 
और मारूफ फरमृली के नेतृत्व में अफंगानों ने विद्रोह खड़ा फर दिया | इस अकार 
लोदी राज्य विद्रोह भौर अशान्ति की आग से बुरी तरह क्षब्ध हो उठा और सुल्तान 
की मान-प्रतिष्ठा भी बहुत कुछ कम हो गयी । 


बंगाल 


फीरोज तुगलक (१३५१-१३८८ ई०) के समय से बंगाल हुसेती राजवंश के 
नीचे एक स्वतसत्र राज्य बन गया था। इस राजवंश का पहला राजा अलाउद्दीन 
हुसेन (१४६३-१५१६९ई०) अत्यन्त सुयोग्य शासक था। उसने: अपने राज्य की 
सीमाएँ उड़ीसा तक बढ़ा लीं और आसाम की सीमा पर स्थित कुच-बिहार के 
कामतपुर को अपने फबजे में कर लिया | जोनपुर के हुसनशाह शर्कों को शरण 
देने के कारण दिल्‍ली के सिकन्दर लोदी के साथ उसका संधर्ष हां गया; लेकिन शीध्ष 
ही उसे उससे सन्धि करनी पड़ी और बिहार की पूर्वी सीमा तक दिल्‍ली राज्य का 
विस्तार मानने की स्वीकृति दे दी । उसका लड़का मुसरतशाह बाबर का समसाम- 
यिक था, उसके साथ भी उसे सन्धि करनी पड़ी थीं। नुसरतशाहू योग्य शासक था । 
बंगला साहित्य से उसे विशेष अनुराग था। उसकी झा से महाभारत का बंगला 
भाषा में अनुवाद किया.गया। प्रान्‍्त सुख और समृद्धि से परिपूर्ण था और जनता 
अन्सयुष्ट कही जा सकती थी । 


मालवा 


मध्यभारत में तीन प्रमुझ्ल राज्य अपनी-अपनी प्रभुता के लिए आपस में 
झगड़ रहे थे। ये राज्य का धन मी या जरात और मेवाह | सोलहूवीं शताब्दी 
के आरम्भ में मेवाह ते अपनी स्थिति ओर प्रभाव काफी बढ़ा लिया था, लेकित 
मालवा की स्थिति कुछ बिगड़ गयी थी और अब इसकी गणता द्वितीय श्रेणी 
के राज्यों में की जाती थी। मालवा का राज्य अब दिलावरखाँ गोरी की 
अध्यक्षता में स्वतन्त्र हो गया था। १४३४ ६० में गोरी के बजीर महमुदर्खा ने 
राजसिहासन पर अपना अधिकार जम्मा लिया और खलजी-राजवंश की नींव 
, डाली | महमूद खलजी एक योग्य और उत्साही शासक था। बाबर का समसामधिक 
महमूद द्वितीय मालवा का शासक भा, लेकिल यहुू अयोग्य था। इसके , राज्यकाश 
में माला पर एक वीर राजपूत सरदार मेदिनीराय का अत्यधिक प्रभाव हो गया 
ओर उसे मस्त्रिपद सौंप दिया गया। राज्य में विश्वास और उत्तरवामित्यपूर्ण 





१५२६ ई० में भारतवर्ष की दशा--राजनीतिक अवस्था . ३ 


अनेक प्रमुख पदों पर उसने अपने साथी-संगियों को ला बिठाया ।. भेदिनीराय के 
इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बहाँ के मुसलमान सरदार भड़क उठे और उन्होंने 
शुजरात के सुल्तान की सहायता से उसे पराजित कर निकाल बाहुर करने का प्रयत्न 
किया । उधर मेदिनीराय ने भी मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता ली। राणा 
ने महमूद द्वितीय को परास्त कर बन्दी बनाया ओर चित्तौड़ ले गया, लेकिन राजपुती 
शान और उदरता के अनुकूल ही वहाँ जाकर उसने अपने राजबन्दी को मुक्त कर 
दिया और ससम्मान उसका राज्य उसे वापस कर दिया। लेकिन यह उदारता भी 
मालवा की रक्षा नही कर सकी। राज्य के अन्दर अन्तविग्नह की आग भड़कती 
ही रही । 


, शुजरात 


गुजरात प्रान्त ने दिल्‍ली से अपना सम्बन्ध उस समय विच्छेद कर लिया था 

'जब (४०१ ई० में जफरखाँ, जो मुसलमान धर्म में दीक्षित हुए एक राजपूत बाप का ' 
बैटा था; अपने को स्वतन्त्र घोषित कर सुजफ्फरशाह के नाम से तख्त पर बैठा । इस 
शाजवंश का सबसे अधिक योग्य राजा महमूद बेगरा (१४५८-१५११ ई०) था। 

बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक मसुजफ्फरशाह द्वितीय था, जो 

१४११ ई० में महमूद बेगरा का उत्तराधिकारी बता था। अपने शासनकाल में अपने 

अनेक जैरियों से उसे मोर्चा लेता पड़ा। मेवाइ के राणा सँगा के साथ भी उसका 

संघर्ष हुआ भौर उसे पराजित होना पड़ा । अप्रेन १५१६ ई० में उसकी मृत्यु हो 

गयी और उसके बाद कुछ समय तक अशान्ति छायी रही, जिससे गुजरात की 

शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गयी.। जुलाई १५२६ ई० में उसका लड़का बहादुरशाह 

राजा धना और आगे चलकर यह एक महत्त्वाकांक्षी, सुयोग्य और सफल शासक 

सिद्ध हुआ । हु 


मेवाड़ &चपित्तोद) 


मेवाड़ जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, राजस्थान में विस्तृत और परम 
शक्तिशाली राज्य था | इस राजघराने के लोग अपने को गुहिलवंशी मानते थे और 
छठवीं शताबदी से ही उन्होंने चितोौड और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर अपना 
आधिपत्य स्चापित करना शुरू कर दिया था। इस राजवश में बहुत-से श्रेष्ठ और 
सुयोग्य शासक हुए, जिनमें राणा कुम्भकर्ण (कुम्भा) (१४३३-१४६८ ई० ) का ताम 
विशेष उल्लेखनीय है । अपने राज्य की सुरक्षा के निमित्त उसने “अनेक किलों का 
सिर्माण कराया और अपनी राजधानी में बहुत-सी शानदार इमारतें बतवाकर इसकी 
शोभा भी बढ़ायी । उसने मालवा के सुल्तान को पराजित क्रिया और सारे मध्य- 
भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया। बाबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ के 
सिहासन पर राणा संग्रामसिह, जो राणा सांगा के नाम से विख्यात है, विराजमान 
था । वह एक रण-कुशल और वीर ग्रोद़ा था। सौ युद्धों में भाग लेने के फलवस्कूप 


६ मुगलकाजीन भारत 


नींव डाली थी और स्वयं त्वागपत्र देकर १३६६ ई० में स्वगेवासी हुआ था । आरम्भ 
. से ही गुजरात का सुल्तान खानदेश पर अपनी सत्ता जमाने के प्रयत्न में था। फलत: 
ये दोनों राज्य सदैव आपस में लड़ते-झगड़ते रहे । १५०८ ई० में दाऊद की म्रत्यु के 
बाद खानदेश के सिहासन के लिए दो विरोधी उत्तराधिकारियों में विभ्रह् आरम्भ हो 
गया, जिसके कारण सारे राज्य में घोर अव्यवस्था छा गयी । इन दो उत्तराधिकारियों 
में एक का समर्थन अहमदनगर कर रहा था और दूसरे का गुजरात । अन्त में गुजरात 
का सुल्तान महमूद बेगरा अपने उम्मीदवार आदिलसखां तृतीय को खानदेश के सिंह।सन 
पर बैठाने में सफल हुआ । आदिलखाँ २५ अगस्त, १५२० ई० को मर गया और 
उसका बेटा महमृद प्रथण उसका उत्तराधिकारी हुआ। दिल्‍ली से दूर होने तथा 
इसकी आत्तरिक स्थिति री ठीक न होने के कारण इस युग की राजनीति में खानदेश 
का कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं रहा। . * 
वक्षिण का राज्य (0 अउव 
मुहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारपूर्ण शासन के विरोधस्वरूप १३४७ ई० 

में दक्षिण के प्रसिद्ध बहुमनी राज्य की स्थापना हुई। इसका विस्तार उत्तर में 
बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। अनेक सुयोग्य शासकों ने बहुमनी 
राज्य पर शासन किया और ये संब दक्षिण में बसे विजयनगर के हिल्दू राज्य से 
बराबर लड़ते-अगड़ते रहे । १४८१ ई० में न द गावाँ नामक सुयोग्य मनन्‍्त्री की 
हत्या के बाद बहमनी राज्य की शक्ति क्षीण होनी आरम्भ हो गयी और इस राज्य 
के भग्तावशेष पर पाँच स्वतन्त्र राज्यों की स्थापता हुई। ये राज्य थ्े--ज रा. 
(१४८४-१५२७ ई०), अहमदतगर (१७८९-१६३३ ६०), बीजापुर (१४८६- 

६८६ ई०), गोलकुण्डा (१५१९-१६८७ ई०) और बीदर (१५२६-१४६० ६०) । 
विजयनगर 


घिजयनगर का राज्य देश के प्रमुख हिन्दू राज्यों में से एक थां। बाबर के 
समय यहाँ का, राजा क्रृष्णदेवराय था। विजयनगर के जितने राजा हुए, उन सबसे 
यही महान था ओर इस युग के सर्वेश्रेष्ठ शासकों में इसकी गणना की जाती थी । 
रण-कृशल वीर योद्धा होने के साथ-साथ उसने अपने विरोधियों को पराजित कर 
अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। वह साहित्य और कला का सुसंस्कृत 
संरक्षक भी था। उत्तरी भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का 
राज्य राजनीतिक, आधथिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ और सम्पन्न था। विदेशी 
यात्री और राजदूत यहाँ के धतधान्य और अपार ऐश्वय को देखकर चकित रह जाते 
थे। यद्यपि उत्तरी भारत की राजनीति में विजयनगर का कोई, विशेष हाथ नहीं रहा, 
तथापि दक्षिण की ओर मुसलमान आक्रमणकारियों को बढ़ने से रोमने में हसे पूर्ण 


सफलता प्राप्त हुईं। इसी कारण यह दक्षिण भारत के प्राचीन ' धर्म और संस्कृति की ' 
रक्षा करता रहा । ह 


१५२६ ई० में भारतवर्ष फी दशा--सामाजिक और सांस्कृतिक अह्शा  _७ 


उपयुक्त राज्य महत्वाकांक्षी होने के कारण अपनी-अपनी सत्ता और श्रष्ठसा 
स्थापित करने के लिए पूर्णरूप से प्रयत्तशील थे और इसी उद्देश्य से जे आपस हें 
बराबर लड़ते-झगड़ते रहे । राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत्तों की वीरता ने न केवल 
आन्तरिक रूप से छिम्न-भिनश्न दिल्‍ली सल्तनत के सीमा-विस्तार को रोकने में सफलता 
प्राप्त की, बल्कि दिल्‍ली के ऊपर राजपूत राज्य क्थापित करने की इनकी आकांक्षा ने - 
दिल्‍ली सल्तनत का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया । मेवाड़ के सिसोदियों द्वारा 
सुल्तान इन्नाहीम को इस बुरी तरह पराजित होना पड़ा था कि अपने विजय-अभियान 
पर आगे बढ़ने के तमाम आयोजन उसे त्याग देने पड़े । मध्यभारत में भालवा और 
गुजरात के दोनो मुसलमान राज्यों को चित्तोड़ के राणा द्वारा बहुत हानि उठाती 
पड़ी थी। पूर्व में बंगाल के मुसलमानी राज्य को आसाम और उड़ीसा के हिन्दू 
राजाभों ते आगे बढने से रोक दिया था और दक्षिण के विजयनगर राज्य ने बहमनी 
राज्य और उसके बाद स्थापित बरार, बीजापुर आदि उत्तराधिकारी राज्यों 
को दक्षिण की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया था। इस प्रकार भारतवर्प 
के प्रत्येक भाग में तुके-अफगान तथा अन्य देशी मुसलमान शासकों की इस तरह 
ताकेबन्दी की गयी थी कि उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ही लड़ता पड़ 
रहा था। 


हर अत गिर और सांस्कृतिक अवस्था 
है ५ 5 -77-०------&छणा-»७छएनणएणए७७ए्एशरारएशशआ रा 


सामाजिक दृष्टि से इस समय हमारा देश सक्रान्तिकाल में होकर गुजर रहा 
था। तुके-अफगात शासक और उनके अनेक देशी मुसलमान अनुयाथियों ने दीर्घकाल 
से भारतीय लोगों के साथ और भारतीय वातावरण में रहते चले आने के कारण 
धीरे-धीरे विदेशी रीति.लीति और आचधार-व्यवहारों को स्यागकर भारतीयता का 
बाना पहनना आरम्भ कर दिया था। इस्लाम धर्म में दीक्षित हुए यहाँ के लोगों की 
संख्या भी बढ रही थी और इनके कारण भी मुसलमान समाज की संख्या का भी 
निरन्तर विकास हो रहा था। युद्ध और शान्ति के समय तथा शासन-सम्बन्धी राज- 
कार्यों में सहयोग देने के कारण यहाँ की जनता और शासक-वर्गे के लोगों मे एक 
दूसरे को समझने और परस्पर निकट आने का भाव उदय हो रहा था। फीरोज तुगलक 
की मृत्यु के समय से सिकन्दर लोदी को छोड़कर दिल्‍ली में ऐसा कोई भी शासक नहीं 
हुआ जो हिन्दू-मुसलमानों को इस तरह एक-दूसरे के समीप आने से रोक सकता । 
दिल्‍ली को छोड़कर अन्य प्रान्तीय राज्यों में इस प्रकार से भाई-चारे का अधिक विकास 
हो रहा था । विशेष रूप से काश्मीर ओर बंगाल मे तो यहाँ के सुसंस्कृत सुल्तान 
धामिक सहिष्णुता और संसक्षत। तथा अन्य आधुनिक भाषाओं के संरक्षण की नीति 
बरत रहे थे । काश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन (१४२०-१४७० ई०) ने न केवल 
अनेक निर्वासित ब्राह्मण परिवारों को ही वापस बुलाया, बल्कि उसने बहुत-से विद्वान 
पण्डितों को अपनी राजसभा में उच्चित स्थान भी दिया, उन्हें धर्म सम्बन्धी पूरी 








८. भुगलकालोस भारत 


स्वतन्त्रता दे दी और उनसे जजिया कर भी लेना बन्द कर दिया । उसने अपने राष्य 
में गौ हत्या बन्द करवा दी और अपने दरबार में संस्कृत और हिन्दी के कुछ विद्वानों 
को भी स्थान दिया । इस सुयोग्य शासक के राज्यकाल में, जिसे 'काश्मीर का अकबर' 
के नाम से ठीक ही पुकारा जाता है, लोग प्रसन्न और सन्तुष्ठ थे और समानता के 
जीवन का सुख ले रहे थे। इसी तरह बंगाल में भी वहाँ का शासक अलाउद्दीन 
हुसेनशाह (१४६३-१५१८ ई०) अत्यन्त लोकप्रिय शासक हुआ है, उसने भी हिल्दू 
मुसलमान के भेदभाव को आश्रय नहीं दिया । उसका लड़का नतासिरुद्दीन नुत्तरतशाह 
(१४१८-१५३३ ई०) बंगला साहित्य का बड़ा संरक्षक था और हिन्दू विद्वानों पर 
बहु सदेव अनुकम्पा करता रहा। दूसरे प्रान्तो की अवस्था में भी कोई अधिक अन्तर 
नहीं था । हाँ, यधपि कभी-कभी कोई कट्टर धर्मान्ध मुसलमान शासक पूर्वकाल के 
दिल्‍ली सुल्तानों का अनुकरण कर घांसिक भेदशाव और अत्याचारों की नीति भी 
बरतता था लेकिन इस प्रकार की घामिक कट्टरप्ता भी कम होती दिखायी दे रही थी । 
इसका कारण यह था कि देश के अस्य भागों में हिन्दू राजाओं की शक्ति, सामथ्य भौर 
प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और पूर्वकालीन तुर्क विजेताओं की भूली हुई कद्गर रीति- 
नीति और परम्पराओं को सोलहूवीं शताब्दी के इस प्रथम चरण में पुतः व्यवहार में 
लाना खतरे से खाली नहीं था । 

दिल्‍ली सत्तनत की गिरती हुई अवस्था और हिन्दू-मुसलमानों में बढ़ते हुए 
परस्पर प्रेम-भाव को ध्यान में रखकर सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से कुछ पूर्ण हिन्दू 
धर्म, इस्लाम और उनके अनुयायियों के बीच की खाई को पाटने का एक स्तुत्य प्रयत्न 
किया गया था । भक्ति-धारा के बाद के सन्‍्त-सुधारकों, जैसे कबीर (पन्द्रहवीं शताब्दी 
के प्रथम ढाई दशक) और नानक (१४६६-९१ ५३८ ई०) ने विशेष रूप से हिन्दू-मुस्लिम 


>न्‍ कं ततररकनननन के 


एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और लौगो को समयाया कि दोनो धर्म दो रास्ते 
हैं और अन्त में एक ही जगह ले जायेंगे। हिन्दू और मुसलमान दोनो धर्मों के लोग 
उनके अनुयायी थे । इस ऐक्य आन्दोलन द्वारा ही हमारे इतिहास में पहली बार दो 
पृथक जातियों को परस्पर एक दूसरे के निकट लाने का गुरुतर कार्य आरम्भ हुआ | 
हस्लाम धर्म के अन्तर्गत सूफी सन्‍्तों ने भक्ति-धारा के सन्‍्तों के उद्देश्य के साथ एकमत 
हो उपदेश देना आरम्भ किया | बहुत-से हिन्दू मुसलमान सन्‍्तों और फकीरों की सेवा- 
सत्कार करने लगे ओर बहुत-से मुसलमान हिन्दू साधु-सन्‍्त और योगियों के प्रति श्रद्धा 
प्रकट करने लगे | 

सल्तनत के प्रारम्भिक दिनों में भी राजनीति और शासन में पृथकता का 
भाव अविचारणीय था। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ होने से कुछ समय पहुले के 
दोनो जातियों के पारस्परिक सहयोग-भाव का परिचय उप्त काल के साहित्य द्वारा 
भी मिलता हैं। अन्य प्रान्तों मे जिन लोगों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था, 
उन्होने वहाँ की भाषा को ही अपनी मातृभाषा माता । उत्तर और दक्षिण में तुर्के 
अफगान शासकों तथा जनता में बोलचाल और व्यवहार का माध्यम उदू' भाषा हो 





१५२६ ई० से भारतवर्ष की दशा--आथिक अवस्था: 8 


गयी । भक्ति, भारदोलन द्वारा प्रान्तीय और स्थानीय भाषाओं, विशेषकर बूंगला, 
हिन्दी, मराठी और मंधिल के पिकास में बहुत प्रोत्साहन मिला । इस युग में इन 
भाषाओं में बहुत वो रसवाएँ लिखी गयी जिन्हें आजकल उच्चकोटि की क्रृति 
(क्लासिक) माना जाता है। जहाँ इन प्रास्तीय एवं स्थानीय भाषाओं का संरक्षण 
हुआ वहाँ इनको जननी शांरक्ृत भाषा की भी उपेक्षा नहीं की गयी । कुछ सूबों के - 
मुसलमान राजाओं के दरवारों में ऐसे कई विद्वान पदाधिकारी रहते थे जो संस्कृत 
में अपनी रचनाएँ लिखा करते थे। उदाहरणाथ, बगाल के शासक हुसेनशाह के मच्त्री 
रूप गोस्वामी ने संस्कृत मे' कई रचनाएँ लिखी जिनमे “विदग्ध माधव” और “ललित 
माधव उल्लेखनीय है। स्थापत्य कला ने भी हिन्दू-मुसलमानों के सहयोग और 
संयुक्त प्रयत्नों से यथेष्ट उश्चनति की । अन्य ललित-कलाओं में भी यही सहयोग-भावना 
विद्यमान है । 
आशिक अवस्था 
विदेशी आध्मणकारियों और लुठेरो द्वारा देश की धव-सम्पत्ति अपहरण कर 
लेने और अपने देशो में ले जाने पर भी सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में हमारा देश 
घनघान्य से परिएर्ण था। दिल्‍ली, आगरा और ग्वालियर को जीतते समय जो अपार 
धनराशि बाबर के हाथ लगी उसका ध्यान कर हम सचमुनत्न आश्लयं चकित रह जाते 
हैं कि हमारे मध्ययुगीन पूव॑े-पुरुषों में धत पैदा करने और उसके संचय की कैसी 
विल्क्षण शक्ति और प्रधृत्ति थी। इस युग मे कृषि की अवस्था भी बड़ी अच्छी थी, 
यद्यपि बाबर ने यह लिखा है कि हिन्दुस्तान के गाँव थोड़े समय में ही आबाद और 
बरबाद हो जाते है। जब-जब कृषि की ओर उचित,ध्यान और कृषकों को समुचित 
प्रोत्साहन दिया जाता था, खेतो-खलिहांनों में फललों का अपार वैभव नाचता हुआ 
दिखायी देता था । किन्तु किसी युद्ध अथवा राज्य-परिवतेन के समय दूर-दुर तक 
विनाश और विध्वंस ही दिखायी देता था। साधारण समय में हमारे किसान ऐसी 
फसलें तैयार करते थे कि अपनी आवश्यकता-पू्ति के बाद बचा हुआ अनाज विदेशों 
में भेज दिया जाता था। देश के अन्दर व्यापार-वाणिज्य खूब होता था। चीन 
मलाया तथा प्रशान्त महासागर के अन्य देशो से समुद्र के द्वारा हमारा व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित था। स्ध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत और भूटान 
देशों से भू-मार्ग से व्यापारी आते-जाते थे_ और बहुत अच्छा व्याप्रार चलता था। 
देश के बहुत-से भागों मे अनेक प्रकार के उद्योग जैसे सूती, ऊनी और रेशमी 
कपड़े तैयार करना। शबकर बनाना, अनेक प्रकार की-धावुएँ-और कागज तैयार 
करना आदि पाये जाते थे । उच्चवर्ग और मध्यवर्ग के लोग सग्पन्न और विलास- 
प्रिय थे । निम्त श्रेणी के साधारभजन वैसे तो तिधेत थे लेकिन अनाज की कमी 
ने होते और उनकी आवश्यकताएँ सीमित रहने के कारण उन्हें रोटी-कपड़े का 
कष्ट नहीं था। संक्षेप में, हमारा देश घन-सम्पदा से इस प्रकार भरपूर था कि यहाँ 
की उष्ण जलवाथु और गरभियों मे चलने वाली भयकर लुओ से परेशान बाबर 


१० मुगलकालीन भारत 


जैसे सुरुचि-सम्पन्न शासक ने भी अपती डायरी में लिखा है कि हिन्दुस्तान की सबसे 
बड़ी विशेषता यहाँ की |सकक्‍कों के रूप में अथवा अन्य रूपों में संघ्रित अपार स्व्ण- 
राशि में है 
सैन्‍्य-स्थित्नि 

धनध्नान्य से परिपूर्ण होते पर भी हमारे देश की सेन्‍्य-शक्ति निर्बल थी । 
सोलहवी शताब्दी के आरम्भिक पच्छीस वर्षों में देश के अच्दर जो राजनीतिक 
अव्यवस्था फैली रही उसके परिणामस्वरूप सगठित रूप से देश-रक्षा का उचित प्रबन्ध 
नहीं हो पाया । यद्यपि सैनिक-प्रतिभा की हमारे देश में कमी नहीं थी, तथापि दूसरे 
देशों की सैन्‍्य-सब्बन्धी उन्नति और उनके रण कौशल के सामने हम पिछड़े हुए थे । 
ईरान और अफगानिस्तान ने गोला-बारूद की कला पश्चिमी देशों से सीख ली थी 
लेकिन हुमारे यहाँ उत्तरी भारत के किसी भी हिन्दू अथवा मुसलमान राजा ने इस 
ओर ध्यान नहीं दिया था । ,लोदी सुच्तानों के अन्तर्गत दिल्ली की फौज का संगठन 
एक सुसंगठित राष्ट्रीय सेना के रूप में न रहकर फिरकेवाराना ढंग से हुआ था । यह 
तियम-सा हो गया था कि फौज का सेनिक सुल्तान का आदेश मानने से पहले अपने 
ऊपर के नायक की बात सुनता और मानता था । 


+9]99॥/(प्राध्वा (॥॥07॥9५8 


अध्याय २* 
बाबर (१४८३-११३० ई०) 


जम्त-एवं बाल्यकाल (१४५३-६४ ई०) 


५० की फनयसननन नलीनननन नस नमन नमन जलन 3९) +कननलनक मनन ५ ७+>५_+न ० +2०+०५५.५५-० 


हुआ था । उसका पिता उम्र शेख मिर्जा वहाँ का शासक था । बाबर मध्य एशिया के 
दो थोद्धाओं, तुर्की बीर तेमूर और मंगोल नेता चंगेजलाँ का वंशज था । पितृ-पक्ष की 
ओर से वह तैमूर का पाँचवाँ वंशन था, और अपनी माता कुतलुगनिगार खानम की 
ओर से वह चंगेजाँ का चोदह॒वाँ बंशज था । उसका कुदुम्ब तुर्की जाति के चतगाई 
विभाग के अन्तर्गत आता था, किन्तु आमतौर पर वह मुगल ही माना जाता थी। 
उमर शेख मिर्जा असंतोषी व्यक्ति था। फरगाना के अल्प साधनों से बह सन्तुष्ट नहीं 
था। फरगाना भावरूनत नहर अथवा ट्वरान्स-ऑक्सियाना क्षेत्र का उत्तरी भाग था, जो 
अब रूस के तुककी प्रान्त का एक भाग है। अपने का जो समर- 
कन्द और बुखारा का शासक था, उसकी नहीं बनती थी और वह समृद्ध राज्य 
से ईर्ष्या करता था | अपने साले महमूदखाँ (ताशकन्द, सेरम और शहरूखिया का 
शासक) और अहमद्खाँ (आशकन्द और येल्हुज के बीच के क्षेत्र का शासक) से भी 
उसकी नहीं बनती थी । जब तक उसके श्वसुर यूनुसखाँ मंगोल जीवित थे, विरोधियों 
को उसकी सीमा तक आने का साहस नहीं हुआ । इनके मरते ही (१४८६-८७ ई०) 
अहमद मिर्जा ओर महमृदखाँ ने फरगाना पर संयुक्त आक्रमण (१४६४ ई०) का आयो- 
जन किया । अहमद मिर्जा ने राजधानी--नगर अन्दिजान--पर आक्रमण किया और 
मह॒मूद्खाँ फरगाना के उत्तर में स्थित अछझुशी के पहाड़ी किले की ओर बढ़ा । राजधानी , 
'को अपने बड़े लड़के बाबर की देखरेख में छोड़कर उमर शेख अपने साले महमृदखाँ का 
सामना करने के लिए बढा । एक दिन जब उमर शेख अपने कबूतरों की उड़ान का 
मजा ले रहा था तो उसके ऊपर मकान गिर पड़ा और तुरन्त ही उसकी मृत्य हो गयी 
(८ जून, १४९४४ ई०) । अपने पिता की अकाल और आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 
११ वर्ष भर ४ माह की अल्प आयु में गद्दी पर बैठा । 

बाबर ने अपने प्रारम्भिक,दितों का सदुपयोग किया था, क्योंकि बाद में विद्यो- 
पार्जव के लिए वह अधिक समय नहीं दे सका, और यह ठीक ही प्रतीत होता है कि 
अपनी मातृभाषा तुर्की एवं फारसी भाषा पर उसने छोटी अवस्था में ही पूर्ण अधिकार 
प्राप्त कर लिया था ) वहु एक अकाल-प्रौ़ बालक था और उसकी मानसिक शक्तियों 
का ऐसा सुन्दर विकास हुआ था कि वह राजनीतिक घटनाओं के महत्त्व को भासानी 





१९ म॒गलकालीत भारत 


से समझ लेता, था और मानव-चघरित्र को सरलता से परख लेता था। यह तथ्य उसके 
द्वारा लिखे हुए अपने पिता तथा उनके समय के उन प्रमुख व्यक्तियों के शब्द-चित्रों से, 
जिन्हें भन्तिम बार ग्यारह वर्ष की आयु मे उसने देखा था, स्पष्ट प्रकट होता है । 
उसने सैन्य-शिक्षा भी प्राप्त की होगी और साथ ही शांसन-व्यवस्था और कुटनीति का 
अनुभव भी प्राप्त किया होगा । 
फरगाना के राजा के शूप में (१४६४-१५०२ ई०) 

जब बाबर ने ११ वर्ष की. अल्प ,आयु में फरगाना का राज्यभार ग्रहण किया, 
उस समय दो शत्रु उसके देश पर दो विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे थे ।' अपनी 
बुद्धितती और अनुभवशील दादी ऐसान दौलत बेगम की सहायता से उसने शीघ्र ही 
अपना राज्याभिषेक कराया और अपने घर की ठोक तौर से व्यवस्था की । इसके उप- 
रान्त उसने आक्रमणकारियीं से अपने प्रदेश की रक्षा करने का कार्य हाथ में लिया । 
सर्वप्रथम उसने अपने चाचा अहमद मिर्जा को इस आशय का एक सन्देश भेजा कि 
फरगाना को जीतने के उपरात्त आप उसे किसी न किसी के अधीन करेंगे ही, फिर 
क्यों न इस कार्य को मेरे सुपुर्द कर दें और फिर मैं तो आपका निकट का ही एक 
रिश्तेदार हूँ, आपके अधीन रहने के लिए मैं सहृ्ष तैयार हुँ। बाबर का यह प्रस्ताव 
अस्वीक्षत हो गया और इसके परिणामस्वरूप युद्ध भारम्भ हो गया । किन्तु सौभाग्य से 
स्वयं अस्वस्थ होने के कारण और एक छोटी-सी नदी पार करते समय अपनी फीजों 
का उ्याल करके और साथ ही यहू देखकर कि बाबर और उसके अनेक स्वामिभक्त 
अनुयायी डटकर मोर्चा लेते के लिए तैयार हैं, अहमद मिर्जा ने समरकन्द के लिए 
प्रत्याक्मण करना ही उचित समझा । बाबर का मामा भहमुदर्खा भी थेरे में पड़ी हुई 
सेनाओं के हढ़ प्रतिरोध के कारण निरष्साहित हो गया और अपने देश को वापस खला 
गया । फरगाना इस प्रकार आक्रमणकारियों से बच गया,। बाबर ते अब अपनी स्थिति 
सुहृढ करने के प्रवत्त आरम्भ कर दिये। अपनी सुन्दर शासन-व्यवस्था एवं आकर्षक 
व्यक्तित्व के कारण वह अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय हो गया था । 
समरकन्द पर दो बार अधिकार और उसका छित्त जाना (१४६७-१४०२ ई०) 

फरगाना का महत्त्वाकांक्षी युवक शासक बाबर तैमूर की राजधानी समरकन्द 
पर मोहित था। यह मस्जिदों, विशद्यालयों, स्तानगशूहों, भव्य मकानों एवं मोहक उद्यानों 
से भरपुर एक बड़ा शहर था। यह तैमूर की राजधानी रह चुका था। बाबर के लिए 
तैमुर एक आदर्श व्यक्ति था । उसके दिल' में अपने इस महान पूर्वज के राजसिहासन पर 
बठने की बड़ी कामना थी । सौभाग्यवश उसका चाचा अहमद मिर्जा जुलाई १४६४ ई० 
में मर गया और उसके बेटों के बीच गृह-युद्ध आरम्भ हो गया । १४९६ ई० में उसने 
समरकन्‍्द जीतने का प्रथम बार प्रयत्न किया, किन्तु वह विफल हुआ । दूसरे वर्ष उससे 
पुनः प्रयत्न किया और इस बार उसे सफलता प्राप्त हुई बहु तैमूर के राजसिहासन 
प्र विराजमान हुआ और इस प्रकार उसके जीबन की एक सहान साध पूरी हुईं। 
किन्तु लगभग १०० विन बाद उसे समरकर्द त्यागता पड़ा । यहाँ वहु बीमार पड़ गया 


सावर १३ 


था और जब यह समाचार फरयाना पहुँचा तो बहाँ एक विद्रोह खड़ा हो कयाँ। स्वस्थ 
होने पर बाबर ने विद्रोह को शान्त करने के लिए फरगाता की ओर प्रस्थात किया। किन्तु 
वहाँ पहुँचने के पहले ही अन्दिजान विद्रोहियों के हाथ में जा चुका था। यहाँ से जब बाबर 
समरकन्द लौटा तो उसे माक्षुम हुआ कि अब यह हाहर भी उसके हाथ से मिकल गया। 

बाबर के पास अब _खोजनंद नामक एक छोठे-से पहाड़ी प्रदेश के अतिरिक्त 
कोई राज्य नहीं रहा । उसके आदमी एक-एक करके खिसकने लगे, यहाँ तक कि उसके 
पास केवल दो सौ अनुयायी ही रह गये। अब वह एक गृह-विहीन खानाबदोश बन 
गया ।+ उसने अपनी डायरी में लिखा है , “सुझ पर बडी विपत्ति का समय आ गया था 
ओर मैं बिना रोये रह नहीं सका ।” उसने समरकन्द को पुनः जीतने का प्रयत्व किया, 
किन्तु असफल 'रहा। अन्दिजान को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न भी व्यर्थ गया। दो 
वर्षों तक अनेक उलठ-फेरों के पश्चात १४६८ ई० में उसने फरगाना पुन. हस्तगत कर 
लिया । संकट के दिनों में उसने आशा और उत्साह का त्याग नहीं किया था। 
परमात्मा के प्रति उसकी अविचल निष्ठा बनी रही और अपने जाग्य के प्रति उसका 
विश्वास कभी नहीं डिगा। किन्तु १४५०० ई० में फरगाना उसके हाथ से निकल गया 
और उसे पुनः गृह-विहीन होकर पहाड़ियों के दुर्गम मार्गों में शरण लेते हुए घूमना 
पड़ा । १५००-०१ ई० में उसने समरकन्द की विजय के लिए उत्कट प्रयत्न किया । 
स्रमरकन्द इस समय उजबेग सरदार शैबानीखाँ के आधिपत्य में था। बाबर के शैबानीर्खा 
को पराजित कर दिया ओर समरकन्द पर पुनः अधिकार कर लिए पुन: अधिकार कर लिया। किल्तु इस बार 
भी वहु इसे अधिक समय तक अपने अधिकार में त रख सका क्योंकि शैबानीर्सा को 
अपनी हार काँटों की तरहू-चुभ रही थी और वह समरकन्द पर फिर से कब्जा करने 
पर तुला बैठा था | उसने १५०२ ई० में बाबर को सराय पुर्ल तामक स्थान पर हरा 
दिया और इस प्रकार आठ महीने में ही समरकन्द बाबर के हाथ से पुतः निकल गया। 
अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के व्याल से उसने शैबानीखाँ के साथ अपनी बहन का 
, बिवाहु कर दिया और तीसरी बार फिर बे-घरबार होकर घूमने-फिरने लगा। इसके 
बाद तीन वर्ष लुका-छिपी, अभाव और न कोई घर, परन्तु केवल मुटुठी भर अनुयायी 
ही उसके साथ थे । कभी-कभी तो अपनी रोटी भी उसे गाँव के लोगों से माँगकर 
खानी पड़ती थी । ठण्डे मौसम मे नंगे पैरों उसे दुर्गंस पहाड़ी मार्गों में होकर ग्रुजरना 
पड़ता था जिससे उसे तथा उसके अनुयायियों को' घोर कष्ट भोगने पड़ते थे । किन्तु 
जैसा उसने अपने आत्मचरित्र बाबरनामा' में लिखा है, उसने बड़ी-बड़ी विपत्तियों 
में भी उत्साहहीनता और निराशा को स्थान नहीं दिया। ऐसे समय में भी उसके 
क्रीडा-कौतुक नियमित रूप से चलते रहे । 
काल का बादशाह (१५०४-१४२६ ई०) 

१५०१ ई० में बाबर की पराजय के पश्चात उसके सबसे बड़े शत्रु शैबानीखाँ 
ने धीरे-धीरे समस्त द्वान्स-ऑक्सियाना को अपने अधिकार में कर लिया । उसने कुन्दुज 
के गवर्नर खुसरोशाह को हराया और उसकी सेना भंग कर दी । खुसरोशाह की सेना 





श् मुगलकालीन भारत 


के बहुत-से दस्ते बाबर से आ मिले और अब वह चार हजार आद्ियों का मुखिया 
हो गया । अब बीबर ने अपने आपकी काबुल की ओर बढ़ने और उसे अपने अधिकार, 
में करने के लिए काफी समथे पाया । काबुल पर इस समय मुकीम अरगों का अधिकार 
था जिसने बाबर के चाचा उलुग बेग , मिर्जा के बेटे अब्दुरंजाक को वहाँ से तिकाल 
बाहर किया था। काबुल विजय का सुयोग १५०४ ई० में आया । बाबर ने लिखा है 
“दूसरी रबी (अक्टूबर १५०४ ई०) के अन्तिम १० दिन मे बिता किसी लड़ाई के, 
बिना किसी प्रयत्न के और सर्वेशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकम्पा से मैंने काबुल 
और गजनी तथा इनके अन्तगंत अन्य जिलों पर अधिकार कर लिया ।” अगले वर्षों 
में उसने अपनी सेना बढ़ायी और इस नये राज्य में अपनी स्थिति हृढ करने का प्रयत्न 
करता रहा । १५०७ ई० में उसने अपने पूर्व॑जों द्वारा प्रयुक्त 'मिर्जा' की उपाधि त्याग 
कर बादशाह अर्थात सम्राट की उपाधि धारण की । इसी बर्ष उसने कन्धार जीत 
लिया; किन्तु वह कुछ ही हफ्तों में फिर उसके हाथों से निकल गया। सार्च १५०८ ई० 
में उसकी तीसरी पत्नी माहिम के गर्भ से उसके सबसे बड़े पुत्र हमायूँ को जन्म हुआ। 
समरकत्द पर अधिकार ओर तोसरी बार उसका हाथ से लिकल जाता (१५११ ६०) 
यद्यपि अफगानिस्तान के नये राज्य में बाबर की शक्ति स्थापित हो घुकी थी 
किन्तु समरकन्द को पुतः प्राप्त करने की साध अभी तक उसके मत में बनी हुई थी । 
अपने प्रबल शत्रु शैबरानीखा को, जिसने तैमूर राजघराने को ट्रान्स-ऑक्सियाना से निकाल 
बाहर किया था, पराजित करने के/लिए बहू बहुत उत्सुक था। १५०७ ई० में वह 
अपने चचेरे भाइयों से हिरात में, जो/सुल्तान हुसैन मिर्जा बैकरा की राजधानी थी 
इस उद्देश्य से मिलने गया कि शैबानीखाँ को पराजित करने में इन लोगों की सहायता 
प्राप्त हो जाय । किन्तु उसे वहाँ से निराश होकर ज़ौटना पडा । १५१० ई० के अन्तिम 
दिनों में उसे शैबानीखाँ फा ईरान के आह इस्माइल सफवी से मर्य की लडाई में हारने 
तथा मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ । इस समाचार से बाबर के हुदय में अपने 
पूर्वजों के प्रदेश को हस्तगत करने की ,खत्कट लालसा पुन; जाग गयी और इसी उद्देश्य 
से वह कुन्दुज की ओर चल पड़ा १ शाह इस्माइल से उसने सन्धि की और उसकी 
सहायता से समरकन्द पर विजय प्राप्त की और १५११ ई० में बुखारा भौर खुरासान 
अधिकार में कर लिये | उजबैग लोग यहाँ से तुकिस्तान की ओर चले गये । अब बावर 
के राज्य में पक कि हपय न परम जे, हिसार, समरकन्‍्द, बुखारा, फरमाना प््फ्तन लऔर गजनी 
कया । किन्तु यह ऐ़्वर्य अभी स्थायी नहीं बन सका | ईरान के शाह 
के ते उजवेग सरदार ट्रान्स-ऑमि्सियाना को पुनः प्राप्त करने के लिए 
लौट आये । मई १५१२ ई० में इनके नेता उबेदुल्लाखाँ के साथ कुलना-मलिक नामर 
स्थान पर बाबर की मुठभेड़ हुई और वह हार गया | उसे समरकन्द से हुमा पहश्ा 
और अन्त में समूचा ट्वान्स-ऑक्सियाना ही उसे त्यागता पड़ा । १५१३ ई० में 
काबुल लौट आया। समरकन्द से' पराजित होकर हटने का म्रख्य कारण ईरान के 
शाह की प्रेरणास्वरूप उसका शिया मत अपनाना था । ट्वान्स-ऑक्सियाना के निवासी 





छा 


साबर १५ 


अधिकतर सुन्नी थे और उन्हें यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी। ईरान के! शौह के साथ 
किये गये समझौते के अनुसार उसे अपने नये राज्य में शिया मत छा प्रचार करना 
आवश्यक था। १५१२ ई० में समरकन्द से हटने पर पूर्वजों के राज्य की प्राप्ति के 
प्रयत्न भी समाप्त हो गये। समरकन्‍्द को उससे ,तीन बार हस्तगत किया और यह 
तीनों बार उसके हाथ से निकंल गया, अतः उसने इस पर राज्य करने का विचार 
त्याग दिया । मध्य एशिया में अब बदरुशा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश था जो उसके 
अधिकार में था | इसे बाबर ने खान मिर्जा की देखरेख में छोड़ दिया | काबुल नरेश 
बाबर अब अपनी झगड़ालू अफगान प्रजा का दमन करने तथा उनसे राजस्व प्राप्त 
करने के लिए अपने वाधिक अभियान पर निकल पड़ा | 
हिस्वुल्तान सें पदार्पण की तैयारी | 

कभी-कभी आत्मरक्षा हेतु, किन्तु अधिकतर विजय प्राप्त करने की भीषण 
युद्ध-योजनाओं के कार्यक्रम में संलग्त होकर ग्यारह बर्ष की अल्प आयु से ही बाबर 
को युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा। उसे अपने विरोधियों से भनेक बार भोर्चा लेन! 
पड़ा । ये विरोधी उसी की तरह तुक, मंगोल, उजबेग, ईरानी और अफगान थे | इनसे 
युद्ध करने में उसने उनके अनूठे युद्धकौशल और सैनिक चालों को चतुराई के साथ 
अपनाया । उजबेगों से उसने 'तुलुगमा' का प्रयोग सीखा । हुलुगमा सेना का वह भाग 


था, जो सा है दाने और न भाग ने निनारे पद खंड खहता था और चाबद _ के दाहिने और बाय भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चबकर 
कार्टकेर शत्रु परे जाहफ या से व्वसात्मक हमला करता था। भंगोल और अफगानों से उसने 
एक और तो सेना को छिपाकर रखने की चाल और दूसरी ओर प्रलोभन द्वारा शत्रु 
की पूर्वन्योजनामुसार सेना-सामग्री से सम्पन्न भीषण व्यूह की ओर अग्रसर कर उस पर 
विभिन्न दिशाओं से आकस्मिक आक्रमण करने के नीतियाँ सीखी । ईरानियों से उसने 
बन्दूकों का प्रयोग सीखा । अपने सजातीय तुकों से उसने गतिशील अश्वारोहिणी का 
सफल संचालन सीखा । हंस प्रकार अनेक जातियों से सम्पर्क एवं सहयोग होने के 
परिंणामस्वकृप बाबर ते अपनी युद्ध-कला को क्षति विकसित रूप प्रदान किया, 
जो वास्तव में अनेक युद्ध-प्रणालियों का वैज्ञानिक समन्‍्वय था और साथ ही मध्य 
एशिया के निवासियों के लिए एक नयी चीज थी। यह 'युद्ध-अ्रणाली .सुनियन्त्रित, दक्ष 
और गतिशील अश्वारोहिणी सेना, वैज्ञानिक तोपचियों की सेना, वमत्कारपूर्ण बालों 
का प्रयोग जैसे तुलुगमा तथा सेना के अग्रभाग की रक्षा के लिए जजीर से बंधी 3४६ 
गाड़ियों की कतार से सम्पन्न एक सफल समन्वय का स्वरूप प्रस्तुत करती थी । 
इसके अतिरिक्त बाबर के दुर्दिनों ने उप्ते आरम्भ से ही सहिष्णुता, धीरता, 
संयम, साहस और मृत्यु से निडरता के महांन गुणों का अभ्यास करा दिया था। इन 
विशेषताओं ने उसे मनुष्य जाति का ऐसा अनुभवी नेता बना दिया जो किसी भी विष 
परिस्थिति में आशा और विश्वास का त्याग नही करता है। १५१४ और १५१६ ई७ 
के बीच उसे उस्तादअली नामक एक तुर्क तोपची की सेवाएँ उनब्ध हुई जिसको उसने .. 
अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया । इस व्यक्ति मे बाबर को तोपसाने के निर्माण औौर 


१६ मुगलंकालोन भारत 


बन्दुकचियों की सेना खड़ी करने में सहयोग दिया । विस्फोटक एस्वरास्थों का प्रयोग 
ईरानियो ने कौस्नेंटिनोपल के तु्कों से सीखा था और बाबर ने एस कला को ईरानियों 
से ग्रहण किया। कुछ वर्षों बाद उसे मुस्तफा तामक एक अश् तु्तो तोव-विशेषज्ञ की 
सेवाएँ प्राप्त ही गयी । इन दोनो तोपलियों की देखरेख में बाबर ने अपनी सेना के 
प्रयोग के लिए अनेक तोपें हलवायी और बन्दृर्क तैयार करा ली, और इस प्रकार वह 
एक शक्तिशाली तोपखाने का स्वासी बन गया । भारत से सफलता प्राप्त करने का 
यही एक मुख्य कारण हुआ । 
प्रारम्भिक अभियान--पानीपत के प्रथम युद्ध की परिस्थितियाँ : प्रथम आक्रमण | 
१५०३ ई० में अपने घुमक्कड़ जीवनकाल में जब वह दिखकाट नामक ग्राम. 
के मुखिया का अतिधि था तो मुखिया की १११ वर्षीय माता से उसने तैमूर के भारत 
आक्रमण की कथा सुनी । यह वृत्तान्त सुनकर उसकी कल्पना प्रण्ज्वलित हो उठी और 
अपने पूर्वज के भारत आन्रमण को किसी दिन दुहराने कं ससते संवप कर लिया। 
लेकित दक्षिण में अपने, भाग्योदय की खोज के लिए उसने तभी लिश्वंय किया जब 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में उसकी आकांक्षा-लता अन्तिम रूप से भुग्कझ्षा गयी | जब बहू 
काबुल का राजा था उसने भारत-धरूमि पर घार अभियात्त किये। मे अभियान शत्रु 
की स्थिति और शक्ति को समझने के उद्देध्य से ही किये गये थे । १५१६ ई० के प्रारम्भ 
में उसने भारत में प्रथम अभियान किया । यह युसुफजई जाति के विरुद्ध किया गया 
था, जो बड़ी झ्गड़ालु थी और केवल सलवार के बल पर राजस्व देने को विवश की जा 
सकती थी । उन्हें उचित दण्ड देने के पश्चात बाबर बाजौर की ओर बढ़ा और उस 
पर भयंकर आक्रमण किया । इस विकेट संघ में उसके नये तोपखाने की सहायता 
जड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई । बाबर ने यहाँ कत्लेआग की भी आज्ञा दे दी ताकि आसपास 
की भवादी में एकदम भय छा जाय । बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया । 
यहाँ से वह झेलम के सटवर्ती भेरा नामक स्थान”की ओर बढ़ा और उसे भी 
अपने अधिकार में कर लिया | यहाँ की जनता ने भी बिना किसी प्रतिरोध के पराजय 
स्वीकार कर ली । खुशाब पर भी अधिकार हो गया । बाबर से अपने सैनिकों को भाजा 
दी कि यहाँ के तिवासियों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचायी जाभ। उसने पंजाब 
को अपना ही प्रदेश समझा क्योंकि १३६८ ६० में तैमूर ने इसे अधिकृत किया भा । 
बाबर ने लिखा है, “क्योंकि हिन्दुस्तान पर अधिकार करने की भावता मेरे हुंदय में 
सदा से थी और ये कुछ देश किसी समय तुकों के आधिपत्य में रह घुके थे, मैंने इन्हें 
अपना ही माना और अपने अधिकार में करने का ही संकल्प किया, यह घाहे शान्ति 
से होया शक्ति के प्रयोग से ।” इन्हीं कारणों से पहाड़ी लोगों के साथ सद्व्यवहार 
करता अनिवार्य था और उससे आज्ञा दी कि “एस पशु-पक्षियों को भी हामि त 
पहुँचाओ; इनकी किसी वस्तु को तष्ट मत करो ।” फिर उसने जपना राजदूत यु 
गाँ? प्रस्तुत करने के लिए दिल्‍ली भेजा कि “शो प्रदेशआचीन समय में धु्कों द्वारा 
अधिकृत थे, वे अब मुझे सौंप दिये जाये ।” किन्तु पीलतर्था लोदी ने उसके राजहुत 


बाबर १७ 


को लाहौर में बन्दी बना लिया ओर बाबर को अपने सन्देश का उत्तर प्राप्त न हुआ । 
भेरा को हिन्दूबेग के उत्तरदायित्व में छोडकर वह काबुल चला गया। *्वह अभियान 
स्थायी महत्त्व का सिद्ध न हो पाया, वयोकि बाबर के थापस जाते ही जनता ने तुरन्त 
ही हिन्दूबेग के पैर उखाड़ दिये । 
दूसरा आक्रमण 

सितम्बर १५१६ ई० में बाबर भारत की ओर पुन. उन्मुख हुआ । वह खैबर 
दर्रा से आगे बढ़ा, जिससे कि वह यूसुफजई अफगानों को अपने अधीन कर सके । फिर 
उसने पेशावर को किलेबन्दी और रसद-संग्रह से सम्पन्न बनाते हुए हमारे देश के विरुद्ध 
आगामी सेनिक का्यंवाहियों कौ केन्द्र बनाने का प्रयत्त किया । किन्तु इस लक्ष्य की 
पूर्ति किये बिना ही उसे काबुल लोटना पड़ा, क्योंकि बदरूशां से उपद्रवों की सूचताएँ 
आयी थी । 
तोसरा आक्रमण 

१५२० ई० में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिह तीसरा अभियान 
किया तथा बाजौर तथा भेरा नगर को पुनः अधिकृत कर लिया, जहाँ से १५१६ ई० 
में उसके प्रतिनिधियों को उखाड़ दिया गया था। वहू सियालकोट की ओर बढ़ा और 
उस नगर ते भी बिना प्रतिरोध के बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 
सेयदपुर की जनता ने स्वेष्छा से अधीन होना पसन्द नहीं किया, अतएव उन्हें बलपूर्वक 
पराधीन बताया गया | 

हसी बीच बाबर को कन्धार से उपद्रव होसे की सूचनाएँ मिलीं, जहाँ उसंकी 
अमुपस्थिति में शाहबेग अरगो संघर्ष तथा अशान्ति फेला रहा था। बाबर कन्धार की 
की ओर चल पड़ा, जिससे कि उस तगर को अपने अधिकार में लाकर वहू उसको और 
से निश्चिन्त हों जाय । आगामी दो वर्षों तक वहू शाहवेग के विरुद्ध कार्यवाही करने 
में ब्यस्त रहा और १५२२ ई० में कम्धार के सुबेदार मौलासा अब्दुल बकी के छलपूर्ण 
सहयोग से उस्त दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की । शाहबेग अरगों, जिसने कन्धार 
को त्याग दिया था, पिन्ध का शासक बल बैठा । 
चौभा अभियात 

अब बाबर घर की कठिनाइयों से मुक्त हो गया और भारत पर भात्रमण करने 
के कार्य क्रम में उसने अपने को पीछे की ओर से सुरक्षित अनुभव किया, क्योंकि कस्धार 
का अभेश दुर्ग अब उसके अधिकार में था। इसी समय उसे पंजाब के गरवंनर दौलतर्खा 
लोवी का तिमाश्रण प्राप्त हुआ । दिल्‍ली के सुल्तान इब्राहीन लोंदी और दौलत में 
ततातती हो गयी थी। अतः पंजाअ का स्वतस्त्र शासक बने की भाशा। मे उसने वाबर 
को अपना सजाट मानते का वायदा किया था | १५२४ देंअिकाए है वह मिमारण 
स्त्रीकार कर” जिया और एक शक्तिशाली सेता लेकर शांहौर फेशौर चल दिया 
जगभग. इसी समय शक्राहीम लोदी ते दौलत लोदी को दबाने के लिए एक सेता भेज 
जिखमें उसने भाशातीत सफलता प्राप्त की | दौलतल्ाँ लोढ़ी पराजित हुआ और उरे' 


श्प मुगलकालीन भारत 


निर्वासित होना पडा । जब बाबर लाहोर के निकट पहुँच गया, तो दिल्‍ली की सेना ने 
आक्रमणकारी को मार्ग अवरुद्ध करने का यत्न किया । इस पर बाबर ने आक्रमण करके 
सेनाओं को छिप्न-भिन्न कर दिया । इसके बाद उसने लाहोर अधिकृत किया और बहुत-से 
कस्बों को लूटा और जला दिया ।-तदुपरान्त वह दीपालपुर की ओर बढ़ा और उसका 
ध्वंस करते हुए तथा दुर्ग रक्षकों को तलवार के घाट उतारते हुए दीपालपुर पर अधिकार 
कर लिया। इस. प्रकार पंजाब का बहुत-सा भाग बाबर के अधिकार में चला गया। 
दीपालपुर में दोलत्खाँ ने उसका साथ दिया । वह अपने अज्ञातवास से यह आशा लेकर 
व!-ए आ गया था कि सम्पूर्ण पंजाब प्रान्त उसे पुनः प्राप्त हो जायगा । किन्तु बाबर 
ने पंजाब को अपने अधिकार में ही रखा और दौलतखाँ को जालन्धर तथा सुल्तानपुर 
के ८ जिले सौंप दिये । दौलतखाँ को इससे निराशा हुई और उसने सैन्य-विभाजन के 
लिए बाबर को छलपूर्वक सलाह दी । उसके महत्वाकांक्षी पुत्र॒ दिलावरखाँ ने अपने 
पिता की स्वार्थपूर्ण विद्रोह्मत्मक योजना का रहस्योद्धाटन बाबर के सामने कर दिया। 
परिणामस्वरूप बाबर"ने सुल्तानपुर दिलावरखाँ को प्रदान कर दिया और जालन्धर 
दोलतर्खा के हाथों में बना रहने दिया | आलम्खाँ इम्राहीम लोदी का एक चाचा था 
जो दिल्‍ली राजसिहासन का उम्मीदवार था । वह अपने भतीजे सुल्तान इब्राहीस के 
विरुद्ध आयोजित युद्ध में बाबर की सहायता पाना चाहता था। इन व्यवस्थाओं से 
निश्चिन्त होकर बाबर दीपालपुर, लाहौर और सुल्तानपुर मे अपने दुर्गरक्षक छोड़कर 
काबुल चला गया। उसने अनुभव किया कि जिस हिन्दुस्तान पर उसका मन मुग्ध हो 
गया है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अधिक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। 
जैसे ही बाबर ने पीठ फै? * ,७्ा ते सपने पुत्र दिलावरखाँ पर आक्रमण 
कर दिया भौर सुल्तानपुर हड़प लि4। । बाद में दीपालपुर की भोर अग्रसर हुआ 
और आलम को मार भगाया | उसने पूरे पंजाब को पुनः अधिकृत करते का भी 
प्रथत्त किया, लेकित सियालकोट में बाबर के दुर्ग रक्षकों ने उसे हरा दिया । इब्नाहीम 
लोदी इस समय तक निष्क्रिय नहीं बैठा था । उसने विद्रोही ने दमन और भआाक्रमण- 
कारियों को पंजाब से मार भगाने के लिए एक सेना भेजी । दौलतला ने इस सेना 
को बिला किसी कठिनाई के हरा दिया और उसे छिन्न-भिन्न कर दिया । 
लोदी-राज्याधिकार के उम्मीदवार वौलतल्लाँ से पराजित होकर आलम 
काथल भाग गया और वहाँ उसने बाबर से सम्धि की । बाबर ने दिव्ली के राज- 
सिहासन के लिए आसमर्ज़ा का अधिकार स्वीकार कर लिया और शर्ते यह रख दी कि 
आलमर्ा सम्पूर्ण पंजाब को बाबर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन छोड़ देगा । यहू शर्तें 
नामा मुगल सनज्नाद के लाभ की ही वस्तु थी “वयोंकि उसके अनुसार जो कुछ भी उसने 
बलपूर्वक जीता था, उस पर उसका वैधानिक अधिकार रहेग। ।” इस निश्चय के पश्चात 
बाबर ने आलमज्ां को लाहौर के लिए रवाना कर दिया और साथ ही अपने दुर्गरक्षकों 
को उसकी सहायता करने के लिए भ्रादेश भी भेज दिया । आर स्वयं बुरुत नहीं चल 
सकता था, क्योंकि बलक्ष में उजबेग-विद्रोह उठ कड़ा हुआ था और धुरक्षा के लिए 


बाबर १६ 


उसका दमन करना अनिवाये था। लाहौर आने पर आलमखों को फुसैलौकर दौलतखाँ 
ने बाबर से की हुई सन्धि भंग करा दी और अपने लिए पंजाब का आत्मसमर्पण चाहा । 
इसके पश्चात वे इन्नाहीम लोदी से निबटने के लिए दिल्‍ली की ओर बढ़ चले । सुल्तान 
इब्नाहीम इन्हें करारी हार देने मे सफल हुआ,। जब इन घटनाओ की सूचना बाबर को 
प्राप्त हुई, तो उसने अन्तिम रूप से भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया | 
पानीपत का प्रथम युद्ध (२१ अप्रैल, १५२६ ई०) है 

उजबेगो की धमकी से छूटकारा पाकर बाबर नवम्बर १५२४ ई० में हमारे 
देश की ओर बढ़ा | बदरुशां से अपनी सेना लेकर मार्ग मे हुमायूं भी उससे आ मिला। 
सियालकोट में उसने आलंमर्खाँ से सन्धि-विच्छेद और दिल्‍ली आक्रमण में असफलता का 
समाचार सुना । दोलतखाँ और गाजीखाँ भय से काँप उठे और मिलवात के दुर्ग मे 
छिपकर बैठ गये । बाबर ने तुरन्त उस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया और 
दौलतखाँ को आत्मसम्पंण के लिए बाध्य किया । उसने दोलतखाँ को अपने सम्मुख 
उपस्थित किये जाने की आशा दी । बाबर ने हुक्म दिया कि “जिन दो तलवारों को 
कमर में बाँधकर दौलतखाँ मुझसे लड़ने के लिए तैयार हुआ था उन तलवारों को गर्दन 
में लटकाये हुए वह मेरे सामने उपस्थित हो !” जेसे ही दोलतखाँ ने बाबर के सम्मुख 
झुकने में विलम्ब किया, बाबर ने आज्ञा दी कि उसकी टाँगे खींच ली जायें जिससे वह्‌ 
झुक जाय और अपने विद्रोही व्यवहार के लिए लज्जित हो | इसके पश्चात उसे भेरा 
नगर में बन्दी बनाकर भेज दिया गया, किन्तु वहाँ जाते हुए मार्ग में दौलतखाँ की 
मृत्यु हो गयी । लगभग इसी समय आलम्खाँ बड़ी दयनीय दशा में बाबर की शरण में 
आया । बाबर ने एक बार फिर पंजाब को सुगमता से अधिकृत कर लिया । 

अब दूसरा कदम इब्नाहीम लोदी से संघर्ष करने का रह गया था । पंजाब की 
विजय की अ्पेक्षा' यहू कार्य अधिक कठिन था, अतः बाबर ने इसके निमित्त हर प्रकार 
की आवश्यक तैयारिया"आरम्भ कर दीं और लोदी उम्मीदवार आलमखाँ के प्रति पूरा 
ध्यात' दिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति निश्चय ही बडे राजनीतिक महत्त्व की थी । 
जैसे ही बहु दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ, उसे दिल्‍ली राजदरबार के अनेक सरदारों 
की भोर से सेना-सहायता के आश्वासन मिले । सम्भवतः इसी समय चित्तौड़ के 
राणा सांगा ने इब्नाहीम पर सम्मिलित आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा । जब आक्रमण- 
कारी की इच्छा स्पष्ट प्रतीत हो गयी, तो इब्नाहीम ने एक विशाल सेना एकन्न की और 
बहू पंजाब की ओर उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा । साथ ही दो प्रमुख दस्ते उसने 
हिसार की ओर भेज दिये । इनमें से एक को हुमायूँ ने मार भगाया। इसी प्रक्तार दूसरे 
दस्ते को मुगलों ने मार-पीटकर धकेल दिया.। कुछ दूर और बढ़ने के पश्चात 
बाबर पानीपत पहुँच गया और वहाँ उसने अपता शिविर डाल दिया । बाबर ने अपने 
आत्मबरित्र 'बाबरनामा” में गर्य के साथ लिखा है कि उसने इश्राहीस लोदी को केवल 
१२ हजार सैनिकों की सहायता से पराजित किया | उसके प्रशंसक रशब्रुक विलियम्स 
ते एक कदम और आगे बढ़कर लिखते' हुए कहा है कि पानीपत के युद्धक्षेत्र पर उसकी 


२० शृगलकालीन भारत 
रे 


सेना में आठ सह सैनिकों से अधिक नहीं हो सकते, शायद उससे कम ही रहे हों। 
किन्तु दौलतखाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी सेना में भारी अभिवृद्धि हो घली। 
थी क्योंकि भारत के सहृद्नों धनलोलुप योद्धा उसका साथ देने को पूर्वक्त तैयार थे और 
अनेक प्रतिष्ठित सामन्‍्तों ने पहले से ही उसके साथ सम्मान-लक्ष्य नियत कर लिया था, 
तो ऐसी स्थिति में उसकी पानीपत की सैन्य-शक्ति २५,००० से कम किसी भी दशा में 
न रही होगी । बाबर ने सात सो गतिशील गाड़ियों (अराबा) की पंक्तियों को गीली 
खाल के रसस्‍्सों से आपस में बाँधकर अपनी सेना की रक्षार्थ फौज के आगे खड़ा कर 
दिया था। गाड़ियों के बीच उसने काफी रास्ता छोड़ रखा था, जिसमें होकर उसके . 
सैनिक आक्रमण कर सके । उसने तोपों के प्रत्येक जोड़े के मध्य छह-सात गतिशील 
बचाव-स्थान (दूरा) खड़े कर रखे थे, जिससे तोपचियों को शरण प्राप्त हो सके । इस 
रक्षात्मक श्रेणी के पीछे ही तोपलाना व्यवस्थित था। उस्तादअली दाहिनी ओर था 
और गम्रुस्तफा बायीं ओर । तोपखाने के पीछे उसके अग्रगामी रक्षकों (80एथ0९ 
ठगी का जमाब था, जिसकी कमान खुसरू कोकुल्ताश और मुहम्मदअली जंग के 
हाथों में थी | इसके पीछे सेना का केन्द्र-स्थल (गुल) था जहाँ बाबर स्वयं संचालक के 
रूप में उपस्थित था । यह केन्द्र दाहिना केन्द्र और बायाँ केन्द्र के नाम से दो खण्डों में 
विभाजित था | बाबर की सेना का दाहिना अंग कठे हुए पेड़ों तथा मिट॒टी की दीवार 
और सख्ाइयों से सुरक्षित किया गया था । सेना के दाहिनी अंग की कुछ दूरी पर तुलुगमा 
नियुक्त किया गया था और सेना के बायें भंग के बायीं तरफ कुछ दूर दूसरे तुलुगमा 
को स्थान दिया गया था। इस पंक्ति की वाहिनी ओर ठीक सिरे पर किलेबल्दी करने 
बाला दाहिना दल (दाहिला तलगमा) अवस्थित था। इनके पीछे अब्दुल अजीज की 
अध्यक्षता में अनुभवी धुड़सव) .. ,, ऋाक्षण' सेता थी | दाहिना सिरा हुमायूँ और उ्वाजा 
किलाँ के कमान में था और बायाँ पिरा मुहम्मद सुध्तान मिर्जा और मेंहदी ए्वाजा के 
कमान में । ह 5 

बाबर के कथनासुसार इम्राहीम लोदी की सेसा में एक लाख सैनिक और एक 
हुआर हाभी थे । किससु यह आत ध्यास रखते योग्य है कि उस काल में प्रत्येक योद्धा 
के साथ कई एक शिविर-रक्षक और सौकर-श्ाकर चला करते थे। ऐसी दा में 
इब्नाहीम की युद्ध-शक्ति चालीस हजार आवमियों से अधिक ने रही होगी । इस सेना 
' में ऐसे भी दस्ते थे जितका संगठन समय की आवश्यकता के विभञार से शीक्रता में कर 
लिया गया था। ये दस्ते प्रशलित चार छ्षण्डों में विभाजित किये गये धे---अग्रगामी 


रक्षक-दल, केजीय दल, दाग और डा दल ! दल । “देन वन पा की: 
दोनों ओर की सनाएँ आमनै-सामने आकर लड़ी हो गयीं, किततु आठ दिस तके 


ते भी आक्रमण का श्रीगणेश सहीं किया । २० अप्रैल फी राज़ि में बाबर ते अपने ४-५ 
हजार सेतिकों को आक्रमण करने के लिए अफगात शिविर की ओर भेजा, किगतु उसे 
सफलता नहीं मिली और इस धव्ता ते इश्माहीम को प्रात:काल ही पुशलटन बढ़ाने के 
लिए प्रेरित किया | २६ अप्रैल को दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गमा । इजाहीम ते 


बाबर ११ 


अपनी सेता को क्षिप्र गति से आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी, किन्तु "उसे बाबर की दुर्ग 
समान रक्षात्मक पंक्तियों के निकट अकस्मात ठहर जाता पड़ा । “इससे अफगानों की 
सेना में हलचल मच गयी। इस अवसर को अपने हित में देखकर बाबर ने किलेबन्दी 
वाली तुलुगमा सेनाओं को दुरन्त घूमकर पीछे से आक्रमण करने की आशा दी । उधर 
इआहीम ने अपनी फौजों को बाबर की सेनाओं के आयें खण्ड पर आक्रमण की आश्ा 
दी, जिससे वह घिराव मे आ गयी । बाबर ने तुरन्त अपने केन्द्र से कोतल (7०88४०) 
सेना भेजी, जो अफगान सेना के दाहिने खण्ड को खदेड़ने मे सफल रही। इस समय 
तंक दोनों सेनाओं के सभी दस्ते युद्ध में भाग लेते लगे थे और युद्ध इस प्रकार सामान्य 
स्थिति में आ पहुँचा और बाबर ने अपने तोपचियों को आग बरसाने की आज्ञा दी । 
इस प्रकार लोदी सेता घेर ली गयी और उसका उफान नष्ट कर दिया गया। उसके 
सामने तोपखाने के गोलों की वर्षा हो रही थी और पीछे तथा दायें-बायें तीरों की 
बौछार । शस्त्रास्‍्त्नों की विशेषता ओर युद्ध-योजना की कुशलता से सम्पन्न न होते हुए 
भी इम्राहीम के कमान में हिन्दुस्तान की सेना जी-तोड़कर बुद्ध करती रही । प्रातःकाल 
से दोपहर तक थुद्ध चलता रहा और बाबर की उत्कृष्ट युद्ध-व्यवस्था तथा सैन्य-संचालन 
शक्ति ने शत्रु पर विजय पायी। इृगब्राहीम लोदी अन्त समव तक बहादुरी से लड़ता 
हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । उसके १५ हजार आदमी युद्ध में धराशायी हुए । इन 
हताहतों मे ग्वालिवर नरेश विक्रमाजीत भी थे, जो सच्छे राजपूत की भाँति इब्राहीम 
की ओर से लड़ते रहे, यद्यपि इब्राहीम उनका शत्रु रह चुका था | बाबर ने लिखा है, 
“जब आक्रमण प्रारम्भ हुआ तो सुर्वनारायण ऊँचे चढ़ गये थे । युद्ध दोपहर तक ठना 
_ रहा, मेरे सैनिक विजयी हुए और शत्रु को चकनाघूर कर दिया गया । सर्वशक्तिमान 
परमात्मा की अपार अनुकम्पा से यहू कठिन कार्य मेरे लिये सुगम बन गया और वह 
विशाल सेता आधे दिन में ही मिट्टी में मिल गयी ।” 
परिणाम के 
पानीपत का युद्ध निर्णायक प्िद्धु हुआ । लोदियों की सैन्य-शक्ति पूर्णतः छिल्न- 
भिन्न हो गयी और उनका राजा युद्धक्षेत्र में मारा गया । कम से कम गणना के अनुसार 
उनके २९ अहद्ष सेनिक हृताहुत हुए । हिन्दुस्तान की सर्वोच्च सस्ता कुछ काल के लिए 
अफगान जाति के हाथों में से निकलकर मुगन्ों के हाथों में खली गयी, जिन्होंने 
१६५ वर्ष के मध्यान्तर से दो शताब्दियों तक उसे हृथिया कर रखा । हिन्दुस्तान मे तुर्क- 
अफगानी शासक-वर्ग पतित हो चुका था और इस कारण उसकी सत्ता खतरे में थी । 
पानीपत में बाबर की विजय के फलस्वरूप तुर्क-अफगाव शासक-बर्ग में नया रक्त और 
उत्साह संचारित हुआ । इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुईं और उसके द्वारा 
देश को श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं सफल शासक आ्रप्त हुए जिनके अधिकार में देश को एक 
यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारम्भ करने का अवसर मिला जहाँ तक 
बाबर का इस युद्ध से सम्बन्ध है, यह कहां जा सकता है कि उस्तरी भारत को विजय 
करने के निमित उसकी विजय योजनाओं की दूसरी मंजिल पानीपत के युद्ध क॑ ्लाथ 


श१२ ७मुगलकालीन भारत 


तय हो गयी । धाबर आगरा तथा दिल्‍ली का स्वामी हो गया, किन्तु अभी एक-दो ही 
नहीं सैकडों बिके विरोधियों और शक्तिशाली शत्रुओं से मोर्चा लेना बाकी था, तब 
कहीं हिन्दुस्तान का सम्राट होते की बात सोची जा सकती थी। लेकिन जैसा 
इतिहासकार रशब्रुक विलियम्स ते लिघा है, यह ठीक है कि बाबर के इधर-उधर 
भटकने के दिन बीत गये थे और उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहा- 
सन को सुरक्षित रखने के लिए चिन्तित होने की जरूरत नहीं रही थी, उसे तो अब 
राज्य-विस्तार के लिए युद्ध-योजनाओं में शक्ति लगानी थी। पानीपत की विजय ने 
बाबर के दावे को वैधानिकता का जामा पहना दिया। अतः उसकी भविष्य की 
योजनाएँ तथा प्रयत्न उसी के दावे को कार्ये रूप में परिणत' करने के प्रयास-मात्र थे । 
सफलता के कारण 

बाबर की सफलता और उसके प्रतिद्वन्दी इम्राहीम की हार के अनेक कारण 
थे । प्रथम तो इश्राहीम की हिलमिल नीति और अफगान सरदारों के प्रति उसकी सन्देह 
हृष्टि मे उसकी शक्ति की हतना निर्वेल बना दिया था कि वहू बाबर से कम भयानक 
शत्रु के विरुद्ध मी शायद ही सफलता प्राप्त कर पाता । अफगान सरदारों और जनता 
के सहयोग से वंचित रहकर वह्‌ अकेला ही लड़ा । दूसरे, उसकी सेना में अनुभवहीन, 
उजड़ु सैनिक थे, जिनको जल्दी में भरती किया गया भा। सेना में राष्ट्रीय अथवा 
घामिक उत्साह की भावना नहीं थी। उसका संगठन फिरकों के आधार पर हुआ था 
और सैनिकगण स्वयं अपने अफप्र बने हुए थे, सर्वाधिकारी का नियन्त्रण उन्हें मान्य 
नहीं था। इसमें सम्देह नहीं कि सेनिक बहादुर थे, किन्तु सैनिक-शिक्षा-सम्पक्ष युद्ध 
कुशल सैनिकों की विशेषताएँ उनमें नहीं थीं। बाबर ने अपने आत्मघरित्र में ठीक ही 
लिखा है कि हिन्दुस्तान के सेनिक मरना जानते हैं, लड़ता नहीं । उधर बाबर की 
सेना भी यद्यपि लोदी सेना की भाँति विभिन्न तत्त्वों से भरी थी किन्तु बाबर ने उसे 
सुव्यवस्थित रूप से संगठित कर रखा था। वह सुशिक्षित और अनुशासित सैना थी और 
धनधान्य से पूर्ण भारत को विजय करने के लिए अपने नेता की आकांक्षा और उत्साह 
में योग देती थी। तीसरे, यद्यपि पद्गहुवीं शवाब्दी के मध्य से तोपलाना ओर बन्दुक 
की बारूद हिन्दुस्तान के लिए अपरिचित वस्तुएँ नहीं थीं, किन्तु इम्राहीम के अधिकार 
में तोपलाने का एक भी दल नहीं था और उसके सेनिक हनके प्रयोग से बिलकुल 
अनभिज्ञ थे। उधर बाबर तोपखाने के एक शक्तिशाली दल का स्वाभी था, जिसमें 
बड़ी-बड़ी तोपें गौर छोटी बन्दुर्क सम्मिलित थीं और जिसका सारा उत्तरदायित्त्व दो 
तोपचियों--मुस्तफा और उस्तादअली के ऊपर था। यदि हिन्दुस्तान में बाबर की अभूत- 
प्‌ सफलता के कारणो में से किसी प्रमुख कारण पर जोर देने की जरूरत है, तो इस 
दिशा में निश्चित रूप से उसके तोपखानों को ही प्रमुख श्रेय देता पड़ेगा । सौथे, बाबर 
उस उत्कृष्ट युद्ध कला का आचाये था, जो मध्य एशिया की अनेक युद्ध-कलाओं के 
वैशञानिक सस्मिश्रण का सुपरिणाम थी। लेकिन इज्राह्दीम उत दिनों देश में प्रचलित 
एक पुरानी और दकियानूसी युद्धअणाली के साथ पड़ा । अन्त में यह कहा जा सकता 





बाबर . २३ 


है कि जहाँ बाबर अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ सैन्य-संचालकों में से था, वहाँ “न्नाहीम एक 
अनुभवहीन बहादुर युवक था। अपने महान प्रत्तिदरन्द्दी से समता करने 2 उसमे क्षमता 
नहीं थी । बाबर ने इब्नाहीम के बारे में लिखा है, “बह अनुभवहीन युवक अपनी 
गतिविधियों में लापरवाह था । बिना किसी नियम-कायदे के वह आगे बढ़ आता था, 
बिना किसी ढग के रुक जाता अथवा लौट पड़ता था और कभी-कभी अद्रदर्शिता के 
साथ बिना विचारे भिड़ पड़ता था ।” सुयोग्य और अनुभवशील व्यक्तियों को अपनी 
फौज में आकर्षित करते के लिए उसने अपने खजाने खोलने की चिन्ता नहीं की । यदि 
राणा सागा के अन्तर्गत राजपूतों की सहायता प्राप्त करने मे वह सफल रहा होता और 
अपने समान शत्रु के विरद्ध' सयुक्त प्रयत्न किया होता तो सम्भवतः बाबर को देश से 
बाहर खदेड़ दिया गया होता । 

पानीपत के बाद 


अपनी विजय के तुरन्त बाद ही बाबर ने हुमायूं और ख्वाजा किलाँ की कमान 
में अपनी सेता का एक अंश आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा । उसी समय 
उसने दूसरा दल दिल्‍ली पर अधिकार करने तथा वहां के खजानों की सुरक्षा के लिए 
भेज दिया । फिर वहू स्वयं दिल्ली की ओर अग्नमसर हुआ और राजधानी में प्रवेश 
करने से पूर्व मुसलमान वीरों और सन्‍्सतों के मकबरों को देखने गया । वहाँ से वह 
आगरा गया और १० मई को इबक्राहीस के राजमहल में निवास ग्रहण किया । हुमायूँ 
ने अपने पिता का स्वागत किया और अन्य छजानों के साथ अपने पिता को प्रसिद्ध 
कोहिनुर हीरा भेंट किया, जिसका मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा समक्षा 
जाता था। किन्तु बाबर ने अपनी स्वाभाविक उदारता के अनुसार वह हीरा हुमायूँ 
को बापस कर दिया । साथ ही उसकी सेवाओं के उपहार में ७० लाख दाम भी प्रदान 
किये । उसने इब्नाहीसम लोदी की माता को आगरा के बाहर एक मकान में रहने की 
आज्ञा दे दी और उसके खंचे के लिए एक परगने की मालगुजारी उसके नाम कर दी । 
उसके अफसरों को छोटी-छोटी जागीरें दे दी गयी । बाबर ने अपने आदमियो को बड़ी 
उदा रतापूर्वक पुरस्कृत किया । उसने प्रत्येक प्रमुख बेग को ६ लाख से १० लाख दाम 
प्रदान किया । प्रत्येक सैनिक और शिविर-रक्षक से लेकर निक्कृष्ट व्यक्ति तक को छुट 
का भाग प्राप्त हुआ | फरगाना, खुरासान, काशगर और ईरान में अपने भिन्र-मिला- 
पियों को बाबर ने सोने और चाँदी के उपहार तथा अन्य मृल्यवान वस्तुएँ भेजी, जिनमे 
दास भी सम्मिलित थे । मक्का, मदीना, समरकन्द ओर हिरात जैसे तीर्थस्थानों को 
अमृुल्य भेंटें भेजी गयी । काबुल के प्रत्येक निवासी--स्त्री-पुरुष, बाल-बच्चे--को एक- 
एक चाँदी का सिक्का प्रदान किया गया । बाबर ने दिल्‍ली, आगरा और ग्वालियर की 
युगों से एकन्र अपार धनराशि को हस्तगत कर ऐसी उदारता से वितरित किया और 
अपने लिये इतना कम छोड़ा कि मजाक में उसे 'कलन्दर” कहा जाने लगा | 
देश पर अधिकार । 

इस देश में बाबर का वास्तविक कार्य पानीपत के युद्ध के पश्चात आरम्भ हुआ। 


२४५ मसुगलकालोीन भारत 


इब्राहीम लोरी की मृत्यु के पश्चात जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उससे लाभ उठाकर 
बहुत-से अफगान सरदारों ने अपनी स्वतन्त्र राजसत्ता स्थापित कर ली और अपने केन्द्र- 
स्थानों को सुराक्षत बना लिया। कासिम सम्भली सम्भल का शासक बन घैठा । 
निजाम्खा बयाना का शाह बना, हसनखाँ मेवात का, मुहम्मद जैतून धौलपुर का, 
तातारखाँ खालियर का, हुसेनर्खाँ लोहानी रापरी का, कुतुबखाँ इटावा का और 
आलमखाँ कालपी का शासक बन गया । नासिरखाँ लोहानी, मारूक फरमूली और कुछ 
अन्य अमीरों ते कन्नौज और गगा पार में निकटवर्ती अन्य राज्यों पर अधिकार कर 
लिया । दरिया लोहानी का पुत्र बिहारखाँ सुल्तान सुहम्समद के नाम से बिहार का 
शासक बन बेठा और गुलाम मरंगूब महाबत का | जब बाबर आगरा की ओर बढा तो 
गाँवों की जनता भय से भाग खड़ी हुई और बाबर अपने आदमियों के लिए भोजन- 
सामग्री तथा पशुओं के लिए चारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका । लोगों ने 
पड़यन्त रचने आरम्भ कर दिये और सड़कें अरक्षित हो गयीं। इस समय ग्रीष्मकाल 
भी समीप आ पहुँचा था। बाबर के आव्भियों ने उससे अशुरोध किया कि उन्हें काबुल 
वापस जाने को छुट्टी मिलनी चाहिए । इन कठिनाइयों के सामते उसने अपने चरिज-जल 
का प्रदशंत किया । निराश होने के बजाय उसने स्थिति का साहुस और हढ़ता के साथ 
सामना किया और अपने आदशभ्ियों को डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया तथा साहुस 
के अभाव में शानदार अवसर को हाथ से न निकल जाने देने के लिए ब्ेतावनी दी । 
उसने अपने आदरमियों के सामने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से भाषण दिया। बाबर 
लिखता है, “मैंने उन्हें बताया कि साम्राज्य और बिजय युद्ध-सामग्री और युद्ध-साधनों 
के बिना टिक नहीं सकते । शाहूशाही भर नवाबी बिना प्रजा और अधीन प्रास्तों के 
कोई महत्व नहीं रखती । कई वर्षों के परिश्रम के बाद भारी कठिनाइयों से गुजरकर, 
अनेक कठित यात्ञाओं को तथ करते हुए, अनेक सेन्य-दल खड़े करते हुए, भयानक खतरे 
की परिस्थितियों से उल्लझकर परमात्मा की कपा से मैंने अपने भयंकर शत्रु को परास्त 
कर दिया है और अनेक प्रास्तों तथ्य राज्यों पर विजय प्रॉप्त कर ली है जो इस समय 
हमारे हाथ में हैं भौर अब कौनसी शक्ति और किस कठिनाई से बाध्य होकर बिना 
स्पष्ट कारण के हम अपनी विजयश्ी को त्यागकर भाग चलें“? प्रत्येक व्यक्ति जो 
अपने को मेरा मित्र समझता है, अब से कभी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव न रखें । यदि 
तुम लोगों में कोई भी ऐसा है जो यहाँ ठहर ही न सके या अपने लौटने का इरावा ते 
बदल सके तो उसे चला जाने दो ।” 
बाबर की यह अप्रील काम कर गयी। सभी अधिकारियों और सैनिकों ने 
बाबर का साथ देने के लिए ठहुरने का निश्चय कर लिया। केवल दो-एक आदसी 
सहमत नहीं हुए और वे काबुल चले गये । 
- जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि बाबर ने इसी देश में रहने और राज्य करने 
का निशक्रय कर लिया है, तो अनेक अकतान तथा अन्य सरदार जो अपनी सीमाओं 
की २क्ष। के लिए तुले बेंठे थे, बाबर की पर थे गे जा गये । कल (जला बड़। के शेख 


बाबर १ २४ 


घूरन, शेख बायजीद, फीरोज्खाँ लोहानी और कुछ अग्थ प्रमुख सरढुसरों ते आक्रमण- 
करारी के सम्मुख समर्पण कर दिया । वे अपनी सेना सहित बाबर से मिल गये और 
उन्हें उनके राज्य-क्षेत्रों मे राज्य करते रहने की मजूरी प्राप्त हो गयी । जो लोग अभी 
अलग थे, उनके विरुद्ध बाबर ते तुरन्त कार्यवाही की और उन्तको बलपूर्वक अपने 
अधीन कर लिया। उसने अविजित नगरो, दुर्गों और जिलों को अपने प्रमुख पदाधि- 
कारियों मे वितरित करने की बुद्धिमत्तापूर्ण झोजना का अनुगसन किया और उनको 
उन्की सेना के साथ उन स्थानों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भेज दिया। यह 
नीति एकदम सफल हुईं। हुमायूं ते सम्भल पर विजय पा ली । मुहम्मदअली जग ने 
रापरी को जीत लिया, मेंहदी ख्वाजा ने इटावा जीता, सुल्तान मुहम्मद ने कन्नौज पर 
अधिकार कर लिया और जुन्नेंद बरलास ने धौलपुर पर झ्ृण्डा गाढ़ दिया । ग्वालियर 
को तो हुमायूँ ने पहले ही जीत लिया था। अब केवल दो भयानक विरोधियों से 
सामना करना शेष था। ये थे अवध और बिहार के अफगान सरदार और राजस्थान का 
राणा सांगा। बाबर के साथियों की सामान्य धारणा यह थी कि झ्रफगान लॉग अधिकभया- 
नक हैं और उनसे तुरन्त ही निबटठ लेना चाहिए। राजा सागा अधिक दूरी पर है और 
आगरा पर चढ़कर आने के लिए सम्भवतः उसकी शक्ति कम हो | अतएवं हुमायूँ को 
नासिरखा लोहानी और मारूफ फरमूली से लड़ने भेजा गया। इन लोगों ने कन्नौज 
पर अधिकार करके दिल्ली के निकट अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं । हुमावूँ 
कानपुर के निकट जाजमऊ से २० मील की दूरी पर पहुँचा | दोनों अफगान सरदार 
बिता लड़े पीठ दिखाकर भाग गये । इस प्रकार कन्नौज मुगलों के हाथो मे आ गया । 
खातुबा का युद्ध 

जब बाबर काबुल में था, तो कहा जाता है कि राणा सांगा का उससे यह 
समझौता हुआ कि वहू इम्राहीम पर आगरा की ओर से आक्रमण करे और बाबर उत्तर 
की ओर से । जब आक्रमणकारी ने दिल्‍ली और आगरा को अधिकृत कर लिया, तो 
उसने राणा पर अविश्वास का अभियोग लगाया । उधर सागा ने बाबर पर अभियोग 
लगाया कि उसमे लसार गे स्नआ उसकी सगि की। धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया जबकि सम- 
झौते की शर्तों के अनुसार ये स्थान उसको (साँगा को) ही मिलने चाहि४ थे । किन्तु इन 
दोनों में फूट पडने का वही मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता | राणा सांगा ने सोचा 
था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर तथा अन्य आक्रमणकारियों की भाँति देश का माल 
लुटकर वापस चला जायगा, किन्तु यह केवल उसका भ्रम था। जब उसने देखा कि' 
इस मुगल शासक ने देश में ठहरकर राज्य करना निश्चित कर लिया है तो इस खत्तरे 
से वह सचेत हो गया । हमारे मध्यकालीन इतिहास में उत्तरी भरत को अफगानो के 
हाथ से मुक्त करने के निश्चित उद्देश्य को लेकर राजस्थान के अधिक से अधिक 
राजाओं को संगठित करने में प्रथम बार राणा सांया को ही सफलता प्राप्त हुई थी । 
किम्त यह देखकर वहू चकित रह गया कि बआबर के रूप में एक नये तर्क आक्रमणकारी 


२६ सगलफालीन भारत 


सांगा ख्याएिशुप्त योद्धा था और उसकी बहादुरी के कारनामों से सारा देश परिचित 
जा । उसकी योन्‍प्ता और शक्ति, आकाक्षा और देशभक्ति ने आक्रमणकारी को स्वदेश 
से निकाल बाहर करने के प्रयत्न करने के लिए विवश कर दिया, ताकि देश की गर्दन 
नयी विदेशी शासन-सत्ता के जुए में न. फेस जाय। एक शक्तिशाली सेना एकन्न कर, 
जिसमे कहा जाता है कि ७ राजपूत राजा और १०४ सरदार सम्मिलित थे, वह 
बयाना पर चढ़ बैठा और वहाँ के गवर्नर मेहुदी र्वाजा को हरा दिया ओर दुर्ग की 
विशाल चहारदीवारी में बन्द रहने के लिए विवश कर दिया । अब राणा के साथ 
बहुत-से शक्तिशाली सरदार हो लिये, जिनमें रायसीन का सिलहदी, हसनखाँ मेवाती 
ओर स्व० सुल्तान इब्राहीम का भाई मुहम्मद लोदी भी सम्मिलित था। राणा ने महमूद 
लोदी को दिल्‍ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया । प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार रशब्रुक 
विलियम्स ने राणा और हसन मेवाती की सन्धि को अपविन्न सन्धि बताया है। कारण 
कि वे दोनों भिन्न-मतावलम्बी थे और उनका एकमात्र उद्देश्य बाबर को देश से निका- 
लना था । उक्त विद्वात का यह कथन अ्रमपूर्ण है। विदेशों आक्रमणकारी के विरुद्ध 
संगठित होना तो एक स्वाभाविक-सी बात थी । राजनीतिक सन्धियाँ सर्वन्न स्वार्थ के 
आधार पर ही होती हैं। बाबर ने, जो कुछ काल पूर्व इब्राहीम लोदी को माँ द्वारा 
विष दिये जाने से बाल-बाल बचा था, सुल्तान मिर्जा को कुछ तेज अश्वारोहियों सहित 
बयाता की सहायता के लिए भेजा और स्वयं राजपुतों रे अन्तिम युद्ध की तैयारियों में 
लग गया। बयाता के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ करने में यहु सेना असमर्थ रही और भय- 
भीत होकर भाग खड़ी हुई। वापस लौटकर इन सेतिकों ने राजपूतों के अपार शौर्य, 
साहस और बीरता के किस्से बाबर लो सुनाये | इस समय तक बाबर सीकरी पहुँच 
घुका था और उसने १५०० सैनिकों का एक दल शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने 
के लिए भेज दिया | ये लोग बुरी तरह पराजित हुए, मार-काटकर वहाँ से खदेड़े गये 
ओर अपनी शान किरकिरी कराकर वहाँ से वापस आ गये । अब युद्ध अनिवार्य हो 
गया था। राणा पहले से ही खानुवा के निकट एक पहाड़ी तक बढ़ आया था जो वर्त- 
मान भरतपुर राज्य का एक ग्राम और आगरा के पश्चिम में ३७ मील द्री पर तथा 
सीकरी से १० मील की दूरी पर स्थित है । अब बाबर एक अत्यन्त विषम स्थिति में पड़ 
गया था। उसकी सेता धबरा गयी और राजपूतों के पराक्रम तथा उनकी बहादुरी से 
भयभीत होने लगी । काबुल के एक ज्योतिषी ने एस बार बाबर की पराजम की भविष्य- 
' वाणी की । इससे मुगल सेता और अधिक भयभीत हुई | अब बाबर के लिए यह आवश्यक 
हो गया था कि वह किसी तरह अपने साथियों का साहुस बढ़ाये और इसलिए नाटकीय 
ढंग से उसने मदिरा का परित्याग करते हुए अपने अधिकारियों तथा सैन्य-समूह के समक्ष 
बहुमूल्य मद्रि-पात्र धरती पर उंडेल दिये और उन्हें तोड़-फोड़ डाला । उसने मुसलमानों 

अल 
पर से तमगा नामक कर हूटा दिया । इतने पर भी उसके साथियों की हिम्मत इतनी ने 
बढ़ी जितनी बह चाहता था । इंस पर उसने अपने फोजी साथियों की एक सभा संयोजित 
की और उन्हें सम्बोधित करते हुए अपील की, “मेरे साथी सरदारो ! क्या तुम जानते 


बाबर ३७ 


हो कि हमारे और हमारी जन्मभूमि--हमारी सुपरिचित नगरी--के मध्य कुछ महीतों 
की यात्रा है ? यदि हमारा पक्ष पराजित होता है (परमात्मा उस बिक हु हमारी 
रक्षा करे) तो हमारी क्‍या दशा होगी ? कहाँ हमारी जन्मभूमि होगी ? कहाँ हमारा 
नगर होगा ? हमें अपरिचितों और विदेशियों से जूझना है। लेकिन हरेक आदमी याद 
रखे कि जो कोई भी इस संसार में आता है उसका विनाश अवश्य होता है । परमेश्वर 
ही अविनाशी और अविचल है। जिसने जीवन के सुख और ऐश्वर्य का भोग किया है 
उसे अन्त में मृत्यु को वरण करना पड़ेगा । कलंकित नाम के साथ जीवित रहने की 
अपेक्षा शान के साथ प्राण दे देता अधिक अच्छी बात है। अगर मैं शान के साथ 
मरता हुँ तो यह बड़ा अच्छा हैं। मुझे प्रतिष्ठा छोड़ जाने दो, क्योकि मेरा शरीर 
वास्तव में मौत से बचकर नही जा सकता | सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे निमित्त 
उस भाग्य की स्थापना की है और हमारे सम्मुख यह उत्कृष्ट भवितव्यता रख.दी है 
कि यदि हमारी हार होती है तो हम शहीदों की तरह मरेंगे और यदि हम विजयी 
होते है तो समझ लो हमने उस परमात्मा के पविन्न उद्देश्य पर विजय प्राप्त कर ली'। 
इसलिए उस सवंशक्तिमान के नाम पर हमे शपथ भ्रहदण करती चाहिए कि हम ऐसी 
शानदार मृत्यु से मुख नही मोड़ेंगे और जब तक हमारी आत्माएँ हमारे शरीर से 
पृथक नहीं हैं, हमारे शरीर संघर्ष के इत खतरों से कभी पृथक नही होगे ।” 

उसने वचन दिया कि विजय के पश्चात जो कोई अपने घर जाना चाहेगा, 
उसको जाने को अनुमति दे दी जायेगी । उसने राणा के विरुद्ध 'जिहाद' तो पहले ही 
घोषित कर दिया था। उसमे अपने साथियों को पुनः स्मरण कराया कि बह अपने 
धर्म की मान-प्रतिष्ठा के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। इसर” उत्तर तुरन्त उत्साह के 
साथ दिया गया | प्रत्येक ने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग की 
शपथ लेते हुए कहा कि वे अन्त तक लड़ेंगे और बाबर का साथ देंगे। इस प्रकार 
उसकी सेना में साहस का पुन: संचार हो गया । बाबर के लड़ाई मोल लेने वाले कुछ 
सैनिकों ने आगे बढ़कर राणा की सेता के कुछ इक्का-ढुकका लोगो पर जो अपनी 
सेना से दूर चले गये थे, आक्रमण कर दिया और उनके शीश उतार कर ले आये । 
इससे मुगलों की हिम्मत बढ़ने में और अधिक सहायता मिली । 

अब बाबर खातुवा पहुँच चुका था। राणा वहाँ पहले से ही था और अब 
दोनों ओर की सेचाएं एक-दूसरे के सम्मुख आ डटी । बाबर के अनुसार राजपूती सेना 
में दो लाख सैनिक थे, लेकिन असली योद्धा-शक्ति ८०,००० से अधिक न रही होगी । 
रशब्रुक विलियम्स ने बाबर की सेना के प्रबल योद्धाओं की संख्या ८-१० हजार कही 
है, जो निस्‍्सन्देहु बहुत ही कम अनुमानित है । हम 'बाबरनामा' के अनुप्तार अधिकृत 
रूप से कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध के पश्चात अफगानों की कई सहस्न सेना तथा 
अन्य सेनाएँ भी बाबर से आ मिली थीं और इस प्रकार मुगल फौज की संख्या में काफी 
वृद्धि हो गयी थी । यहु संख्या ४०,००० से कम नहीं रही होगी । रशब्रुक विलियम्स 
ने काल्पनिक आधार पर ही यह्‌ निष्कर्ष निकाला है कि “इस निर्णय की अवहेलता 


एथे...._ भुगलकालीन भारत 


करना" अुसम्भव प्रतीत होता है कि राजपूतों की पराक्रमी सेनिक-संज्या अपने शत्रु की 
सैनिक-संस्ये। से ७ अथवा ८ : १ के अनुपात से बढ़ी-चढ़ी थी । वास्तविक बात तो 
यह थी कि यह अनुपात २: ६ का था ।” 

बाबर ने अपनी सेना.की व्यूह-रचता पानोपत के ढंग पर ही की । सामने के 
मोर्चे पर बिना बेल की बेलगाड़ियाँ थी, जो आपस में लोहे की जंजीरों से बेधी हुईं 
थीं। पानीपत की तरह इस बार चमडे के रस्सों से उन्हें नहीं बाँधा गया था। उसने 
अपना स्थान मध्य में स्थित किया था। चिन्तैमुर और खुसरू कोकुल्ताश ने उसकी 
दाहिनी ओर अपने स्थान प्रहण किये थे | हुमायूँ ने दिलावरखाँ और कुछ अन्य 
हिन्दुस्तानी नवाबों को लेकर दाहिने पक्ष को संभाला था । मेहदी ख्वाजा' ने बायें पक्ष 
का काम अपने हाथों में लिया | दाहिने और बायें सिरों पर घेरा डालने वाले दल थे । 
गाड़ियों की कतार के पीछे तोपखाने को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था और 
इसकी कमान निजामुद्दीनअली खलीफा के हाथ मे थी | बचाव की दीवारों के बजाय 
बाबर ने लकडी की पहियेदार तिपाइयाँ निर्मित करायी थीं जिन्हें तोपो का आधार 
बताया गया था तथा उनसे तोप'बियों के बचाव-स्थल का काम लिया गया था । राणा 
की सेनाएँ चार प्रचलित खण्डों में विभाजित की गयी थीं --अग्रगा भी रक्षक, मध्य पक्ष, 
दाहिना पक्ष और बायाँ पक्ष । १६ मार्च, १५२७ ई० को प्रात: & बजे के लगभग 
युद्ध आरम्भ हुआ। मुगलों के दल को दाहिनी ओर से खदेड़ने के लिए राणा सांगा ने 
अपने बायें पक्ष को आक्रमण करने की आज़ा दी। इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
दाहिने तुलुगमा पर प्रहार का ऐसा आधात हुआ कि वह वितर-बितर होने लगा । किन्तु 
बाबर ने चिन्तेमूर को उसकी सहायता के हिए भेजा । उसने राजपूतों के बायें पक्ष पर 
आक्रमण किया और भुगल सैनिक उनकी टुकड़ियों में खलबली पैदा करते हुए भीतर 
घुस गये । इसी समय मुस्तफा को खुले मैदान में सिपाहियों को बढ़ाने तथा आग के 
गोले बरसाने का हुबम मिला । तोपखाने ने अपना कार्म ऐसे सन्‍्तोषजनक ढंग से किया 
कि मुगलों का साहुस सजीव ४४४ उठा । अब मुगलों के दाहिने पक्ष मे लड़ाई का वेंग 
सर्वत्र फेल गया और उसको निर्माण-कैद्ध से सहायता भेजनी पड़ी । 

राजपूतों की बहादुरी के होते हुए भी मुगलों के दाहिने पक्ष ने अन्त में राणा 
के बायें पक्ष को पीछे ख़देड़ दिया । इसी समय वामपश्षीय तुलुगमा को घुमकर राजपूत 
सेना के पिछले भाग पर आक्रमण करने का हुक्स मिला । इससे भी वीर राणा को 
शत्रु के बायें पक्ष पर भयानक दबाव कायम रखने से न रोका जा सका । आबर को 
अब आधात पर आधात सहते हुए बायें पक्ष की रक्षार्े अपने अश्वारोहियों की शुनी 
हुई टुकड़ी भेजनी पड़ी | इस समय तक युद्ध सामान्य दशा में आ चुका था । दोनों 
ओर के सभी सेन्य-खण्ह भयंकर युद्ध में संलग्न थे । मुगल तोपलाने द्वारा भयंकर 
भाग बरसाते पर भी वीर राजपूर्तों ने “अपने निरन्तर आक्रमणों से बाबर के 
साथियों के दम फुला दिये थे । विजयश्री एक तुला में लडकी हई प्रतीत होती थी, 
ओर याद किसी और इसका झुकाव दिखायी देता था, तो राजपूतों की ओर ही; 


बाबर र्ष 


किन्तु निराश हुए बिता बाबर ने एक जनरल की सुझबूझ के साथ अपने है अकीम 
अश्वारोहियों के दल को मध्य से लेकर शत्रु के दोनो दलो पर प्रह्मार करने के लिए 
छोड दिया । उस्तादअली को इसी अवसर पर जी-तोड़कर प्रयत्न करने की आज्ञा 
मिली । आक्रमण की यह चाल सफल सिद्ध हुई। राजपूतों के दाहिने ओर बाये पक्षों 
में बाबर की तोपों की अग्नि-वर्षा और उसी समय एक साथ ही छूटी हुई उसकी 
निजी अश्वारोहिणी सेना के प्रहार से खलबली मच गयी । भयंकर गोलाबारी का, 
जिससे उसके आदमियों का भारी विनाश हो रहा था, ध्यान न करते हुए राणा ने 
अपने निर्भीक सैनिको को बाबर के दाहिने और बाये पक्षों पर उलट दिया जो उन्हें 
घेरे में बन्द करने का प्रयत्न कर रहे थे । वास्तव मे अन्तिम प्रहार ऐसा भयकर 
था कि मुगल-पक्ष अपने घेरे डालने की स्थिति से हटकर अपने केन्द्रीय भाग की 
पंक्ति मे आ पहुँचे, वे लगभग उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ बाबर स्वयं खड़ा था। 
बायीं ओर जिधर सबसे अधिक दबाव पड़ रहा था राजपूत बढ़ते हुए चले आ रहे 
थे ।” किन्तु मृत्यु से भी भय न खाने वाले राजपूतो के लिए सुगलों' का तोपखाना 
भयंकर सिद्ध हुआ । वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके और उनका 
साहस टूटने लगा । इस परिस्थिति में बाबर ने अपने दोनों पक्षों को दूसत प्रह्मर 
करने का हुक्म दिया | राजपूत अब बिखर गये । बाबर, जो विजय की ओर से निराश 
हो चुका था, युद्ध में विजयी हुआ और इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ । 
पुद्ध के परिणास 

भारतवर्ष के इतिहास में खानुवा का युद्ध, जो २० घण्टे तक चला अत्यन्त 
स्मरणीय युद्धों में ते एक था | शायद की कोई दूसरा ऐसा घमासान युद्ध हुआ हो 
जिसका निर्णय अन्त समय तक तुला में लटका रहा। फिर भी सेनिक हृष्टिकोण से 
यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ । राणा के पक्ष की भारी हानि हुई । संग्रामर्सिह्‌ स्वयं 
घायल हुआ और उसके स्वामिभक्त अमुगामी उसे सुरक्षित स्थान पर ले गये, जहां 
बहु अपना भग्तहृदय लेकर जनवरी १५२८ ६० में सवा के लिए सो गया । हुसन 
मेबाती तथा अस्य प्रमुख सरवार बीरगति को ब्राप्त हुए | पराजित सेना को बुरी 
तरह मार-काट डाला गया, किन्तु महमूद लोदी साफ बचकर तिकल' गया। राजपूतों 
की, सैस्य-शक्ति कुचल तो गयी, किस्तु पूर्णतः नष्ट महीं हुई। कुछ वर्षों में ही वे पुनः 
उठ खड़े हुए और गुजरात के बहादुरशाह तथा विहली के शेरशाह को उनसे मुकाबला 
करना पड़ा । शेरशाहु (१५४०-४५ ई०) उनकी वीरता से इतता प्रभावित था कि 
उसे स्वीकार करता पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के पीछे उसने हिन्दुस्तातस के साज्नाज्य 
को संकटों में डाल दिया था। यह ध्यान देते की बात है कि राणा पर विजय प्राप्त 
कर लेते पर भी बाबर की राजस्थाम पर आक्रमण करने तथा अहादबुर राजपूतों को 
ताराज करने की हिम्मत नहीं हुई । अस्वेरी दुर्ग पर विजय प्राप्त करते के पश्चात 
राजपूतों से मोर्भा सेसे का “विज्ञार उससे छोड़ दिया | इस युद्ध के राजनीतिक 
परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे । विदेशी राज्य को मिदामे की राजपूतों की आकांक्षा 


३० मुगलकालीन भारत 


पूर्णतः सन्त हो गयी । इसके पश्चात राजस्थान के शासको ने उत्तरी भारत में 
हिन्दू राज्य पुन स्थापित करने का सम्मिलित प्रयत्न कभी नहीं किया। जहाँ तक 
बाबर का सम्बन्ध था, उसका देश-विदेश मारिे-मारे फिरने का जीवन अब समाप्त हो 
चुका था। अब भारत मे स्थाप्रित- उसे अपने नये राज्य और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा 
के लिए आगे नहीं लग्न था। अब उसे केवल दो कारणो से ही युद्ध करना था++- 
अपने राज्य की सीमा बढाने के लिए अथवा अपने राज्य के विरोधियों का दमन 
करने के लिए । रशन्नूक विलियम्स के अनुसार, “अभी तक हिन्दुस्तान पर अधिकार 
बाबर के शौर्य-इ्त्यों का केवल एक अध्याय ही था, किन्तु इसके बाद यह उसके शेष 
जीवन की सरगर्भियों का एक प्रमुख राग बन गया........».-और इस युद्ध के पश्चात 
उसके जीवन की नयी स्थिति मे एक महत्त्व की बात यह रही कि उसे युद्धों के 
कारण अपने जीवन और राजसिहासन को संकट में नहीं डालना पड़ा । बाबर द्वारा 
ग्रहण किये गये परमावश्यक तत्त्वों में यह भी एक महत्त्व की बात रही कि इस विजय 
के उपरान्त उसकी शक्ति का आक्ष ण-केन्द्र काबुल से हृटकर हिन्दुस्तान में हो गया ।” 
खानवा के बाद की सरगर्सियाँ--घाघरा का युद्ध 
इस महान विजय के पश्चात बाबर ने मेवात पर आक्रमण किया और ७ भ्रप्रेल, 
१४२६ ई० को उसकी राजधानी अलवर में प्रविष्ट हुआ । जिन सरदारों और अधीनस्थ 
राजाओं ने खानुवा के युद्ध 'से पूर्व उसके प्रति स्वामिभक्त रहने से इन्कार कर दिया 
था, उनको अपने अधीन करने के लिए बाबर ने विविध दिशाओं में अपने सैनिक-दल 
भेजने का कदम उठाया । चन्दवार और रापरी पर फिर अधिकार कर लिया गया। 
इटावा को भी पुनः अधिकृत कर लिया गया । भोपाल के तिकट तथा साला भर 
बुन्देलखण्ड की सीमा पर स्थित चन्देरी के विरृद्ध बाबर ने स्वयं अभियान किया। 
चन्देरी इस समय प्रसिद्ध राजपूत सरवार मेदिवीराय के अधिकार में था जिसने मालवा 
के राजाओं के निर्माता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना रखी थी। मुगलों ने उसका 
घेरा डाल विया । दुर्गरक्षकों ने अधिक समय तक सामना ने करने की स्थिति का 
अतुभव करके अपनी रसित्रियों को मोत के घाद उतार दिया और नंग्री तलवार लेकर 
 शन्रुओं पर हूद पड़े और उनमें से प्रत्येक अन्तिम दम तक शज्रु से लड़ता रहा । 
२९ जनवरी, १५५८ ई० को बाबर ने उस स्थान पर अधिकार कर लिया । अब 
उसने अपने को सुरक्षित समझा और अपने उन अधिकारियों को काबुल लौट जाने 
की छुट्टी वे दी जिनका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गया था । हुमायू" को बदस्शां 
का भार संभालने के लिए भेज दिया गया। 
अब बाबर विब्बन के विरुद्ध बढ़ चला, जिसने मुगलों को अवध से निकाल 
कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया था । गंगा पार करने के पश्चात उससे विब्बन 
को पराजित किया और उसे बंगाल तक खदेड़ विया । इसके कुछ काल पूर्व राणा सोगा 
की पराजय के पश्चात मुहम्मद लोदी, जो खामुवा से भाग छाड़ा हुआ था, बिहार में 
जाकर बस गया और उसने एक विशाल सेना एकन्र कर ली, जिसकी संक्ष्या अमुमानतः 


बाबर ३१ 


एक लाख थी । इस सैन्य-शक्ति का प्रमुख संचालक बनकर वह बता रख" की भोर बढा 
और उससे भी आगे बढता हुआ चुनार तक आ पहुँचा । उसने चुनार के दुर्ग पर घेरा 
डाल दिया, किन्तु ज्योही बाबर उसके विरुद्ध बढा, अफगाव लोग भयभीत हो उठे । 

उन्होने घेरा उठा लिया औौर पीछे हट गये ! बाबर ने उनका पीछा किया ओर बंगाल 
तक उन्हें खदेड दिया । 

अफगानो के विद्रोह को सदा के लिए समाप्त करने की उत्सुकता से बाबर ने 

उनसे युद्ध ठानने का निश्वय किया किन्तु बगाल के सम्राट नसरतशाह से उसकी 
सुलह थी जिसकी शरण मे अफगान सरदार महमूद लोदी के नेतृत्व मे पड़े हुए थे । 
उसने नसरतशाह से बाते चलायी, किन्तु परिणाम कुछ नहीं तिकला । अतएवं अपने 
अन्तिम चेतावनी-पत्र मे उसने एक मार्ग देने की माँग की और इसके लिए इनकार 
करने पर परिणामों का उत्तरदायित्व उसी पर ठहराया । उसने ६ मई, ११२६ ई० 
को घाघरा के तट पर अफगानों से युद्ध किया । इस घमासान सधषं में दोनो ओर से 
तोपखानों और नावो का प्रयोग किया गया। अफगान लोग पैराजित हुए। बाबर 
और नसरतशाह में एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके अनुसार दोनो दलो ने एक-दूसरे की 
सर्वोच्च सत्ता का आदर किया और नसरतशाह ने बाबर के शत्रुओ को शरण न देना 
भी स्वीकार कर लिया | बाबर का यह अन्तिम युद्ध था। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 
वह बिहार का सर्वोच्च अधिकारी हो गया । अफगान सरदार अपने सैतिक-दलों सहित 
उससे मिल गये । अब बाबर के अधिकार में इस देश का सिन्धु नदी से बिहार तक 
और हिमालय से ववालियर और चन्‍च्देरी तक का भाग था। मुगलो ने मुल्तान पर 
अधिकार जमा लिया था और इसलिए पश्चिमोत्तर कोण मे केवल सिन्ध ही बाबर के 
अधिकार से बाहर था । ँ 
अन्तिम दिन और मृत्यु 
सर्वोच्च सला के विषय में माधर की धारणा 

... बाबर के सम्मुख अब कोई प्रमुख फौजी समस्या नही रह गयी थी, क्योंकि 
उसरी भारत की विजय पूर्ण हो घुकी थी । कित्तु बाबर को एक राजकीय सिद्धान्त 
स्थापित करता था। अफगात राजसत्ता के सिद्धान्तानुसार राजा सरदारों का सरदार 
माना जाता था। यह सिद्धास्त उपयुक्त नहीं था । इसमे संकट उत्पन्न होते का डर था, 
जैसा लोदी-काल में देश को सहना पड़ा। इब्राहीम अपना अधिकार जमाने में 
असफल रहा था, क्योंकि उसकी सरकार प्रजा की रिआयत' पर स्थिर थी, देवी 
राजसत्ता के आधार पर नहीं । बाबर ने सुल्तान की उपाधि को त्यागकर बादशाह 
अथवा सम्राट की उपाधि धारण की, जिससे लोगों को शात हो जाय कि वह पूर्वे- 
कालीन सुल्तान-काल के शासकों की तरह नहीं है, बल्कि, उसकी सत्ता उनसे कहीं अधिक 
बढ़कर है। उसका विश्वास था कि राजा को ईपवर से ही शक्ति और सत्ता प्राप्त हुई 
है। संक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि बाबर राजसत्ता के देवी अधिकार का समर्थक 
था जो उस समय के लिए कषनुकूल धा। बाबर का पह विचार-विश्वास राजा और 


३२ मुगलकालोन भारत 


राजसत्ता सम्पेध््ली हिन्दू विचारधारा से मिलता-जुलता था। जिसके द्वारा राजा क्री 
मान्यता एक सामान्य मानव से कही अधिक ऊपर है । 

जब बाबर ने हिन्दुरतान में ही रहने का निश्चय कर लिया, तो पानीपत की 
विजय के बाद, फुरसत के समय में, लह आगरा में अपने रहने के लिए एक महल 
बनवाने में लग गया । दूसरे अन्य स्थानों में भी उसने इमारतें बनवानी शुरू कर दी; 
विशेष रूप से तो उसने गुसलखानों का निर्माण कराना और सुन्दर- सुन्दर बाग लगवाना 
आरम्भ कर दिया । वह कहा करता था कि हिन्दुस्तान के तीन अभिशापों >गर्मी, धूल 
और लु--से इन्ही के द्वारा रक्षा हो सकती है। इब्नाहीम लोदी के राज्यकाल के अन्तिम 
वर्षों मे जो अव्यवस्था फैल गयी थी, उसे दूर करने के लिए भी उसने समय दिया। 
उसकी यह नीति थी कि प्रास्तों मे शक्तिशाली फौजी गवनंर नियुक्त कर दिये जायें 
और वे अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति और सुव्यवस्था का प्रबन्ध करें। वह जनता को 
अधिक से अधिक सस्तुष्ट रखना चाहता था । १५२६ ई० के अन्तिम छह महीनों में: 
बहू इसी कार्य में व्यस्त रहा । 
बाबर की बोसारी ओर सृत्यु 

इसी बीच में, हुमायूँ जिसे खानुवा की लड़ाई के बाद बवरुशां का गवर्नर बना 
कर भेजा गया था, अपने पिता की आज्ञा बिता ही, वहाँ का काम छोड़कर आगरा आ 
गया । यहाँ से उसे उसकी जागीर सम्भल में जाने की आज्ञा हुई किन्तु वहाँ पहुँचकर 
वहु बीमार पड़ गया । फलतः उसे नाव में बिठाकर आगरा लाया गया। चिकित्सा के 
सभी सम्भव उपाय काम में लाये जाने पर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दीखता 
था। ब्राबर ते नामी फकीर अबूबका से सन्लाह ली तो उसने कहा कि हुमायूँ बस 
भगवान से ही दुआ को भीख माँगे और अपनी सर्वाधिक मृल्यवान वस्तु का दान करे । 
मायर ते बीच में ही कहा, “हुमायूँ के तिकट सबसे मूल्यवान वस्तु मैं ही हूँ''''भौर 
उसके लिए मैं अपना बलिदान करूँगा । है परम पिता, स्वीकार करो !” यह कहकर 
उसने हुमायूँ की चारपाई की तीस परिक्रमाएँ कीं और कहा कि मैंने उसकी बीमारी 
अपने ऊपर ले ली है । इतिहासकारों ने लिखा है कि इस घटता के थोड़ी वेर बाद ही 
भाबर बीमार पड़ गया और हुमायूँ की हालत सुधरने लगी । अपनी मृत्यु-शैय्या पर ही 
उससे हुमायूँ को अपना उत्तराधिकारी तामजब कर दिया और अपने अन्य पुत्रों तथा 
परिवार के अन्य ध्यक्तिमों को भी उसके संरक्षण में सौंप दिया। २६ दिसस्मर, 
१५३० ६० को उसकी मृत्यु हो गयी। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने कलकत्ता रिव्यू' 
(११३६ ६०) में प्रकाशित अपने एक विद्गतापूर्ण लेख में लिखा है कि बामर द्वारा 
अपने बेठे की बीमारी अपने ऊपर ले लेते और बदले में अपने प्राण ह्याग देने की 
कहानी पर वे विश्वास महीं करते। आपके विचार से हुमायू के ठीक हो जाते के 
लगभग छह माह बाद बाबर बीमार पढ़ा था। शर्मागी के लिष्कर्ष को यों तहीं टाला 
जा सकता | यह कठ्पता कर लेसा कि ने केवल प्रार्थता द्वारा ही एक ह्यक्ति का रोग 
दूसरे पर भा गया होगा, तर्कसंगत गहीं हैं और एक अध्यविश्वास-सा प्रतीत होता है । 


बाधर ३३ 


बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव आगरा के आरामबाग में रख छिथी गया था और 
वहाँ से काबुल ले जादर एक सुन्दर स्थान में, जिसे स्वय बाबर ने ही अपने लिये चुना 
था, उसे दफना दिया गया । 
बाबर द्वारा भारतवर्ष का वर्णन 

, किसी चीज को देखने-समझने की बाबर मे असाधारण शक्ति थी। उत्तर भारत 
की यात्राएँ करते समय वह यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएँ, वनस्पति, सामाजिक, आ्थिक 
और सांस्कृतिक स्थिति को भी ध्यान से देखता-भालता रहा था और इन सबका उसने 
अपने 'आत्मचरित्र' में वर्षेन किया है। भारतवर्ष को अच्छी तरह और निकट से 
देखने क्र यह उसके मन नहीं भाया । एक विजेता की हृष्टि मे ही उसमे देश-दर्शन 
किया था। उसके अनुभव उसी के शब्दों में अच्छी तरह व्यक्त हुए है। उसने लिखा 
है, “भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें बहुत कम आकर्षण है | यहाँ के लोग सुन्दर नहीं 
हैं। सामाजिक संसर्ग अर्थात एक-दूसरे के यहाँ आने-जाने का यहाँ चलन नहीं है, न 
सींगों में किसी प्रकार की प्रतिभा है और न शक्ति ही है, और न वे एक-दूसरे के साथ 
बरताव करने मे दक्ष ही हैं। यहाँ की दत्तकारी मे रूप-आक्षति और वियम-समानता 
का सौष्ठव नही है । यहाँ न तो अच्छे घोड़े, अच्छे कुत्ते, अच्छे अंगूर, अच्छे खरबुजे 
(एप;४ 7०08) ही हैं और न बढ़िया किस्म के फल ही मिलते हैं। बाजारों में 
बढ़िया रोटी-रसोई नहीं मिलती । गरम पानी के हम्माम नहीं हैं; उच्च विद्यालय नहीं 
हैं, बशियाँ और मशालें नहीं है । 

“ब्त्तियों और मशालों की जगह यहाँ के लोगों के यहाँ गन्‍्दे आदमियों के 
झण्ड रहते हैं, जिन्हें ये दीप-व्यक्ति (दीवती) कहते हैं। इन लोगों के बायें हाथ में 
लकड़ी की छोटी-सी तिपाई होती है जिसके एक कोने मे मोमबत्ती की तरह की कोई 
चीज लगी रहती है, जिखकी बत्ती इतनी बड़ी होती है जैसे कि भँगूठा । सीधे हाथ में 
ये लोग तेल की कुप्पी लिये रहते हैं जिसमें जब बत्ती की जरूरत होती है एक पतली 
नली के जरिये तेल चुआ दिया जाता है। बड़े आदमियों के यहाँ सौ से लेकर दो सो 
तक ऐसे 'दीप-व्यक्ति' रहते हैं। मोमबत्तियों और लैम्पों की जगह हिन्दुस्तान में यही 
प्रयोग में आते हैं । यदि यहाँ के शासकों को रात में कोई काम करने के लिए प्रकाश 
की जरूरत होती है, तो ये गन्दे 'दीप-व्यक्ति' इन्हीं दीपों को लेकर पास में आ खड़े 

हैं। 

“बड़ी-बडी तदियों और पहाड़ी झरनों के पाती को छोड़कर यहाँ पानी का 
अभाष है। यहाँ के निवासियों के निवास-स्थानों ओर बाग-बगीचों में पानी बहता 
दिखायी नहीं देता । यहाँ के निवास-स्थानों में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है। 
इनके बनाव-कटाव में सुन्दरता-समानता नही है और न वे हवादार ही हैं । 

“किसान तथा अन्य निम्न-लेणी के लोग नंगे घुमा-फिरा करते हैं। ये लोग 
इफ्जत ढकने के लिए एक चीथड़ा बाँध लेते हैं, यह दंडी से दो बालिश्त नीचे लटका 
रहुता है और एक छोर टाँगों के बीच में से निकालकर पीछे इसी कपड़े में धाँध दिया 


इ३ं४ड मुगलकालीन भारत 


जाता है। शा चीज को ये लोग लंगोटा कहते है। औरतें भी इसी तरह एक कपडे से 
अपना शरीर ठकती है। उनका आधा वस्त्र तो उनकी कमर के आसपास बाँधा जाता 
है और आधा सिर को ढक लेता है । 

“हिन्दुस्तान की सबसे मजेदार बात तो यद्ग है कि यह बहुत बड़ा मुल्क है और 
सोने-बाँदी की यहाँ अपार रांश है बरसात के दिनों में यहाँ हवा बडी सुहावनी 
चलती है । कभी-कभी ता यहाँ दिन भर मे दस, पद्रह अथवा बीस बार तक वर्षा हो 
जाती है। जरा-सी देर मे ही यकायक सूसलाधार वर्षा होने लगती है और थे वदियाँ 
जिनमें पहले जरा भी पानी नही होता, पाती से भरकर बहने लगती हैं। इधर मेह 
बरसता रहता है और उधर ठण्डी और मजेदार वरसाती हवा बहने लगती है; 
सुहावनी और स्वाध्यकारी होने मे इससे कोई बाजी नही ले सकता । बस बुरी बात 
यही है कि यहु बरसाती हवा सीली हुई और नम हो जाती है। उन देशों (द्रान्स- 
ऑविसयाना) की कमान पर यदि हिन्दुस्तान की वर्षा उत्तर जाय, तो चाहे उसे तोड़ 
ही डालिए, उसे चढ़ाया कठित हो जायगा। फेबल कमान ही नहीं, कवच, किताओें, 
कपडे-लत्ते, भाँड्े-बरततनां तक पर वर्षा का असर हो जाता है और इसी कारण यहाँ के 
मकान भी अधिक दिनों तक मजदुत नहीं रहते । बरसात में ही नहीं, जाड़ें और गर्भी 
में भी हुवाएंँ बड़ी मजेदार चलती हैं । इन्ही ऋतुओं में कभी-कभी धृल-मिट्टी लिये हुए 
उत्तरी-पश्चिमी हवा भी चलने लगती है। यह हवा प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में, 
जब वर्षा की शुरूआत होने वाली होती है, बड़े जोर से चलती है | यह इतनी तेज और 
इतनी घूल-मिट्टी लेकर बहती है कि एक-दुसरे को देखना कठिन हो जाता है। यहाँ के 
लोग इसे आसमान को काला करने व।ली हवा (आँधी) कहते हैं। मौसम गरम रहता 
है लेकिन असाह्य गर्मी नहीं पड़ती और न बलख और कन्धार के समान ही मौसम 
गरम रहता है और व वहाँ के आधे समय तक इतनी गर्मी ही । 

“हिन्दुस्तान में दूसरी अच्छी बात यहू है कि यहाँ हर प्रकार के असंस्य, 
अनेगिनती कास करने वाले हैं। प्रत्येक काम को करने वालों की एक पृथक जाति 
विशिष्ट है और यह जाति उसी काम को बाप से बेटे तक, पीढ़ी-दर-पीढ़ी करती है । 
मुल्ला शरीफ ने जफरनाभा' में तैमूर बेग द्वारा बनवायी जाने वाली पत्थर की 
मस्जिद के बारे में लिखा है कि इसके निर्माण में दो सौ पत्थर काटने वाले लगे थे । 
ये लोग अजरबेजान, फारस, हिन्दुस्तान आदि देशों से इकट्ठे किये गये थे | लेकिन 
आगरा की इमारतें बनवाते समय मेरे यहाँ तो रोजाना ६८० कारीगर काम करते ये 
और पत्थर काटने वाले तो खास आगरा के ही थे। आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, 
गालियर और कोल में बनने बाली मेरी इमारतों के लिए रोजाना १४६१ कारीगर 
पत्थर काटने का काम करते थे | इसी तरह यहाँ हर काम के असंब्य दस्तकार और 
कारीगर मौजूद हैं।” (आधरनाभा, पृष्ठ ५१८४-२०) 

, बाबर के वक्तव्य की बुछ बातें तो सरसरी तौर के सामान्य कथन ही कहे जा 
सकते हैं। इसमें सम्वेह नहीं कि यदि यहू थोड़े समय तक यहाँ और रहता, तो बह 


याध्वर ३३५ 


अपनी बहुत-सी धारणाओ को जरूर बदल लेता । उसने यहाँ जो कुछ देखभाना, एक 
ऐसे विजेता की हृप्टि से ही देखा-भाला जो विजित लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते 
हैं। गाँव-देहात के लोग उसके सामने से भाग गये थे और इसे देखकर उसने धारणा 
बना ली थी कि हिन्दुस्तान के लोगों में सामाजिक' मिलनसारी नहीं है। यदि उसने 
भध्यवर्ग अथवा उच्चवर्ग के पढे-लिखे सुसस्क्ृत व्यक्तियों से सम्पकं किया होता, तो उसे 
यह अवश्य माल्रुम हो जाता कि हमारे पूवेजों में बुद्धि, वैभव और प्रतिभा की कमी नहीं 
थी । इसलिए हमें बाबर की कुछ धारणाओ को यों ही सही नहीं माव लेना चाहिए । 
आत्मचेरित्र धाबरनामा , 

जिस पुस्तक में बाबर ने अपने अनुभव लिखे हैं, वह उसका आत्मचरित्र-- तुजके 
आबरी' है। यह बाबरनामा के ताम से भी प्रसिद्ध है। अपनी सुविधा के समय में 
बाबर ने स्वयं ही इस पुस्तक को अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था । फारसी में दो 
बार इसका अनुवाद हुआ। एक भनुवाद तो पायन्दाखाँ ने किया था और दूसरा 
अब्दुरहीम खानखाना ने । कई यूरोपीय भाषाओ--विशेषकर फ्रेंच. और अंग्रेजी--में 
भी इसका अनुवाद हो घुका है। अंग्रेजी मे किये गये तीन बडिया अनुवाद किंग, लीडन 
ओर ऐस्किन तथा ए० एस० बेवरिज के मिलते हैं। श्रीमती बेवरिज ने अपना अनुवाद 
मूल तुर्की भाषा से किया है, जबकि पहले दोनों अनुवादकों गे फारसी में किये गये अनुवाद 
से। इसलिए श्रीमती बेवरिज का अनुवाद सबसे अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक 
माना जाता है। 

बाबर की लेखन-शैली बड़ी स्पष्ट और सुन्दर है । अपने समय के अन्य लेखकों 
की भाँति वहू बात को घुमा-फिराकर नहीं कहता, बिक एकदम विषय पर आ जाता 
है; वह लम्बी-घौडी भूमिका बॉधने का प्रदत्त नहीं करता, बल्कि स्पष्ट रूप से यथार्थ, 
संक्षिप्त और सम्पूर्ण वर्णन कुर देता है। तुर्की भाषा में अपनी विशुद्ध शैली के लिए 
बह प्रसिद्ध है। उसकी रचना में सर्वेत्र स्पष्टता और सजीवता की छाप मिलती है और 
मे गुण स्वयं लेखक की निजी विशेषताएँ भी हैं। बाबर ने अपने गुण और दोष दोनों की 
चर्चा की है। सम्पूर्ण रचना ऐसी रोचक माछुम होती है जैसे कोई रोमान्स हो । पाठक 
ते इसे पढ़ना आरम्भ किया नही कि बस इसे समाप्त कर डालते की ही सोचने लगता 
है । किसी भी स्थल पर तो इसकी रोचकता कम नहीं होती । राजनीतिक और फौजी 
घटनाओं के वर्णन तथा उसके विशिष्ट पुरुषों के शब्द-चित्रों के अतिरिक्त उसने देश की 
भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषत्तुओं--यहाँ के जानवर, पक्षी, परिन्‍दे, फल-फूल और 
वृक्षों का वर्णन किया है। 'बाबरनामा' पढ़ने से पता चलता है कि प्राकृतिक सौन्दर्य 
के प्रति उसका कितना अगाध प्रेम और विकट आकर्षण था, तथा मानवीय गुण-गरिमा 
और दोष-दुर्बलता से उसका चरित्र निर्मित था। यह पुस्तक इस युग के इतिहास का 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। दुभग्यवश इस पुस्तक की कोई भी श्रति सम्पूर्ण अवस्था में प्राप्त 
नहीं है । इसमें १५०४०१४१६, १४२०-१५२४ और १५२६-१५३० तक की घटनाओं 
का बर्णन नहीं मिलता है । 


३६ मुगलकालसोन प्रारत 


चरित्र तप मुह्याफिन 

गह्ालाव तथा आएतिक गुग के प्राय: सभी इतिहासकारों ने एकमत होकर 
शाय प्रकट की है कि बाबर मध्यकाल में एशिया के अत्यन्त प्रतिभाशाली सम्नाटों में से 
एक था । उसके एक कुटुस्बी भिर्जी हैदर ने, जो 'तारीखे-रशीदी' के लेखक है उसके बारे 
हे शिस्व! है. कि उसके अन्दर बहुत-से गुण और अनेक विशेषताएँ थीं; वीरता और 
मानवता के रादुभुण उसमे संर्वापरि थे । वास्तव में उसके परिवार में उससे पहुले ऐसा 
कोई नही हुआ जिसने ऐसे गण हों, और न उनकी जाति में ही ऐसा कोई व्यक्ति हुआ 
था जिसने ऐसी जाश्य्जनफ बीरता, शौयं, साहस और पराक्रम का परिचय दिया 
हो। उत ह लड़की "पतदत बेगम ने उसके बारे में हुमायूनामा' में ऐसे ही विचार 
प्रकट किये हैं, और आधुनिक इतिहासकारों में प्रायः सभी मे तत्कालीन इतिहासकारों 
की ही राय का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए, बी० ए० स्मिथ ने लिखा है कि 
“उस युग के एशयाई३ शासकों में वह सर्वाधिक प्रतिभाशाली था, और किसी भी देश 
अथवा युग के राजाभ के रंप्च में प्से पच्च स्थान दिया जा सकता है"'''”।” उसके 
बारे में हैवेल की राय है ता हस्माम के इतिहास में सर्वेभ्रष्ठ व्यक्तियों में से बहु एक 
है ।” रशब्चक विलियम्स ते के व्यक्ति के रूप गे और एक राजा के रूप में उसकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है जौर ४६ हासकार डेतीसन रोस ने भी उस युग के सम्नाटों में उसका 
स्थान ऊँचा रखा है ! 

ध्यक्ि के रूप में--बावर का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही भादशशमय था । अपने 
बाल्यकाल में वहू अपने पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी और कर्लेव्यपरायण पुत्र था। 
यद्षपि बचपन में हो, जबकि वह ग्यारह वर्ष की अवस्था से कुछ ही बड़ा होगा, उसके 
पिता का स्वर्यवास हो गया था, लेकिन उनके प्रति उसके द्वदय में अपार प्रेम और 
श्रद्धा थी। वहु अपनी माँ, दादी और तामी को अत्यत्त प्रेम करता था और यह प्रेम 
उनके प्रति अगाध श्रद्धा का ही दूसरा रूप था। यद्यपि अनेक मुसलमान शासक और 
सरदारों की भाँति ही उसने भी बहु-विवाह किये थे, तथापि अपनी पत्नियों के प्रति 
वह पूर्णरूप से भनुरक्त था। मित्र भी वहु बहुत अच्छा था; अपने बचपन के साथियों 
को वहू केवल याद ही नहीं करता था, बल्कि उनकी सुत्यु पर बहुत रोता था। अपने 
कुटुम्बीजनों और अन्य रिश्तेदारों के प्रति भी उसका वही प्रेस-भाव था, और जिन लोगों 
को सहायता की जरूरत होती थी, उनकी यहू पूरी मदद करता था | मानवीय स्वभाव 
की मूल अच्छाइयों में उसका पूरा विश्वास था और उसका दूदय स्वयं इनसे भरा हुआ 
था। यद्यपि उन दोष-दुर्गुणों से, जो साधारणतया अभिजात्य वर्ग के लोगो में पाये जाते 
है, वह बिल्कुल मुक्त नहीं था, तथापि अपने व्यक्तिगत जीवन में उसने उच्चकोटि की 
नैतिकता को स्थान दिया था, जो उसकी जन्सभूमि और उसके युग विशेष में मुश्किल 
से दिखायी देती है। बहू शराब का शौकीन अवश्य था और कभी-कभी बहुत अधिक 
भी पी लेता था, लेकिन अपने बेटे हुमायूँ की तरह वह नशे का गुलाम कभी नहीं बना । 
स्त्रियों के प्रति उसके व्यवहार में एक प्रकार का संयम रहता था, जिस संयम से उस 


बाबर * ३७, 


काल में मध्य एशिया के लोग अपरिचित थे । जीवन के ऐश, आराम और पा सता 
का गुलाम वह नहीं था । स्वभाव से ही साहसिक कृत्यो के प्रति प्रेम रखने कारण 
उसके विल-दिमाग मे एक अजीब-सी बेचैती दिखायी देती थी और जीवन की आसामान्य 
और भयानक स्थितियों का सामना करने में वह बड़ा आनन्द लेता था । आरम्भ से ही 
कठिनाइयो के विद्यालय मे शिक्षा प्रहण करने के कारण अभावों से तो वह अभ्यस्त हो 
गया था ओर घधैय, साहस और सहनशीलता आदि विशेषताओं का उसने अपने चरित्र 
में पूर्णतया विकास किया था । शारीरिक शक्ति उसमें इसनी थी कि बगल मे दो 
आदमियों को दबाये किले की घह्ाारदीवारी की छत पर वह' मंजे से दौड़ लेता था । 
भारतवर्ष में उसके रास्ते में गंगा को छोड़कर जो भी नदियाँ पड़ी, उन सबको तैरकर 
ही उसने पार किया और एक बार तो उत्साह में आकर गंगा को भी वह तैरकर 
पार कर गया । 


विद्वान के रूप में -- संस्कृति और लोक-शिष्टाचार मे अद्वितीय होने के साथ 
ही बाबर एक महान पण्डित और ललित कलाओ का प्रेमी था । प्राकृतिक सौन्दर्य 
की विशेषताओं का वह अद्भुत पारखी था तथा व्यक्ति और जीवन के बहुरंगी रूपों के 
समझने में वह दक्ष था । वह तुर्की भाषा का एक उच्चकोटि का सुयोग्य लेखक था 
और उसकी लेखन-शैली विशुद्ध थी। उसकी सुप्रसिद्ध आत्मकथा बाबरनामा' ने उसे 
अमरत्व प्रदात कर दिया है; कवि भी वह उच्चकोटि का था । तुर्की भाषा में उसका 
दीवान (कविता-सग्रह) काव्य-कला का एक अनुपम उदाहरण है जिसकी प्रशंसा उसके 
समसामयिक काव्य-प्रेमियों से लेकर आज तक की जाती है| फारसी में भी उसने 
कविताएँ लिखी थीं और मुबइयान' नाम की एक विशेष पद्च-शेली का वह जन्मदाता 
माता जाता है । एक सुलेखक और ललित- कलाओं--विशेषकर कविता और संगीत--- 
का प्रेमी होने के साथ-साथ उसकी आलोचनात्मक अभिरुचि भी अत्यन्त विशिष्ट थी । 
आत्मचरित्र' लेखकों में उसका क्ष्यान एक राजा की भाँति ही ऊेबा माना जा सकता 
. है। 'बाबरनामा' में अपने कार्यकलापों का उसने ऐसा सजीब चित्रण किया है और 
भविष्य के लिए वहु मनोरंजक सामग्री छोड़ी है कि बस प्रशंसा करते ही बनती है । 
इन वृत्तान्तों में भ्रमण किये हुए देश-विदेशों का वर्णन है; वहाँ की भौगोलिक स्थिति, 
प्राकृतिक हश्य, जलवायु, दस्तकारी, उद्योग-धन्धे, लोगों के रहत-सहुत, जानवर, पक्षी- 
परिन्दे, फल-फूल और वृक्षादि का वर्णत है । वैसे तो बाबर में एक विद्वात की सभी 
विशेषताएँ विद्यमान थीं; फिर भी उसे सैनिक विद्वात कहना ठीक होगा । वह सेतिक 
पहले था, और विद्वान बाद में । उसकी विद्गता और संस्कृति ने अविश्वान्त सैविक कार्य- 
कलापों में कोई बाधा नहीं डाली और न इनके द्वारा उसके अन्दर उन अतिशय कोमल 
भावनाओं का ही उदय हुआ, जो प्रायः विद्वता के साथ सम्बन्धित रहतो हैं 

धामिक विचार--वैसे तो बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जैकित धामिक 
कट्टरता उसमें नहीं थी और अन्य कट्टरपन्‍्थी सुप्ची मतावलस्बियों की तरह उसने गैर- 
मुसलमान काफिरों को सताना अपना कर्तव्य नहीं बता लिया था। सुन्नी मत के प्रति 


श्प् पुभवकाली4 भारत 


उसकी शऋद्धा और विश्वास ने दूसरे मत-पंथ के लोगों के साथ मित्रता करने से उसे 
नहीं रोका ।फारस के शिया मतावलस्बी शासक शाह इस्माइल सफवी के साथ भी, 
जो अपने क्षेत्र मे सुत्रियों पर जोर-जुल्म करने के लिए बदवाम था, उसने एक समझौता 
किया था और समरकरद में शिया सत को प्रील्साहन देने के लिए भी बह राजी हो गया 
था । ईश्वर के प्रति उसका देतना अड्ू० विश्वास था कि उसे एक 'विशिष्ट घामिक 
व्यक्ति ठीक ही कहा गया है। बहू कहा करता था, “ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ 
भी नही हो राकता; उसकी शरण में ही रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए । उसका 
यह विश्वास था कि ईश्वर ही उसे आगे कदम बढ़ाने के लिए श्रेरित करता है । जब- 
जब उसे विजय प्र/त होती थी, वह भगवान को अनेकनेक धन्यवाद देता था और 
उसे उसकी | कम्पा का ही परिणाम मानता था । भारतवर्ष में अपने युग की परि- 
स्थितियों के कपर उठना उसके लिए कठिन था। हमारे देश के लोगों के साथ उसने 
धामिक उदारता और सहिष्णुता की नीति नहीं बरती ।* राणा सांगा के विरुद्ध उसने 
घ॒र्मयुद्ध (जिहाद) अ]रम्भ किया था और अपने आदमियों को यह कहकर उसके विरुद्ध 
लड़ने के लिए भड़काया था कि वह काफिर है और उसके खिलाफ युद्ध करता उनका 
घामिक वर्तध्य है। विजय-प्राप्ति के पश्चात उसने गाजी (काफिरों का नाशक) का 
खिताब प्राप्त किया था। भंवेरी के मेदिनीराय के विरुद्ध भी उसने ऐसा ही धर्मयुद्ध 
लड़ा था और एक धर्मास्ध सुन्नी के रूप में व्यवहार किया था। अयोध्या में उससे 
अपनी मस्जिद ऐसे स्थान पर निर्माण करायी थी जिसे श्री रामकन्द्र जी का जन्म-स्थान 
मान लाखो हिन्दू पूजते थे । खुंगी-कर हटाने में भी उसने हिन्दू-मसुसलमान के भेद-भाव 
को माना था। मुसलमान व्या,.... ७. चर्भ, ,जबुल हुठा दी गयी थी जबकि 
हिन्दूमों से यह पूर्व॑वत, ली |त्ती थी। लेकित यह सब होते हुए भी यह कहना उचित 
ही होगा कि यहाँ की जनता के प्रति बाबर का व्यवहार सल्तनत-युग के अन्य शासकों 
के व्यवहार की भाँति बुरा नहीं था । 

सेमिक और रण-कुशल सेसापति के रूप सें--बचपन से लेकर मृत्युपयं स बाधर 
को अपने जीवन की सुरक्षा, सिहासन छीनने और अन्य स्थानों पर विजय-प्राप्ति के 
निमित्त निरन्तर सड़ाहयाँ लड़मी पड़ी थीं । इस प्रकार अपने बाल्यकाल से ही मुख्य 
रूप से वहू एक सेनिक बत गया था। वहू “एक प्रशंसनीय घुड़सबार, कमाल का 
सिशानेबाज, बढ़िया, ततवारबाज और एक कुशल शिकारी था।” इसके अतिरिक्त 
उसके अश्वर अमित शारिरिक शक्ति और अपूर्व साहुस था; शौर्य-क्ृत्यों के लिए उसके 
मन में विकट उत्साह रहता था और मुत्यु को उससे सदैव उपेक्षा की हृष्टि से देखा । 
असाधारण धैर्य और सहनशीलता के सद्युण भी उसके अन्दर थे । वह उच्चकोटि का 





१ फारसी भाषा में भोपाल से मिला हुआ फरमात, जिसमें लिखा हुआ है कि बाबर 
ने अपने पुत्र हमायूँ को सहनशीलता का बरताब करने का क्षादेश दिया था, जाली 
फरमान है भौर किसी प्रकार भी प्रामाणिक महीं है । 


दायर | ३६ 


सेनापति और नेता था । दूसरो के ऊपर कमान करने की उसके अन्दर स्वत्नः-शक्ति और 
प्रतिभा होने के कारण वह अपने अनुयायियों और सैनिको से सरलता से अपने आदेशों 
का पालन करा लेता था। स्वभाव से ही सँनिको के साथ निकटता प्राप्त करने का भाव 
रखने और मानव-चरित्र का पारखी होने के कारुण उसके सैनिक और अन्य अधिकारी 
उसके स्वभाव और चरित्र से अच्छी तरह परिचित हो गये थे, और वह उनमें अत्यन्त 
लोकप्रिय बन गया था । एक अच्छे नेता की तरह वह उनके दुख-सुख भौर कठिनाइयों 
में शामिल होता था । अपनी फोज के साथ मिलकर किसी अभावजन्य कष्ट को सहन 
करना उसके लिए आनन्द की बात होती थी | उसकी आत्मकथा (बाबरनामा) से पता 
चलता है कि अपने एक अभियान के समय जब वह अपने फौजी दस्तों के साथ ही एक 
छोटी-सी पर्वतीय गुफा में शरण लेने के लिए गया, तो किस प्रकार भंयकर हिमपात 
से उसने अपने प्राणों की रक्षा की थी । इधर-उधर छायी हिम-राशि को अपने हाथो 
से साफकर गुफा के दरवाजे के तिकट उसने अपने बैठने ने लिए स्थान बना लिया था । 
उसके आदमियों ने उससे गुफा के अन्दर जाकर आराम से बैठने के लिए अपार आग्रह 
भर अनुरोध किया, लेकिन वह राजी नही हुआ, क्योकि बह तो उन लोगों के साथ 
वहाँ का कष्ट भोगना चाहता था | वह लिखता है, “मैने अनुभव किया कि मैं गरमाहुट 
लूँ और आराम से रहें और उधर मेरे आदमी हिमपात से गलते रहें, अन्दर मैं आराम 
से सोता रहूँ और बाहूर मेरे आदमी कष्ट और असुविधाएँ भोगते रहें--नहीं, यह एक 
भले आदमी का काम नही है और बन्धु-भावना से गिरी हुई चीजें है। एक बलवान आदमी 
को जो सहना चाहिए वहू मैं सह्ुुगा, क्योंकि एक फारती कहावत है, “मित्रों की मण्डली 
में मृत्यु भी एक विवाह-भोज मालूम होता है ।' इस प्रकार मैं अपने हाथों से खोदी हुई 
गुफा में बरफ और ठण्डी हवा में मार सहन करते हुए बैठाँ रहा, मेरी खोपड़ी, कान 
और कमर पर चार हाथ मोटी बरफ की मोदी-मोटी तहें जम गयी थी ।” यद्यपि वह 
अपने सिपाहियों को इस तश्हू प्यार करता था; किन्तु जरूरत के समय उसे सख्ती से 
पेश भी आना पड़ता था। कठोर अनुशासन में विश्वास रखने के कारण बहू अपने 
आदर्मियों के साथ किये गये परिचय और प्रेम-भाव के कारण अनुशासन में किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं आने देता था । अवशा और अनुशासनहीनता तो वह बड़ी सख्ती 
से दबा देता था । वहू अपने उन सिपाहियों को जो न्यादतियाँ करते थे, मौत के घाट 
उतार देता था । उसने लिखा है, “उनमे में शुछ लोगों को तो मैंने मृत्युदण्ड दिया और 
कुछ की नाकों में नकेल डालकर इसी हालत में फोजी खेमों में घुमवामा ।” यह दण्ड 
उन सिपाहियों को दिया गया था, जिन्होंने भेरा में लुटभार तथा अन्य उ्यादतियाँ की 
थीं। एक सेनापति के रूप में बाबर ने महय एशिया में विभिन्न प्रक/« के लागो के 
साथ लड़ते समय युद्ध-विद्या के जो तोर-तरीके देखे-भाले थे, उन्हें कृशरं>) हे समबविन्त 
किया । एशिया का बहू प्रथम शासक था जिसने गोला-बारूद का सफलतापूर्वेक प्रयोग 
किया था। वहू उसी के सैन्‍्य-निर्देशन का परिणाम था कि इस देश में अपने विरोधियों 
की सैमिक-संक्या अधिक होने पर भी उन पर विजय प्राप्त की | लेकित बामर 


४० मुगलक़ालीन भारत 


को चगेजर्खा ओर तमूर की भांति जन्मजात सेनातायक नहीं कहा जा सकता, भौर न 
राणा सागा कौ"क़ोटि का निर्भीक तथा शिष्ट योद्धा ही मात्रा जा सकता है। अपने 
आरम्भिक काल मे शायद ही कोई लड़ाई उसने जीती हो | कई बार उसे पराजित 
होगा पड़ा था और अपने स्वदेश से भी भागना पडा था। रशगब्रुक विलियम्स की 
प्रशसशात्मक गब्दाबली को एक ओर रखकर यह यहना तो यथार्थ ही है कि युद्धक्षेत्रों 
की पराजय, साहसपूर्ण धुमक्कडी जीवन गौर विभिन्न वीर जातियो से सम्बन्ध-सम्पर्क 
स्थापित बरने के अनुभवों पर ही बाबर एक उच्चकोटि का सेनापति बन सका था। 

शारान और कुटनीतिज्ञ के रूप में --एक सफल फौजी नेता के लिए जैसा 
त्वाभ! विक होता है, बाबर ने भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में केवल भारतवर्ष मे 
.. आनी 5. पेषताओं का परिचय नही दिया, बल्कि अपने स्वदेश ट्रान्स-ऑक्सियाना से 
भी उसमे गार्ति और अनुशासन की स्थापना की थी । अपने सुविस्तृत साम्राज्य मे 
जिसका विस्तार बदरुशा से लेकर बिहार की पश्चिमी सीमा तक था, उसने लुटेरों से 
अपनी प्रजा के जान-माल की रक्षा की व्यवस्था की थी। सुविधा से आने-जाने के 
लिए उसने अपने क्षेत्र के मुख्य-मुख्य भागों में सडके सुरक्षित करवा दी थीं | उसने यह 
भी ध्यान रखा कि स्थानीय अधिकारी लोगों के ऊपर जोर-जुल्म न करें। उसका 
दरबार रांस्कृति का ही केन्द्र-स्थल नही था, बल्कि कठोर अनुशासन का भी केन्द्र था । 
एक शासक के रूप में वह अपने प्रजाजनों की सुख-सुविधा का बड़ा ख्याल रखता था 
और बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अशान्ति से उन्हें बचाने की पूरी चेष्टा करता 
था । लेकिन अपनी प्रजा की नेतिक और भौतिक स्थिति सुधारने का न तो उसका 
विचार था और न उसमें योग्यता ही बी'। वहू एक कुशल कुटनीतिज्ञ था । १४६४ ई० 
नें जब वहु ग्यारहु ब्ष की अवस्था से कुछ ही बड़ा होगा, उसने अपने चाचा अहमद 
मिर्जा की जो संवाद भेजा था उससे ज्ञात होता है कि यह गुण उसमें स्वाभाविक ही 
था | शायद उसका यहू विश्वास था कि सच्चाई ही सर्वोज्ञम कुटनीति है। अपने 
विरोध पर अभियान आरम्भ करने से पूर्व बहु अपने पक्ष का लेखा तैयार कर लेता 
था । काबुल के लोगों के साथ अपनी कृरमीतिज्ञता का जिस रूप में उसने उपयोग 
किया, उस झूप में फरगाना और समरकरन्द में अपने निकट के लोगों के साथ नहीं कर 
सका था, और भारतवर्ष में उसने जो सफलता प्राप्त की उनका श्रेय बहुत कुछ उसको 
कुटनीति को ही है जिसके द्वारा उसने अपने शन्नुओं में फूट डाल दी थी | डेनीसन रौस 
के शब्दों में, “जिस नीति से उसने सुल्तान इक्नाह्टीम के विद्रोही सामन्‍्तों को आपस में 
एक-दूसरे से भिड़ाया, वहू,मैक्यावेली की योग्यता से कम ते थी । 

शासस-प्रबन्धक के रूप में--एक सैनिक और विजेता के रूप में बाबर ने इतनी 
सफलता अवश्य प्राप्त की, किन्तु शासन-प्रबन्धक बहू अच्छा नहीं था । उसमें रचमात्मक 
बुद्धि का अभाव था। हर जगह उसते पुराती, जीर्ण और दकियानूसी संस्थाश्रों को 
जारी रखा और उनकी जगह समय के अनुकूल एवं नवीन शासन-आणाली को व्यवहार 
में लाते का प्रयत्त,नहीं किया । ऐसा करने में बहु अयोग्य था। हमारे देश में उसके 


घाबर, का ५ 


कार्यकलाप विध्वंसात्मक ही रहे, रचनात्मकता उनमें नहीं थी | मुगलों के आक्रमण 
से दिल्ली सल्तनत का शासन-तन्त्र ध्वस्त हो गया था, किल्तु बाबर ने जुतकी जगह 
किसी अच्छी शासन-प्रणाली की स्थापना करने की चेष्टा नहीं की। उसने अपने 
साम्राज्य को अपने सामन्तो तथा अन्य अधिकारियों मे बाँट दिया था और उन्ही को 
शासन-प्रबन्ध का काम भी सोप दिया गया था। इस. प्रकार सारे साम्राज्य मे फौजी 
गवर्नरों के छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये, जो अर्ड-स्वतन्त्र थे । केबल सम्राट का 
व्यक्तित्व ही उन्हे एकसून्र में बाँधे हुए था। बाबर का साम्राज्य, जैसा ऐश्कित ने 
लिखा है, छोटे-छोटे राज्यों का समूह भात्र था, वह एकसे शासन-प्रबन्ध के अन्तर्गत 
विधिपूवंक सुसंगठित साम्राज्य नहीं था। सीमान्त और पर्वतीय जिलो में से बहुत-से 
तो नाममात के लिए उसकी अधीनता मानते थे ।” प्रत्येक स्थानीय गवनेर शासन- 
प्रबन्ध मे अपना ही तौर-तरीका बरतता था और अपने क्षेत्र के लोगो के जीवन-मरण 
का स्वामी था| जब बादशाह की माँग होती थी तो वह अपने फौजी दस्ते भेज देता 
था और केन्द्रीय कीप को वाबिक कर जमा कर देता था। बस उसके उत्तरदायित्व की 
यही तक इतिश्री थी। वैसे वह रवतत्त्र होता था। साम्राज्य में एकेसी लगान-व्यवस्था 
स्थापित करते की ओर बाबर ने कोई कदम नही उठाया । जमीन की नाप-जोख तथा 
उसकी पैदावार को ध्यान में रखते हुए एकसे कर की माँग रखने की ओर कोई चेष्टा 
नही की गयी । न्याय प्रबन्ध भी बड़ा अव्यवस्थित था। इस प्रकार “इस विशाल 
अ्म्नाज्य के विभिन्न भागों की राजनीतिक स्थिति में बहुत कम समानता थी । राजा 
की निरंकुश शक्ति की छोड़कर शायद ही ऐसा कोई कानून था जो उस समय सारे 
साम्राज्य में लागू समझा जाता हो ।” 

अर्थ-सम्बन्धी समस्याओं की समझने की योग्यता ने होने के कारण बाबर मध्य 

श्रेणी का अर्थ-सचिव था| उसने यह नही विचारा कि शासन-प्रबन्ध की सफलता खजाने 
की सुहढ़ आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है और इसी भूल में दिल्‍ली और आगरा 
के खजानों में अपने सौभाग्य से जो .धनराशि उसने प्राप्त की थी, उसे उड़ा दिया । 
उसकी उदार किन्तु खर्चीली नीति के कारण रुपये-पैसे की बड़ी कमी हो गयी और इस 
पर भी उसने एक गलत कंदम और उठाया । खातुवा की लड़ाई के ठीक पहले सरकारी 
आय की मुख्य मद--स्टास्प कर--मुसलमानों से सेना बन्द कर दिया। ऐसी भूलें 
कर बैठने के बाद शीघ्र ही उसकी समझ में यह बात आ गयी कि रुपये के बिता 
शासन-अ्रबन्ध की गाड़ी नहीं चल सकती और इसलिए विवश होकर उसने कुछ अति- 
रिक्त कर लगाये, जिससे फौज की साजसज्जा तथा सिपाहियों और शासन-प्रबन्ध के 
काये में लगे अन्य अधिकारियों के वेतन का प्रबन्ध हो सके । इसके आगे उसे सभी 
सरकारी पदाितस्थों पर एक बड़ी फीस भी लगानी पड़ी । प्रत्येक अधिकारी को 
सरकारी कोष में एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती थी । इसका बहुत ही भयंकर 
परिणाम मिकला । लोग रुपये वे-देकर पदों को खरीदने लगे और सरकारी नियुक्तियों 
: में पद के उपयुक्त योग्यता की कोई कसौदी नहीं रही । इस प्रयत्नों के बावजूद 


४२ मुम्लकालीन भारत 


आध्िक का; का कायम रही | इस आर्थिक सकट के दुष्परिणाम उसके उत्तराधिकारी 
हुमायू' को भौशने पडे । सीमित प्रतिभा होने के कारण बाबर शासन-प्रबन्ध की एक 
ऐसी प्रणाली ही स्थापित कर सका जो केवल युद्धालीन परिस्थितियों में चल सकती 
थी । रशबुक विलियम्स ने ठीक ही कहा है कि “बाबर ने अपने बेटे के लिए ऐसा 
राजतन्त्र छोडा, जो केवल युद्धॉकालीन परिस्थितियों मे ही सुगठित रह सकता था, 
शान्तिकाल के लिए तो यह निर्बल भर निकम्मा था। बाबर अपने बेटे हुमायूँ की 
कठिनाइयों के लिए कम उत्तरदायी नही है । 


इतिहास सें बाबर का स्थान 


बाबर का एक राजा के रूप मे अपनी मातृशभूमि ट्रान्स-आव्सियाना के इतिहास 
में, जहाँ से उसे अपमानपूर्वक काबुल में शरण लेने के लिए निकाल बाहर किया गया 
था, कोई प्रमुख स्थान नही है और न अफगान लोग ही उसे श्रद्धापूर्वक याद करते है, 
क्योकि अफगानिस्तान में उसने शासन-प्रणाली में ऐसे कोई उपयोगी सुधार नही किये 
जिनके साथ उसका स्प्ररण किया जाता । यदि उसके पुत्र हुमायू' के निष्कासन के बाद 
मुगलों के हाथ से सारा साम्राज्य हमेशा के लिए निकल गया होता, तो भारतवर्ष के 
इतिहास में भी उसकी याद शेष नहीं रहती । किन्तु यहू उसका सौभाग्य था कि 
अकबर जैसा उसका पोता उत्पन हुआ, जिसने मुगल-साम्राउ्य की ऐसी गहूरी और सुशढ़ 
नींव डाली जिससे दो सा वष से अधिक काल तक यहू फलवा-फूलता रहा । इसलिए 
भारतवर्ष में मुंगेले-्साओ्राज्य का स्थापक वास्तव में अकबर को ही माना जाता है 
उसके दादा बाबर को नहीं । बाबर ने तो मुगल-साम्राज्य की नीव का पहुला पत्थर 
ही रखा था, इसलिए भारतोग इविह्वास मे उसका स्थान एक विजेता और साम्राज्य 
का शिलान्यास करने वाले व्यक्ति के रूप में ही है। इस विशाल मुगल-साम्राज्य को 
पुनःस्थोर्षित करने और उसे शानदार शासन-प्रंणाली द्वारा संचालित करने का श्रेय 
तो उसके पोते अकबर महान्‌ को ही है । 

यदि बाबर को हिन्दुस्तान पर विजय प्राप्त करने से सफलता नहीं भी मिली 
होती और अपने बेटे के लिए उसने साम्राज्य नही छोड़ा होता, तो भी साहित्य जगत 
में उसकी स्मृति सर्देव जीवित रहुती । सामान्य पाठक के लिए तो बाबर के राजनीतिक 
कार्यकलापों की अपेक्षा उसके भव्य इ्यूक्तित्त का आकर्षण ही अधिक है । विश्व-इतिहास 
में उसका बड़ा हो दिलचस्प व्यक्तित्व है। वह उन लोगों में से था “जो मत और 
शरीर से इतने सफू्तिवान होते हैं कि कभी प्रमाद में नहीं रहुते और सब कुछ कर लेने 
के लिए समय निकाल लेते हैं।” उसके चरित्र में एस महान राजा और एक श्रेष्ठ 
पुरुष के सदगुर्णी का बड़ा सुस्दर मिश्रण था । बह इतना प्रसन्नशित्त, स्पष्ट और साहस- 
सम्पन्न था कि किसी भी प्रकार की कमी, कठिनाई अथवा आपत्ति उसके स्थिर मत 
को विचलित नहीं कर सकती थी। साहुसिकता उसके जीवन की प्राण-मात्र थी । कभी- 
कभी स्वभाव से वह बड़ा भयंकर, कठोर और तिर्दगी विजायी देता था, किन्तु यह्‌ 
मनोदशा क्षणिक होती थी और वह पुनः अपने मधुर भर सौम्य रूप में आ जाता था । 


किलर. मिकक्‍वासन रे 


बाजर .४३ 


स्टेनले लेनपूल ने लिखा है कि “पूर्व देशों के इतिहास में सबसे अधिक आकर्षक 
व्यक्तित्व शायद बाबर का दी है और यह तथ्य कि उसने यह विशेषता- अपने आत्म-. 
चरित्र मे भी उतार दी, उसके लिए कम प्रसिद्धि की बात नही है। मध्य एशिया और 
. भारतवर्ष, लुटेरे दल ओर साम्राज्य सरकार, तैमूर और अकबर के मध्य वह एक 
कड़ी के, रूप मे अवस्थित है । एशिया को पदाकान्त करने वाली दो जातियाँ मगोत 
और तुर्क तथा उनके शक्तिशाली प्रतिनिधि चुगेजखाँ और तैमूर का इक्त उसकी 
ध्रमनियों में मिलकर बह रहा था। खानाबदोश तातारियो के अदम्य और अविश्रान्त 
शौरय-प्रेम के साथ उसने फारस की संस्कृति और नागरिकता का समन्वय किया था। 
साहित्यिक क्षेत्र में तो उसका, स्थान उसके आरम्भिक काल के शौयंपूर्ण कृत्यो और 
धेयेपूर्ण प्रयत्नों तथा उसकी मजेदार आत्मकथा बाबरनामा! द्वारा, जिसमें उसने 
इसका वर्णन किया है, निर्धारित है। “' “बाबर के शाही वंश की शान-शौकत 
ओर शक्ति तो समाप्त हो गयी, किन्तु काल के अस्तित्व को चुनौती देती हुई उसकी 
साहित्यिक कृति--उसके जीवन का लेखा--अभी तक अविरिल रूप में विद्यमान है।” 
४ हा 


80055 ४0०४ एएरशपफ्तएए एए५0)० 

], कैलिलाड ली 84647. (पराक्राह60 0. आशा 0५. ५४5, 
9860९०७४086) . 

2, एपड्माब, कैद मिंगंतता :; शकका(#-ं-हवकांवदा (7ा880७0. 47/0 
शाझ्ञाभा 99 8 0, ॥098 870 पे, 8॥98). 

3. कण शेड ; 4&0बमवाक4, भरण । (92), (एएक्या88०१ 4900 
शाह्ञाथ 09 सं, 80९७7 ५886). 

4, शिड््ा6, ैं, : साताऊ थी शाब्रोव कावंशा अब00 काब मप्फादाओा 
(3854), 

3. .श्ाढए०00०, 8 : क489 (०७४४ ० ॥फ08 56768), 

6, (6600 ; /.॥/८ ०/2८0४/ (]844), 

7, भशाएंत्राई, छिएचरा008 ; 4गय दक््रा०-मेप्रॉा0/ ०778 76/॥ दशा 
(98). 

8, डतजब्ापंड, 5. कै, ; 24600 4 0्वा7ए छा 20८७० (926), 

9, एछाथाबात॑, ऊफिध्याधात॑ ३ कब8॥घा, आी5/। गी॥2 2/गर2॥परॉ5 (930) 
(7ाड86०0. क्‍0 शाज्ञांओं 0७ए सठआला जा ए/३०१ एाकश्वा0 
(0480॥267), 

40, लाए, श०0526५ ; ८ककाएलब2९ मझाड४077 ता उहबाव, १०, शा, एा.।. 


+39]99॥/(प्राध्वा (६॥॥079५8 


अध्याय ३ 


हुमायूँ (१५३०-१५५६ ई०) 


प्रारस्मिक जीवन (१५०८-१५३० ६०) 

नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल में ६ मार्च, १५०८ ई० को हुआ । 
उसकी माँ माहिम बेगम का विवाह बाबर के साथ १५०६ ई० में हुआ था। शायद 
यह शिया धर्म को मानने वाली थी। बाबर की स्थिति अफगानिस्तान में बसने के बाद 
अच्छी हो गयी थी, इसलिए अनुमान किया जाता है कि उसके ज्ये«्ठ पुत्र की शिक्षा- 
दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुईं होगी । हुमायूं ने तुर्की, अरबी ओर फारसी का अध्ययन 
किया था ।. किन्तु हुमाषूं हिज्जे तथा शैली में असावधान था अत: विचारों और 
साहित्यिक लेखन-शैली में उसे विद्वत्तापूर्ण यथोद्यता प्राप्त नही हुई | कहते हैं कि उत्तरी 
भारत पर बाबर की विजय के पश्चात उसने कुछ हिन्दी भी .सीख ली थी । साहित्य 
और काव्य के अतिरिक्त उसे गणित, दर्शनशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, फलित तथा गणित मे 
भी रुचि थी। सन्य-शास्त्र भी उसकी शिक्षा का अग था। जब वहू बालक ही था 
उसके पिता ने सिविल और फोजी शासन-व्यवस्था सँभालने में उसे अनुभव प्राप्त 
कराया था। पानीपत की लड़ाई से पूर्व हामिदखों द्वारा संचालित अफगानों के एक 
लड़ाकु दल का सामता करने के लिए उसे भेजा गया था। हिसार फीरोजा के निकट 
हुमायूं ने हामिदर्सा को हरा दिया । वहु उस समय १८ वर्ष का था और युद्ध का यह 
उसका पहला अनुभव था। आगे चलकर वह पानीपत और ज़ानुवा के युद्धों में लड़ा 
और अफगानों से अनेक बार मुठभेड़ें क्री । १५२६ ई० में हिसार फीरोजा का जिला 
उसके नाम कर दिया गया और बाद में उसे जागीर के रूप सम्भल दे दिया गया । 
खानुवा के युद्धोपरान्त उसे बदझा[ां का उत्तरदायित्व समालने के लिए भेज दिया गया । 
किन्तु दो वर्ष के बाद उसने इस स्थान को त्याग दिया और १५२८ ई० में आगरा 
लोट आया। यहाँ से उसे सम्भल की व्यवस्था के लिए भेज दिया गया | किन्तु यहाँ 
आकर वहू बीमार पड़ गया और आगरा ले आया गया। जिन दिनों वहु बीमार होकर 
मृत्युशय्या पर पड़ा था, तभी उसे बाबर का उत्तराधिकारी समझा जाता था और 
बाबर ते. भी उसको अपना उत्तराधिकारी तामजद कर दिया और उसे अपने 
अधिकारियों को सौंप दिया । 
राज्यारोहण (३० दिसम्बर, १५३० ई०) 


बाबर की मृत्यु (२६ दिसम्बर) और हुमायूं के राज्यारोहण (३० दिसम्बर) 
के बीच चार दिन का अन्तर था, जिसमें उसको गद्दी से हुठाने और मेहदी उबाजा 


हुसायू.. ४५ 


को राजगद्टी पर बिठाने का षड़यन्ज्र रचा गया था! प्रधानभन्त्री निजामुद्दीन अली- 
मुहम्मद खलीफा ने, जिसने हुमायूँ के विपक्ष में अपनी धारणा बना ली थी, सोचा कि 
राज्य का स्वार्थ इसी बात में है कि हुमायूँ के उत्तराशिकार की अब हेलना की जाय 
और मेहंदी ज्वाजा के राज्यारोहण की पुष्टि ' उत्तराधिकारियों से कया ली जाय । 
मेहदी ्वाजा बाबर का बहुनोई था और उसकी बहुन, खानजादा बेगम, का पति 
था। वह अनुभवी और योग्य शासक था। इधर हुमायूँ ले कोई विशेष योग्यता का 
प्रदर्शन भी नहीं किया था । उसने अपने पिता की आज्ञा के बिता दिल्‍ली में खजाने 
के सन्‍्दूक खोले थे और उनका धन दवा बैठा था | उसने बदरुणां में अपना पद त्याग 
दिया था जिसके कारण वह अपने कर्तव्यों का उपेक्षक बन गया। इसके साथ ही 
मानव-स्वभाव के अनुभवी पारखी खलीफा ने यह भी अतुभव किया कि राजकुमार 
में अध्यवसाय और सूझ-बूक्ष की कमी है। कामरात, असकरी और हिन्दाल की छोटी 
अवस्था और उनके अनुभवद्वीन होने के कारण उन्हें राजसिहासन के लिए अस्वीकृत _ 
कर दिया गया था। बाबर मम से पूर्व ही यह पह्यस्ल अपनी चरमसीमा पर 
पहुँच गया था; किन्तु इसके कार्योच्वित होने से पूव ही खलीफा ने अपना इष्टिकोण 
बदल दिया । 'तबकाते-अकबरी' के लेखक निजामुद्दीन अहमद के पिता मुहम्मद मुकीम 
उस घटना के साक्षी थे, जिसमें खलीफा ने मेहदी रुवाजा के हाथों में राजगही सौंपने 
की योजता को त्याग दिमा था। वह कहता है कि एक दिन जब मोर सलीफा मेहदी 
स्वाजा के स्थान' से चलने लगे तो स्वाजा ने ऊँची आवाज में कहा, “यदि प्रमात्मा 
ने चाहा तो बादशाह के रूप में मेरा प्रभम कृत्य तुम्हारी और तुम जैसे अन्य विश्वास- 
घातियों की खालें क्ींचना. होगा ।” मुकीम मे इन शब्दों को सून लिया और प्रधान- 
मन्‍्त्री से शिकायत कर दी । इस पर खलीफा ने इस योजना का परित्याग कर दिया 
और पश्यत्त्र का अन्त दो गया। हुमायूँ का राज्याधिषेक संस्कार ३० दिसम्बर, 


१५३० ई० को सम्पन्न हुआ । 
उसक्षी कठिसाइयाँ 

अफगान लोग 

हुमायूं ने दिल्‍ली के राजसिहासन की काँटों की सेज के रूप में पाया 4. मुगल- 
साम्राज्य, जिसमें मह्य एशिया _के बलख,. कुन्दुज और बदझ्शां प्रान्त सम्मिलित थे 
और भारत में पंजाब, मुल्तान, आधुनिक अवध और उत्तर प्रदेश, बिहार, ग्वालियर, 
धौलपुर, बयाना और चन्देरी सम्मिलित थे, एक असंगरठित साम्राज्य के रूप में था। 
साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक शक्तिशाली सरदार, विशेषकर अफगान सरदार, अभी 
तक सिर पठाये हुए थे। स्वगंवामी सुल्तान इब्बाहीस के भाई महुमूद लोदी ने मुगलों 
के हाथों से अपने पूर्वजों की राजगही को पुनः प्राप्त करने की आशा और भाकाक्षा 
का अभी त्याग नहीं किया था। शेरलाँ सूर अफगानों को एक शक्तिशाली सम्प्रदाय 
के रूप में ढालने का अवसर ताक रहा था, ताकि उनकी सहायता से वह एक स्वतन्त 
राज्य का निर्माण कर सके । इसके अतिरिक्त बिब्धन और बायजीद जितको उनके 


मगलकालीन भारत 


राज्यों से निंकाल दिया गया था, पुनः अपने राज्यो पर अधिकार करने के सुअवसर 
की प्रतीक्षा मे बेठे थे । बगाल का नुसुरतशाह सक्रिय रूप से अफगानों को सहयोग 
दे रहा था | बाबर को भारत में आमन्त्रित करने वाले प्रमुख उत्तरदायी व्यक्तियों में 
भालमखा गुजरात के बहादुरशाह 'के” दरबार में शरणार्थी के रूप में रहता था। 
बहादुरशाह ते उसे धन दिया और एक बड़ी सेना सगठित करने में भी उसकी 
सहायता की । यह सेना उसके लड़के तातारखाँ की अध्यक्षता में आगरा पर आक्रमण 
करने को भेजी गयी थी । 
सिर्जा वर्ग ; 

हुमायूँ के सबसे प्रबल प्रतिद्वन्द्री उसके निकट के सम्बन्धी थे, विशेषकर थे 
_ तमूरवंशी, जो बाबर से अपने रक्त सम्बन्ध का दावा करते थे और मिर्जा कहलाते थे । 
इनमें प्रमुख मुहम्मद जमान मिर्जा था | वहू हिरात के सुल्तान हुसेन बकरा का पीता 
था और हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम से उसने विवाह किया था । बह एक 
अनुभवी सेनिक था; किस्तु बड़ा उपद्रवी और चंचल आदमी था महत्वाकांक्षी 
वह इतना था कि दिल्‍ली के राजसिहासन को अधिकृत करने को चाह को अपनी शक्ति 
से परे नही समझता था। दूसरा प्रमुख मिर्जा भुहम्मद सुल्तान था। बहू भी तेमूर की 
पीढी में से था और हिन्दुस्तान की राजगद्दी का आकांक्षी था। तीसरा मेहदी झ़वाजा 
था, जिसको बाबर के प्रधानमन्त्री ने राज्याधिकार के लिए घुन लिया था। आत्म- 
निर्णय के अभाव के कारण वहू अवसर को खो घुका था। कुछ भी हो, शाहंशाही 
सेन्‍्य-खण्ड का कमाण्डर और बाबर का निकट सम्बन्धी होने के कारण उसने स्वयं को 
हुमायूँ के बराबर ही समझ लिया । कुछ अन्य उच्चाधिकारी भी थे जो चगताई लुर्क 
थे और भुगल राजवंश से इनका सम्बन्ध था। बड़े-बड़े प्रदेशों के स्वामी और शक्ति- 
शाली संम्य-दलों के संचालक होने के कारण ये लोग बड़े, महत्वाकांक्षी थे और नये 
बादशाह से प्रतिदृवन्द्रिता रखते के इच्छुक थे । 
उसके बन्धु-बरधव 

मिर्जाओों के मतिरिक्त हुमायूँ को अपने सगे भाइयों से भी संघर्ष करना था। 
इनमें पहला कामरान था, जो हुमायूं से छह वर्ष छोटा था | पहुले से ही काबुल और 
कुंधार उसके अधिकार में थे। दिल्‍ली के राजसिहासन पर उसकी अत्यन्त लालसापूर्ण 
हृष्टि लगी थी । दूसरा भाई असकरी हुमायूँ से आठ वर्ष छोटा था। तीसरा हिन्दाल 
था, जो असकरी से दो वर्ष छोटा था। ये लोग भी बड़े झगड़ालु, उपद्रवी और 


कक कक /अरभान- डीण आल 


महत्त्वाकांक्षी थे, किन्तु असाधारण योग्यता और घरित्र-बल का इनमें नितास्त अभाव 
था | लेनपुल का यह कथन उचित प्रतीत हीता है कि “सदा से निबेल और अर्धुर 
होने के कारण असुकुदी और हिन्दाल महत्वाकाक्षी व्यक्तियों के द्वाप के यन्त्र होने के 
कारण खतरनाक माघूम देते थे ।' 

बराबर को विरासत 


हुमायूँ की कठिनाइयों के लिए बाबर कम युत्तरद्वाओ नहीं था। शासन की 


हुमुयूँ. ४७ 


दर व्यवस्था स्थापित करने में वह असमर्थ रहा । उसने अपनी प्रजा के हृदय पर 
विजय पाने का प्रयत्त तक नही किया । प्रजा अभी मुगलो को विदेशी_ _आकात्ता के 
रूप में ही देख रही थी | उसकी अनुचित और अनावश्यक उदारता के कारण शाही 
खजाना खाली हो चुका था, जिससे आरम्भ से ही हुमायूँ की शासन-व्यवस्था को आथिक 
सकट का सामता / करना पडा | फौजी जागीरों की व्यवस्था द्वारा अनेक बड़े-बड़े 
सरदार उठ खडे हुए थे, जो नये राजा के सकेत पर चलने को तैयार नही थे, क्योंकि 
वे जानते थे कि राजा निबंलू और अस्थिर चित्त का व्यक्ति है। हुमायूँ के कानों मे 
उसके पिता का यह अन्तिम उपदेश भी गंजा करता था कि चाहे-उसके भाई अच्छे 
व्यवहार के योग्य हो अथवा न हो, किन्तु हुमायूँ को उत्तके साथ अच्छा व्यवहार ही 
करना चाहिए । कतंव्यपरायण पुत्र होने के नाते उसने इस उपदेश की अवहेलना नही 
की, यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति मे उसके अनुसार चलने के प्रयत्न मे उसे हामि उठ़ानी 
पड़ती थी । इस प्रकार बाबर ने अपने पुत्र को ऐसी विरासत छूोड़ी-थी, जो बड़ी 
डॉवाडोल थी । 
बाह्य कठिनाइयाँ 

हुमायूं के बाह्य प्रतिद्वन्द्रियों मे बंगाल और गुजरात के राजा विशेष रूप से 

उल्लेखनीय है । बंगाल के राजा का विश्वास था कि बाबर की मृत्य के पश्चात उसके 
साथ हुईं सन्धि का भी अन्त हो गया । वह बिहार के अफगानों का खुलकर साथ दे 
रहा था| गुजरात का बहादुरशाहु प्रसिद्ध योद्धा था और उसने मालवा तथा भेवाड 
को जीतने की योजना बनायी थी; किन्तु उसके जीवन की सबसे बड़ी आकाक्षा दिल्‍ली 
के राज[पहासन पर अधिकार करने की थी। एक प्रकाण्ड कुटनीतिज्ञ के नाते उसने 
बिहार के अफगानों से एक समझौता कर लिया ताकि के मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर 
निकालने के समान प्रयत्न में उसे सहयोग दें । 


व्यक्तिगत कठिमाइयां 


भारत में मुगलों के इतिहास की इस सकटमयी घड़ी में यहु आवश्यक था कि 
उसके शासक उत्कृष्ट सैन्य-संगठन की कुशलता से पूर्ण हों और कुटनीतिक दक्षता तथा 
राजनीतिक पठुता के साथ किसी भी स्थिति का सामना पूर्ण साहस और अविचल भाव 
से कर सकें; लेकित हुमायू' यद्यपि २३ वर्ष का हो चुका था, तब भी उसमें उक्त योग्यताओं 
का अभाव था। बौद्धिक योग्यता और साहित्य के प्रति अभिरुचि होते हुए भी 
उसमें फौजी प्रतिभा और इच्छा-शक्ति का अभाव था। राजनीतिक तथा शासन- 
व्यवस्था के मामलों में वह बुद्धिमत्ता और अन्तद्वष्टिविन्ेन था। इसके अतिरिक्त वह 
क्रियाशील अध्यवसायी पुरुष नहीं था। किसी बात को शीघ्र तय करने और शीघ्र 
उसे झटपट सम्पादन कर डालने में भी वह कोरा था। लेनपूल ने ठीक ही लिखा है 
कि “उसमें चारित्रिक बल और संकल्प-शक्ति का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना 
उसकी शक्ति के बाहुर था। विजय-प्राप्ति के थोड़ी देर बाद ही वह अपने हृरम 
(अन्तःपुर) में जाकर आनन्द में पड़ा रहता, और अपने अमुल्य श्रमय को अफीमची 


४८. 'मुगरलकालीन भारत 


के सपनों की दुनिया में नप्ट करता रहता था। उधर उसके शत्रुओं का गर्जन उसके 
द्वार पर सुनायी दे रहा था। स्वभाव से ही दयालु होने के कारण जहाँ उसे दण्ड देना 
चाहिए था, पहाँ बह क्षमादान करता था। तम्र रवभाव और मिलनसार होने के 
कारण वह ऐसे नाजक वक्त भी खाने-पीने में मौज करता नजर आता था, जबकि छरा 
समय उसे युद्धक्षेत्र में होना चाहिए था। उसके चरित्र मे आकर्षण तो है, लेकिन कोई 
प्रभाव नही । निजी जीवन में वह प्रस॒न्नचित्त था और उसकी वृत्तियाँ शुद्ध थी तथा 
उसका सम्पूर्ण जीवन भलमनसाहत से भरा था, किन्तु बादशाह के रूप में बह असफल 
रहा ।” इस प्रकार हमापं रबये अपने लिए ही समस्या बत बैठा और वह स्वय ही 
अपना सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हुआ । 
उसकी भूल 

साञज्ञाज्य का विभाजन 

अपने शास्नन के आरम्भ से ही हुमायू' ने अपनी निर्णयहीनुता के कारण हानि 
उठाती आरम्भ कर दी । साम्राज्य को अपने भाई और घचेरे भाइयों मे विभाजित कर 
उसने पहुली भूल की । अपने हे परी और प्रतिव्वस्द्दी भाइयों पर कहा गियन्‍््षण रखने के 
बजाय उसने उन्हे अपने राज्य का भागीदार बना दिया/ सुलेसान मिर्जा को अदरूशा 
में स्थायी पद दे दिया गया । हिन्दाल को बदछझशां से लौटने पर मेबात का धिस्तुत क्षेत्र 
जागीर में दे दवा गया, जिसमें आधुनिक अलवर, गुडगाँव और मथुरा के जिले तथा 
आगरा का कुछ भाग सम्मिल्रित था, और एक शक्तिशाली सेना का सरवार बनाकर 
उसे भेवात की राजधानी अलवर भेज दिया | सुम्भल का जिला असकूरी के नाम कर 
दिया गया'। यहू भी संवात को तरहू घना बसा हुआ विस्तृत प्रदेश था । कामरान की, जौ 
कि खुल्लमखुल्ला विद्रोह कर रहा था, काबुल और कन्धार्‌ का स्थायी अधिकारी ही 
नहीं बना दिया गया बल्कि पंजाब और हिसार फीरोज के जिलों पर बलातु अधिकार 
कर लेने दिया गया | पंजाब भौर हिसार के अपहरण को स्वीकार करके हुमायूँ ते 
अपने पिता के साम्राज्य-संगठत की जड़ काट दी | काबुल, कन्धार और सिम्ध 
के फ्षेत्र कामरान के अधिकार में चले जाने से सेना के लिए रंगरूटों की भरती का 
सबसे अच्छा क्षेत्र हाथ से निकल गया । मुगल मध्य एशिया से अपनी सेना में सैनिकों 
की भरती किया करते थे । कामरान का पंजाब और अफगानिस्तान का वास्तविक 
शाप्षक बन जाने की स्थिति में हुमायूँ का सम्पर्क मध्य एशिया से हुट गया भौर उसे 
सिन्धु के पार रुंगहूदों की भरती करने से वंचित होना पड़ा । हिसार पर अधिकार 
करने से कामरात ने पंजाब और दिल्‍ली के बीच की सदर सड़क पर भी अपना अधि- 
कार सुरक्षित कर लिया | फोजी संधिकारियों को बहुत अधिक मात्रा में भूमि वितरित 
करने की घातक नीति के दुष्परिणा्ों को समझने में वह असमर्थ रहा जिसके लिए 
उसका पिता भी उत्तरदायी था। भाईयों में साज्नाज्य को विभाजित करने पर भी 
मानो उसे सन्तुष्टि ते मिली हो, इसलिए उसने अपने प्रत्येक सरदार की जागीरों में 
अधिवृद्धि कर दी । इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च मुगल अधिकारियों को स्वच्छन्द 


हुमापूँ... ४६ 
स्वाधीन होने का प्रोत्साहन मिला कल हुमायूं को अत्यन्त बाधाओं का सामना करवा 
पड़ा । 
कालिजर का अभियान (१५३१ ई०) 

राज्याभिषेक के पश्चात छह।मास के भीधर हुमायूँ बुन्देलखण्ड के कारलिजर 
दुर्ग को घेरने के लिए चल पड़ा । दुर्ग के शासक को अफूगानों का शुभचिन्तक समझा 
जाता था। थहु घेरा कुछ महीनों तक पड़ा रहा और अन्त में हुमाय॑ को सुलह करनी 
._पडीज उसने राजा से जन-धन की हानि का मुआवजा लिया ताकि शीक्ष ही पूर्व मे 

अफगानो के उपध्रव का सामना करने कि छि ५ वहाँ से चल दे । कालिजर का अभियान 

एक बड़ी भूल थी । राजा को घी जज सप क ने 44.५। जा सका और हुमायूँ. अपने लक्ष्य की 
पूर्ति में असफल रहा । राजा आसानी | अपनी तरफ मिला लिया जा सकता था और _ 
.उसको मिश्र भी बनाया जा सकता था । 
अफगानों के विद्द्ध प्रथम अभियान : फरार का प्रथम घेर! (१५३२ ई०) 

हुमाय को कालिजर का घेरा उड़ाने के लिए बाध्य ही हानाब्यड़ा क्योकि महमूद 






कक समन्‍ररनमसिलना+प+कल++>+-+«७। 


लोदी के सचालन में बिहार के अफगान मुगल प्रदेश जोनपुर की ओर बंढ़े चले आ रहे 
ने। इस प्रान्त का गवर्तेर जुन्तेंद बरलाप था जो प्रधानमस्त्रो खलीफा का छोटा भाई 
था। जुन्तेंद भदान में मे ठहर सका और पीछे हट गया । अफगान लोग ब राबकी 
जिले के अन्तगंत वर्तमान नवाबगंज तंक बढ़ आये। हुमाय॑ और सहमृद लोदी की. 
मुठभेड दोहरिय युरटमें अगस्त सतत १५३२ ई4 में हुई। अफगान लोग पराजित हुए और 
भयभोत होकर / बिहार की ओर भाग खड़े हुए। इसके बाद हुमायूँ ने चुनार का दु्ए।ं 
पैर लिया जो शेरलां के आधिपत्य में था। यह बेस चार मात तक पड़, रहा 
(सितम्बर से दिसम्बर १६३२ ई०), किन्तु दुर्ग-विजय करने के बजाय अन्त में हुमायूं 
ने घेरा उठा लिया भौर शेरशाह का आत्मप पंण स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार 
रखो ने अफगान सैनिकों की एक हुकड़ी अपने लड़के कुतुब॒र्सा के सरक्षण में मुगल 
सज्नाट की सेवा में छोड़ दी। हुमायूं फिर 4 गला और इस प्रव।“ शेरखा 
को अपनी शुक्ति-साधन की वृद्धि का अवसर मिल गया । यह हुमायूँ की तीएरी [हू हुमायू की तीउरी भूल थी। 
समय और धन को बरबादी (१५३३-३४ ई० 

यदथपि शा जहाँ बहादुरशाहै निश्चिन्त होकर अपने वैभव के उत्कर्ष 
में लगा हुआ था, ५जिन्ताअवक सुचनाएँ बराबर आ 'रही थीं, तो भी हुमायूं अगले 
डेढ़ वर्ष तक आगरा और दिल्ली में अमोद-प्रम में समय नष्ट करता रहा । उसका 
कीष लालो था, फिर भी राजभोंगो पर वह भरैहुत-सा घन व्यय करता । पुरस्कार 
और सर *+यरूप बहुमुल्य खिलय्ञतों का वितरण अपने सहस्नों राज्याधिकारियों तथा 
परदारी में किया करता थ। । उसने अपना काफी समय और धन दिल्‍ली में एक बड़ा 
दुगे बताते की विशाल थोजना में नष्ट किया। हे दुर्ग का नाम उसने 'तीनपनाह 
रजा। इस अकार उसने बहादुरशाह को सीमा-विश्तार और शक्ति- का पर्याप्त 
अवसर दिया । 


घूछ भरभशक्षातीन भारत 


पह्मापु रशाह से पुध् (१५३४-१६ ६०) : मैबाड़ और गुजरात की जीत व हार 
| समझौता मीति का पाणन करते हुए भी हुमायूँ मुहम्मद जमाने मिर्जा और 
 मुहसाद सख्ताग मिल को अपद़े पक्ष में मे कर सका । इस दोनों की फरमश। बिहार 
और क्षोज में जागीरें अदान की गयी थीं। मुहम्मद अमान को अपना अभिक्ष मित्र 
और सटतओगी बनाने के लिए हुमायूँ में उसे बिहार का स्थायी गृवनेर बसा दिया । 
जुलाए १५३४ ६० में दोनों मिर्जाओं ने बलीखूब मिर्जा के साथ मिलकर एक विद्रोह 
खड़ा फक>ूदिए, किन्तु वे पराजित हुए । मुहम्मद जमान मिर्जा को बन्दी बना लिया 
॥ और इस आधा %४४१ की आशा दी गयी । लेकिन वहु #्यकर निकल भागा और 
गुजरात के बहादुरक्षाड के पास चला गया (तवम्धर १४३१४ ई०) । हुभायूँ ने बहादुरशाह 
से बन्‍्दी को थापस कर देने की प्रार्थना की किस्सु बहादुरशाह ने यह माँग ठुकरा दी । 
विशेष रूप से तो आलगक्षां लोदी और उसके साथ मुगल शासक के अम्य बहुत-से 
अफगान शत्रुओं को उसने पहले ही आश्रय दे रखा था और साम्राज्य के प्रति कुभक्रों 
के संचालन में सहयोग भी दिया था। बहादुरशाह महत्वाकांक्षी शासक था । १५३१ ई० 
में उसने मालवा को अपने राज्य-में मिला लिया था, १५३२ ई० में रायसौन का दुरगे 
भी अपने'अधिकार में कर लिया था, और १५३३ ई० में चित्तौड़ के सिसौदिया शासक 
को पराजित किया था| बन्दूकसियों का एक दल संगठित करके तथा कुस्तुनतुनिया के 
प्रत्िद्ध तोपची रुमीखा की सेवाएँ प्राप्त करके उसने अपनी सैम्य-शक्ति बहुत बढ़ा ली 
थी । दिल्‍ली पर अधिकार करके उत्तरी भारत का सम्राट बनने की आकांक्षा उसके 


नि 


कक मा मन 
वश्य साथ /क उहक+4काक्‍मेकततामक "कक 


००१६ मे 


सश कम गठन में सहायता देकर भुगलों द्वारा शासित बयाना पर आक्रमण करके 
आवक) करेंने की ओर प्रेरित कर रखा था। हुमायूँ ते अपने भाई असकरी और 
हिल्दाल को उसके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने दुर्ग प्र पुमरविजय प्राप्त की और मण्डरायल 
में तातारखा को हुराकर मार दिया (नवम्बर, १५३४ ई०) 
.. जब वहादुरशाहू चित्तोड़ पर दूसरी बार पेरा डालने में संलग्न था, उस समय 
स्व्य 20:28 उसके विरुद्ध लड़ने के लिए चल पड़ा। आपत्तिकाल में चित्तौड़ के 
क्रमादित्थ की माता करमेती (कर्णबती) ने हुमायूँ से सहायता की प्रार्थना की और उसके 
पास इस संकेत से साथ राखी भेजी कि वह भाई का कर्तव्य समझकर श्र के पंजों से 
- अपत्री बहुत (रानी) की रक्षा करे.। कहा जाता है कि हुमायूँ ते उपहार स्वीकार फिया 
और चित्तौड़ की ओर अग्रसर हुआ, किस्तु वह सारंगपुर में ही रुक गया (जनवरी 




























गयीं और नगर में तीत दिन छूटमार मी रही । यहाँ से हुमाय॑ आगे बढ़ा और चित्तौड़ 


3 कहका_कान नाक 


से साठ भाल दूर मन्दसोर के निकट पहुँच गया। अपनी विजयी सेना द्वारा मुगलों प्‌ सेना द्वारा मगलों प्‌ 
बहादुरी के साथ आक्रमण करने के बजाय बहादुरशाह ने रक्ष[त्मुक स्थिति अपना ली 


फिन्तू यह प्रत्यक्ष रूप से अपने शिविर में घिर गंगा । उसकी रसद में कमी पड़ गयी 
और भूखमरी की आशंका उसके सामने थी । ऐसी दशा में बहू २५ अप्रैल, १५३५ ई० 
हो रात को छिपकर भाग निकला और माँडू के दुगे में जाकर आश्रय प्राप्त किया । 
बहादुरशाह के शिविर में कोलाहुल भचा और मुगलों को विश्वास हो गया कि 
शत्रु आक्रमण करने वाला है। फलचः हुमाये रात-भर घोड़े की ्य पर सवार रा 
और उसकी सेना लड़ाई के लिए तयार खड़ी रही ! प्रातःकाल वास्तविकता का 
चला और अश्वारोहियों का एक दल बहावुरशाहु का पीछा करने को भेज दिया गया 
हमाय॑ँ ने माँड का दुर्ग शीघ्र ही घेर लिया ।. बहादुरशाह ने सम्धि-बार्ता के लिए 






कर 28 (ल4 लक बकल ४००० ४०७३५५, 


निकला (६ जून, १५३४५ ई०) । यह स्थान बड़ौदा से २८ मील था। सम्पूर्ण आह 
पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हुमाय॑ँ शीघक्ष ही चम्पानेर की ओर बढ़ चला 


.. (१४ जूते, १४५३५ ई०), जहाँ पहुँचकर उसने पुर्तेगालियों से लड़ने के लिए 6:०: किया 
हुआ जल-युद्ध पोत-समूह नष्ट कर दिया । कास्बे से वह ड्यू की तरफ बढ़ गया । हुमाधूँ 
भी उसका पीछा करता ही घला आया और काम्बे पहुँच गया, जहाँ के स्थानीय सर- 
दार ने उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, किन्‍्तु आक्रमणकारियों को मार भगागा 
गया । काम्बे से हुमायूं चम्पानेर चला आया (१ जुलाई) जो अभी तक दर्ितिशारण 
शमक एक गुजराती अधिकारी के आधिपत्य में था। दुर्ग को, जो एक घने जंगल 
में अवस्थित था, फिर से घेरने की व्यवस्था की गयी । चार मास व्यतोत हो गये किस . 
_ मुगजों ने इस घेरे में कोई प्रगति नहीं की । एक दिन हुमायूं ने जंगल थे आधे है. 
भ्रामीणों को देखा और अनुमान लगाया कि उस ओर की दीवार आदमियों के पेश हे 
... लिए अवश्य ही नी थी होगी। इसलिए एक रात को उसने दीवार के पत्थरों के बाल 
के चुने में कोल गाढुकर दीवार के पार उतरने का उपाय ढँढ़ निकाला । 5] 


मर 











४० - शाशवाएीए भारत 


और बह अपने साथियों के साथ चाँदनी संत में दीवार पर घढ़ गया । दुर्गरक्षक भय- 
भीत हो गये जार घबरा वे । हुए'र्थ के सैनिकों ने स्थिति से लाथ सठाकर छूर्गे के 


के लिए बाध्य होना पड़ा । हुडनार में भुगल साझाट के हाथों अपार धनराशि औ गयी 
क्योंफि गुजरात के बादशाह का खजाना चम्पानेर में सुरक्षित था । 


0७-००. ० मीरा ६७.५० कह 


आर अनेक सप्ताह आामोद-प्रभोद में नष्ट कर दिये । चम्पातेर में जो कोष उसके हाथ 
:गा था, उसको उसने मुक्तहस्त से खर्च कर दिया । गुजरात की शासन सम्बन्धी उल- 





(.कलपका लक लाल क 3०४५ ०३१४; 


की पुनःस्थापना के लिए इमादुलमुल्क ने काफी काम किया । वह एक बड़ी सेना लेकर 
ग़७ और मालगुणारी के धन को खर्च करके उसने एक शक्तिशाली सैन्य-दल खड़ा कर 


/>पकताआ कल कआ पर 3 


'किल्तु विजय असकरी की हुई। इसी बीच हुमायूँ अपने भाई की सहायता के लिए | 
पहुँचा था और उसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया (अक्टूबर, १५३५ ई०) 
अब उसने , गुजरात का गवर्नर असकरी को नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए 
. हिखू बेग नामक एक अनुभवशील हाकिभ को तेनात कर दिया और वह स्वयं डयू पर 
जहाँ बहादुरशाह ने शरण ले रखी थी, ्ाक्रमण करने के लिए चल दिया। लेकिन इस 
. कार्य की सम्पन्न करता असम्भव प्रतीत हुआ, क्योंकि मालवा स्रे चिन्ताजनक सूलनाएँ 
.. आगी थीं, जहाँ संगठित शासन-व्यवस्था के अभाव में विद्रोहियों ने मुगल सेना को 
उज्जैन की ओर ठेल दिया था। हुमायूँ को माँड लौटना पड़ा (२९ फरवरी, १४६३६ ई०) | 
यहाँ आकर वह फिर प्रमाद और आलस्य में पड़ गया । इसी बीच गुजरात में पुन 
 उससनें खड़ी हो गयीं। उसका वहाँ से हटना ही विद्रोह का संकेत हो गया। 
: बहादुरशाहू ने, जिसके अधिकार में जलपीत का एक बेड़ा था, पुर्तेगाली और अफ्रीकी 
गुलामों से सहायता ली और मुगलों से अनेक नगर छीन लिये । असकरी घबरा गया 
' और प्रास्त की रक्षा की चिन्ता करने से पहले वह अपनी रक्षा की चिन्ता में पड़ गया । 
स्थानीय गुजराती सरदारों ने, जो मुगल-शासन से असन्तुष्ट थे, बहादुरशाह को 
 बपिस आते छा मिमत्तरण दिया। वहु एक सेला संगठित करने लगा और अहमदाबाद 
की ओर बढ़ चला । इस संकटमय स्थिति में जबकि असकरी हुमायूं से कोई 
.. सहायता व. प्रा-सकता था, उसकी सेना विभाजित हो गयी। उसके कुछ सलाहकारों ने 
_सुझाया कि यदि वह अपने को हमायूँ से स्व॒तन्त्र होने की घोषणा कर दे तो सम्भव है 
. इस बात से उसकी सेना को प्रोत्साहुन मिले । इस बीच बहादुरशाहु अहमदाबाद के. 
. निकट आ पहुँचा । थोड़ै-से संघर्ष के बाद भूसकरी के पैर उखड़ गये ओर वह चम्पानेर. 






हुमाय॑ ४१ 


की ओर भाग निकला (अप्रैल १५३६ ई०) । यहाँ के गवरनेर टर्डबिग की स्वामिभक्ति 
ने चम्पानेर दुर्ग का कोष अधिकृत करने और अपझे को स्वतस्त्र पोषित करने को 
उसकी योजना को असफल कर दिया ।'वह आगरा की भर चल पड़ा (२१ अप्रैल, 
१५३६ ई०) । इसी समय बहादुरशाह चम्पानेर के निकट आ पहुँचा ओर टर्डीबिग को 
पी कम लय टन, >>: 

दुर्ग छोडकर भागता यड़ा (२९ अप्रैल, १५३६ ई०), और जो कुछ भी माल वह ले 
जा सकता था, उसे लेकर माँड्‌ लौट प्रढा | इस प्रकार साल भर से कुछ अधिक समय 
तक मुगलों द्वारा अधिकृत रहुने के बाद गुजरात उसके हाथ से निकल गया। (१५३५- 
३६ ई०) । हुमायूँ को भी मालवा पर अधिकार कायम रखने की_सम्भावना दिखायी 
नदी क्योंकि साम्राज्य के अत्य भागो से उपद्रवों और अव्यवस्था के भयश्रद समाचार 
उसे बराबर प्राप्त हो रहे थे। इसलिए उसने मई १५३६ ई० के मध्य में मॉड छोड 
दिया और आगरे की ओर चल दिया, जहाँ वह & अगस्त को पहुँच गया । इस प्रकार 
समस्त मालवा प्रदेश उसके हाथ से निकल गया । इस प्रदेशीय्‌ राज्य के पूर्व-राजाओं_ 
मास से सपा अधिकार जता निया; उत्तराधिकारी मल्लुखाँ ने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया । 
रखों से संघर्ष (अक्टूबर १५३७--जून १५४० ई०) 
चुनारगढ़ का दूसरा घेरा (अक्तुबर १५३७--मार्च १४३८ ई०) 

जबकि मुगल लोग ऐसी नाजुक घड़ी में होकर गुजर रहे थे हुमायूँ ने असकरी 
से झगडना व्यर्थ समझा । उसने असकरी के राजद्रोह और अपनी सर्वोच्छ सत्ता प्रद- 
शित करने के अपराध को भी क्षमा कर दिया । उसके आगरा में प्रवेश करने के कुछ 
काल पूत्र मुहम्मद सुल्तान मिर्जा नामक एक अभ्यस्त विद्रोही को, जिसने बलपूर्वक 
कन्नौज से जौनपुर तक का प्रदेश अधिकृत कर लिया था, हिन्दाल ने मार-पीटकर 
बंगाल भगा दिया था। हुमायूँ साल भर तक आगरा में ही डठा रहा (अगस्त १५३६- 
जुलाई १५३७ ई०) औरू उसने इस बात पर ध्यान नही दिया कि मुगल-साम्राज्य के 
पूर्वी भाग में शेरखाँ तीम्र गति से बढ़ा चला आ रहा है । १५३२ ई० में जब से उसने 
हुमायूँ की अधोनता स्वीकार की थी, उसने दिल्‍ली' मे कोई राज-भेट नही भेजी थी । 
उसका लड़का कुतुबर्खाँ, जिसको सम्राट जमानत के रूप भे ले आया था, अपनी सेना 
सहित अपने पिता के पास भाग गया था। जिस समय हुमायूँ गुजरात के अभियान मे 
लगा हुआ था, शेरखाँ ने जिला किसी मुगल विरोध के दक्षिणी बिहार पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसने बगाल के शाहु को १५३४ और १४३६ ई० 
में दो आक्रमणो मे पराजित कर दिया था और अपनी प्रतिष्ठा एवं साधनों में भारी 
वृद्धि कर ली थी। हुमायूं ने १५३७ ई० की बरसात तक इस बात पर कोई ध्यान 
नहीं दिया कि अफंगान सरदार इतना प्रबल हो गया है। मालवा और गुजरात पर 
पुनः अधिकार करने तथा अपने सामाजिक जीवन की रंगरेलियो मे व्यस्त रहकर उसने 
पूरा साल मुखंता में नष्ठ कर दिया | (अगस्त १५२६-जुलाई १५३७ ई०) । विश्वास- 
धाती मुहम्मद जमांन मिर्जा को, पंजाब में विद्रोह खड़ा करने के प्रयत्न तथा अपने 
लिये गुजरात की राजगद्दी हड़पने में असफल होकर लोटा था, मूर्खेता से क्षमा प्रदान 





प्र मुगलकालीन भारत 


कर हुमायूं २७ जुलाई, १५३७ ई० को चुनारयढ की ओर बढ़ चला । उतने घुनारग 
का दुर्ग घेर लिया । यहं दुर्ग शेरखाँ को वहाँ के पूर्व गवर्नर ताजा की विधवा पत्नी 
लाड मलिका से विवाह के द्वारा प्राप्त हुआ था। इस दुर्ग को शेरखाँ में आगे एम काएशां 
की अधीनता में रखा हुआ थ्ग । कुतुब्खाँ ले अपनी सेना का एक भाग बड़ाये को फन्‍- 
ड़ियों मे तैनात कर दिया, जिससे वह घेरा। डालने वालो को हैरान कर झरे । यह 
घेरा छह माह तक दना रहा (अवहुबर १५३७-मार्चे १५३८ ई०) और #पी8४, जो 
अपने पहले स्वामी बहादुरखाँ को छोड़कर मन्दसोर की लड़ाई से कुछ रामय पूर्व ही 
हुमाबूँ से मिल गया था (अप्रैल १५३५ ई०) के प्रयत्तों के बावजूद दुर्ग पर अशिकार 
न हो सका । इसलिए उसने एक चाल चली । एक अफ्रीकी ग्रुला/ लड़के को बुरी 
तरह कोडो से पीटकर दुर्ग मे यह जानने के लिए भेजा गया कि दुगे के दिप्र भाग पर 
आक्रमण किया जा सकता है। वह देखभाल कर कई दिनों बाए बाहुर आा गया । 
उसने बताया कि नदी की ओर दीवार पर आक्रमण किया जा सकता ४ । अबे रूमीखा 
तैरता हुआ अपना तोपखाना बढ़ा लाया और दुर्ग के भेज भाग पर गोलाबारी का 
संचालन करने लगा। दीवार में दरार पड़ गयी । इसके बाद उसने आक्रमण का हुक्म 
दे दिया और दुग अधिकृत कर निया गया । सैकजों अफगान तोपचियों के हाथ काटने 
की आज्ञा देकर मुग्रलो ने क्षमादान का वचन भग्र कर दिया । रूमी्खा को दुगे का 
शासक नियुक्त कर हुमायूं ने शेरखाँ का पीछा फ़रते का निर्णय किया जो इस बीच 
बगाल तक बढ गया था और लगभग उसे जीत धुका था। यद्यपि घुनार पर अधिकार 
एक महत्त्वपूर्ण सेन्य-कौशल था, फिर भी हुमायूँ को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 
चुनार से किसी आसपास के भू-भागों पर नियन्त्रण नहीं हो सकता था। दूसरी ओर 
छह माह का जो अमुल्य समय इन्होंने घेरा हाले रहने में नष्ठ किया ०, उसी का शेर्खा 
ने सबुपग्रोग किया | इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाकर उसने बगाल के अभिप्रान मं 
सफलता प्राप्तकी और बगाल का अधिकांश राजकोष गौड़ से उठाकर रोहतास ले गया । 
बंगाल पर अधिकार (१४३८ ई०) 
चुनार से हुमायु' बनारस की ओर बढ़ गया, जहाँ वह कुछ समय तक धटरा 
रहा । शेरलाँ अभी तक सन्धि करने के विरुद्ध नहीं था। उसके साथ लम्बी वार्ता के 
परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि अफगान सरदार बिहार का समर्पण कर दे 
और मुग्नलों के लिए एक जागीरदार के रूप में उसे बंगाल का अधिकारी रहने दिया जाय, 
जिसके बदले में वह १० लाख रुपये वाधिक राज-भेंट चुकाता रहे । शेरखाँ ने इन शर्तों 
को स्वीकार कर लिया, लेकिन हुमायूँ ने, जो बंगाल के महमूद से पत्र-व्यवहार कर 
रहा था और उस समय भनेर तक पहुँच गया था, सन्धि की पुष्टि में &िचकिचाहट 
दिखायी । वह असमंजस में पड़ गया कि शेरखाँ से सन्धि करे अथवा बंगाल-विजय की 
योजना बनाये $ अन्त में उसने बंगाल-विजय करने का ही निश्चय किया ! 
जिस समय शेरखाँ की सेना उसके जनरल खबासख के नेतृत्व में बंगाल पर 
' आक्रमण कर रही थी, वहाँ के राजा गियासुद्वीन महमृद ने हुमायूँ से सहायता की प्रार्थना 


हमायूँ... रण 


की; किन्तु उसके पास कहीं से भी कुमुक नहीं पहुँची और वह हाजीपुर भाग गया और 
उसकी राजधानी गौड़ ब्रफगानों के हाथ चली गयी (६ अप्रैल, १५३५ ६०) । भसहाण 
महमूद का पीछा शेरखाँ ने किया, किन्तु वह अपने प्राण बचाकर भागा और मनेर मे 
हुमायूँ के शिविर में पहुँचकर बंगाल पर पुन: अश्विकार करने की उससे प्रार्थना की । 
हुमार्य को उस पर दया भा गयी । उसमे शेरखाँ के साथ हाल ही में किया हुआ सम 
झौता भग कर दिया और गौड की ओर चल पड़ा । बंगाल का भूतपूर्व राजा महमूद 
घावों से बुरी तरह क्षत-विक्षत था और इन्ही के कष्टो मे खलगाँव (कोलगाँव) में वह 
मर गया । किन्तु हुमायूँ बढ़ता ही गया और मई के अन्त तक तेलियागढ़ी पहुँच गग। । 
गौड़ जाने बाली सड़क को जलालखाँ ने रोक दिया, जिसको उसके पिता ने उस मार्ग 
की रक्षा के लिए तेनात किया था | जैसे ही मुगल लोग इस स्थान पर पहुँचे, जला उखाँ 
ते रडून पर आक्रमण कर दिया । मुगलो की भारी हानि हुई। उधर एक भारी तफान 
भी आ गया, जिससे हुमायूँ की प्रगति कई दिनो तक रुकी रही । जतातरारँ का जब 
यह सूचना मिली कि उसके पिता ने गौड़ का कोष रोहतास रबाना कर दिया है, तो 
उसने तेलियागढ़ी को छोड़ दिया और वह शेरखाँ से जा मिला। यह देखकर फि 
अफगान सेना पीछे हट गयी है, हुमायूँ बंगाल में प्रविष्ट हुआ और गौड़ पहुँच गया 
(१५ अगस्त, १५३८ ई०) । उसने इस स्थान को बिलकुल उजड़ा हुआ पाया । सड़कों 
पर लाशों के ढेर पड़े थे; फिर भी उसने वहाँ ठहरना पसन्द्र किया और एस स्थान का 
नाम जन्नताबाद रखा। यही पर वहु लगभग ८ माह तक रगरेलियाँ और आनरद- 
उत्सव मनाता रहा। उसके अधिकारियों और सैनिकों ने भी इस दिशा में उसका 
अनुकरण किया और सभ्री कोई राग-रग मे डूब गया । 


बादशाह ने आगरा ओर दिल्ली से सम्बन्ध-सम्पर्क रखने का कोई प्रबन्ध 
नहीं किया था। आगरा और गौड़ के मध्य मे उसने केवल हिन्दाल को तिरहुत मे 
नियुक्त कर रखा था। गौड से पश्ि एम में ३५० मील की दूरी पर मुगल प्रदेश में 
बनारस सबसे निकटतम स्थान था परन्तु बनारस से भी मुगल सम्राट का सम्पर्क 
स्थापित नहीं कर सका । ऐसी प्राथमिक और सामान्य सैनिक सावधानी ने रटने का 
परिणाम यह हुआ कि शेरखाँ ने मुगल राजधानी से उसका (हुमार्प का) सम्बन्ध- 
विच्छेद कर दिया । कॉँटेदार जगलो से घिरे हुए दक्षिण बिहार के सारखप्ड नामक 
परवेतीय प्रदेश को सैनिक आधार बनाकर शेरजख्ाँ ने सैनिको' को तेलियागढी से कन्नीज 
तक का सम्पूर्ण प्रदेश विजय करने के मिमित्त भेजने की एक श्रेष्ठ योजना तैयार की । 
वह शीघ्रता से बढता चला गया और बनारस पर अधिकार कर लिया । उसके लड़के 
जलालखोाँ ने जौनपुर घेर लिया और घचुनारगढ़ पर घेरा डाल दिया। अफगानों 
ने कडा, बहराइच, कन्नौज और सम्भल पर अपना अधिकार कर लिया । उस प्रकार 
जनवरी १५३६ ई० के मध्य तक कोसी ओर गंगा के बीच का सम्पूण भाग शेरखाँ 
के अधिकार में आ गया । हुमायूँ का भाई हिन्दाल उत्तरी बिहार में अपना स्थान 
पहले ही छोड़कर आगरा चला गया था। आगरा आकर वह सम्राट बनने के स्वप्न 


४५६. मुगलकालोन भारत 


देखने लगा और तदनुसार योजनाएं भी बनाने लगा। अपनी माँ की सलाह के विरुद्ध 
भी उसने सम्राट की पदवी धारण कर ली, और शेख बहलोल को मार डाला। 
हुमायू बहलोल से बड़ा स्नेह रखता था। ये समाचार हुमायूं के कानों तक न सही, 
उसके अधिकारियो के पास तो देर-अबेर पहुँचते ही रहते थे और वे इसों युनकर टाल 
जाते थे। जब भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होने लगा तो मुगल अधिकारी, जो अब 
तक इन विपत्तिकारक और चिन्ताजनक समाचारों को बादशाह से छिपाये हुए थे, 
स्वयू सावधान हुए और उन्होने राज्य हाथ से निकल जाने का समात्तार हुमायूं को 
कह सुनाया । बादशाह ने जहाँगीर कुली बेग को ५००० सैनिक देकर गौड़ फी रक्षा 
का भार उसके सुपुर्दे कर दिया और स्वय मार्च १५३६ ई० के अच्त में पटना की 
ओर लौट पडा। 
चौसा की लड़ाई (२६ जूत, १५३६ ई०) 

अपनी फौज को दो भागो मे बॉट देने के पश्चात उसने पहले भाग का नेतृत्व 
असकरी को संभालने और आगे बढते की आज्ञा दी। दूसरा भाग जो स्वय उसके 
नेतृत्व मे ही था, कुछ मील पीछे-पीछे चला । मुग्रेर पर ये दोनों भाग पुनः मिल गये 
और अनुभवी अधिकारियों की उचित सलाह के विरुद्ध हुमायूं ने गगा के दक्षिणी तट 
को पार करके आगरे वाली ग्राण्ड ट्रक रोड पक्ड ली। यह एक भयंकर भूल थी। 
यद्यपि हुमा हग थक्छी सड़क का सहारा मिल गया था किन्तु यह मार्ग दक्षिण बिहार 
में होकर निकलता था तो शेरखाँ के प्रभाव और अधिकार में था। सतर्क अफगानी 
जासूस मुगल सेना की गतिविधि के समाचार शीघ्रता से अपने शासक शेरखाँ के पास 
पहुँचा रहे थे। हुमायूं की इस भूल के कारण शेरखाँ ने उससे खुल्लमखुल्ला मुठभेड़ 
करने का निश्चय कर लिया । बादशाह ग्राण्ड ट्रक रोड पर भी आगे न बढ़ सका और 
आनेमान भोजपुर जिले के अन्तर्गत बिहिया तामक स्थान के समीप पहुँचकर उसे उत्तरी 
कितारे पर गेगा पार करनी पडी । जैसे ही वह कर्मतासा भदी (जो बिहार और उत्तर 
प्रदेश की सीसा निर्धारित करती है) से थोडी दूर पर स्थित चौसा नामक स्थान पर 
पहुँचा, उसे समाचार मिला कि शेरखाँ भी पास में ही आ पहुँचा है। हुमायूं के अधि- 
कारियो की राय थी कि कई दिनो की लम्बी यात्रा से हारे-थके अफगानियों पर तुरन्त 
आक्रमण करना अधिक लाभप्रद होगा । किन्तु उसने मूखेंता से यह प्रस्ताव ठुकरा 
दिया और निश्चय किया कि दक्षिण की ओर नदी को फिर पार किया जाय और वहां 
पहुंचकर एकदम आक्रमण करने के बजाय कुछ समय तक इन्तजार किया जाय । मुगलों 
की इस देरदार से शेरखाँ को अपने शिविर को सुहृद करने और अपने सैनिको को 
आराम देने का पर्याप्त समय मिल गया । उसके झण्डे के नीचे अफगान कं गें की एक 
बड़ी फौज एकत्रित हो गयी । इसके विपरीत, हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता 
प्राप्त नही हुई । हिन्दाल आगरे मे प्रत्यक्ष रूप से एक राजा की तरह कामकाज 
रहा था और असकरी के दिल में भी राज-विद्रोह की भावना काम कर रही थी । 
हुमायूं के बहुत-से सेनिक बीमारी, कठिनाइयों तथा शत्रु के भय से उसे छोड़कर 


' हमायूं.. ५७ 


चले गये । लब बचाव का कोई रास्ता नही था | शेरखाँ ने आगरे वाली सड़क की 
ताकेबन्दी कए ही थी। एस प्रकार अब तो केवल युद्ध द्वारा ही उनका झ्षगड़ा तथ 
हो सकता '7। दोदो ओर की सेनाएँ एक-दूसरे का सामता किये हुए तीन महीने 
(अप्रैल से २६ जूद, १५३६ ई०) तक पडी रहीं, किन्तु किसी ओर से भी आक्रमण का 
श्रीगणेश करने की नौबत नहीं आयी । शेरखाँ तो जानबूझकर देर कर रहा था क्योकि 
उसके अनुसार बरसात का मौसम आ जाने से मुभल सेना बडी मुसीबत में पड सकती 
थी। वह वर्षाऋतु का पूरा-पुरा लाभ उठाना चाहता था । इन्ही दिनो दोनो पक्षों मे 
सुलह की बातचीत भी चली, किन्तु शेरखाँ को लण्भग एक वर्ष पहले हुमायूं द्वारा तोडे 
गये समझौते का बडा कठु अनुभव था ” इसलिए शान्ति सम्बन्धी इन बार्ताओं की 
सफलता की आशा कम ही थी। वह स्वयं सतक रहते हुए शत्रु-सेना को आक्रमण की 
सम्भावना से बे-खबर रखना चाहता था | और जब वर्षा आरम्भ हो गयी तो उसने 
अपने हाथ दिखाने शुरू किये । मुगल-शिविर कर्मनासा और गगा नदी के बीच एक 
नीचे एक स्थान पर था। वह स्थान बाढ़ के पानी से भर गया जिससे मुगलो को बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पडा । उनका सारा प्रबन्ध अस्तव्यस्त और नियन्त्रणहीन 
हो गया । २५ जून, १५३६ ई० को शेरखाँ के अपनी फौजो को यूद्ध के लिए तैयार 
होने की भाज्ञा दी, लेकिन प्रत्यक्ष मे महारथ चेरो नामक एक स्थानीय स्तरदार पर 
आक्रमण करने का बहाना किया । यह चेरो योद्धा बिहार के शाहाबाद जिले के ,अन्तगंत 
भादिवासियों के एक फिरके का सरदार था। मुगलो ने अफगानी फौजो को आदि- 
वासियों के प्रदेश की ओर जाता देख यह बात सच मान ली और वे बे-खबर हो गये । 
किन्तु शेरखाँ क्षाधी रात के बाद लोट पडा और मुगलो की बे-खबर सोती हुई 
फौजो पर अचानक आक्रमण कर दिया । अफंगानी फौज ने, जो स्वयं, उसके लडके 
जलालखाँ और उसके महानु सेनापति खवासखाँ के नेतृत्व मे तीन भागों में विभक्त थी, 
तीन ओर से मुगलो पर आक्रमण करना शुरू कर दिया । मुगलो मे खलबली मच गयी 
और वे बुरी तरह भयभीत हो गये । शोरगुल सुनकर हुमायूँ जाग पड़ा और घोड़े पर 
चढकर अपने सैनिको को एकत्र करने लगा, लेकिन उसके अधिकाश सैनिक प्राण-रक्षा 
हेतु बहुत पहले भाग खड़े हुए थे । वह स्वयं अपने खेमे तक भी नही पहुँच सका, किन्तु 
उसके कुछ परखे हुए स्वामिभक्त अनुयायियों ने उसे खतरे से निकलवा दिया। जब 
हाथी पर॑ सवार होकर भी वह गंगा पार न कर सका, तो वह निजाम नाम के एक 
भिश्ती की मशक पर सवार होकर कुशलत्तापुर्वंक नद्दी के दूसरे किनारे पहुँच गया । 
उसका सारा कैम्प जिसमे उसके हरम की कुछ महिलाएँ भी थी शेरखाँ के हाथ लगा । 
मुगल सेना तो लगभग सम्पूर्ण बष्ट-भ्रष्ट हो गयी थी । हुमाये कुछ लोगों की देखरेख 
में जान बचाकर आगरा भाग आया। 

चौसा की लड़ाई में आठ हजार मुगल सैनिक तथा बहुत-से भुगल सरदार काम 
आये । मुहम्मद जमानः मिर्जा भी इनमे एक था। हुमायूं की दो रानियाँ और एक 
लड़की या तो मार डाली गयी अथवा नदी में ड्ब गयी । उसकी पटरानी बेगा बेगम 


एू८. भुगलफालीन भारत 


और उसके साथ बहुत-सी अन्य मुगल महिलाएँ बन्दी बना ली गयी । शेरखाँ ने उनकी 
रक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया और बाद में उन्हे अपने सैनिको की देखभाल में हुमायूं 
के पास सुरक्षित पहुँचा दिया । ; 
बिलग्राम को छड़ाई (१७ मई, १५४० ई०) 

आगरा में हुमायूँ और उसके भाई आपस में मिले औ5 काफो समय तक 
विचार-विनिमय करते रहे। इन लोगो के सामने इस समय अपने शज्रु का नाश करने 
की समस्‍या प्रमुख थी । चौसा की लड़ाई में मुगलों को पराजित कर शेरखा का साहस 
बहुत बढ गया और अब वह शेरशाहू की उपाधि घारण कर सिहासन पर विराजमान 
था। कामरान, जो हुमायूँ की अनुपस्थिति मे ही आगरा आ पहुँचा था, अपने स्वार्थ- 
साधन की चिस्ता में था और इसी उद्देश्य से उसने अपनी २०,००० की फोज के साथ 
अफगान-शासक शेरशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी सेवाएँ अपित की; किन्तु 
हुमायूँ उसके स्वार्थपूर्ो उद्देश्यों को समझता था | उसने यह प्रस्ताव इसलिए और 
अस्वीकृत कर दिया कि इसको स्वीकार कर लेने पर मुगल सम्राट की हैसियत से उसकी 
प्रतिष्ठा पर बट्ठा लगता था । शन्नु की ओर से इतना ब&६: खतरा उपस्थत था कि 
मुगलों का ऐश्वयें और साम्राज्य तक खतरे मे था। ऐसी नाजुक घड़ी में बाबर के 
चचेरे भाई मिर्जा हैदर दुगलात के सद्प्रयत्नों के बावजूद हुमायूं भौर उसके भाई 
शत्रु से मोर्चा लेने के लिए संयुक्त संगठन पर एकमत ते 'हो पाये । कामरान अपनी 
मूबता से यह समझे बेठा था कि यद्दि बहु अपने घढ़े भाई को इस समय सहायता नहीं 
देगा तो शेरशाहू उसे पजाब और हिसार फीरोजा में शान्तिपूर्वक राज्य करने देगा । 
कुछ समय पहले वह आगरे में बीमार पड़ गया था और उसके दिमाग में यहू बात 
घर कर गयी थी कि उसकी ब्रीमारी का कारण उसे जहूर देना है थो हुमायूँ ने दिलवाया 
धा। असकरोी ने सोचा कि हुमायँ मैं हृढ़ता और सकल्पथ्शक्ति का निन्‍तात अभाव है 
और इसलिए वह भी निरपेक्ष बन गया । इन वार्तालापों में बहुत-सा क्षमय व्यर्थ चला 
गया और कुछ भी प्रयोजन सिद्ध त हुआ । उधर शेरशाह के सम्मुख चौसा की लड़ाई 
के बाद सबसे पहला काम था सम्पूर्ण बंगाल पर अधिकार करना और गौड़ नामक 
स्थान पर हुमाय॑ द्वारा छोड़े गये फौजी दस्तों को नष्ट करना | यह कायं सफलतापूर्वक 
सम्पन्न करके वह पश्चिम की ओर लौट आया था और एक शक्तिशाली सेना का 
नेतृत्व करते हुए आगरा की ओर बढ़ रहा था | उसके स॑निकों ने लखनक़ और कप्लौज 
पर पहले ही अधिकार कर लिया था और अब वह स्वयं भी कन्नौज आ पहुँचा (फरवरी 
१५४० ६०) । अब तो मुगलो को एक मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहिए था। हुमायूँ 
ने कामरान से सहायता के लिए अनुनय-विनय की किन्तु उसने अपनी फौज देते से 
इन्कार कर दिया और लाहोर लौट गया । मुगलों ने नये सिरे से सेना संगठन करने की 
जी-तोड़ कोशिश की । चोसा की लड़ाई के बचे-टवे सैनिक भी, जो आगरा आ पहुँचे 
थे, इसमे शामिल किये गये और इन सबकी संज़्या ६०,००० हो गयी । किन्तु इनमें से 
अधिकांश लोग निरे रग़रूट थे जिन्हें युद्ध और लड्ाई का कोई अनुभव न था। ६ 


डुमायूं.. ५६ 


४रह्‌ जी-तोड़ कोशिश के वाद तैयार की गयी सेना को लेकर हुमायूं शेरशाह से भिडने 
के लिए कन्नौज के समीप भोजपुर नामक स्थान पर आ पहुँचा ओर यहाँ उसने अपना 
शिपिर 7 ०८था । शैरशाह ने, जो पहले हो इक्कर आ पहुँचा था, गगा के इस तरफ 
हमायूँ के शिमिर से लगभग २३ मील दूर कन्नौज के सामने अपने खेमे गराड़ दिये । 
ठुमाएं की भेता मे बराबर अभिवृद्धि हो रही थी और अब उसकी सैनिक-सख्या २ लाख 
तक पहुँच गयी थी । अप्रैल १५४० ई० का पूरा महीता निकल गया किन्तु किसी भी 
ओर से आक्रमण न हुआ । हाँ, हुमायूं "े यह सरगरमी जरूर दिखायी कि उसने बिल- 
ग्राम की ओर गंगा पार कर ली। उसने बिलग्राम के निकट गंगा से तीन मील की 
दूरी पर अपना शिविर लगाया । 

५ मई के दिन बडी भयंकर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप मुगल कैम्प में पानी 
भर गया । इसके कारण संतिक-शिविर पास ही में एक ऊँचे स्थान पर स्थापित करने 
का निश्चय किया गया | दूसरे दित १७ मई को जब मुगल सैनिक अपने-अपने कैस्पो 
से यह देखने-ममझने के लिए बाहर निकले कि अगले दिन अपने शिविर को यहाँ से 
हटाकर ऊँचे स्थात पर किस तरह ले' जाया जायगा, तो शेरशाह ने अपने सैनिको को 
मेंदान में उतर आने और शत्रु पर हमला बोल देने की आज्ञा दे दी । इस तरह हुमायूँ 
की तोप-बन्दूक़ों का प्रयोग करने का भी अवसर न मिला । मुगल सैनिक लड़ाई के 
लिए तैयार भी नहीं थे कि उनके ऊपर अचानक ही यह हमला बोल दिया गया था । 
हमायूँ ने मिर्जा दैदर को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर रखा था, जिसके निर्देशन 
में शीत्रता से मुगल फौजें मोर्चा बनाकर तैयार हो गयी । हुमायूँ और मिर्जा हैदर ने 

केन्द्र की बागडोर संभाली । बाम पक्ष, जो नदी की ओर था, हिन्दाल के नेतृत्व में रखा 
गया और दाहिनी ओर का मोर्चा यादगार नासिर मिर्जा के नेतृत्व मे। असकरी 
अग्रगामी सैनिक दल का नेतृत्व कर रहा था। सेना का अग्रभाग तो ५००० बल्वूकधारी 
सनिको द्वारा सुरक्षित हो गया था, किन्तु इधर-उधर कोई रक्षक दल नही था और त॑ 
रिजवे में ही कुछ सैनिक दल थे । भुगलो की लड़ने बाली संख्या ४०,००० थी । 
द्यपि मिर्जा हैदर के अनुभव से अफगान सेना की संख्या १५,००० थी, किन्तु 
लड़ने वाले अफगानों की कुल संख्या ४०,००० से कम न रही होगी । शेरशाह्‌ ने अपनी 
सेना को सात भागो (डिवीजनों) में बाँद रखा थ्रा"ओर स्वय बीच में खड़ा होकर संनन्‍्य- 
संचालन कर रहा था। सेना के मध्य भाग का बचाव उसके सामने एक खाई खोदकर 
किया गया था । सुरक्षित फौजी दसत्तो के अतिरिक्त उसने दाहिने और बायें बाजुओं 
पर भी फोजी दरते तैनात किये थे । मुगलों को एकदम भयभीत करने और नदी की 
ओर से तथा मध्य केन्द्र की ओर से उनका सम्बन्ध-विच्छेद करने के विचार से 
उसने हुमाय के बाये बाजू पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी । इस ओर हिन्दाल 
नेतृत्व कर रहा था। पहले आक्रमण का'तो उसने बडी बहादुरी और कुशलता से 
सामता किया और जलालखाँ को जल्‍्मी भी कर दिया; किन्तु शेरशाह ने उपयुक्त समय 


पर काफी सहायता भेज दी, जिससे उसका लड़का जलालखाँ शक्ति और साहस से पुनः 


६ 


६०. मुगलकालोीन भारत 


आक्रमण करने लगा। शेरखाँ की फोज के अभ्रगामी दल ने भी शत्रु से टक्कर ली और 
असकरी को पीछे खबेड़ दिया । युद्ध ने यकायक ऐसी तेजी पकड़ी थी कि मुगल तोपों 
को रणक्षेत्र तक लाना कठिन था, और इसलिए इस लड़ाई में गोला-बारूद का प्रयोग न 
किया जा सका । मिर्जा हैदर ते लिखा है, (एक गोली तक नहीं चलायी गयी"""*''* 
गोला-बारूद का कतई काम्र नहीं पड़ा । अफगानों का आक्रमण ऐसा भयंकर था कि 
मुगलो के छक्के छूट गये, प्रगति इक गयी और वे भाग निकले। भगदड़ के कारण 
शिविर के नौकर लोग भेड़िया-धसान के समान सनिकों के सामने आ गये जिससे सैनिकों 
को रोके रखने के हुमायूँ के सारे प्रयत्न व्यर्थ गये । उसे भी लाचार होकर युद्धक्षेत्र 
छोड़कर आगरा की ओर भागना पड़ा । बड़ी कठिनाई से वह नदी पार कर सका । 
उसके बहुत-से आदमी डूब गये और बहुत कम लोग उसके साथ रह गये । रास्ते में 
मेतपुरी जिले मे भोगाँव के लोगों ने भी इन पर आक्रमण कर दिया और ये बड़ी 
कठिनाई से प्राण बचाकर आ पाये । 
दैर-दर की खाक छातमे वाला हुसायूं (१५४० ई०) 

आगरा में भी हुमायूँ को चैन से बैठना कठिन था। यहाँ समाचार पर समाचार 
आ रहे थे कि अफगानों का एक दल उसका प्रीछा करता हुआ यहाँ आ रहा है। हुमायूँ 
ने आगरा छोड़ दिया और लाहौर की ओर चल पड़ा । पंजाब की वर्षा की बाढ़ से 
भरी हुई नदियाँ बड़ी कठिनता से उसने पार की । वह मुश्किल से लाहौर पहुँचा ही 
होगा कि उसे समाचार मिला कि अफगानों ने दिल्ली और आगरा पर बिता किसी 
मुकाबले के अपना अधिकार कर लिया है। हुमायूं के भाई उसे लाहोर में मिले किन्तु 
वहाँ भी वे सब मिलकर अपने शत्रु के विरुद्ध कोई योजना न बना सके। कामरान को 
अफगानिस्तान और पजाब की पड़ी थी । हुमायूँ को सहायता देकर वह शेरशाह की 
ताराजी मोल नहीं लेना चाहता था । इसी बीच शेरशाह पंजाब आ पहुँचा और उसने 
भूतपूर्व मुगल सम्राट हुमायूँ के इस प्रस्ताव को कि सरहिन्द तक दोनों के राज्यों की 
सीमाएँ सीमित रहे, अत्यन्त उपेक्षापू्वंक अस्वीकृत कर दिया | यहाँ से भी भागकर 
जाने के सिवाय हुमायूं के पास दूसरा रास्ता न रहा। वह बड़े असमंजस में पड़ा 
हुआ था। एक ओर मिर्जा हैदर की सलाह थी कि उसे काश्मीर चला जाना चाहिए 
और वही से पुन. हिन्दुस्तान विजय के आयोजन करने चाहिए। दूसरी ओर हिन्दाल 
ओर यादगार मिर्जा की राय थी कि सिन्धर में होकर गुजरात तक उसे हट जाना चाहिए 
और यहाँ से दिलली-विजय का कार्यक्रम सचालित करना चाहिए । अभी ये वार्ताएँ चल 
ही रही थी कि ज्ञात हुआ कि कामरात शेरशाह के साथ गुप्त पत्र-व्यवहार कर रहा है। 
यह भी पता चला कि कामरान ने शेरशाह को इस शर्तं पर सहायता देने का बचत 
दिया है कि वह पजाब और काबुल उसी के अध्विकार में छोड़ दे । यह देखकर हुमायूँ ने 
वार्तालाप समाप्त कर, दिया और मिर्जा कदर की सलाह मानकर काश्मीर चलने की 
तैयारी करने लगा; किन्तु कामरान द्वारा अस्त्र-शस्त्रों के बल पर काश्मीर का मार्ग 
अवरुद्ध करते पर उसे यह कार्य्रय भी त्यागना पड़ा । ऐसे संकट में हिन्दाल भी उसे 


हुसायू॑. ६९३९ 


छोड़कर सिन्ध पर आक्रमण करने के लिए चला गया। हुमायूँ ने काश्मीर चले जाने 
के लिए एक और प्रयत्न किया, किन्तु इस बार भी उसके विश्वासघाती भाई कामरान 
ने उसका रास्ता रोक दिया । बदरुशां जाना भी उसके लिए कठित था, क्योकि कामरान 
के मन में यह शंका उत्पन्न हो गयी थी कि कहीं बह उससे काबुल न छीन ले और इस 
प्रकार कामरान ने तीसरी बार उनका मार्ग रोक दिया । हुमायूं को मजबूर होकर सिन्ध 
की ओर बढ़ना पड़ा, जहाँ वह अपने भाई हिन्दाल से मिल गया (दिसम्बर १५४० ६०)। 
खुशाब के समीप कामरान से झभड़ा होने के पुनः आसार दिखायी दिये, क्योकि वह एक 
तंग दर से ममक के पहाड़ की ओर पहले निकलना चाहता था । किन्तु एक धामिक पुरुष 
के बीच में पडने से यह संकट टल ग़या । इसके बाद हुमायूं सिन्ध की ओर बढ चला। 
हुमायूँ के भागने के कारण | 

यहाँ यह विचार करना उचित होगा कि हुमायूं के अपने राज्य से भागने के 
वया कारण थे ? यद्यपि अपने पिता से उसे डॉवाडोल सिंहासन और खाली खजाना 
ऐसी परिस्थिति में प्राप्त हुआ था कि किसी भी सुयोग्य शासक के लिए इनसे सर- 
दर्द होना स्वाभाविक था, किन्तु यदि उसने बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण किया होता, 
तो उसकी आरम्भिक उलसझ्ननें और कठिनाइयाँ दूर हो गयी होतीं। जिन परिस्थितियों 
के पैदा होने पर उसे अपना राजसिहासन छोड़कर भागना पड़ा, उनमें से अधिकांश 
उसकी अपनी मुखेंता और कमजोरियों का परिणाम थी । सर्वप्रथम उसने अपने घूतें 
और विश्वासघाती भाईयों में साम्राज्य बाँटकर महान भूल की । इस समय सबसे बड़ी 
जरूरत यह थी कि दूर तक फैले हुए सम्पूर्ण मुगल-साम्राज्य का एकीकरण करके उसकी 
बागडोर केन्द्र के हाथ में होती जिससे बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से डटकर मोर्चा 
लिया जा सकता । कामरान को पंजाब और काबुल सौंप देने से आवश्यकता और संकट 
के समय वह इधर से रंगरूडों की भरती करने में भी असमर्थ हो गया और इस प्रकार 
. उसकी शक्ति का मुख्य आधार जे फौजी शक्ति पर निर्भर था, टूट गया । दूसरे, जहाँ 
उसे साम्राज्य-संगठन और राज्य-सुधारों की ओर रचनात्मक प्रयत्व करने थे, जिससे 
प्रजा को बहु अपनी ओर खींच सकता, वहाँ आरम्भ से ही उसने युद्ध योजनाओं की 
नीति अपनायी । कालिजर के राजा पर उसने जो चढ़ाई की वह अनुचित थी, क्योंकि 
यदि यह राजा अफगानों का शुभचिन्तक मान भी लिया जाता, जिसमें सन्‍्देह है, तो 
क्या उसे नीति-कुशलता से अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता था ? कालिजर के सुदृढ़ 
दुर्गें के सामने हुमायूँ कुछ न कर सका और इससे उसकी प्रतिष्ठा कम ही हुई, चाहे 
कालिजर नरेश ने हरजाने के रूप में कितना ही धन उसे क्यों न दिया हो । तीसरे, 
हुमायूँ शेरशाहु की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई शक्ति का अनुमान तक नहीं कर सका । 
१५२६ ई० तक तो शायद वह यही विचार किये बेठा रहा कि अफगान सरदार शेरशाह 
ने तो कल ही प्रभुता प्राप्त की है अतः वह थोड़े ही परिश्रम से ही परास्त किया जा सकता 
है। उसने शेरशाह की हस्ती मिटाने के लिए कोई हढ़ उद्योग नहीं किया । १४३२ ई० 
में चुनार पर पहला घेरा डालने के पश्चात उसने मु्खता से उससे अधूरी घुलह कर ली 


हुमायूं. ६३ 
यह कभी तय न कर सका कि उसे बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेती चाहिए या बिहार 
में शेरखाँ की शक्ति समाप्त कर देती चाहिए। गौड़ की ओर बढ़ते समय हुमायूँ पुन 
भोग-विलास और प्रमाद में फेस गया और इस प्रकार आठ महीने से अधिक का समय 
उसने नष्ट कर दिया । शेरखी बड़ा ही नीति-कुशल था । उसने इस अमृल्य समय और 
अवसर का संदुपयोग किया । उसने मुगल सेनो का आंगरा से सम्बन्ध-विच्छेद ही नहीं 
किया बल्कि तेलियागढ़ी से लेकर कश्नौज तक का अदेश अपने अधिकार मे कर लिया । 
कयः किसी ऐसे शासक की कल्पना की जा सकती है जो पूरे आठ महीने तक अपनी 
राज४।-ी से कोई समाचार ब्राप्त न कर सके और सोंचता यही रहे कि वहाँ सब ठीक 
हैं । आर वापस लॉहते सप्तय भी उसने बड़ी ही दुविधा और हिचकिचाहट का 
परिचय दया जो उरुकी जैसी स्थिति वाले शासक के लिए शोभः नहीं देता था । वह 
बहू मिर्गय ही नहीं कर पाता या कि कौन-सा सांग उसे ग्रहण करना चाहिए। तीन 
धार उसने गंगा पार की और शेरखों के हाथों में सेलता रहा । चौसा मे भी यह 
जानकर कि शेरखाँ हिन्दू बेरो आदिवारियों से लड़ने जा रहा है, उसने उस पर आकगश 
ने करने की ठीक वैती ही गलती दूहुराई, जैसी कि चित्तोड़ पर बहादुरशाह द्वारा घेरा 
डालते समय उस पर आक्रमण ने करने को गलती बह पहले कर चुका था । सातवें, 
जून १५३६ ई० में चौसा की लशाई में हार जाने के बाद उसने शेरखाँ के आदमियों 
से कन्नौज से लेकर बनारस तक का भ्रदेश छीनने का कोई प्रयत्न नहीं किया और 
केवल आगरा में अपनी सुरक्षा के ही स्वप्न देखता रहा । अपने साम्राज्य के पूर्वी ग 
को तो वहू हाथ से गया हुआ ही समझ्ष बैठा था। इस नीति का प्रभाव और परिणाम 
जनता के ऊपर बुरा पड़ा होगा और उसकी दृष्टि में हुमाययूं के पतन का नक्शा विच 
गया होगा । आठवें, विजयी शेरखाँ से लडने के लिए वह अनुभवी सैनिकों के दलों को 
परस्पर मिलाये न रख सका और कन्नौज की लड़ाई में तो वह बड़ी भारी भूल कर 
बठा । सैनिक-शिविर स्थापित्ष करने के लिए तीचा स्थान पसन्द करना, दो महीने तक 
अकमंण्य बने रहना, शिविर को दूसरे स्थान पर हटाते समय अच्छा प्रबन्ध न करना, 
तोपगोलों के दल को युद्ध के समय पीछे छोड़ देना और भयभीत होकर भागते हुए 
सेना के कर्मचारियों की रोकथाम ने करना आदि बातें उसकी असफलता, पराजय भर 
अन्त में युद्षक्षेत्र से उसके भागने के लिए उत्तरदायी हैं। नवें, अपने दस वर्षों के राज्य- 
काल में उसने नेतृत्व-शक्ति और अपने सैनिकों एवं अधिकारियों को नियन्‍्व्ण में रखने 
की योग्यता का नितान्त अभाव प्रदर्शित किया था। उसके सेनापति और सेनाध्यक 
बड़े ही नाजुक समय में बार-बार विद्रोह खड़ा करते रहे । हुमायूँ की कमजोरियीं 
को देखते हुए उन्हें यह विश्वास था कि यदि उन्हें दुबारा हुमायूँ की नोकरी भे आना 
पड़ेगा तो वह उन्हें क्षमा कर देगा । दगवें, अपने धू्ते भाइयों के प्रति अत्यधिक बर्पी 
का बरताव करना भी उसकी मुसोग्र्तों और पतन के लिए कमर उत्तरदायी नहीं 
हुमायूँ के तीनों ही भाश्यों ते विद्रोह किया । कभी-कभी तो ये राजसत्ता तक हथिया 
बैढें और उसके लिए अनेक मुसीबतें छडी कर दीं, किन्तु हुमायूं उन्हें बार-बार क्षमा 


६४ मुग्लकालीन भारत 


प्रदान करता रहा | पहली बार जब उन्होने राजद्रोह फिया था, था उसा समय उन्हें 
ठीक कर दिया जाता तो उसे ये मुसीबत ने भोगनी पड़ती । ज'त पे, हम यह तो देख 
ही चुके है कि हुमायूं में हृढतापूर्वक कार्य करने की क्षमता नष्ट। ही । उसकी यह 
क्षादत-सी पड गयी थी कि पहले तो वह सैनिक सरगर्भियाँ दिला पता था, परन्तु 
डी-बहुत सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राग-रंग आदि आलस्य-प्रमाए मे डब 
जाता था। मदहोशी त्यागकर वह फिर कार्यक्षेत्र मे आ जाता था और कुछ समय 
बाद फिर इसी में गक हो जाता था। इस प्रकार कभी चैतन्य हो जाना और कभी' 
शिथिल हो जाना ऐसे अवसर पर जबकि उसे सजग-सचेष्ट होकर सैन्य-संचालन में 
संलग्न रहना चाहिए था, अपने हरम मे रंगरेलियाँ मताना और आराम करने का 
उसका यह स्वभाव उसकी असफलताओं का प्रमुख कारण समझा जाना चाहिए । 
निर्वासित हुमायूँ (१५४१-१५५५ ई०) 
अकबर का जन्स (१५ अक्तुबर, १५४२ ई०) 
खुशाब से चल्लकर, यात्रा के अनेक कष्ट और अभावों को सहते हुए, हुमायूँ 
सिन्ध नदी के किनारे सैहरी नामक स्थान पर आ पहुँचा । यह स्थान भवखर के द्वीप- 
दुर्ग से अधिक दूर व था और सिन्ध राज्य के राजा शाहुहुसन अरगों के अधिकार में 
था । हुमायूँ ने दुगे पर घेरा डाल दिया । हिन्दाल और यादगार मिर्जा सेहवान पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गये। दुर्ग पर घेरा डाले काफी समय थ्यत्तीत' 
हो गया किन्तु कोई फल न निकला । इधर शाहहुसन ने भक्खर के समीपदवर्ती क्षेत्रों 
को इस विचार से उजाड़ दिया कि हुमायूं की फोजो को रसद उपलब्ध न हो सके । 
इस प्रकार मुगलो के कष्टों का वारापार न था। अपने भाई की निष्कियता से तंग 
आकर हिन्दाल ने भी सेहवान पर घेरा डाल दिया और हुमायूं भी उसके साथ मिल 
जाने के लिए वहाँ चल दिया। जब वह हिन्दाल के कैम्प में ठहरा हुआ था, तो वहाँ 
उसने हमीदा बेगम को देखा | हमीदा बेगम हमीदा बेगम को देखा | हमीदा बेगम _हिन्दाल के आध्यात्मिक शुरु फारस के 
शिया मीरबाबा दोस्त उर्फ मीरअली अकबर जामी की पुत्री थी। दुमायूँ ने बेगम से 
निकाह करने की इच्छा प्रकट को, किन्तु हिन्दाल में इसको बहुत बुरा माला, क्योंकि 
हमीदा बेगम को वह अपनी धर्म-बहन मानता था और स्वयं हमीदा बानू ने भी जो इस 
समय चोदह वर्ष की थी इस सम्बन्ध से बड़ी अनिच्छा प्रकट की । हमीदा का कहना 
था कि उसके हाथ मुश्किल से ही हुमायूँ के गले तक पहुँच सकते है । किन्‍्तु हर॒म की 
अन्य महिलाओं ने अन्त में उसे समझा-बुझाकर इस शादी के लिए राजी कर लिया । 
इस प्रकार २९ अगस्त, १५४१ ई० को हुमायूँ और हमीदा बेगम वैवाहिक-सुत्र में बंध 
गये । इसके बाद ही हुमाय को भवखर लौट आता पढ़ा बोर हन्दाल केस्सार चर गया। 
तदुपरान्त हुमायूं बादशाह हुसन की राजधानी थट्ठा पर आक्रमण करने की 
तैयारी में लग गया; लेकिन बीच ही में उसे सेहवान पर पुनः घेरा डालना पड़ा । शाह 
इुजषत हुमा के साथी-संगियों में वैर-बिरोध पैदा करने की योजना बना रहा था और 
इंस्ीलिए उसने यादगार मिर्जा को अपनी लड़की ब्याह देने और गुजरात-विजय के लिए 


हुमायूं. ६५ 


सहायता देने का वचन देकर अपनी ओर फोड लिया। शाह हुसेन की इस सफल कुटनीति 
के सामने हुमायूँ की कुछ न चली और उसे सेहवान से घेरा उठाकर भवखर की ओर 
हूट जाना पड़ा । यादगार मिर्जा को साथ छोड़ते देख और उसे अपना कट्टर विरोधी 
जान हुमायूँ अपने भविष्य से भी निराश हो चलो और अब वह सासारिक जीसनस से 
बिरक्त हो मक्का शरीफ की यात्रा करने की सोचने लगा । 

ठीक ऐसे समय में हुमायूँ को मारवाड़ (जोधपुर) के राजा मालदेव का निमन्त्रण 
प्राप्त हुआ, जिसमे राजा ने उसे सहायता देने का आश्वासन दिया था । फलतः हुमायूँ 
जोधपुर के लिए चल दिया; लेकिन जब वह मारवाड की राजधानी के निकट पहुँचा 
तो उसे ज्ञात हुआ कि मालदेव के आश्वासन का अब कोई अर्थ न रहा था क्योकि अब 
उसने अपना इरादा बदल दिया है। परिस्थितिवश अब मालदेव उसे गिरफ्तार कर शेर- 
शाह को सौप देना चाहता था। शेरशाह ने इसके लिए राजा मालदेव को बाध्य किया 
था | ऐसी विकट परिस्थिति में पड़कर हुमायूँ वापस लौट जाने के सिवाय और क्या कर 
सकता था ? वह सिन्ध की ओर लौट पड़ा । एक ओर भरपूर निराशा और यात्रा की 
अनगिनत कठिनाइयाँ और दूसरी ओर भयकर गर्मी मे राजपूताना का रेगिस्तान नापते 
हुए हुमायूँ को अकथनीय कष्ट भोगने पड़े । एक अवसर पर तो उसके आदमिथों को तीन 
दिन तक पानी की एक बाद महू में डाले बिना ही चलते रहना पड़ा और जब ये लोग 
एक कुएँ पर पहुँचे, तो इन्होंने और इनके घोडों ने भयकर प्यास में इतना पानी पी डाला 
कि उनमें से बहुत-से प्राण छोड़ बैठे । हुमायूँ ने सिन्ध मे (२२ अगस्त, १५४२ ई०) 
अमरकोट (सोधा राजपूतों का एक छोटा राज्य) के राणा के यहाँ आकर शरण ली । 
राणा ने बड़े सत्कार के साथ उसका स्वागत किया और सिन्ध के दक्षिण-पूर्वी भाग को 
. जीतने के लिए रुपये-पैसे और सैनिकों की सहायता देने के लिए भी वह तैयार हो गया । 
राणा वीरसाल ने (प्रसाद ज़हीं, जैसा बहुत-से लेखकों ने गलत समझा है), मुगल 
महिलाओं को अपने दुर्ग के अन्दर महल में सम्मानपूर्वक ठहरा दिया | ११ 7”, 
१४४२ ई० को हुमायूं राणा वीरसाल की सहायता प्राप्त कर सिन्ध विजय के लिए 


बल लत “ट 


निकले पड़ा और बह अभी पर्द्रह मौश ही तय कर पाया होगा कि उसे अमरफोद मे 


हमीदा बेगम के गर्भ से पुत्र-जन्म का शुभ समाचार प्राप्त हुआ । यही नवजात शिशु 
आगे चलकर अकबर महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ । हुमायूँ ने उसका नाम जलालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर रखा । उस समय हुमायूँ के पास फूटी कौड़ी भा नहीं थो और ऐसे इु् 
समाचार प्राप्ति के अवसर पर अपने साथी-सरदारों को एक साधारण-सी दादत देने के 
लिए उसे दूसरों से रुपया उधार माँगना पड़ा । सिन्ध पर अधिकार प्राप्त करने में उसे 

सफलता नहीं मिली और सबसे बुरी बात यह हुई कि उसके अनुयायी राणा बीरनाल 
के आदमियों से किसी बात पर झगड़ बैठे, जिससे शणा जैसे अपने नये रा5 5. 
कृपा और अनुकम्पाओं से भी उसे बंधित होना पड़ा । लेकिन सौभाग्य से उसे कंस्थार 
तक चले जाने के लिए निष्कंटक मार्ग मिल गया। शाह हुसैत अरगो इन भूरे आक्रमण- 


कारियों की उपस्थिति से तंग आ बया था । इनसे छुटकारा पाने दे रहिए उससे 


६६. मुगलकालीन पारत 


है 


हुमाथूं को अपने राज्य में से होकर निकल जाने के लिए मार्ग दे दिया । रास्ते के लिए 
रसद और रुपये-पैसे की भी उसने सहायता कर दी । इस प्रकार हुमायूँ ने हिन्दुस्तान 
से विदा ली ओर कन्धार की ओर चल दिया। उधर कामराम ने जो एक स्वतन्त्र 
राजा के रूप मे राज्य कर रहा था और जिसने कन्धार का राज्य-प्रबन्ध अपनी ओर 
से असकरी को सौप रखा था, फोजें भेजकर हुमायूं का रास्ता रोक दिया और उसे 
गिरफ्तार करना चाहा । हुमायूँ स्वयं तो बाल-बाल बच गया, किन्तु जल्दी में भागते 
हुए उसे लगभग एक वर्ष के बेठे अकबर को वहीं छोड आना पड़ा । कन्धार का 
मार्ग छोड़कर बह फारस पहुँच गया, जहाँ शाह तहमास्प ने उसका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । फारस का थह कट्टर शिया धर्मावलम्बी शासक 'अपने अतिथि हुमायूं को भी 
शिया मत में दीक्षित करने के लिए उत्सुक था और यदि हुमायूँ इसके लिए तैयार नहीं 
होता तो उसे बल-प्रयोग द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किये जाने की छिपी हुई 
धमकी दी गयी थो। हुमायूँ जपमानजनक व्यवहार धैयंपूर्वक सहता रहा। अन्त में 
१५४४ ई० में फारस के शाह ने हुमायूं को इन शर्तों १र स॑निक सहायता देनी स्वीकार 
कर ली कि यह स्वयं शिया मतावलम्बी बनकर इस मत को अपने क्षेत्र मे फैलाने का 
संदृपयत्न करेगा और यदि कम्धार पर उसे विजय प्राप्त होती है, तो उसे फारस के 
शाह को भेंट करेगा । इस सेना का नेतृत्व करते हुए हुमायूँ कन्धार पहुँचा । असकरी 
को उसने हरा दिया और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया | असकरी को बाद में 
क्षमा प्रदान कर दी गयी और कन्घार फारस के शाह को सौंप दिया गया। जब फारस 
के राजा के लड़के की मृत्यु हो गयी, तब हुमायूं ने कन्धार पर अपना अधिकार कर 
लिया और काबुल पर पेरा डालने के लिए चल पड़ा। शीक्ष ही काबुल भी उसके 
अधिकार में आ गया और यहाँ नवम्बर १५४४ ई० में उसने अपने बिछुड़े हुए दो वर्ष 
के बेटे अकबर को गले से लगाया । कामरान पहले गजनी भाग गया था और गजनी 
से वह सिन्ध की ओर चला गया । हर 

कन्क्र पर अधिकार हो जाने से हुमायूँ को अफगानिस्तान में पैर टेकने की 
जगह जरूर मिल गयी, किन्तु उसकी विपदाओं के दिन अभी समाप्त नहीं हुए । हिन्दू- 
कुश के पार किसो अभियान के समय जब बहू बीमार पड़ गया, तो इस अवसर 
से लाभ उठाकर कामरान अचानक काबुल में आ पहुँचा और १५४६ ई० में उसे 
अपने अधिकार में कर लिया । हुमायूँ के बहुत-से सरदार इस डर से कामरान के 
अल गये कि कहीं काबुल में पहुँचकर वह उत्तके परिवार के सदस्यों का वध न 
कर दे । 

बीमारी से छूटकारा पाकर हुमायूं ने काबुल को घेर लिया । कहते हैं कि 
कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार पर बेठाकर हुमायूँ की आग उगलती 
हुई तोपों के सामने कर दिया था। काबुल को और अधिक सस्ती से चारों ओर से 
बेरा गया और अन्त में १५४७ ई० में इसको कझ्जे में कर लिया गया। काम राम दण्ड- 
भय से कहीं भाग गया। कुछ समय बाद वह फिर वापस लौटा और अपमे भाई से 


हमायूं. ६७ 


युद्ध किया, किन्तु हार गया (१५४८ ई०)। हुमायूँ ने पुनः उसे क्षमा प्रदात कर दी 
और उसे औक्सस के उत्तरी प्रदेश का गर्वनर बना दिया । १५४६ ई० में कामरान ने 
पुनः अपने भाई के साथ विश्वासधात किया और काबुल को अपने कब्जे मे कर लिया। 
इस बार अपने धृ्तं भाई से युद्ध करते समय हुमायूं बुरी तरह घायल हुआ और एकान्त 
स्थान मे जाकर उत्तने अपनी जान बचायी । लोथे का यह भी विचार था कि वह बुरी 
तरह घायल ही नही हुआ है, जान से भी हाथ धो बैठा है। किन्तु बदरूशा के सुलेमान 
की सहायता से वह कामरान से युद्ध करने के लिए युद्धक्षेत्र मे पुन उपस्थित हुआ और 
उसे हराकर काबुल पर अपनाबअधिकार कर लिया। कामरान लड़ाई से भाग खड़ा 
हुआ और भारतवर्ष में इस्लामशाह (१५४५-१५५३ ई०) के पास शरण लेने के लिए 
भाग गया किन्तु वह पकड़ लिया गया और हुमायूँ के सामने ला खड़ा किया गया। ऐसे 
धूर्ते और विश्वासघाती व्यक्ति को मौत की सजा देने की उसके सरदारो की राय होते 
हुए भी हुमायूँ ते अपने भाई को फिर माफ कर दिया; किन्तु इस बार उसने उसकी 
आँखें निकलवाकर उसे अन्धा अवश्य करवा दिया । कामरात के साथी सरदार अब उसे 
छोड़ गये और वह स्वयं भी अपनी पतिब्रता पत्नी के साथ मक्का को हज करने चल 
दिया, जहाँ १५५७ ई० में वह मर गया। हुमायूं के और दूसरे भाई-बन्धु तो पहले 
ही मर घुके थे । कामरान से अन्तिम लड़ाई लड़कर और हारकर असकरी भी बन्‍्दी 
बना लिया गया और उसे मक्का भेज दिया गया जहाँ से वह फिर वापस नहीं लौटा । 
हिन्दाल एक अफगान के हमले से मर गया था । इस प्रकार हुमायूँ ने अपने इन 
विकट प्रतिद्वन्द्रियों से मुक्ति पायी--ये लोग ही उसके निष्कासन और आपदाओं के 
कारण थे । 
हुमाय॑ पुनः राजसिहासन पर 

हुमायूं के निर्वासन की अवधि में उसका प्रबल प्रतिद्वन्द्री शरशाह जिसने उसे 
हिन्दुस्तान से भगाकर अपने सुशासन द्वारा वहाँ एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर 
, लिया था, मई १५४५ ई० में मृत्यु को प्राप्त हो गया । उसके पश्चात उसका बेटा 
इस्लामशाह तख्त पर बैठा और वह भी अपने पिता की श्रेष्ठ शासन-तीति पर स्थिर 
रहकर प्रजा वी सुख-सुविधा का ध्यान रखता रहा । किन्तु अफगान सरदारों को वह 
अपने वश में नही रख सका, और जब ३० अक्तूबर, १५५३ ई० में उसकी मृत्यु हुई, 
तो अफगान-साम्राज्य पतन के पथ पर जा रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बारह- 
वर्षीय पुत्र की हत्या उसके मामा सुबारिजखाँ ने कर दी | मुबारिजा बाद में मुहम्मद 
आदिलशाह (अदली नाम -: वह प्रसिद्ध है) के नाम से गद्दी पर बंठा | यह व्यक्ति 
भोग-विलास प्रवृत्ति का था। शासन-सम्बन्धी शुष्क बातों से तबियत हटाकर इसने 
शासन-सुत्र अपने एक हिन्दू बजीर हेमू को सौप दिया और स्वयं निश्चित्त होकर 
चुनार में जाकर रहने लगा । इब्राहीमशाह ओर सिकन्दरशाह ताम के दो व्यक्तियों ने 
अपने को सूरशाद़ी राजवंश से सम्बन्धित बताकर आदिलशाह के अधिकार को चुनौती 
दी । वे दोनों व्यक्ति आपस में भी कई बार भीषण युद्ध कर छुके थे । शेरशाह सूर 


इंद. भुगलशालीन भारत 


द्वारा इतने परिश्रम, अध्यवक्ताय और नीति-कुशलता से सिर्भाण किये गये अफगान 
साआ्रज्य का छिन्न-भिन्न होना व थोड़ें ही समय की बात रह गयी थी । हुमाथूँ 
हिन्दुस्तान की इस बिगड़ती हुई अवस्था का बारीकी से अध्ययन कर रहा था और वहाँ 
आते के लिए उपयुक्त समय और अवसर की टोह में था, जिससे पह अपने खीपे हुए 
राज्य को पुन: प्राप्प करने की चेष्टा कर सके । नवम्बर १५४४३ ६० में इश्लाभशाह 
की मृत्यु हो जाने के ठीक बाद ही यह अवसर भी उसे प्राप्त हो भया । ज्योतिषशास््र 
में ज्ा रखने के कारण एक दि जिद तीन आदमियथों हे तह संबंध पहले मिला था, 
उनके नाम से क्सते इछ शकुत विचारा, और इसका' रूमर्थन उसने हाफिज को 
कविताओं से दूसरा शकुन विचार कर किया । हिन्दुस्तान की ओर बढ़ने और उसे 
दुबारा जीत लेने के उसके विचार से ये शक्रुन पूरी तरह अनुकूल पड़ते थे; और क्योंकि 
वह अपने धूर्ते एवं विश्लसधाती भाश्यों से छुटकारा पाकर अफगानिस्तान में अपनी 
स्थिति को सुहृढ़ कर चुका था, इसलिए अब ऐसी कोई बात भी नहीं थी जो उसके मागगें 
में बाधा वनकर खडी हो जाती ! जल्दी-जल्दा तैयारियाँ पुरी कर काबुल रो खलकर यह 
२५ दिसम्बर, १५५४ ई० को पेशायर आा पहुँचा । जब उसने सिन्धु नदी पार कर सी, 
तो कन्धार से उसका परम विश्वासपात्र अधिकारी बरमख्खा अन्य सैनिक अधिकारियों के 
साथ उससे आ मिला | गक़खर-संरदार सुल्तान आदम से सहयोग और सहायता प्राप्त 
करने के लिए बातचीत चल रही थी, किन्तु सिकन्दरशाह सूर से पहले ही उसने सन्धि 
कर ली थी, इसलिए उसने मुगलों का प्रस्ताव ठुकरा दिया । परहाला के रास्ते शलकर 
हुमायूँ पूर्वी पंजाब के गुरुद्रासपुर जिले में कलानूर नामक स्थान पर आ पहुँचा । यहाँ 
पर उसने अपनी फौज को तीन भागों में विभाजित किया | उसमे से एक को उसने 
शिहाबुद्दीन के नेसुत्व में जाहौर भेजा और दूसरे को बैरम्ाँ तथा कुछ अन्य सरदारों 
के साथ नसीबखाँ अफगान थे मोर्चा लेने भेजा । नसीबर्खा एक क्षफगान था और इसके 
अधिकार में हरियाना का इलाका था । लाहोर बिता किसी संघर्ष के ही मुगलों के 
अधिकार में आ गया | कुछ दिन बाद (२४ फरवरी, १५५५४ ६०) हुमायूं भी यहाँ चला 
आया और वह नगर एवं जिलों की सुव्यवस्था के प्रबन्ध में लग गया । उधर शहबाजर्खा 
अफगान से कुछ दिनों तक भयंकर युद्ध करके मार्खे के महीने में मुगलों ने दीपालपुर 
पर अधिकार कर लिया । लगभग उन्हीं दिनों बैरमर्खाँ मे नसीबर्खा को खदेड़कर 
हरियाना के परगने पर भी अधिकार कर लिया । वहाँ से वह जालन्धर चल दिया और 
जालन्धर से बेरमलाँ तथा कुछ अन्य सरदार लुधियाना से १६ मोल पूर्व सतलज के 
किनारे मच्छीवारा नामक स्थान के लिए चल दिये। यहाँ पर मुगल और अफमगानों के 
मध्य विकट भोर्जा ढटा । अफगान फोजें नसीबर्खाँ, तातारखाँ तथा कुछ अन्य प्रमुख 
सरदारों के नेतृत्व में थीं। यह घमासान युद्ध उस दिन (१५ मई) आधी रात से ऊपर 
तक चलता रहा। सौभाग्य से अफगान फौजों की ओर कहीं भ्राग लग गयी और इसकी 
सुधटों के प्रकाश में मुगलों ने अफगान फौजों की सारी स्थिति देख-समझ ली, जिससे 
इन्हें अपनी तोपी पर तीर कमामों का ठीक निशाना बनाने में बड़ी सहायता और 


' हुमायू ६8 


2] 


सफलता मिली । खूब जी-तोइकर लड़ने पर भी अफगानी फौजी दस्तों की कतोरें सुबह 
दोते-होते हूटने लगी और सैनिक युद्धक्षेत्र से भाग खड़े हुए। बैरमख्ाँ ने सरहिल्द 
अधिकृत करने की शीघ्ष ही तैयारी कर डाली । 


मच्छीवारा की लड़ाई के फलस्वरूप मुगलो ने लगभग सम्पूर्ण पंजाब पर अपना 
अधिकार कर लिया और सिकन्दर सूर को, जो हिन्दुस्तान मे अपनी श्रेष्ठता जताने 
वाले तीन सुर बादशोहो मे से एक था, बुरी तरह भयभीत कर दिया । सरहिन्द को 
पुन. प्राप्त कर लेने के इरादे से २७ अप्रैल, १५५५ ई ० को अस्सी हजार सिपाहियों की 
फौज लेकर सिकन्दर सूर दिल्‍ली से चला, और व्योकि इस बार मुठभेड़ होने की 
आशंका थी, इसलिए बैरमख्राँ की प्राथेना पर लाहौर से हुमायूं भी उसके साथ आ 
मिला । सरहिन्द के निकट ही दोनों ओर की फौजों में २९ जून को एक भयंकर लड़ाई 
छिड गयी । सिकन्दर की इस विशाल फौज को देखकर जिसके आगे-आगे हाथियों की 
पंक्ति खडी थी, पहले तो मुगल सहम गये, किन्तु बैरमखाँ के सफल नेतृत्व से उन्हे अन्त 
में विजयश्री प्राप्त हुई | सिकन्दर को बुरी .तरह खदेड़ दिया गया और वहाँ से वह 
पहले मानकोट और मानकोट से उत्तर-पश्चिम पजाब की पहाड़ियों मे जा छिपा । इस 
स्मरणीय पिजय-लाभ के पश्चात हुमायूँ ने सरहिन्द में पदा्पंण किया और यहाँ से वह 
सोमना गया, जहाँ उसने कुछ वदिन बिताये । इसके बाद वह दिल्‍ली के लिए चल पड़ा 
और २० जुलाई, १५५५ ई० को वहाँ पहुँच गया । २३ जुलाई की शुभ घड़ी में उसने 
दिल्‍ली शहूर मे प्रवेश किया और पन्द्रह वर्ष के बाद पुनः दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । 
उसने सरहिन्द से ही कुछ फोजी दस्ते सिकन्दर सूर का पीछा करने के लिए भेज दिये 
थे । अब बादशाह ने अपने बेठे अकबर को जो कुछ समय पहले ही युवराज घोषित. 
कर दिया गया था, उसके शिक्षक बैरमख्ाँ के संरक्षण में पंजाब का गवर्तर नियुक्त कर 
दिया । यह कार्य इसलिए और आवश्यक था कि पंजाब की ओर सिकन्दर सूर की 
उछल-कुंद जारी थी और उसकी सैनिक-संख्या भी काफी बढ़-चढ़ गयी थी । बादशाह 
ने अलीवुलीखाँ शहबानी को कम्बर बेग नामक एक विद्रोही को दबाने के लिए बदायूँ 
भेजा, जिसे उसने आसानी से हरा दिया । आगरा तथा इसके समीपवर्ती जिलों पर 
अधिकार करने की तैयारियाँ भी शुरू कर दी गयीं । इस प्रकार थोड़े-से महीनों में ही 
हुमायूं ने उन क्षेत्रों के बहुत-से भागों पर अपना अधिकार कर लिया जो पहले उसी के 
कब्जे में थे । ४ 
अन्तिम विन और मृत्यु 

सिंहासन पर पुनः आसीन होते समय बादशाह के सम्मुख अनेक जटिल तथा 
महत्त्वपूर्ण कार्य थे । पन्द्रह वर्ष पहले के राज्यक्षेत्र का थोड़ा-सा भाग ही अभी उसके 
अधिकार में आया था, और इस सीमित क्षेत्र में भी ऐसे विद्रोही सरदारों की सख्या 
कम न थी, जिन्हें दबाना आवश्यक था। इन विद्रोहियों मे अफगान सरदार ही 
अधिक थे | सबसे अधिक कठिन एवं महत्त्वपूर्ण कौर्ये था एक श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था 


७० घगलफालीन भारत 


की स्थापना करता और हा की सहानुभूति प्राप्त करना। हुमायूँ विद्रोही सरदार 
को दबाने के काम मे जुट गया। साथ ही वह मुगल-सत्ता की पुनःस्थापता की 
तैयारियाँ भी करता रहा । लेकिन उसने शेरशाह सूर की श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था को 
पुनःस्थापित करने का प्रयत्न नही किया । शेरशाह का यह शासन-तन्त्र उसके उत्तरा- 
धिकारियों के पारस्परिक संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण के कारण बहुत छिप्न-भिन्न 
हो गया था | बादशाह का अन्त समय भी अब निकट आ रहा था । २४ जनवरी, 
१५५६ ई० के संध्या समय वह दीनपनाह नामक भवन-समृह जिसे बाद में शेरमण्डल 
भी कहा जाता था, के अन्तर्गत अपने पुस्तकालय की छत पर बैठकर अपने कुछ 
विशिष्ट सरदारों और ज्योतिषशास्त्रवेत्ताओं से विचार-विभर्श कर रहा था कि नक्षत्र 
के उदय होने पर एक दरबार का आयोजन क्या जाय। इसी समय उसने पास 
वाली मस्जिद में मुलला को अर्जां देते हुए सुना और साँझ की नमाज पढ़ने के लिए 
वह उठा और ढालू सीढ़ियाँ उतरकर तीचे आने लगा; किस्तु दुर्भाग्यवश उसका बेंत 
हाथ से छूट गया और वह सीढियों से गिर पड़ा । उसकी खोपड़ी की हड्डी हूट गयी । 
यहाँ से उसे महन्न में ले जाया गया । होश” आने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसे गहरी 
चोट पहुँची है ओर हालत अच्छी नहीं है । इसलिए उसने अकबर को बुला भेजा 
और उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया । २७ जनवरी, १५५६ ई० को 
व तप जय इस संसार से कुच कर गया। इस प्रकार जैसा इतिहासकार ले: नपूल ने लिखा 
है 'हुमायूं गिरते-पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया--ठीक उसी तरह जिस तरह 
तमाम जिन्दगो-भर वहु गिरते-पड़ते चलता रहा था।” 
चरित्र 
हुम।यूं को एक भद्र पुरुष मानने में दो रायें नही है | तत्कालीन तथा आधुनिक 
इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि व्यक्ति के रूप में उसका चरित्र लगभग पूर्णे-सा 
था। यह अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र था। अपने पिता के दजीवनकाल में और उसके 
बाद भी उसने उसकी आज्ञा-आदेश पालन में कभी किसी तरह की हिंचकिचाहूट 
नहीं की । बाबर के अस्तिम वचन उसके कानों में सदेव गूजते रहते थे और इनका 
पालन उसने इस हढ़ता से किया कि एक या दो बार नहीं, कई बार अपने धूर्त एवं 
विश्वासघाती भाइयों को किसी तरह की हानि न पहुँचाने के विचार से, उसका 
सिहासन ही नहीं, उसका जीवन तक संकट में पड़ गया । अपनी माता माहिम बेगम 
“के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। अपने अनेक सम्बंधियों के साथ उसका बड़ा ही 
प्रेमपूर्ण-बरताव रहता था । बहु-विवाह की प्रथा के अनुसार यद्यपि उसकी बहुत-सी 
पत्नियाँ थी तथापि उन सबके साथ उसका बड़ा ही स्नेह-सम्बन्ध था। अपने बच्चों 
को, और विशेषकर अकबर को, वह जी-जान से प्यार करता था। मुहम्मद जमान 
मिर्जा, मुहम्मद सुल्तान 'मिर्जा तथा ऐसे ही अनेक सम्बन्धियों के निरन्तर विद्रोह 
करते रहने पर भी उन्हें बार-बार क्षमा प्रदान करता रहा और उन्हें ऊँचे से ऊँचे 
उत्तरदायित्त्वपूणं पदों पर भी बेठाता रहा । अपने पिता को भाँति ही वह अपने 


हुमाये.. ७१ 


अधिकारियों और सेवकों के साथ घुलता-मिलता था, उनके दुःख-सुख में शामिल होता 
था। विद्वानों के सत्संग का वह बड़ा प्रेमी था और इनके साथ समय-स-य पर वह 
संस्कृति एवं धर्म-सम्बन्धी अनेक विषयों पर चर्चा करता था। स्वयं एक विद्या-प्रेमी 
होने के साथ-साथ, तुर्को-फारसी साहित्य, गणित, ज्योतिष तथा मुस्लिम-धर्मशास्‍्त्र 
में उसकी अच्छी गति थी। सुप्रसिद्ध विद्वानों को भी आदरपूर्वक अपने यहाँ रखता 
था और उनकी जो कुछ सहायता वह कर सकता था, अवश्य करता था | लेकिन यह 
ध्यान रखने की बात है कि हुमायूं मे बाबर के समान यथोद्यता नही थी । भाषा-शैली 
और शुद्ध शब्द लिखने मे वह, कभी-कभी लापरवाही कर जाता था | लच्छेदार और 
अस्पष्ट भाषा उसे बहुत पसन्द था। यह प्रवृत्ति उसके जीवन में काफी दिनों तक 
बनी रही । यह सब होते हुए भी वह अत्यन्त सुसंस्कृत व्यक्ति था । दूसरो से वार्तालाप 
करते समय वह बडा ही विनम्र रहता था ओर बड़े ध्यान से उनकी बाते सुनता था । 
उसका व्यवहार अत्यन्त आकषेक और रूप-स्वरूप बडा हो भव्य था। फरिश्ता ने 
लिखा है, “वह बड़े शानदार डील-डोल का आदमी था । रंग उसका ताम्नवर्ण का-सा 
था। हुमायूँ के चरित्र मे उदारता और कोमलता की मात्रा इतनी अधिक थी, जितनी 
इन सदगुणों में सम्भव हो सकती है । दान-दक्षिणा और उदारता की सद्वृत्तियो से 
वह पूण सम्पन्न था ।” 

हुमायूं एक निष्ठावान मुसलमान था । सुन्नियों जेसी कटुरता उसके स्वभाव 
में नहीं थी। पाँचों वक्त की नमाज वह नियमित रूप से पढ़ता था और इसके साथ 
अन्य धामिक रीति-रिवाजोीं का भी पालन करता था । अपने पिता की भाँति बह भी” 
साम्प्रदायिक कट्टरता से दूर था और शिया-मतावलम्बियों के प्रति उसके हृदय में 
दे ष-भाव नहीं था। उसकी पटरानी हमीदा बानू बेगम शिया थी और इसी तरह 
उसका अत्यन्त विश्वासपात्र,सेवेक बरमर्खों भी शिया ही था। उन दितों की प्रचलित 
रीत-तीति के विरुद्ध उसने विधर्मी मुसलमानों पर अत्याचार करने से इन्कार कर 
दिया, और जब वह फारस में था तो शिया-मत के रीति-रिवाजों को भी मानता 
रहा, यद्यपि यह उसके स्वभाव ओर विचार-विश्वासो के अनुकूल नहीं था। किन्तु 
जहाँ तक हिन्दुओं के साथ उसके व्यवहार की बात है, वह अपने समय से ऊपर नहीं 
उठ सका । कुछ आधुनिक इतिहासकारो का मत है कि बाबर ने हुमायूं को आदेश 
दिया था कि हिन्दुओं के साथ सहनशीलता का बरताव करे। चाहे यह आदेश 
ठीक द्वो या जाली हो, हुमायूं अपनी बहुसंध्यक हिन्दू प्रजा के धर्म-कर्म मे उसी तरह 
छेड़-छाड़ करता रहा जिस तरह मुगलो के पहले मुसलमान सुल्तान करते थे । अपने 
धर्मावलम्बियों का वह बहुत ही पक्षपात करता था और यद्यप्रि उसकी यह नीति 
सदेव हानिकारक सिद्ध हुईं, फिर भी यदि विपक्षी हिन्दुओं से युद्ध करते समय उनकी 
ओर के किसी मुसलमान सैनिक से उसका सामना हो जाता था, तो वह उस पर 
वार नहीं करता था। कार्लिजर में उसने हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े। उनके धाभिक 
बिचार-विश्वासों पर चोट पहुँचाने से भी वह नहीं चूका । किन्तु इतना जरूर है कि 


७२ पुगलकालीन भारत 


वह कोई निर्मम प्रताइक नहीं था और न हिन्दू धर्म को नष्ट करने की कोई सुनिश्चित 
नीति ही उसने अपनायी थी । 


शारीरिक दृष्टि से काफी शक्ति-सम्पन्न तो वह था ही, सेनिक भी वह बुरा 
नहीं था। युद्ध करते सनय वह बड़े साहस से काम लेता था और युद्धक्षेत्र में प्राय 
अपने जीवन तक को खतरे में डाल देता था। संकट के समय वह बड़े धंये से काम 
लेता था और किसी भी तरह के दुख-दर्द, कष्ट, अभाव को वह मजे से सहन कर लेता 
था | युद्ध-कौशल मे बसे तो वह बहुत निपुण था किन्तु अपने पिता बाबर तथा अपने 
प्रतिद्रन्द्दी शेरशाह की तुलना में वह नहीं ठहरता था। एक श्रेष्ठ सेनापति की विशेष- 
ताएँ उसके अन्दर नही थी और न एक श्रेष्ठ नेता का आकर्षण ही उसके व्यक्तित्व में 
था । वे ही सैनिक और फौजी दस्ते जो उसके पिता बाबर का अनुगमन करते हुए 
विजय पर विजय प्राप्त करते हुए चले जाते थे, उसके एक संकेत-मानत्र पर चलते थे, 
हुमायूं के विस्द्ध बार बार विद्रोह खड़ा करते रहे | वही मुगल फोज जो बाबर के 
समय में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर घुकी थी, अब एक शक्तिहीन शक्ति के रूप में रह 
गयी । हुमायूं के राज्यकाल मे इनके अन्दर अनेक दोष-दुर्गूण घुस आये और आन्त- 
रिक कलह ने तो इसकी शक्ति को काफी क्षीण कर दिया । रण-कौशल के मुगल तरीकों 
को हुमायू ठीक प्रकार से काम में नही ला सका और न वहू अपनी फोजों को ही 
वीरता के लिए प्रेरित कर सका । कमाण्डर के रूप में उसने मुश्किल से ही कभी अपने 
दुश्मन की कठिनाइयों से लाभ उठाया होगा; इसके विपरीत बहू स्देव उन्हें अपने 

“विरुद्ध युद्ध-शक्ति को संगठित करने के लिए अवसर ही देता रहा। 

हुमायूं को एक अच्छा प्रबन्धक और सुयोग्य शासक भी नहीं कहा जा सकता । 
रचनात्मक नीतिज्ञता का अभाव होने के कारण अपने अधिकृत क्षेत्री में एक श्रेष्ठ और 
सुहड शावप+ब उनपर स्थापित करने की बात ही उसे नहीं सूझती थी। प्रायः यहू कह्ढा 
जाता है कि शासन-व्यवस्था मे सुधार करने के लिए उसे समय नहीं मिला, लेकिस यहू 
तर्क भिथ्या है। भारत से निष्कासन और निर्वासन से पहले उसने लगभग दक्ष वर्षों तक 
राज्य किया था लेकिन उस समय भी जनता की नैतिक, सामाजिक और आधिक 
स्थिति में वह कोई सुधार नही कर सका । सत्य तो यहू है कि इस प्रकार के कार्य 
सम्पन्न बःरसे की उसमे क्षमता नहीं थी। पुनर्राज्य-प्राप्ति के पश्चात लगभग एक वर्ष 
दे! शासनकाल में भी उसने शेरशाह सूर की श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था को फिर से जमाने 
के लिए भी कोई प्रारम्भिक प्रयत्न नही किये। जो थोड़े से नियम-कायदे उसमे अपने 
शासन-काल में सोचे-विचारे, वे बडे ही घटिया थे । अपने सामन्‍्तों और अधिकारियों 
को उसने जिस रूप से तीन वर्गों मे विभाजित किया, बह उसकी स्वच्छन्द इच्छा का 
ही निरर्थक परिणाम था । शासन के लिए इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं हुआ । एक 
अन्य लेखक के अनुसार हुमायूँ ने अपने सरकारी अधिकारियों को १२ भागों में विभक्त 
किया था और प्रत्मेक श्रेणी एक तीर चिह्न से बोधित होती थी । यह भी बादशाह के 
मस्तिष्क को एक विचित्र कल्पना थी । सप्ताह के सांतों दिन सात तरह की पोशाक 


हुमायूं. ७३ 
पहनने का भी उसने एक नया लियम अपनाया था। उदाहरण के लिए, रविवार को 
बह पीले कपड़े पहनता था, शनिवार को काले और सोमवार को सफेद । इसी तरह 
शेष चार दिन भी वह चार वि्निन्न रग्ों की पोशाके पहनता था। सम्भवतः ज्योतिष 
के विचार से ही वह ऐसा करता हो, लेकिन शासन-कार्य से तो इस बात का कोई 
सम्बन्ध नही था । बादशाह के कुछ ऐसे ही अनेक विचित्र से नियम-कायदों का लेखा 
तत्कालीन लेखको की पुस्तकों में है, लेकिम किसी भी लेखक ने लगान सम्बन्धी अथवा . 
शासत की किसी अन्य दिशा में कोई ठोस कार्य करने का श्रेय उसे नही दिया । उसकी 
सबसे बडो कमी यह थी कि क्रिसी भी बात की सुनिश्चित और सुविचारपूर्ण योजना 
उसके सामने नहीं रहती थी और एक काम को सफलतापूर्वक सम्पन्न किये बिना दूसरे 
काम भें हाथ डाल देने की तो उसकी आदत ही पड़ गयी थी। असल में शासन 
सम्बन्धी शुष्क बातो में उसका मन नही लगता था। चाहे वह कथन कितना ही विचित्र 
जान पड़े लेकिन यह सत्य है कि जिम्मेदारी संभालने और निभाने का भाव बादशाह 
के अन्दर नही था। । 

राज्याधिकार के सम्बन्ध में उसकी धारणा शेरशाह सूर से बिलकुल भिन्न थी; 
शेरशाह यह मानता था कि राजा का प्रमुख कतंव्य प्रजा की भनाई करते रहना है । 
अपने अधिकारियों और ऋपती फोजो मे हुमायूँ किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नही रख 
सका और यही कारण है कि अपने पिता की भाँति ही वह उनसे आज्ञापालत नहीं करा 
सकता था, और इसके बिना कोई भी सरकार सफलतापूर्वक नहीं चल सकती थी। 
सबसे बड़ा दुर्गण उसके अन्दर प्रमाद का था, और कभी-कभी वह ऐशो-आराम की 
जिन्दगी में ड्ब जाता था। अफीम खाने ओर भोग-विलास में बुरी तरह लिप्त रहने से 
उसकी बहुत-सी मौलिक प्रतिभा विनष्ट हो गयी । अपने भाई-बन्धु एवं सगे-सम्बन्धियों 
के प्रति अतिशय जदाएजा, के व्यवहार बरतने और उन्हें बार-बार क्षमा प्रदान करने 
की प्रवृत्ति सुव्यवस्थित एवं सुनियन्त्रित रूप से सरकार चलाने में एक बड़ी बाघा 
सिद्ध हुई'। 
के यह्ापि साम उसका हुमायूँ था, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली; किन्तु 
दरअसल था वह एक बदकिस्मत बादशाह । दूसरों के प्रति उदार, सहृदय और भला 
व्यवहार करने के बावजूद वह एक शासक के रूप में असफल ही सिद्ध हुआ | लेकिन 
फिर भी यह उसका सौभाग्य था कि अपने जीवन के अन्तिम समय में दिल्ली का ताज 
उसे पुन: प्राप्त हो गया, जिसके बिता हमारे देश के इतिहास में उसका कोई महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान नही मात्रा जा सकता था। इन सबसे अधिक सौभाग्य की बात उसके 
लिए यह थी कि अकबर जैसा उसका पुत्र था, जिसने आगे चलकर भारतवर्ष के 
अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, देश मे एक ऐसी श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था 
स्थापित की जिसकी गणना उस समय संसार की सर्वोत्तम शासन-प्रणालियों मे की 
जाती थी, और हुमार्यूँ तथा मुगल-राजवंश के ताम और उसकी कीति को आगे 
बढ़ाया । 


छ्ढड 


७ ००:००० ७ के 


मुगलकालीन भारत 


30085 70४8 एएशाफ्राएर एछ४७७7४७ 
#ईडकगो'3 थी 2407 (प१8]4०० 770 हाग्टा$0 09 5, 80ए०708०) , 
(णे०4१॥॥ 8०807, ऑआकरषवुबानाद॥ाब (778758006 ॥70 80|9॥ ०७५ 


8, 8०५७7086) , 
बणाका,.- उधगादोवा-प-मिकदृबा4/ (एथ५०९०० 00 छए्टांआ 09५ 


(८, 86छ०7). 


- 82॥0 & 700जग30॥, झाहइ/०79 ० 7दवोव्र ४/८,, १0!, १. 


एडाता6, शे., मागताए ती फवीवद फ्राबेध।/ 24087 दावे अंक्गावएफ्ा, 
छाल, $. है, माक्रावएा 2 वररं#/4॥, ४05, 4 274 वी, 

पघ्भंड, ००58०, (काए।ंवंह2 मात श्री एब्राक, र०0, ५... "0, वा, 
ए४ए, $प्रोटपावा', मम्शाव्ाका । ीहाडांप, 

?78880, शाप, साक्राव)फक्का ब्राव पड वार, 


+39]69॥/प्राध्वा (॥07॥9५8 


अध्याय ४ 
शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी 


हुमायूँ का राज्यकाल लगभग पन्द्रह वर्षों के अन्तर से दो भागों मे बे गया 
था। इस अत्तर-काल सें सूर-राजवंश ने, जिसकी स्थापना महान अफगात सरदार 
शेरशाह ने की थी, उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार जमा लिया। 
यह अन्तर-काल दो कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रथम, इसलिए कि अन्तिम बार 
इस काल में एक अफगानी राजवंश दिल्ली के सिहासन पर विराजमान हुआ, और इसी 
केन्द्र स्थान से इसने उत्तरी भारत पर शासन-संचालन किया। द्वितीय, इसलिए कि इस 
राजवंश ने देश की प्राचीन शासन-व्यवस्था को पुनर्जीबित किया, और साथ ही उसमें 
उपयोगी और आवश्यक सुधार एवं संस्कार भी किये, जिनसे जनता को शान्ति, सुव्यवस्था 
और समृद्धि प्राप्त हुई यही उत्तम व्यवस्था आगे चलकर हुमाय॑ के उत्तराधिकारियों 
को एक अमुल्य विरासत के रूप में भी उपलब्ध हुई । 

(द्ूमायूँ का प्रबल प्रतिद्वन्द्दी शेरशाह अत्यन्त साधारण स्थिति से उठा था। 
फरीद, जिस नाम से उसे आरम्भ में पुकारा जाता था, इब्राहीम सूर का पोता था और 
इब्राहीस गोमल नदी के किनारे पेशावर के निकटवर्ती पहाड़ी. प्रदेश रोह का रहने वाला 
था ओर घोड़ों के क्रा-विक्रय का व्यवसाय करता था, किन्तु जब उसे इस व्यवसाय में 
कोई सफलता नहीं मिली, तो अह भारतवर्ष में तौकरी-चाकरी की तलाश में चला 
आया । यह बहलोल लोदी के शासन का आरम्भिक समय था । इब्नाहीम सूर और 
उसके बेटे हसन ने पंजाब के होशियारपुर जिले के अन्तर्गत हरियाना और बखाला के 
जागीरदार महाबतखाँ सुर और दाऊद साहूखल के यहाँ नौकरी कर ली और होशियार- 
पुर से दो मील वक्षिण-पूरब में बजवाड़ा नामक स्थान में टिक गये। इसी जगह हसनखाँ 
की एक पत्नी के ग़भे से १४७२ ई०" में फरीद (शेरशाह) का जन्म हुआ) इसके 
जन्म के कुछ दिनों बाद इम्राहीम और हसन ने जमालखाँ सारंगखानी और खानेअलम 
उमरखाँ सरवानी के यहाँ क्रमशः तोकरी कर ली । कुछ समय बाद हसन जमालाँ की 
सेवा में चला गया, और जब सिकन्दर लोदी ने जमालखाँ की बदली जौनपुर कर दी, 
तो हसन को जो अपने मालिक के साथ बिहार चला आया था, सहसराम, खबासपुर 


) शेरशाह की इस जन्म-तिथि से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र और संयद अहमद्खाँ जैसे 


१६वीं शताब्दी के लेखक परित्रित थे । किन्तु डाँ० कानुनगो ने शेरशाह का जन्म- 
काल १४८५६ ई० में बताया है । 


७६ समुगलकालीन भारत 


और टाँडा के परगनों का जागीरदार बना दिया गया ।सोन नदी के किसारे सहसराम 
में ही फरीद ने अपनी तरुणावस्था के प्रारम्भिक वर्ष व्यतीत किये थे |) 

(हुसन एक योग्य सैनिक तो अवश्य था, किन्तु गृह-प्रबन्ध में वह असफल रहा । 
उसने चार स्त्रियो से शादी की थी, जिनसे उसके आठ लड़के पैदा हुए थे, फरीद और 
निजाम पहली पत्नी से, और सुलेमान तथा अहमद सबसे छोटी पत्नी से उत्पन्न हुए 
थे । यह सबसे छोटी पत्नी सम्भवत' हुसन की कोई रखेल रही होगी लेकिन हसन 
सबसे ज्यादा इसी को चाहता था और इसी का सबसे अधिक उसके ऊपर प्रभाव भ्री 
था ।(स्पष्ट है कि फरीद की शैशवावस्था सुख से व्यतीत नही हुई । उसका पिठ्य उसकी 
कोई देखभाल नही करता था और उसी विमाता उससे जलती थी | ऐसे वातावरण 
और व्यवहार से तंग आकर बाईस वर्ष की अवस्था में उसमे सहुसराम छोड़कर कही 
अच्यत्न जाकर भाग्य अजमाते का निश्चय किया) उन दिलों जौनपुर इरलामी संस्कृति 
और विद्या का केद्ध बना हुआ था और भारत का शीराज' समझा जाता था। फरीद 
ने इस शिक्षण-केन्द्र मे प्रवेश पा लिया और यहाँ अरबी और फारसी साहित्य के पठन- 
पाठन में छुट गया । उसने अरबी, व्याकरण पढ़ी और फारसी के सुप्रसिद्ध ग्रन्ध-रत्न 
'गुलिश्ता, 'बोस्ता' और 'सिकन्दरतामा' का भी अध्ययन किया । धह बड़ा ही कुशाग्र- 
बुद्धि और अप्ताधारण प्रतिभा का विद्यार्थी था और इसी कारण, अनेक लोगों का ध्यान 
सहज ही उसकी ओर आकर्षित होता था। उसके अनेक प्रशंसकों में उसके पिता के 
संरक्षक जमालखा का नाम प्रमुख था, जिसने पिता-पुत्र में समझौता करा दिया और 
हसन को अपनी जागीर का प्रबन्ध फरीद के हाथ में सौपने के लिए आज्ञा दी ) 


अपने पिता की जागीर के प्रबन्धक के कप में... ० 


का 


(जौनपुर से अपनी शिक्षा-दीक्षा समाप्त कर फरीद सहुसराम में अपकर अपने 
पिता की जागीर का प्रबन्ध करते लगा और एक-दो वूर्ष नहीं लगभग २१ वर्षों तक 
(१४६७-१५१८ ६०) वहू यहू कार्य योग्यतापूर्थंक करता रहा) इसी समय में उसने 
शासन-प्रबन्ध की शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था (जिन जमींबारों ते जरा भी 
सिर उठाया, उन्हें उसने दबा दिया । दीवानी और फौजदारी अधिकारियों को उससे 
कडे नियल्त्रण में रखा और प्रजा को शान्ति और सुध्यव्यस्था प्रदान की । इस समय का 
उसका सबसे प्रमुख काम लगान सम्बन्धी एक श्रेष्ठ व्यवस्था की रथापता करना था |? 
यह व्यवस्था जमीन की बिधिवत नाप-जोख, उसके वर्गीकरण और उसमें होने वाली 
पैदावार पर आधारित थी । कृषकों के हितों का उसने पूरा-पूरा ख्याल रखा । 
भ्रप्टाचारी लगाव अधिकारियों को उसने सजाएँ दी। प्रत्येक के साथ न्यायोचित 
व्यवहार किया जाय, यह उसका परम उद्देश्य था और इसकी पूर्ति के लिए उसने उद्धत 
अफगानी सेनिको- के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं की । (स समय इस कामों 
को करते हुए उसे शायद स्वप्न में भी यह र्याल नहीं था कि इस प्रकार बहू उत्तरी 
भारत का एक श्रेष्ठ और सबल शासक बनने की तैयारी कर रहा है ।) 

फरीद ने जिस योग्यता और सफलता से शासन-प्रत्नन्ध किया उसे देखकर उसकी 


शेरशाहु सूर और उसके उत्तराधिकारी. ७७ 


सौतेली माँ उससे और अधिक जलने लगी । फलतः १५४१८ ई० में उसे अपने पिता के 
पास से पुनः हटना पड़ा । वह सुल्तान इब्राहीम लोदी के दरबार में पहुँचा और उससे 
प्रार्थना की कि उसके पिता की जागीर उसे सौपृ दी जाय । किन्तु सुल्तान के ऊपर 
उसका अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि वह अपने पिता की ही शिकायत उससे 
करने पहुँचा था और इसी कारण जागीर उसे प्रदान नही की गयी । सयोगवश कुछ 
दिनों के बाद हसन की मृत्यु हो गयी और अब सुल्तान इब्राहीम को फरीद की प्रार्थना 
स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी) हूीहुसराम, खवासपुर, टाँडा की 
जागीर उसे त्ौप दं| भयी। इस प्रकार यह महत्त्वाकाक्षी नवयुवक शाही फरमानलिकर दक्षिण 
बिहार में लौट आया और १५२०-२१ ई० के आसपास सहसरीम' में आकर बस गया। 
सुल्तान बृहृम्भदशाह की सेवा । आपत्ति का समय 

(सुल्तान द्वारा फरीद को उसके एता की जागोर दिये जाने पर भी उत्तराधिकार 
का क्षगड़ा समाप्त नहीं हुआ और उन्हीं झ्गड़े-टण्टो के कारण वह अधिक दिनो तक 
जागीर का सुख नहीं भोग सका) उसवे सौतेले भाई सुलेभान ने जो हसन के अन्तिम 
दिनों में जागीर की देखभाल करने लगा था, बिहार के शाहाबाद जिले के अन्तर्गत 
चौंद (वर्तमान चैनपुर) के मुहम्मदर्खा सूर को उत्तराधिकार के इस झगडे मे हस्तक्षेप 
के लिए निमन्त्रित किया । मुहम्मदर्खा हसन से वैमनस्यथ रखता था अतः उसने भाइयों 
के झगड़े से लाभ उठाना चाहा और जागीर को दो भागों में बाँट देने का प्रस्ताव 
रखा । लेकिन फरीद ने इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इब्नाहीम लोदी 
मे तो जागीर केवल उसी को प्रदान की थी (दूरदर्शी तो वह था ही, एसने द्लिण 
बिहार के शासक बहारखाँ लोहाती के यहाँ नौकरी कर शी, और इस प्रकार सहज 
ही में उमे अपने हकों का समर्थक और संरक्षक बना लिया (१५१२ ई०) | बहारखाँ 
उसकी सेवाओं से प्रसन्न था और एक दिन शिकार में एक शेर को बिया किसी अस्च- 
शस्त्र के मार देने के पुरस्कारस्वरूप उसने फरीद को शेरखाँ की उपाधि से विभूषित्त 
किया । कुछ दिनों बाद ही उसे बहारख! के छोठे लड़के जलालखाँ का शिक्षक नियुक्त 
कर दिया गया और इराके बाद उसकी नियुक्ति दक्षिण बिहार के डिप्टी-गवर्नेर के 
उच्च पद पर कर दी गयी 

शेरलाँ को इस प्रकार तेजी से बढ़ते-चढ़ते देख दक्षिण बिहार के लोहानी तथा 
अन्य पठान सरदार उससे जलने लगे । जब शेरखाँ किसी आवश्यक कार्य से अपने? 
जागीर में गया हुआ था तो उसके एक प्रतिद्वन्ददी ने धसके खिलाफ बहारसन के काने 
भर दिये। यहू समय बड़ा नाजुक था, विशेषकर अफगानों के लिए, वर्योकि उनका 
राजा इग्राहीम लोदी हाल ही में पराजित होकर पानीपत की लड़ाई में मारा गया था 
और हिन्दुस्तान की सर्वोच्च सत्ता भी अफगातों के हाथों भें से निकलकर मुगलो के 
हाथों में चली गयी थी । बहारखाँ, जिसने सुल्तान मुहम्मदक्षाह्‌ की उपाधि धारण कर 
अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था, इस समय अपने आदमियों को एकत्र 
कर रहा था और बड़ी सावधानी ते 'प्रतीक्षा करो और देखो की मीति पर चल 


७८. मुंगलकालीन प्ारत 


रहा था। शेरखाँ के शत्रुओं ने मुहम्मदशाह के कान भरे कि वह इब्राहीम लोदी के 
भाई महमूद लोदी के साथ, जो दिल्‍ली मे अफगान शासन-सत्ता को पुनर्जीबित करने 
का प्रयत्त कर रहा था, मिलने ज़ी तेपारी में है । यह बात मुहम्मदशाह के विरुद्ध 
पड़ती थी क्योकि उस हालत में उसे महमुद लोदी की अधीनता में रहने का डर था । 
फलत. उसने चौद के मृहम्मदर्खा सूर को शेरखाँ ओर सुलेमान के उत्तराधिकार के 
झगड़े को तय करने के लिए पच नियुक्त कर दिया । शेरखाँ अब भी जागीर के विभाजन 
के लिए तैयार नही था; वह तो सम्पूर्ण पैतृक जागीर पर अपना ही अधिकार रखने 
के लिए आग्रह कर रहा था। सुलेमान की भोर से मुहम्मद्खाँ सूर ने परगनों पर बलात 
अपना अधिकार कर लिया और शेरखाँ को वहाँ से निकाल बाहर कियां । शेरखाँ पुनः 
बे-धरबार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा | इस समय उसे बाबर से ही, जो 
उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, सहायता प्राप्त करने की 
आशा थी, जिससे मुहम्मदर्खा सुर से वहु अपनी जागीर पुनः प्राप्त कर सके | इसी 
विचार से उसने कड़ा और मानिकपुर के मुगल गवर्नर जुन्तेद बरलास से सम्पके स्थापित 
किया और उसके द्वारा अप्रैल १५२७ ई० में मुगल सेना में एक स्थान प्राप्त कर लिया। 
जब बाबर ने बिहार के अफगानों पर चढाई की, तो शेरखाँ की सेवाएं और सहायताएँ 
काफी लाभदायक सिद्ध हुई और मार्च १५२८ ई० में उसकी जागीर उसे पुन' सौंप दी 
गयी । मुहम्मदर्खां सूर को उसने चौद, जिस पर मुगलों का अधिकार हो गया था, 
वापस कर दिया ओर इस प्रकार अपनी सफल कुटनीति और न्यायोचित व्यवहार के 
द्वारा उसे (मुहम्मदर्खा सूर) अपना कृतज्ञ बना लिया । 
बिहार का डिप्टी गवर्नर 

मुगलों के साथ कुछ समय तक रहने के कारण शेरखाँ ने उनके शासन-प्रबन्ध 
और सेनिक संगठन में कुछ ऐसे दोषों का पता लगा लिया था जिनसे उसे विश्वास 
हो गया था कि, अफगानों को अपने राज्य को पुन: प्राप्त कर लेना असंम्भव नहीं है । 
मुगलों का गैर-मुगलों के प्रति अपमानजनक और उनके अभिमानसूचक व्यवहार भी 
शेरलाँ की तेज नजर से नहीं छिपे । १५२८ ई० के अन्त में वह मुगलों की नौकरी 
छोड़कर बिहार मे इसलिए नहीं चला आया था कि यहाँ बाबर के विरुद्ध अफगानों को 
संगठित करे (कुछ आधुनिक लेखकों का यही मत है); बल्कि मुगलों के साथ उसका . 
निर्वाह कठिन था। एक बार पुनः वह दक्षिण बिहार के सुल्तान मुहम्भदशाह के दरबार 
में पहुँचा ओर उसे जलालखाँ का शिक्षक और अभिभावक नियुक्त कर दिया गया । 
इसके बाद सुल्तान मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गयी (१५२८६०) और उसके पीछे उसका 
उत्तराधिकारी जलालखाँ रह गया, जो अभी नाबालिग था। सुल्तान मुहम्मदशाह की 
विधवा पत्नी दृदू बीबी नये सुल्तान की संरक्षिका तियुक्त हुईं। उसने शेरखाँ को अपना 
सहायक अथवा वकील नियुक्त किया। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से शेरखाँ ते शासंन- 
व्यवत््या का पुनः संगठत किया, फोजों के अनेक दोषों को दूर किया ओर शिशु-शासक 
के प्रति स्वामिभक्ति और सेवा-भाव रखते हुए अपनी स्थिति को भी सुहढ़ बताया । 


शेरशाह सूर ओर उसके उत्तराधिकारी ७६ 


अपने निजी स्वार्थों को भी उसने विस्मरण नहीं किया; बल्कि अपने साथ परखे हुए 
अफगानों का एक दल एकत्र कर लिया। उसके ये अनुयायी अधिकतर सुर फिरके के 
ही लोग थे, जो उनके लिए जरूरत पडने पर अपनी जान तक देने को तैयार थे । 

एक वर्ष के अन्दर ही शेरखाँ का भाग्य फिर गोते खाने लगा (१५२६ ई०)। 
बिहार के कुछ प्रमुख अफगानों के निमन्त्रण पर इन्नाहीम लोदी का छोटा भाई महमुद 
लोदी यहाँ आ उपरिथित हुआ । राना सग्रामर्चिह, जिसकी ओर से वह॒ खानुबा की 
लड़ाई (मार्च श्छूर ७ ई०) लेडा था, की पराजय के पश्चात वह मेवाड चला गया था; 
किन्तु हिन्दुस्तान पर अपनी सत्ता स्थापित करने के उसके इरादे अभी खत्म नही हुए 
थे। उसके बिहार में आ जाने पर अफगान सरदारो ने आपस मे मिलकर सलाह की 
और भुगलों से मोर्चा लेने की योजना बनायी । लगभग सभी अफगान उसके झण्डे के 
नीचे आ गये और उसने दक्षिण बिहार का शासन-सुत्र शिशु सुल्दान जलालखाँ से इस 
आश्वासन पर अपने हाथ मे ले लिया कि अफगानों के शत्रु बाबर पर विजय प्राप्त कर 
यह प्रान्त पुनः उसे (जल्लालखाँ को) सौप दिया जायगा । 

शेरखाँ महमूद लोदी की अयोग्यता और उसके प्रमुख अनुयायियों की पारस्प- 
रिक कठुता से भलोभाँति परिचित था । महमूद लोदी के नेतृत्व मे होने वाली इन 
तैयारियों के प्रति उसने विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया और यह बहाना बनाकर 
वहू अपनी जागीर में चला आया कि वहाँ यह अभियान की तैयारियाँ करेगा | वास्तव 
में, बात तो यह थी कि वह बाबर के विरुद्ध मोर्चे में सम्मिलित नही होता चाहता था 
किन्तु महमूद लोदी, जो सभी अफगान नेताओं के सहयोग के लिए उत्सुक था, शेरखाँ 
से इस राष्ट्रीय कार्य में पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने 
अपनी फौजों को सहसराम में होकर ले जाना निश्चित किया, जिससे वह शेरखा से 
अन्य अफगान अनुयायियों के साथ फोज में सम्मिलित हो जाने के लिए आग्रह कर 
सके । पहले तो शेरखाँ हिचकिचाया किस्तु कुछ सोच-समझकर वह तैयार हो गया 
और महमूद के सहसराम आगमन पर उसने उसका शाही स्वागत-सत्कार किया तथा 
अपने सेनिक-दल के साथ उसके साथ सम्मिलित भी हो गया । अभियान के आरम्भ में 
तो अफगानों को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई । ये लोग गाजीपुर तक बढ़े चले आये 
ओर बनारस अपने अधिकार मे कर लिया। किन्तु मुगल फौजो के वहाँ आ पहुँचने 
पर ये भयभीत हो गये और अभियान को छोड़ बैठे । महमूद लोदी तो युद्धक्षेत्र में 
शत्रु से मोर्चा लिये बिना ही भाग खड़ा हुआ । अफगान सरदारों में से बहुतों ने जिनमे, 
शेरखाँ भी शामिल था, बाबर की अधीनता स्वीकार कर बी | दक्षिण बिहार का शिशु 
सुल्तान जलालखाँ, जो महमूद लोदी के आगमन पर बगाल चला गया था, वापस आा 
गया। १६ मई, १५२९६ ई० को उसते बाबर से भेंट की ।इन शर्ते पर सका 
अधिकार भाग सौंप दिया गया कि वह बाबर को वार्षिक कर चुकाता रहेगा । शेरखाँ 
को भी उसकी जागीर दे दी गयी और वह भी बाबर का अधीनस्थ हो गया । 

जलालखो की माँ दूदू बीबी ने बाबर के आगरा चले जाने और अपने बेटे के 


८०. सुगलकालीन भारत 


' पुनः राज्य प्राप्त कर लेने पर शेरखाँ को फिर से उसका संरक्षक और बिहार का 
डिप्टी-गर्वनर नियुक्त कर दिया | बंगाल और दिल्‍ली के शक्तिशाली राज्यों के मध्य 
स्थित होने के कारण दक्षिण बिहार के लिए यह बड़ा भय था कि कहीं उसे इन राज्यों 
के झगड़ों में न फैसना पड़े और इनकी नाराजगी का शिकार बनना पड़े । इसके साथ 
ही इस प्रान्त की शासन-व्यवस्था और आर्थिक-स्थिति भी कमजोर हो गयी थी क्योंकि 
बाबर और महमूद लोदी के संघर्ष का यह रण-स्थल बन गया था। दूदू बीबी का यह 
विचार बिलकुल ठीक था कि शेरखाँ की कोटि का प्रबन्धक ही इस प्रान्तत को इसकी 
पूव-समृद्धि तक ला सकता है । नियुक्ति के पश्चात शेरखाँ प्रान्त के शासन-सुधार और 
उसे व्यवस्थित करने में जी-जान से लग गया। इसके कुछ समय बाद दूदू बीबी का स्वगें- 
वास हो गया और सम्पूर्ण शासन-सत्ता शेरखाँ के ही हाथ में आ गयी । जलालखाँ अभी 
ताबालिंग और नाममात्र का ही शासक था । इन परिस्थितियों में शेरखाँ को सेना पर .. 
अपना प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित करने और उसे अपने उद्देश्यों की पूि के लिए 
तैयार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया । उसने अपने परस्ते हुए विश्वासपातश्र 
आदमियों को शासन और सेना में महत्त्वपूर्ण पद पर मियुक्त कर दिया और वह स्वयं _ 
हर प्रकार से अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढाने में लग गया । 


इस समय दक्षिण बिहार के सामने सबसे आवश्यक समस्या बंगाल के नुसरतशाहई 
(१५१८-३२ ई०) से अपने सम्बन्ध ठीक करने की थी । बृूसरतशाह अपने पड़ोसी 
राज्य का कुछ भी स्पाल न करके अपना राज्य-विस्तार करना चाहता था । शेरखाँ ने 
अनुभव किया कि बंगाल की ओर से इस बढते हुए खतरे को दूर करने के लिए किसी 
शक्तिशाली दोस्त की तलाश होनी चाहिए | उसने नुसरतशाई के बहनोई और हाजीपुर 
के गरवंतर मखदूमे आलम से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये । मखदूमे आलम की 
नुसरतशाह से नहीं बनती थी और इसी बात को समझकर शेरलोां ने उसे समातोलन 
के रूप में रखकर नुसरतशाह के विरुद्ध भिड़ाना चाहा | जब यह बात नुसरतशाह को 
मालूम हुई तो वह बहुत बिगड़ा । अपने बहनोई पर उसने चढ़ाई कर दी और उसे 
मौत के घाट उतार दिया | उधर शेरखाँ ते मखदूमे आलम द्वारा एकन्र किया हुआ एक 
बड़ा खजाना अपने अधिकार में कर लिया । मखदूमे आलम पर विजय-लाभ करने से 
उत्साहित होकर तुसरतशाह ने दक्षिण बिहार पर भी चढ़ाई कर दी, किन्तु शेरखाँ ने 
१५२६ ई० में उसे बुरी तरह पराजित किया। अपने शक्तिशाली पड़ोसी पर विजय प्राप्त 
करने से शेरखा की प्रसिद्धि और प्रतिप्ठा काफी बढ़ गयी । लेकिन उसको इस प्रकार बढ़ते- 
खढ़ते देख लोहानी जल गये । जो आदमी कभी उनके सरदार का नौकर रह चुका था, 
बहु इश प्रकार प्रतिष्ठा पाये, यह उनके लिए असहछय था । इन लोगों ने जलालखोँ के 
कान ऋ दिये और उसे शेरखाँ के विरुद्ध भड़कां दिया । इतने से भी सत्तुष्ट न होकर 
इन शोगों ले केरखाँ की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा, किन्‍्तु यहू सफल नहीं हो सका। 
अण्ये विशश इससे लोगों को देखक& शेरखा ते यही निश्चय किया कि सत्ता संभालने 
में तोहानियों का भी हाथ रहे, किन्तु उसका यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया । 


रशाहू सूर और उसके उत्तराधिकारी घ्र्‌ 


इसके विपरीत, लोहानियों ने शेरखाँ से सत्ता छीनने मे सहायता देने के लिए बगाल के 
नुसरतशाह को निमनन्‍्त्रण दिया। जब उन्हें इसमे भी सफलता नही मिली तो ये लोग 
अपने नाबालिग सुल्तान जलालखों के साथ नुसरतशाह के पास भाग गये और बंगाल 
में जाकर शरण ली । 
दक्षिण बिहार से जलालखोाँ के चले जाने से शेरखाँ वहाँ का वास्तविक राजा 

बन गया । किन्तु उसने कोई राजसी उपाधि धारण नही की और 'हुजरते आला! की 
साधारण पदवी लेकर ही राजकाज चलाने लगा । चुनार के एक पूर्व गवनेर ताजखाँ 
की विधवा पत्नी लाड मलिका से शादी कर लेने पर उसे चुनार दुर्ग प्राप्त हो गया, 
जिससे उसकी सैनिक और आध्िक स्थिति और मजबूत हो गयी । इस शादी-सम्बन्ध से 
दो प्रत्यक्ष लाभ हुए। एक तो चुनारगढ जैसा अभेद्य दुर्ग उसे प्राप्त हो गया, दूसरे 
यहाँ की जमीन में छिपा हुआ एक बहुत बडा खजाना भी उसके हाथ लगा। इन 
सफलताओं से उसकी विजय-लालसा एवं महत्त्वाकांक्षाएं और अधिक प्रज्ज्वलित हो 
उठीं। अब वह एक स्वतन्त्र शासक बनने के सुख-स्वप्न देखने लगा और उत्कर्ष 
की योजनाओं को कार्यान्वित करने लगा । 
हुमायूं से प्रारस्प्रिक संघर्ष 

' इन सफलताओं के बावजूद शेरखाँ के लिए सत्ताधारी शासक बनना सरल 
कार्य नहीं था | उसे जल्दी ही दुर्भाग्य ने आ घेरा, जिससे कुछ दिनो के लिए उसकी 
महान योजनाओं की गति रुक गयी । यद्यपि[लोहानी सरदार बगाल भाग गये थे और 
दक्षिण बिहार में वह नाम से न सही, काम से सर्वेसत्ताधारी शासक बना हुआ था और 
प्रयत्न कर रहा था कि भारतीय अफगान संगठित हो जाये, उनकी आश्थिक और नेतिक 
स्थिति ठीक हो जाय; फिर भी उसकी जाति में ही विरोधी तत्त्वों की कमी नहीं थी 
_ जिनको शान्त करना उसके लिए अनिवार्य था | शेरखाँ छोटी स्थिति से उठते ४४१ एक 
शासक के परम उच्च पद पहुँच गया था। उसका यह उत्कर्ष बहुत-से ॥काप्गाप] 
अधिकारियों को फूटी आँख भी नही सुहाता था। वे तो उसे एक छोटी-सी स्थिति «८ 
बढ़ा हुआ आदमी समझते थे । १५३० ई० में इन असन्तुष्ट अधिकारियों ने महरा: 
लोदी को, जो धाघरा की लड़ाई में हारकर एक शरणार्थी बना हुआ अपने दिन काट रह! 
था, निमन्त्रित किया । उसने यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और बिहार आ बंद 
हिन्दुस्तान से मुगलों को भगाने और यहाँ पर-पुनः अफगानी सत्ता जमाने के लिए बह 
समय भी अनुकूल जान पड़ता था। मुगल साम्राज्य का युवराज हुमायूं बुरी तरह वीमार 
पड़ा हुआ था । किन्तु अपने बेटे के लिए बाप ते अपना बलिदान किया और मुगल-सा ख्राउ 
का स्थापक बाबर दिसम्बर १५३० ई० में स्वर्ग सिघार गया । अफगानी लोग सुन 
की कठिनाइयों से लाभ उठाना चाहते थे)। महमूद लोदी के बिहार में आ जाते मे 
शेरखाँ को अपनी जागीर में जाना पड़ा क्योंकि वह इस लोदी सरदार की अधीनता! 
रहकर काम नहीं करना चाहता था। महमूद उसे खुश करके अपनी ओर मिलानाः 
चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने उसे लिखिंत आश्वासन दिया कि मुगलों पर 


८२ मुगलकालीन भारत मु 


विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण बिह्वार का सम्पूर्ण प्रदेश उसी को वापस कर 
दिया जायगा । महमूद शेरखलाँ की जागीर में भी गया और उससे सहयोग करने के 
लिए प्रा्थेना की जिससे मुगलों के ऊपर मिलकर चढ़ाई की जा सके । शेरक्षाँ पहले 
* तो इसके लिए राजी नहीं हुआ किन्तु बाद में अनिच्छापूर्वक इस आक्रमण-योजना में 
सहयोग देने के लिए उसने अपनी स्वीकृति दे दी और अफगान संगठन का सदस्य 
बन गया । 

कई महीनों की तैयारियों के पश्चात आक्रमण की एक योजना बनायी गयी । 
महमृद के नेतृत्व मे अफगानों ने बनारस पर अधिकार कर लिया और जौनपुर की ओर 
बढ़ चले । मुगल गवनंर जुन्नेंद बरलास वह स्थान छोड़कर आगरे की ओर हट गया । 
इस सफलता से उत्साहित होकर अफगान लोग लखनऊ की ओर बढ़े और उसे अपने 
अधिकार में कर लिया । इस समय हुमायूँ कालिजर का घेरा डाले पड़ा था। अपनी 
फौज के पराजित होने के समाचार सुनकर उसने कालिजर के राजा के साथ सुलह 
कर ली ओर पूरब की ओर अफगानों के बढ़ाव को रोकने के लिए चल दिया । दोनों 
ओर की फौजें अवध के बाराबंकी जिले की नवाबगंज तहसील के दोनहुआं नामक 
स्थान पर आमने-सामने आकर खड़ी हो गयीं भौर अगस्त १५३२ ई० में इन दोनों के 
मध्य बड़ी जोरों की लड़ाई हुई जिसमें अफगान बुरी तरह हार गये और उनका नेता 
महमूद लोदी उड़ीसा भाग गया, जहाँ वह अपना शेष जीवन व्यतीत करते हुए १५४२ ६० 
में मर गया । अफगानों की इस आक्रमण-योजना में शेरला अनिच्छापूर्वक सम्मिलित 
हुआ था। इसके असफल होने पर उसने दक्षिण बिहार को पुनः हस्तगत कर लिया 
और इसका पुनः शासक बन बैठा । 

दोनरुआ में महमृद लोदी पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात हुमायूँ शीघ्र 
ही आगरा नहीं लौटा; उसने चुनारगढ़ के दुगे पर, जो शेरखाँ को १५३० ई० में लाड 
मलिका के साथ विवाह करने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था, घेरा डाल दिया। दुर्ग के 
समीप जब मुगल फोजें दिखायी देने लगीं, तो शेरलाँ ने इसकी रक्षा का भार अपने 
* दूसरे लड़के जलालखाँ को सौंप दिया और स्वयं बिहार के देहातों में चला गया । 
श्रुना रगढ़ पर मुगल घेरा चार महीने (सितम्बर से दिसम्बर १५३२ ई० तक) पड़ा 
रहा। हुमायूं के लिए जलालखोँ को अपने अधीन बना लेना सरल काम नहीं था। 
परिस्थितियों ने भी मुगल सेनाओं से भिड़ने में सहायता दी । थेरा डालने के पश्चात 
हुमायूं को चिन्ताजनक समाचार मिला कि गुजरात का बहादुरशाह सिर उठा रहा 
है ओर मुग्गलों से भिड़ने के लिए तैयारियाँ कर रहा है । इन परिस्थितियों में हुमाय॑ ने 
सुलह करने का निश्चय कर लिया, जंसा पहुंले भी कालिजर के राजा के साथ 
उसने किया था। उसने चुनार के दुगगे पर शेरक्ाँ का अधिकार इस शर्ते पर रहने दिया 
कि यह पाँच सो सैनिकों का एक दल अपने तीसरे लड़के कुतुबर्खां की कमान, में मुगल 
सेना के साथ रखेगा। ये शंतें दोनों को ही मान्य थीं इसलिए सन्धि हो गयी और 
जनवरी १५३३ ई० में बहादुरशाह से निबटने के लिए हुमायँ आगरा लौट ग्रया.। _ 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी परे 


बंगाल से संघर्ष (१५३३-३७ ई०) 
हुमायूँ के आगरा लौट जाने पर शेरखाँ चुनार के समीप से दक्षिण बिहार 
लौट आया । छुनारणढ़ पर घेरा डालते 'समय। बंगाल के शासक ने बिहार के साथ 
शत्रुता का व्यवहार किया था। अब' शेरखा ने उसका प्रत्युत्तर देने का निश्चय किया 
और इस उद्देश्य से उसने बंगाल पर आक्रमण की तैयारियाँ आरम्भ कर दी । उसने 
अपनी सेना की शक्ति बढ़ायी भौर हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों से, विशेषकर उत्तर- 
' पश्चिमी, भागों और रोह से, अफगानों को एकन्र किया और उनके मनचाहे वेतन पर 
उन्हें नौकर रख लिया। जब ज्सकी तेयारियाँ पूरी हो गयीं तो १५३३ ई० में बंगाल 
के तये शासक गियासुद्दीन महमुद के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी । शेरलाँ अपने मार्ग में 
मिट्टी की खाई खुदवाकर अपने आपको सुरक्षित रखता था जिससे उस पर अचानक 
आक्रमण न हो सके । बंगाल की सेना उस समय के सुप्रस्तिद्ध कमाण्डर इब्राहीमखाँ के 
नेतृत्व में थी। यह कुतुबर्खाँ का पुत्र था । सुरजगढ़ मे दोनों ओर की सेनाएँ आमने- 
सामने आ गयी और १५३४ ई० में वहाँ बड़ी भयंकर-लड़ाई लड़ी गयी । शेरलां ने 
चतुराई से बंगाल की सेना को एक गुप्त स्थान की ओर आकर्षित कर लिया और तब 
उसके ऊपर आक्रमण करके उसे हरा दिया. बंगाल की सेता की अपार क्षति हुई और 
उसके हजारों संनिक बुरी तरह कत्ल कर दिये गये | सूरजगढ़ की लड़ाई का परिणाम 
वही हुआ, जिसकी शेरखाँ ने अनुमान लगाया था। “सम्पूर्ण कोष, हाथी और गोला- 
बारूद शेरखाँ के हाथ लगा । यह युद्ध-सामग्री प्राप्त कर वह बिहार और इसके अति- 
रिक्त अन्य प्रदेशों का मालिक बन बैठा ।' (सूरजगढ़ की लड़ाई में प्राप्त सफलता से 
उसके दिल में महृत्त्वाकांक्षाओं का अपार सागर लहराने लगा और उज्जवल भविष्य 
का द्वार उसके सामने खुल गया ) 
सूरजगढ़ के विजय-लुभ से शैरल्लाँ की विजय-लालसा और बढ़ गयी । इस 
सफलता के बाद उसने बंगाल पर पुनः चढ़ाई की, इस समय तक हुमायूँ गुजरात के 
'बहादुरशाह्‌ के विरुद्ध ही मोर्चा खड़ा किये हुए था । शेरखाँ ने गियासुद्दीन महमूद को 
लगातार कई बार हराया और तेलियागढ़ी के दरें के निकट का उसका सारा प्रदेश 
अपने अधिकार में कर लिया । इस प्रकार बुरी तरह हारते हुए और शत्रु-सेना से 
घिरकर बंगाल का शासक चिनसूरा के पुतंगालियों की सहायता लेते के लिए मजबूर 
हो गया । बंगाल और पुरतंगालियों की संयुक्त सेना ने तेलियागढ़ी और सिकरीगली के 
दरें को बचाने के लिए प्रयत्न किया, किन्तु शेरखाँ मित्र फौजो से कहीं अधिक चतुर 
था। दरों की ओर हटकर वह चंतुरता से मित्र फौजों का चक्कर काटते हुए बंगाल 
की राजधानी गौड़ की ओर जा. तिकला और १५३६ ई० में उस पर आक्रमण करने 
“की धमकी दे,दी । गियासुद्दीन के पुतेंगाली साथी यहाँ उसके सहायक सिद्ध नहीं ह्रो 
सकते थे । उसके सामने इसके सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं था कि वह शेरखाँ 
से सन्धि-चर्चा चलाये और तेरह लाख रुपयों की कीमत की स्वर्ण-राशि उसे भेंट कर 
आक्रमण को अस्थायी शुप से टलबाये । 


"अर , 


घोर मुगलकालीन भारत 


इस सन्धि से महमूद को केवल अस्थायी आराम मिला, क्‍योंकि शेरखाँ के मन 
में बंगाल-विजय को लालसा बड़ी प्रबल हो चुकी थी। वह यह भी जानता था कि यह 
सफलता प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि बगाल की फौजों को वह 
सूरजगढ और गौड दो रथानों पर हरा चुका था। साथ ही उसे महमूद और पुते- 
गालियो के बीच चलती हुई वार्ताओ का भी पता था और वह इन दोनो के मध्य किसी 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को रोकने के लिए चिन्तित था। सन्धि के एक वर्ष के अन्दर ही उसने 
बंगाल पर पुनः चढाई करने की तैयारियां आरम्भ कर दी (१५३७ ई०) । आक्रमण 
का एक बहाना भी निकाल लिया गथा। महमूद वाधिक कर चुकाने में असमर्थ रहा 
था और साथ ही अभी तक उसने शैेरखाँ को शत्रु समझने की नीति नही त्यागी थी। 
महमूद शेरखाँ का मुकाबला ही वया कर सकता था ! उसे मजबूर होकर गौड़ के दुर्ग 
में जाकर शरण लेनी पड़ो । यहाँ से उसने ऐसे संकटकाल में हुमायूँ से शीघ्र ही सद्दा- 
यता करने की अपील की । शेरखाँ यह भली प्रकार जानता था कि यदि उसे सफलता 
प्राप्त करनी है तो तुरन्त कार्यवाही करूगे चाहिए। उसने अपने लड़के जलालखाँ और 
सबसे योग्य एवं स्वाभिभक्त जनरल खबासखाँ को गीड़ पर घेरा डालने और हुमायूँ 
की सहायता पहुँचने के पहले ह्वी बगाल को जीत लेने के लिए भेज दिया । इसी समय 
उसने अपनी फौज का एक भाग सुदूर-स्थित चिटगाँव आदि जिलों पर अधिकार कर 
नेने के लिए भेज दिया | बगाल का पतन अब कुछ ही दिनो की बात रह गयी। 
हमाय की शेरखाँ पर चढ़ाई : चुनार का पतन (१५३७-३८ ई ०) 
(बंगाल की ओर शेरखाँ को इस प्रकार तेजी से बढ़ते हुए और प्रदेशों को 


' जीतते हुए देख हुमायूं सावधान हुआ और उसने हिन्दू बेग को जौनपुर वहाँ की स्थिति 


क्र 


का अध्ययन करने और शीघ्रातिशीघ्र तत्सम्बन्धी जानकारी की सूचना देने के आदेशों 
सहित भेजा | इस मुगल सरदार ते, जिसका शेरखोँ के साथ मिन्र-भाव जान पड़ता 
था, रिपोर्ट भेजी कि पूरबी सरहद में सर्वत्र शान्ति है और इधर अफगान सरदार 
शेरखाँ की कोई सरगरमी दिखायी नहीं देती । इसके कुछ समय बाद हुमायूँ को बंगाल 
के बादशाह महमृद का पत्र मिला जिसमें उसने सहायता की याचता की थी। इसके बाद 
उसे वह चिन्ताजनक समाचार भी प्राप्त हुए कि लगभग सम्पूर्ण बंगाल शेरखाँ के हाथ 
में जाने वाला है ।)फलत: मुगल सम्राट ने आगरा में एक साल (अगस्त १५३६ से 
जुलाई १५३७ ई० तक) नष्ट करने के उपरान्त घुनार की ओर चलते की तैयारियाँ 
शुरू कर दीं। उसने आगरे की सरकार मीर मोहम्मद बरुशी और दिल्‍ली की मीर 
फलअली को सौंप दी और यादगार नापसिर मिर्जा को कालपी में, नृरुद्दीन को कन्नौज 
में और हिन्दू बेग को जोनपुर में तैवात कर दिया तथा स्वयं २७ जुलाई, १५३७ ई० 
को आगरे से चल पड़ा । नवम्बर में चुनार पहुँचने पर उसने दुगे को घेर लेने के लिए 
बाज्ञा दे दी। शेरखाँ ने दुर्ग को अपने लड़के कुतुबाँ और ग्राजीखाँ सूर की देखरेख 
में छोड़ रखा था। दुर्ग पर आसानी से अधिकार नहीं किया जा सका और पूरे छह 
महीने तक (अक्तूबर १५३७ ई० से मार्च १५६८ ई० तक) घेरा. पड़ा रहा । किन्तु 


शेरशाहू सुर और उसके उत्तराधिकारी ४५ 


रूमीखाँ ने बड़ी चतुराई से एइरा पर अधिकार कर लिया दुर्ग को रूमी्ाँ के प्रबन्ध 
में छोडकर बादशाह बनारस की ओर बढ़ा । बहू अभी यही निश्चय नही कर पाया 
था कि उसे महमूद की सहायता के लिए भौड पहुँचना चाहिए अथवा शेरखाँ की बढ़ती 
हुई शक्ति को कुचलने के लिए दक्षिण बिहार चलता चाहिए । उसने खुनारगढ के घेरे 
में छह महीने नष्ठ कर दिये थे; किन्तु इस पर अधिकार हो जाने से कोई लाभ नहीं 
निकला, क्योकि यहाँ से स्थलमार्गों पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता था। चुनार 
दुगे के लिए तो वह अपनी फौज के कुछ दल छोड सकता था जो दुर्ग के अफगान 
रक्षकों पर निगाह रखते । इस अवधि में शेरखाँ ते मुगेर और गोड़ के मध्य का बगाल 
प्रदेश जीत लिया था (जुलाई से अक्तूबर १५३७ ई०) और महमुद की राजधानी पर 
घेरा डाल दिया था । 

हुमायूं जब बनारस में ही डेरा डाले हुए था, तो उसने शेरखाँ से सन्धि की 
बातचीत चलायी थी । शेरखाँ जलालखाँ और खबासखाँ के हाथो में गौड़ का घेरा 
छोड़कर बिहार चला आया था | शेरखाँ के राज्य-प्रदेश के अत्यन्त निकट पहुँचने के 
विचार से हुमायूँ सोन नदी के कितारे मानेर तक बढ़ गया । हुमायूँ ने शेरखाँ को 
आदेश दिया कि तुम घुनारगढ, जौनपुर या रोहतासगढ मे से किसी एक को बतौर 
जागीर के ले लो तथा ब्रिहार और बंगाल के शेष सब भागो को छोड दो । हुमायूं की 
यह माँग शेरशाह द्वारा अस्वीकृत होती स्वाभाविक थी । अब हुमायूँ ने दूसरी माँग की 
जिसमें बिहार को वापस माँगा गया। किन्तु अन्त में वह इतने पर ही राजी हो गया 
कि शेरखाँ बंगाल पर अपना अधिकार रखे और १० लाख रुपये वाधिक-कर मुगल 
खजाने में पहुँचाता रहे | शेरखाँ इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया और 
हुमायूँ ने उसके लिए खिलअत और एक घोडा भेजा । दोनो के मध्य झगड़े का अन्त 
होता हुआ दिखायी देने लगा | 
रोहतासगढ़ पर शेरलाँ का अधिकार । 

सन्धि-वार्ताओं के आरम्भ होने के कुछ पहले शेरखों ने, जिसे सम्भवत' हुमायूँ 
के इन इरादों का आभास था, विड़ी चतुराई से बिहार मे रोहतासगढ के सुहृढ दुर्ग पर 
अपना अधिकार कर लिया था । यह दुर्ग सोन नदी के ऊपर पहाड़ों और जगलों से ढके 
हुए एक विस्तृत भू-प्रदेश मे स्थित था और कहा जाता था कि राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र 
रोहिताश्व ने इसका निर्माण कराया था। यह एक हिन्दू राजा के अधिकार मै था, 
जिसके ब्राह्मण मन्‍्त्री चूड़ामणि के साथ शेरखों ने मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
था । शेरखा इस सुहृढ दुर्ग को अपने परिवार और खजाने की सुरक्षा के विचार से 
अपने अधिकार में चाहता था। उसने किस प्रकार इस दुर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, 
इसके बारे में दो कथन प्रचलित हैं । कहा जाता है कि रोहतासगढ़ के राजा से शेरखाँ 
ने यह प्राथना की कि वह अपने दुर्ग में उसके परिवार की महिलाओं को शरण देने की 
कृपा करे और जब राजा इसके लिए तैयार हो गया, तो शेरखाँ ने बडी चालबाजी से 
परदे वाली पाल्क़ियों में स्त्रियों का वेश धारण किये हुए शस्त्रों में सुसज्जित बहुत-से 


३ मुगलकालीन भारत 


अफगान सैनिकों को घुसा दिया । इस प्रकार दुर्ग में प्रवेश पा लेने के उपरान्त ये लोग 
जनाने कपड़े उतार और शस्त्र हाथों में लेकर अपने असली रूप में प्रकट हो गये ओर 
"राजा और उसके आदमियों को मार, भगाया । आधुनिक लेखकों ने इस वृत्तान्त को 
गलत बताया है | दूसरा वृत्तान्त अधिक विश्वसनीय है। इसके अनुसार शैेरखाँ ने 
राजा के मन्त्री को लोभ-लालच ओर“घूंस देकर दुर्ग में शरण प्राप्त करने के लिए 
वचन ले लिया था । यद्यपि राजा ने इस प्रकार का बचन देने के प्रति नाराजगी प्रकट 
की किन्तु मन्त्री चूड़ामणि के कहने पर कि मैं वचनबद्ध हुँ और यदि मेरी बात ठलती 
है तो मेरी प्रतिष्ठा भी चली जायगी, राजा को शरण देने के लिए राजी होना पड़ा । 
दुगग मे प्रवेश करने के थोड़ी देर बाद ही अफगानों ने राजा के सैनिकों को वहाँ से 
निकाल बाहर किया और दुर्गे पर अपना अधिकार कर लिया” (१५३८ ई६०)। 
रोहतासगढ़ पर जो देश के सबसे सुदृढ़ दुर्गों में से एक था, शे रखाँ का अधिकार हो जाने 
से उसे अपने परिवार के लिए एक अत्यन्त सुरक्षित स्थान ही नही प्राप्त हुआ, बल्कि 
यहाँ पर हिन्दू राजाओं द्वारा युगो से एकन्र किया हुआ एक बहुत बड़ा राजकोष भी 
उसके हाथ लगा | अपनी स्त्रियों और बच्चों को इस सुरक्षित स्थान मे छोड़कर शेरखाँ 
अब हुमायूं से निबटने के लिए निश्चिन्त और तैयार था । 
गोड़ पर अफगानों की विजय 

जबकि हुमायूं अभी इसी दुविधा में ही फेसा था कि शेरखाँ से सुलह करूँ 
अथवा बंगाल पर चढ़ाई करू, जलालखाँ और खबाससाँ; जिन्हें शेरखाँ ने गौड-विजय 
के लिए छोड़ रखा था, बंगाल की राजधानी पर घेरा डालकर और अधिक दबाब 
डालने मे सफलता प्राप्त कर रहे थे । वे लोग गोलाबारी कर दुर्गे को अपने अधिकार 
में करने का प्रयत्न कर रहे थे । शेरखाँ ने अपने लड़के के पास यह आवश्यक सन्देश 
भेजा कि वे लोग गौड़ पर विजय प्राप्त कर बंगाल-अभियान को जल्दी से जल्दी 
सफलतापूर्वक समाप्त करें, क्योकि सुल्तात महमूद की सहायता के लिए हुमायूँ के वहाँ 
पहुँच जाने की सम्भावना है। खवासख ने दुगुने प्रयत्नों से मोर्चा बाँधना शुरू किया । 
जासपास के क्षेत्रों को उसने तबाह कर दिया और दुरगे में रसद-सामग्री पहुँचने के 
तमाम रास्ते रोक दिये, जिससे दुर्ग रक्षक बड़े सकट में पड़ गये । बुरी तरह घिर जाने 
के कारण महमृद अपनी राजधानों छोड़कर उत्तर बिहार की ओर भाग गया । 
अफगानों ने उसका पीछा किया और उसे हरा दिया । लड़ाई में वह बुरी तरह घायल 
हुआ था लेकिन फिर भी उसी प्रकार हाजीपुर की ओर विक्षिप्त मानसिक स्थिति मे 
बचकर भांग आया। दोनो अफगानी जनरलों ने गौड़ पर अधिकार कर लिया और 
शेरखाँ की शासन-सत्ता बंगाल में जमा दी | शेरखाँ इस विजय से बहुत प्रसन्न हुआ 
और उसने अपने लड़के जलालखोाँ के पास सन्देश भेजा कि हुमायूं के बंगाल की 
पश्चिमी सीमा तक पहुँचने से पहले बंगाल के राजकोष को रोहतासगढ़ भेज दो । 
हुमायूं से झगड़ा : बंग्राल पर छुगलों का अधिकार 

इसी समय हुमायूँ से बंगाल के महमूद ने अत्यन्त कातरतापूर्वक सहायता प्रवान 


शेरशाह सूर ओर उसके उत्तराधिकारी ४७ 


करने की प्रार्थना की और कुछ दिलों बाद स्वयं भी मानेर के मुगल शिविर में इसी 
निमित्त आ उपस्थित हुआ। हुमायूँ ने, जो शेरखाँ से सन्धि कर चुका था, अपना 
विचार बदल दिया ओर सन्धि-शर्तों को तोड़ते हुए बंगाल जाकर उसे विजय करने का 
निश्चय कर लिया । शेरला ने हुमायूँ द्वारा सन्धि को तोड़ते देख यह उचित ही समझा 
कि मुगल बादशाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसने अपने अफगान सैनिकों 
को यह कहकर उत्तेजित किया कि अपनी ओर से अफगानों का केन्द्र-स्थल छोड़ देने 
ओर मुगलों को वाधिक कर चुकाने या उनके अधीनस्थ होने की स्वीकृति दे देने पर 
भी सुगल बादशाह ते सन्धि को ठुकरा दिया है और अब वहू अफगान जाति को ही 
नष्ट करने पर तुला है। उसके आदमियों ने उसका पूरा-पुरा साथ देने और अफगान 
जाति की रक्षा के लिए अन्तिम दम तक लड़ने का उसे आश्वासन दिया | 

हुमायूं ने अब पूरव की ओर अपनी यात्रा आरम्भ कर दी । यद्यपि महमुद 
खलगाँव (कोलगाँव) में ही मर गया तथापि हुमायूँ गौड़-विजय के लिए आगे बढ़ता 
गया शेरखाँ ने जो इस समय बंगाल के खजाने को रोहतासगढ़ में लाने के लिए 
प्रबन्ध कर रहा था, अपने लड़के जलालखाँ को सन्देश भेजा कि वहू अपनी फौज के 
साथ तेलियागढ़ी की ओोर बढ़ जाय और वहाँ पहुँचकर मुगलों के प्रदेश से दरें की रक्षा 
करे, जिससे खजाना आसानी से इधर लाया जा सके | तेलियागढी नामक स्थान जो 
(ई० आई० आर० लूप लाइन पर) वर्तमान साहबगंज से ७ मील पूरब में स्थित है, 
उन दिनों बंगाल की कुंजी समझा जाता था। जलालखाँ वहाँ पहुँचकऋर केवल रक्षात्मक 
कार्य से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ बल्कि मुबारकर्खा के नेतृत्व में उसने मुगलों के अग्रगामी 
दल पर हमला कर दिया । इस दरें पर उसने मुगलों को इस सफलता से रोके रखा 
कि हुमायूँ को एक माह का विलम्भ हो गया और इस अवधि में शेरखाँ ने गौड़ का 
खज़ाता आसानी से रोहतासब्रढ़ में पहुँचा दिया। जब यह कार्य सम्पन्न हो गया तो ' 
उसे तेलियागढ़ी से वापस बुला लिया गया और उसने यह स्थान इतनी शान्ति से छोड़ा 
कि मुगलों को वहाँ से उसके चले जाने का समाचार दूसरे दिन प्राप्त हुआ । हुमायूँ 
अब गौड़ की ओर बढा और शेरखा ने भी बिना किसी रोकथाम के उसे आगे बढ़ने 
दिया । जैसे ही मुगलों ने भौड़ में प्रवेश पाया, शेरखाँ ने यातायात का सम्बन्ध-विच्छेद 
करने की तैंयारियाँ कर दीं। उसने: अफगानों के दल बनारस, जोनपुर, कालपी और 
कन्नोज इस विचार से भेज दिये कि वहाँ जाकर ये मुगल अफसरों को लिकाल 
बाहर करें। अफगानों ने तिरहुत पर अधिकार कर लिया और बनारस के गबर्तर मीर 
फजली को मारकर यहाँ भी अधिकार जमा लिया । इसके पश्चात जोनपुर पर उनका 
कठ्जा हो गया ओर यहाँ से ये लोग कन्नौज की ओर बढ़े। हिन्दाल तो पहले ही अपना 
स्थान छोड बैठा था और आगरा में भाग आया था, जहाँ वह स्वयं राजा बन बंठा । 
उसने हुमायूँ के श्रद्धापात्र शेश बहलोल की मार दिया ओर प्रमुख मुगल सरदारों , 
एबं मुगल राजपरिवार के व्यक्तियों से भी शत्रुता मोल ले ली । तेलियागढ़ी से कन्नौज 
तक का सम्पूर्ण प्रदेश शेरज़ाँ के हाथों में आ गया । उसने मुख्य-मुख्य स्थानों पर अपने 


ध्द मुगलफालोन भारत 


अधिकारी नियुक्त कर दिये और शासन-व्यवस्था तथा कर-बसूली का भी उचित 
प्रबन्ध कर दिया । 

उधर हुमायूं इस समय प्रमोद और विलास में डूबा हुआ था और जब उसे 
इस चिन्ताजनक समाचार का पता चला कि तेलियागढी से लेकर कन्नौज तक का 
सम्पूर्ण प्रदेश अफगानों के हाथ में चले जाने से दिल्‍ली और आगरे से यातायात का 
सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, तो आठ महीने की सुस्ती के पश्चात उसकी नींद खूली । 
बंगाल पर अधिकार जमा रखने के लिए पाँच हजार सैनिको को जहाँगीर कुली बेग 
के नेतृत्व में छोडफर उसने आगरे की ओर शी कघ्नता से कदम बढाये । 
चोौसा की लड़ाई (२६ जून, १५३६ ६०) 

असकरी अग्रगामी दल का नेतृत्व करते हुए आगे-आगे चला और हुमायूं एक 
अन्य डिवीजन का नेतृत्व सभाले उसके कुछ मील पीछे-पीछे चला । मुंगेर पर दोनो 
भाई मिल गये और उत्तर की ओर गगा नदी पार कर पुरानी ग्राण्ड दृक रोड पर 
चलने लगे, जो शेरखाँ के राज्य मे होकर जाती थी । सतके अफगानी भेदिये मुगल 
फोज की गतिविधि के समाचार शेरखों के पास पहुँचा रहे थे । उसने मुगलो से खुली 
लड़ाई मे ही मोर्चा लेते का निर्णय किया मुगल बादशाह ग्राण्ड ट्रक रोड पर आगे 
नहीं बढ सका ओर उसे बिहिया नामक स्थाभ् पर गगा नदी पुनः उत्तरी किनारे की 
ओर पार करनी पड़ी । उसकी इन गलतियों से शेरखाँ को शान्त रहकर बैठे रहने की 
नीति त्यागने का अवसर प्राप्त हुआ ओर वह संघर्ष के लिए तैयार हो गया । उसने 
मुगल फोज को चारों ओर से घेर लिया, हर तरह से उसे तग किया और कुछ छोटी- 
मोटी लड़ाइयाँ करने के लिए भी मजबूर किया | इस प्रकार अफंगानो द्वारा तग होते 
हुए हुमायूं चोसा नामक स्थान पर पहुँचा । यह स्थान बक्सर से दक्षिण-पश्चिम मे दस 
मौत पर है और कमताता नदी से थोडी ही दूर पर स्थित है। यहू नदी बिहार और 
वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यहाँ से मुगलो ने दक्षिण की ओर 
पुन गंगा पार की। अब शेरखाँ भी प्रकट हो गया और मुगलों को बिना किसी 
रुकावट के गगा पार कर लेने देने के विचार से कुछ दूर पर हट गया । मुगल बादशाह 
के लिए अफगान फोजों पर आक्रमण करने का यह सबसे उपयुक्त समय था क्योंकि कई 
दिनो की लगातार और तेज यात्रा के कारण ये लोग थके हुए थे । जो समय मुगलों 
ने गया पार करने में लगाया, उसका उपयोग शेरखाँ ने अपने सेनिको को आवश्यक 
आराम देने और अपने शिविर की किलेबन्दी करने मे किया । इसके अतिरिक्त विहार 
के अफगानो का एक बड़ा दल उससे आ मिला | शेरखाँ ने भी मुगलो पर अपनी 
ओर से आक्रमण नही किया और दोनो ओर की फौजे एक-दूसरे का सामना किये हुए 
जीन महीने तक पड़ी रही । शेरखाँ ने अपनी ओर से जानबूझकर आक्रमण नही किया 
था, क्योंकि उसकी चाल बरसात का मौसम आ जाने पर मुगलो की असुविधाओं एवं 
उनके संकटों से लाभ उठाकर उनसे युद्ध करने की थी । 

इसी बीच में हमायूं ने लड़ाई टालने और शेरखाँ से शान्तिपूर्ण तरीकों से 


शेरशाहू छूर और उसके उत्तराधिकारी घ्&्‌ 


झगड़े निबटाने का प्रयत्त किया । उसने अफगान-शिविर मे अपने एक दूत को यह 
सन्देश लेकर भेजा कि यदि शेरखाँ उसकी अधीनता स्वीकार करके उसके नाम का 
खुतबा पढवाये और अपने सम्पूर्ण राज्य मे उसी के नाम का सिक्का चलवाये तो बगाल 
और बिहार के प्रान्त उसी के अधिकार मे छोडे जा सकते है, किन्तु अन्य प्रदेशों को 
उसे त्यागना पड़ेगा । शेरखा ने इन शर्तों के प्रति रजामन्दी दिखाने का बहाना किया 
और प्रस्ताव रखा कि बगाल ओर बिहार के साथ-साथ चुनारगढ़ पर भी उसी का 
अधिकार रहने दिया जाय । हुमायूं इसके लिए तैयार न था और इस प्रकार सन्धि- 
चर्चा 'हुट गयी । किन्तु अपनी कमजोरियों का ख्याल करके मुगल सम्राट ने चौसा की 
लड़ाई से कुछ पूर्व किसी समझौते तक पहुँचने का एक और प्रयत्न किया। उसने साधु- 
स्वभाव मुलला ओर मुहम्मद परघरी को शेरखाँ के पास वेर-विरोध त्याग देने के लिए 
समझाने-बुझाने के लिए भेजा । शेरखाँ ने भी अपनी ओर से वैसे ही साधु-स्वभाव के 
एक व्यक्ति शेख खनील को सब्धि-शर्तें तव करने के लिए मुगल-शिविर मे भेजा । हुमायूँ 
इस अफगान-दूत से त्रहुत अधिक प्रभावित हुआ और अपनी ओर से भी सन्धि-शर्तें तय 
करने का कार्य उसी को सौंप दिया । जब शेख ने शेरखाँ को मुगल सम्राट से हुई 
अपनी बातचीतों का आशय बताया, तो उसने (शेरखाँ ने) बडी नीतिज्ञता से उसके 
सम्मुख यह बात रखकर उसकी राय जाननी चाही कि क्‍या अफगानों को अपने स्वत्व- 
रक्षा के लिए लड़ना चाहिए अथवा मुगलो से सुलह कर लेनी चाहिए ? शेख खलील ने 
अपनी राय प्रकट की कि उन्हे लड़ना चाहिए । शेरखाँ तो यही चाहता था। शेख ने 
अपनी पूरी बात खत्म भी न की थी कि शेरखाँ ने घोषणा कर दी कि सन्धि-वार्ताएँ 
समाप्त हो गयी । कह | 

जैसे ही वर्षा आरम्भ हुई, शेरखाँ ने युद्ध के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी । 
मुगल शिविर मे, जो गगा ओर कर्मनाशा नदियों के मध्य एक नीचे स्थल पर स्थित 
था, बाढ़ का पानी आ गया$ जिससे मुगलो को बडे सकट और घोर अव्यवस्था का 
सामना करना पडा | २५ जूत, १५३६ ई० को शेरखाँ ने अपनी फोजो को तैयार होने 
की आज्ञा दी, किन्तु निकट मे बिहार के शाहाबाद जिले के अन्तर्गत आदिवासियों के 
सरदार महार॒थ चेरो पर आक्रमण करने जाने का बहाना किया । इस समाचार को 
सत्य मानकर मुगल वे-खबर हो गये। शेरखाँ वस्तुतः चेरो के प्रदेश की ओर चल पड़ा, 
किन्तु आधी रात के बाद लौट पडा और सोते हुए मुगलो के ऊपर यकायक उसने 
आक्रमण बोल दिया । अफगान फौज ने, जो क्रमश' शेरखाँ, उसके लडके जलालखाँ 
और उसके महान जनरल खवासखाँ के न्तृत्व मे तीत भागों में विभक्त थी, तीन ओर 
से मुगलों पर आक्रमण करना' शुरू कर दिया । ये लोग (मुगल) भयभीत हो गये । 
शोरगुल सुनकर हुमायूँ जाग पड़ा और घोड़े पर चढकर अपने सेनिको को एक्रन्र करने 
लगा, किन्तु उप्के अधिकांश सैनिक अपने-अपने प्राणों की रक्षा के लिए तितर-बितर 
होकर भाग खड़े हुए'थे । हुमायूँ अपने खेमे तक भी पहुँचने मे असमर्थ रहा, लेकित 
कुछ विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से इस सकट-क्षेत्र से बाहुर निकल आया । 


६० मुगलकालीन भारत 


शेरखाँ ने लड़ाई जीत ली और मुगलो की पराजय हुई | हाथी पर सवार होकर भी 
हुमायूँ गंगा पार नहीं कर सका । विवश होकर उसे निजाम नामक एक भिश्ती की 
मशक पर सवार होकर नद्वी पार करनी पड़ी । सामान-सज्जा से सुसज्जित उसके 
कैम्प शेरखाँ के हाथ लगे । उसके हरम की बहुत-सी महिलाएँ और उनके साथ ही 
उसकी प्रमुख रानी बेगा बेगम भी कंम्पो में रह गयीं। अफगान-विजय इतनी पूर्ण रही 
कि सम्पूर्ण मुगल-सेना तहस-नहस हो गयी और उसका नामोनिशान तक वहाँ नही 
रहा | स्वयं हुमायूँ अपने कुछ सेवकों के साथ आगरा भाग आया । 

चौसा की विजय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसका पहला प्रभाव शेरखां के 
ऊपर यह पडा कि उसके जीवन का उद्देश्य एकदम बदल गया। “उसकी महत्त्वा- 
कांक्षाओ का क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया था।” डाँ० कानुनगो की यह राय उचित 
ही है कि “चौसा की लडाई से पूर्व यदि बंगाल मे उससे छेड़छाड़ न की जाती. तो वह 
मुगलों के अधीन रहने में सन्तुष्ट रहता । एक ही झटके में उसने बंगाल और बिहार 
के साथ जौनपुर को भी अपनी स्वतन्त्र यजसत्ता में कर लिया और अब वह मुगल 
बादशाह से भी बराबरी का दावा कर सकता था ।” अब उसकी प्रबल आकांक्षा यह 
थी कि मुगलों को भारतसे निकाल बाहर किया जाय और स्वयं दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर बिराजे | चोसा की लड़ाई मे विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने गंगा को पार 
किया और कन्नौज तक का सम्पूर्ण प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया । उसने अपने 
अधिकृत प्रदेशों को व्यवस्थित करने और उन्हें एक राज्य के रूप में संगठित करने का 
प्रयत्न किया । 
बंगाल ओर बिहार का राजा शेरलाँ (१५२६-४० ई०) 

चौसा की विजय से शेरखाँ एक प्रकार से बगाल और बिहार का राजा बन 
गया था, सिफ गोड़ के दुर्ग से दुर्गरक्षकों को निकालकर बाहुर करना था, जिन्हें हुमायूँ 
अपने पीछे छोड़ आया था। इतने विस्तृत प्रदेश पर अबना अधिकार जमाकर भी 
शेरखांँ अभी साधारण व्यक्ति की हैसियत में था। राजा बनने का अभी उसे कानूनी 
दर्जा प्राप्त नही हुआ था । इसलिए अपने आदमियों को अधिक स्वामिभक्ति प्राप्त करते 
के विचार से राज्याभिषेक की रस्म को शीघ्र ही पूरा करना उसके लिए आवश्यक था 
ओर यही उसकी स्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ उसे देश के अन्य शासकों के समकक्ष 
बिठा सकता था। शेरखाँ यहू भूला नही था कि योग्यता और सफलता के होते हुए 
भी किस प्रकार वह दो बार दुत्कार दिया गया था और लगभग सभी अफगान महमूद 
लोदी जेसे निकम्मे व्यक्ति के झण्डे के नीचे इसलिए चले गये थे कि वह बहलोल लोदी 
का वशज था और अपने भाई इशब्नाहीम लोदी की मृत्यु के पश्चात उसने सुल्तान की 
उपाधि धारण कर ली थी । इसलिए उसने भी यथार्थ रूप से तथा न।म से भी राजा 
बनने का निश्चय कर लिया । लेकिन अपने अफगान अनुयायियरों को प्रजासस्तात्मक 
मनोवृत्ति को ध्याव में रखकर वह बड़ी सावधानी से इस ओर “कदम उठाना चाहता 
था । इस महान विजय के तुरन्त बाद अफगान सरदारों की एक सभा में 'फतहनामा' 


शेरशाह सुर और उसके उत्तराधिकारी €१ 


लिखने का प्रस्ताव रखा गया । इस पर शेरखाँ ने बड़ी चतुराई से यह विचार प्रकट 
किया कि फतहनामें तो किसी राजा के नाम से ही लिखे जा सकते हैं। इस पर अपने 
सरदार की मनोगत इच्छा को समझते हुए मसनदेआली ईसाखाँ ने प्रस्ताव रखा कि 
उनके नेता शेरखाँ को ही राजा की उपाधि घारण कर लेनी चाहिए। इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन आजम हुमायूं सरवानी और बिब्त्नन लोदी ने किया । अन्य उपस्थित सरदारों 
ने भी इस प्रस्ताव का सह्ष स्वागत किया। अफगान सैनिक दल ने तो यह आग्रह 
किया कि राज्याभिषेक का उत्सव शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए | इस पर शेरखों ने 
“ज्योतिषियों को कोई शुभ घड़ी निश्चित करने की आज्ञा दी ।” राज्याभिषेक का 
उत्सव साधारण था । शेरखाँ एक सिहासन पर विराजमान हुआ और एक शाही छत्र 
उसके ऊपर रखा गया । उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और उसी के नाम के 
सिक्‍के ढाले गये और उसके नाम का खुतवा पढ़ा गया । इस संस्कार के पश्चात फतह- 
नामे लिखे गये और उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में भेज दिया गया । 

राज्याभिषेक संस्कार (जो चोसा मे सम्पन्न हुआ जान पड़ता है) के तुरन्त 'बाद 
ही शेरशाह ने एक फौज, इसलिए गौड़ भेजी कि वहाँ जाकर वह दुर्ग के मुगल रक्षकी 
को निकाल बाहर करे । इस सेना ने जहाँगीर कुलीबेग्खाँ को पराजित किया और 
उसके अन्य साथियों के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया गया । सम्पूर्ण बंगाल अब 
शेरशाह के हाथ आ गया । उसके पश्चात कन्नौज और कालपी'तक भी, जो चौसा की 
लड़ाई से पूर्व ही अधिकृत हो चुके थे, रक्षकों को नियुक्त करने का प्रबन्ध किया गया । 
नये राजा ने शान्ति और न्याय-व्यवस्था तथा लगान वसूली के लिए अधिकारियों को 
नियुक्त कर जीते हुए प्रदेशों को सुव्यवस्थित करने की चेष्टा की । 

एक नये राज्य की स्थापना और सुव्यवस्था के साथ शेरशाह ने हुमायूँ का पीछा 
करने के लिए भी कदम उठाये | यह स्मरण रखने योग्य है कि हुमार्यूं के हरम' की 
बहुत-सी महिलाएँ चोसा की लड़ाई में शेरशाह के हाथ लगी थीं । उसने उन महिलाओं 
के आराम और उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दिया था। अपने राज्याभिषेक 
संस्कार के पश्चात उससे हन महिलाओं को रक्षक-दल के साथ हुमायूं के पास भिजवा 
दिया । हुमायूँ का पीछा निरुत्साह से किया गया। यदि शेरशाह ने भागते हुमायूँ का 
अच्छी तरह पीछा किया होता तो वहू इस तरह सुरक्षित आगरा नहीं पहुँच सकता 
था । लेकिन शेरशाह ने मालवा और गुजरात के शासकों के पास यह सन्देश अवश्य 
भेजा कि हुमायँ को शरण न दें और यदि वे उस पर आक्रमण करना चाहेंगे तो “मैं 
मदद करूंगा । गुजरात की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि वह अभी हाल की 
अव्यवस्था से ही नहीं उभर सका था, लेकिन मालवा के मल्लूखाँ ने, जो कादिरशाह 
की उपाधि धारण कर राजा बन बैठा था, सन्‍्तोषजनक उत्तर भेजा । 
कन्नोज अथवा विलग्राम की लड़ाई (१७ सई, १५४० ई०) 

हसी बीच में .चौसा से भागकर अनेक कष्टों को झेलते हुए हुमायूँ आगरा 
पहुँच गया था और यहाँ उसने अपने भाइयों से सलाह-मशविरा किया था, किन्तु वे 


8२ मुगलकालीन भारत 


लोग किसी एक बात पर निश्चित नहीं हो सके थे । अनेक कठिनाइयों के होते हुए 
भी हुमायूं ने एक तयी फौज का सगठन कर लिया था, जिससे शेरशाह को जो 
आगरे की ओर तेजी से बढा आ रहा था, रोका जा सके । शेरशाह ने अपने लड़के 
कुतुबर्खां को माडू मे कादिरशाह के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह उसके पास 
जाकर उसे सहयोग देने के लिए राजी करे और उधर से पीछे की ओर से हुमायूँ 
पर हमला कर दे | हुमायू को जब यह बात मालूम हुई तो उसने असकरी और 
हिन्दाल को कुतुबखों के विरुद्ध भेजा । जिससे वे उसे कादिरशाह से सॉठ-गॉँठ करने 
से पहले ही घेर ले | कादिरशाह ने कुतुबखाँ से आए मिलते का कोई प्रयत्न नही किया 
और वह (कुतुबबाँ) कालपी के निक्रट मुगल फोजों द्वारा पराजित हुआ और मार 
डाला गया । असकरी और हिन्दाल हुमायूँ से आ मिलने के लिए वापस लौट आये । 
हुमायूं शेरशाहू स मुकाबला करने के लिए कन्नौज की ओर रवाना हुआ | शेरखाँ 
वहाँ पहले ही पहुँचकर नदी के पूरबी किसारे पर अपना शिविर स्थापित कर चुका 
था। मुगल सेना की संख्या दो लाख बतायी जाती है, किन्तु असली लड़ने वालों की 
सख्या चालीस हजार थी। मिर्जा हैदर के अनुसार शेरशाहू की सेनिक-सब्या पर्द्रह 
हजार रही होगी। दुछ कारण ऐसे हे जिनसे विश्वास किया जा सकता है कि 
अफगान सेना की सख्या हमायूं को सैनिक-संख्या से कम नहीं रही होगी। दोनों 
विपक्षी दत एक-दूसरे के सामने पडे रहे किन्तु दोनों मे से एक ने भी युद्ध की कार्य- 
वाही प्रारम्भ नही की । शेरशाह ने चौसा की लडाई क्री तरह अपने शन्नु पर बरसात 
' आरम्भ होते ही यकायक आक्रमण कर देने की योजना बनायी। यह योजना सफल 
हुई । जब बरसात से तग आकर मुगल सैनिक अपने खेमों को किसी अच्छे स्थान 
पर हटाने में लगे हुए थे तब उसने १७ मई को उन पर ऑक्रमण कर दिया और उन्हें 
तोपखाने का प्रयोग करने से सफलतापूर्वक वचित कर दिया । मिर्जा हैदर द्वारा मुगल 
फौज को इस आक्रमण से मोर्चा लेने का प्रयत्न करने पर्र भी हुमायूँ ने सरलता से हार 
मान ली और वह आगरा भाग आया ।* 
हिन्दुस्तान का राजा (१५४०-१५४५ ई०) 
हुमायेँ का पीछा किया जाना 
इस महान विजय के पश्चात शरशाह ने नदी पार की और कश्नौज पर 
अधिकार कर लिया | यही से उसने बरमजीद गौड को हुमायूँ का पीछा करने और 
उसे देश से निकाल बाहर करने के लिए भेजा; किन्तु उसे युद्ध मे सलग्न करने के 
लिए आज्ञा नहीं दी गयी थी । एक अन्य फौज खालिपर पर घेरा डालने के लिए 
भेजी गयी और कुछ सेनिक-दल सम्भल और गगा के उत्तर में स्थित प्रदेश को जीतने 
के लिए भेजे गये । बरमजीद ते हुमायूं का आगरे तक पीछा किया और यहाँ पहुँचकर 
उसने बहुत-से मुगलों को तलवार के घाट उतार दिया । विजित प्रदेशों को व्यवस्थित 


* विस्तार से वेखिए अध्याय १६ 


शेरशाह सुर और उसके उत्तराधिकारी हरे 


करने के पश्चात और हुमायूँ के वहाँ से भाग जाने के कुछ दिनो बाद जब शेरशाह 
आगरे पहुँचा, तो बरमजीद की उसके नृशस कृत्यों के लिए भत्संता की और 
खवासखाँ को हमायूँ का पीछा करने के लिए भेजए । जब तक हुमायूँ लाहौर पहुँचा, 
उसका पीछा करने वाले अफगान सुल्तानपुर आ पहुँचे थे ( जुलाई १५४० ई० )। 
वर्षा आरम्भ हो जाने के कारण खबासखाँ को इसी स्थान पर लगभग तीन महीने 
ठहरना पडा । इसी बीच मे शेरशाह ने दिल्ली मे प्रवेश किया और यहाँ की 
शासन व्यवस्था ठीक करने का उचित प्रबन्ध किया | यहाँ से वह पंजाब की सरहद 
तक भागते हुए मुगल सम्राट की गतिविधियों को निकट से देखने-समझने हेतु 
पहुँच गया । 

लाहोर में पहुँचकर हुमायूँ को पूरे तीन मंहीने का सुविधाजनक समय मिला; 
किन्तु: फिर भी अपने भाइयों को संगठित करने एवं अफगानों के विरुद्ध एक सुहृढ 
मोर्चा स्थापित करने में वह असफल सिद्ध हुआ । कामरान सोचता था कि यदि उसने 
हुमायूं को पजाब में स्थायी रूप से रुक जाने दिया तो अन्त मे काबुल और कन्धार 
उसके हाथों से निकल जायेंगे । इसलिए उसने शेरशाह से इस मिथ्या धारणा पर कि 
पंजाब को उसी को (शेरशाह्‌ को) सौप देना सुरक्षित रहेगा, बातचीतें चलायीं । 
जब अफगानों ने अक्तूबर १५४० ई० के तीसरे सप्ताह में सुल्तानपुर के समीप नदी 
पार कर लो, तो हुमायूं को लाहोर से भी हटना पड़ा । झेलम के किनारे खुशाब 
नामक स्थान पर हुमायूँ और कामरान के मध्य झगड़ा होता दिखायी दिया क्योकि 
वह (कामरान) उसे अफगानिस्तान में होकर गुजरने नहीं देना चाहता था। इस 
स्थान से हुमायूँ ने सिन्ध की ओर का रास्ता पकड़ा और कामरान भी पंजाब छोड़कर 
काबुल चल दिया । जिस घडोी हुमायूं ने हिन्दुस्तान की सीमा छोड़ दी, खवासखाँ ने 
भी उसका पीछा करना छोड्ड दिया और झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर रुक 
गया । इस समय तक शेरशाह, जो सरहिन्द से ही अपने सैविको का संचालन कर 
रहा था, लाहौर आ पहुँचा और यहाँ अधिक समय तक न रुककर चिनाब की ओर 
चल पड़ा और खुशाब आ पहुँचा । यहाँ से उसने दो दल--एक ख़बासखाँ के नेतृत्व 
में और दूसरा कुतुबर्खाँ के नेतृत्व मे--मुगलों का पीछा करने और राज्य की सीमा 
से उन्हें निकाल बाहर करने के लिए रवाना किये । खबासखाँ ने उच्छ के पश्चिम 
में पंचनद नदी तक हुमायूं का पीछा किया और उसे खदेड दिया। यहाँ से वह 
शेरशाह के पास खुसाब लौट आया । 
गक्खर प्रदेश की विजय 

शेरशाह कुछ महीने खुसाब मे ही ठहरा रहा और इस्लामर्खां, फतेह्ाँ, 
गाजीखाँ जैसे बलोच सरदारों तथा चिताब' और सिन्धु तदी के-प्रदेशों को विजय करने 
के बाद वह गक्खर को जो झेलम और सिन्धु नदी के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश 
था, विजय करने के लिए चल दिया । दिल्‍ली के बादशाह के लिए इस प्रदेश पर 
अधिकार करना आवश्यक था क्योंकि इसकी स्थिति बड़ी ही महत्त्वपूणं थी। शेरशाह 


&४ मुगलकालीन भारत 


ने इस पहाड़ी प्रदेश का दौरा किया और गक्खर सरदारों पर चढ़ाई कर दी | इनके 
प्रदेश को उसने बुरी तरह रोद तो दिया किन्तु उन्हें पुरी तरह अपने काबू में महीं कर 
पाया । इनके कुछ सरदारो, विशेषकर रायसारंग गवखर ने उसकी सत्ता स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया और उसके शत्रु बने रहे । अफगान बादशाह ने वहाँ एक 
किला बनवाना निश्चित किया जिससे वहाँ उत्तरी सीमा की रक्षा और गवक्‍खरों की 
रोकथाम कर सके । झेलम कस्बे के १० मील उत्तर की ओर पहाड़ों में उसने एक स्थान 
पसन्द किया और यहाँ एक विशाल दुर्ग बनवाया, जिसका नाम बिहार के विशाल दुर्ग 
के ताम पर रोहतास रखा । टैबतखाँ नियाजी और खबासखाँ जैसे श्रेष्ठ सेनापतियों के 
नेतृत्व मे उसने दुर्ग मे ५०,००० अफगान सैनिकों को दुर्गरक्षको के रूप में तेनात 
किया। काँची नामक चक्क का समर्थन करके “उसने काश्मीर से मिर्जा हैदर को हटाने 
का भी प्रयत्त किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । इसी समय जब उंसे यह सूचना 
मिली कि बंगाल के गवर्नर ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया है, तो गवखरों को 
अपनी अधीनता में लाने का काम अपने सरदारों पर छोडकर विद्रोही खित्नखाँ को 
दबाने के लिए वह मार्च १५४१ ई० में बंगाल की ओर चल दिया । 
बंगाल का नया शासन 
शेरशाह की एक वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति में बंगाल के गवनेर खितलाँ 
ने स्वतन्त्र, होने के स्वप्न देखने आरम्भ कर दिये थे। उसने बंगाल के भूतपूर्व एवं 
स्वर्गीय सुल्तान महमृद की लड़की से इसलिए विवाह कर लिया था कि हस राजवंश 
के लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वालों का उसे सहज ही सहयोग प्राप्त हो जायगा । 
अब वह एक स्वतन्त्र राजा की तरह व्यवहार करने लगा। शेरशाह इन समाथारों को 
सुनकर चिन्तित हुआ और शीघ्रता से गौड़ की ओर खिजलाँ को दबाने के लिए चल 
पड़ा । उसने उसे बर्खास्त कर दिया और बन्दी बना ल्या | ऐसे किसी भावी उपद्रव 
से बचने के विचार से उसने फौजी गवर्नर की नियुक्ति को समाप्त करने का निश्चय 
किया और बंगाल का एक नये ढंग से शासन-प्रबन्ध' किया । उसने प्रान्त को *कई 
'सरकारो' (जिलो) में विभक्त कर दिया और प्रत्येक सरदार में 'शिकदार” की नियुक्ति 
की । शिकदार एक सैनिक अधिकारी था और इसके पास शान्ति और सुव्यवस्था की 
स्थापना के लिए छोटा-सा सैनिक दल भी रहता था । शिकदारों की नियुक्ति बादशाह 
करता था और वे केवल उसी के प्रति उत्त रदायी थे । अधिकारियों के काम की देशभाल 
करने और उनके आपसी झगड़ों को निबटाने के लिए उसने काजी फजीलत तामक एक 
व्यक्ति को प्रान्त का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया था । इस अधिकारी के हाथों में किसी 
शक्तिशाली सेता का काम नहीं जान पडता था । उसका काम तो यह देखना-मात्र था 
कि सब जिलों में शासत-प्रबन्धे ठीक हो रहा है, सरकारी लगान नियमित रुप से 
केन्द्रीय कोष में भेजा जा रहा है और जिले के अधिकारी किसी षड्यन्त्र में शामिल तो 
ज़ेहीं हैं अथवा बादशाह के प्रति विद्रोह तो खड़ा नहीं कर रेहे हैं। इस व्यवस्था ने 
प्रान्‍्तीय शासन के सैनिक स्वरूप को एकदम बदल दिया और परातों व्यवस्था के 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी. ६५ 


स्थान पर एक नवीन शासन-तन्त्र की स्थापना कर दी, जो सिद्धान्त रूप से मौलिक 
और कार्य की दृष्टि से सुगम एवं सुविधाजनक थी ।” 
सालवा की विजय (१५४२ ई०) | 

बंगाल से शेरशाह आगरा लौट आया। १४५४२ ई० में उसने मालवा पर 
बढ़ाई कर दी क्योंकि राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए इसके ऊपर अधिकार 
रखना आवश्यक था। मल्लुर्खां ने जिसने १५३७ ई० में मांडू, उज्जैन और सारंगपुर 
पर अपना अधिकार कर लिया था और जो कादिरशाह की उपाधि धारण कर स्वतम्त्र 
” राजा बन बैठा था, शेरशाह से बराबरी का दावा कर बडा अपराध क्या था। 
मुगलों के विरुद्ध उसके लड़के कुतुब्ाँ को सहायता न देने का भी उसने बचन पूरा 
नहीं किया था जिससे असकरी और हिन्दाल ने १५४० ई० में उसे घेरकर मार डाला 
था। इन्हीं कारणो से शेरशाह ने मालवा पर चढ़ाई करना आवश्यक समझा । ग्वालियर 
ने अफगान फोजों द्वारा लग्बे समय तक घेरा डाले रहने पर भी आत्मसमपंण' नही 
किया किन्तु शेरशाह के यहाँ पहुँचने पर उसे दुर्ग के गवनंर से अधीनता स्वीकार कर 
लेने का समाचार मिल गया | यहाँ से वह सारंगपुर की ओर बढ़ा । उधर कादिरशाह्‌ 
अफगान बादशाह की शक्ति के सामने अपने को शक्तिहीन अनुभव कर उज्जैन से 
चलकर सारंगपुर में शेरशाह की सेवा में भा उपस्थित हुआ। अफगान बादशाह ने 
उसके प्रति सोजन्य-भाव प्रकट करते हुए उसका स्वागत किया और इन दोनों ने 
मालवा की तत्कालीम राजधानी उज्जैन में प्रथेश किया ।। शेरशाह ने यहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया, कादिरशाह को लखनौता का गवर्नर नियुक्त कर दिया (एक अन्य 
सूत्र से लखनौती के स्थान पर कालपी का पता चलता है) कित्तु कादिरशाह अफगान 
बादशाह के श्रादों से सशंकित हो एक रात को अपने परिक्षर के साथ वहाँ से निकल 
भागा और गुजरात के महमूद तृतीय के यहां जाकर शरण लीं। मालवा का बहुत 
बड़ा भाग शेरशाह ने अपने राज्य में मिला लिया और शुजात्ाँ को वहाँ का गवर्नर 
नियुक्त कर दिया । कुछ समय पश्चात कादिरशाह ने शुजात्खां पर आक्रमण किया; 
किन्तु उसे मार भगाया गया । 

उज्जैन से आगरा वापस लौटते समय शेरशाह रणथम्भौर होकर गुजरा और 
वहाँ के दुर्ग के अधिकारी को दुगं उसके हाथ सें सौंप देने के लिए उसने सफलतापूर्वक 
राजी कर लिया । वह एक वर्ष तक आगरा में रहा और इस अबधि में अपने राज्य 
का शासन-प्रबन्ध व्यवस्थित करने में ही व्यस्त रहा । 
रायसीन को विजय (१५४३ ई०) 

हुमायूं के राज्यकाल के अन्तिम दिलों में मध्य भारत की रायसीन नामक 
रियासत एक महत्त्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गयी थी । इसके राजा पूसनमल ने जो 
चौहान राजपूत राय सिलहदी का पुत्र था, चन्देरी पर विजय प्राप्त कर ली थी और 
उन बहुत-से मुस्लिम परिवारों को जिनके पास काफी जमीत-जायदाद थी, उसने बेघर- 
बार बनाकर छोड़ द्विंय्रां था । १५४२ ६० में पूरतमल शेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ 


६६ मुगलकालीन भारत 


था और राजसी भेंट प्रदान कर उसका सम्मान किया गया था। किन्तु अफगान बादशाह 
तो रायसीन की समृद्धिशाली रियासत पर आँखे गड़ाये हुए था। साथ ही उसे यह सूचना 
भी मिली थी कि पूरनमल ने प्राचीन सामन्‍्ती मुस्लिम परिवारों को अपने अधीन कर 
रखा है, उनमें से कुछ तो अत्यन्त गरीब बना दिये है और उनकी महिलाएँ गुलाम 
बनाकर नतंकियों का पेशा अपनाने के लिए मजबूर की गयी है । इत कारणों से शेरशाह 
पूरतमल को सजा देना चाहता था क्योकि उसकी दृष्टि मे उसके ये कृत्य इस्लाम के 
विरुद्ध घोर अपराध थे । १५४३ ई० में आगरा से चलकर मांड्‌ और माड्‌ से रायसीन 
पहुँचा और इसे घेर लिया | पूरनमल सम्भवत इस संघर्ष के लिए तैयार जान पड़ता' 
था क्योकि घेरा बहुत दिनो तक पडा रहा । शेरशाह को इसके सिवाय कोई दूसरा 
मार्ग दिखायी नहीं दिया कि वह किले मे रसद पहुँचाना रोक दे ओर दुगेरक्षको को 
भूखा मार डाले । लेकिन वहाँ के वीर राजपूतो ने इस पर भी अत्मसमपंण नहीं किया। 
किन्तु जब शेरशाह ने कुरान पर हथ रखकर राजप्रूत राजा और उसके आदमियो की 
जान-माल की रक्षा का आश्वासन दिया तो पूरनमल ने आत्मसमपंण कर दिया और 
उसे शेरशाह के समीप ही एक खेमे में ठहरा दिया गया । कहा जाता है कि शेरशाह 
पहले तो अपने बचन का पालन करना चाहता था, किन्तु चन्देरी की उन मुस्लिम 
विधवाओ की अपील पर जिन्हें पूरनमल ने अनेक कृष्ट पहुँचाये थे, उसने अपना विचार 
बदल दिया। लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कुरान पर हाथ रख 
कर ली हुईं शपथ की जिम्मेदारी से क्रिस प्रकार पीछा छूडाया जाय । कट्टर काजियों ने 
इस मामले में उसकी सहायता की । उन्होने बताया कि जो शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, 
उसे न मानने में भी कोई हज नही है भर न ही कोई बन्धन है। मुल्ला और काजियों 
की इस व्यवस्था में शे रशाह के मन की बात प्रतिध्वनित हुई और उसने प्रनमल पर 
आक्रमण करते का निश्चय कर लिया । उसने अपने हाथियो को गाक्रमण के लिए 
तैयार रखा और रात मे राजपूत खेमो के चारों ओर अपनी फौज के आदमियों को 
तैनात कर दिया । जब दिन निकला तो प्ूरनमल ने देखा कि उसके ऊपर "आक्रमण 
की तैयारियाँ पूरी कर ली गयी हैं और हमला होने ही वाला है। इस पर उसने अपनी 
स्त्रियों को अपने ही हाथों से मार दिया और अपने अनुयायियों को भी अपने परिवार 
के व्यक्तियों को इसी तरह स्वगंधाम पहुँचा देने का परामशे दिया जिससे उनकी रक्षा 
के विचार से निभेय और निश्चित होकर वे अफगानों से डटकर लड़ें और मृत्यु का 
सामना करें। जिस समय राजपूत लोग अपने स्वजनों की हत्या में लगे हुए थे उसी 
समय अफगान उनके ऊपर हुट पड़े । पूरतमल ओर उसकी वीर सेना ने महान साहस 
गौर वीरता का अपूर्व परिचय दिया । एक मुसलमान इतिहासकार के शब्दों में वे खाड़ी 
के सुअरो की तरह लड़डै' लेकिन शत्रु के सामने इनकी संख्या ही कितनी थी ? वे बुरी 
तरह पराजित हुए और उनका एक आदमी भी जीवित नहीं छोड़ा गया। जो थोड़ी-सी 
राजपूत स्त्रियाँ और बच्चे जीवित रह गये, उन्हें गुलाम बना लिया गया। पूरनमल 
के विरुद्ध शेरशाह का यह विश्वासघात “उसके नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है ।' 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी ६७ 


मुल्तान और सिन्‍्ध का अफगान राज्य में सिलाया जाना 

बंगाल मे विद्रोह उठ खड़े होने पर जब शेरशाह को खुशाब से बंगाल जाना 
पड़ा तो पंजाब के शासन-प्रबन्ध और गक्खरों की रोकथाम के लिए वह अपने पीछे 
खवासखाँ और हैबत््लाँ को छोड़ गया था। जब ये दोनो अधिकारों मिलकर काम नहीं 
कर सके तो शेरशाह ने खबासखाँ को यहाँ से हटा दिया और हैबत्खाँ नियाजी को यह 
आदेश देते हुए ध्रान्‍्त का गवर्नेर बना दिया कि बह विद्रोही सरदारों को कुचल दे और 
निकटवर्ती प्रदेशों को अधिकार में कर ले । तये गवर्नर को दो विद्रोही सरदारो का 
' सामना करता पड़ा । इन विद्रोहियो में प्रथम फतेह्खाँ जाट था, जिसकी लूटपाट ने 
दिल्‍ली और लाहौर का रास्ता अरक्षित बना दिया था और दूसरा विद्रोही था बल्श्‌ 
लंगाह, जिसने अपने आपको सुल्तान का स्वतन्त्र शासक बना लिया था । हैबतखां ने 
अजोधन (पाकपट्टून), पर चढ़ाई की जो फतेहखाँ का केन्द्र-स्थान था। जाट सरदार 
वहाँ से भाग खडा हुआ किन्तु एक मिट्टी के किले में उसे घेर लिया गया । कुछ समय 
बाद उसे हरा दिया गया। आत्मसमपंण करने के लिए उसे बाध्य किया गया और 
बन्दी बना लिया गया । इसके बाद हैबत्खाँ मुल्तान की ओर बढ़ा ओर उसे अधिकार 
में कर लिया । शेरशाह इन सफलताओं से बहुत प्रसन्न हुआ और हैबत्लाँ को पुरस्कृत 
किया । उसने अपने गवर्नर को आदेश दिया कि बहू थुल्तान को फिर से आबाद करने 
की कोशिश करे क्योंकि वहाँ से आदमी भाग गये थे, साथ ही लगाहों की रिवाज के 
अनुसार जमीत की लाप-जोख न कराकर तमाम पैदावार का केवल चोथाई भाग ही 
लगान के रूप में बसूल करे। फतेहसा जाट ओर हिण्डू बलोच को जिन्हे बन्दी बना 
लिया गया था, मार दिया गया । शेरशाह ने बल्शू लंगाह और उसके लड़के को जीवित 
रहने दिया । उसने बख्यु लंगाहु के लड़के को जमानत के रूप में रख लिया ओर उसे 
उसकी जमीन दे दी। फतेहजंगर्खां को मुल्तान का शासन सौंप दिया गया । १५४१ ई० 
में खुशाब में 5हरते समय शेरशाह ने सिन्ध को अपने अधिकार मे कर लिया था और 
इसलामखा नाम के एक स्थानीय सरदार को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था । 
इस प्रकार उत्तर-पश्चिम में शैरशाह के राज्य के अन्तर्गत पंजाब प्राध्त के अतिरिक्त 
मुक्तान और सिन्ध भी सम्सिलित था | 
मालदेव से पुद्ध / राजस्थान पर अधिकार 

मेवाड़ के राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के राज्य ने, जिसकी 
राजधानी जोधपुर थी, राजस्थान के स्वतन्तध राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया 
था। इसका राजा मालदेव 'राठोर, जो अपने पिता राव गंगाजी की मृत्यु के पश्चात 
१५३१ ६० में राजसिहासन पर बेढा था, मध्य भारत का सबसे प्रमुख राजा था। एक 
श्रेष्ठ सैनिक और खतुर कूटनीतिश तो बह था ही; अपनी सरकार की बागड़ोर संभालने 
के पश्चात तुरन्त ही बिजययात्राओं पर निकल पड़ा और सोजत, नागौर, अजमेर, 
मेरठा, जयतरण, ब्िलारा, भद्रजस, मल्लाती, सिवाना, दीदवाना, पचभादरा ओर 
वाली पर विजय प्राप्त कर ली। उसने बीकानेर रियासत पर भी चढ़ाई की और 


ध्द मुंगलकाधीन भारत 


इसका आधे से अधिक भाग अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद वह जयपुर 
के विदद्ध लडा ओर जालोर, टोंक टोडा, मलपुर तथा बहुत-से अन्य स्थानों पर 
अधिकार कर लिया । दिल्‍ली से. जगभग तीस मील की दूरी पर बसे हुए श्ज्जर 
तांम के स्थान को भी अपने राज्य मैं मिलाकर उसने अपनी सीमा का और अधिक 
विस्तार कर लिया | एक महत्त्वाकांक्षी कुटनीतिज्ञ होने के कारण जून १५४१ ई० में 
उसने हमायू क पास यह निमन्द्रण भेजा कि आप जोधपुर आइए और मेरी सहायता 
से दिल्ली के सिंहासन पर पुनः अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यह निमन्त्रण 
भेजते में दालदेव का उद्देश्य साफ यह था कि दिल्‍ली के सिंहासन पर एक ऐसा राजा 
बेठ जाय ८, उशक्षका साथी और मित्र हो । किन्तु हुयायूं जोधपुर के निकट इस 
निमन्‍्त्रण की प्राप्ति के तेरह माह पश्चात उस समय उपस्थित हुआ जब देश की राज- 
तीतिक स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी थी और शेरशाह उत्तरी भारत के अधिकांश 
भाग पर अधिकार कर अपने को संगठित कर चुका था । साथ ही कुछ राजषुत सरदार, 
मुख्य रूप से बीकानेर के राव कल्याणमल, जो मालदेव द्वारा पराजित और प्रताड़ित 
हुए थे, शेरशाह से आ मिले थे और मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए जोर डाल रहे 
थे। फलत: शेरशाह ने मालदेव को लिखा कि वह हुमायूं को आश्रय न दे, बल्कि उसे 
गिरफ्तार करके मेरे हाथ साँप दे । मालदेव बड़ी दुविधा और संकट में पड़ गया । वह 
यह नहीं तय कर पा रहा था कि क्‍या करना वाहिए ? उसकी राजपूती अतिथि-सत्कार 
और वीरता की भावना शाही भगोड़े हुमायूं को जिसे स्वयं उसी ने निमन्त्रण देकर 
बुलाया था, गिरफ्तार कर लेने के अप्रिय उत्तरदायित्व से संधर्ष कर रही थी। दूसरी 
ओर शेरशाह, जिसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के 
लिए अपनी शक्ति का बहुत अधिक विकास कर लिया था, राजस्थान के सरदारों को 
अपने अधीन होने और राजस्व देने के लिए राजी कर रहा था। इसके अतिरिक्त 
मालदेब के राजपूत शत्रु मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे 
थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में मारवाड़ के शासक ने शक्तिशाली शेरशाह को नाराज 
भ करने के विचार से तटस्थ रहना ही उचित समझा । जब हुमायूँ जोधपुर से लगभग 
६० मील की दूरी पर स्थित फालौदी नामक स्थान तक आ पहुँचा, तो मालदेव ने 
उसके पास सत्कारस्वरूप कुछ फल भेजे किन्तु सेनिक सहायता का कोई निश्चित वचन 
नहीं दिया । हुमायूं ने अपने विश्वासपात्र दूतों को जोधपुर भेजा कि वे जाकर मालदेव 
के इरादों का पता लगायें और यह भी जानें कि मेरे बारे में उसका क्या रुख है । जोधपुर 
में डी हुमायूँ के दुतों में से एक शम्सुद्दीन अतकाखाँ ने शेरशाह के दूत को देखा 
जिससे उसे किसी भावी विश्वासघात और षड़यन्त्र की आशंका हो उठी | इस आशंका 
की पुष्टि अन्य दूतों ने भी की । फलत: हुमायूं को अगस्त १५४२ ई० में सिन्ध की 
ओर हटना पड़ा ! रास्ते में राठौर सैनिक-दलों ने उसे काफी कष्ट पहुँचाया । 

,._ शेरशाह मालदेव के व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं था; तरह तो उससे अभिन्न 
सुँत्रीभाव ओर अधीनता चाहता था ओर इस सबके ऊपर वह मालदेव से यह भी 


शेरशाहु सुर ओर उसके उत्तराधिकारी ६६ 


चाहता था कि वह हुमायूँ को गिरफ्तार करके उसके (शेरशाह) हाथो में सौप दे । दूसरे 
मालदेव जसे शक्तिशाली शासक का होना, जिसके राज्य मे नागौर और अजमेर (जो 
पहले दिल्‍ली सल्तनत के भाग थे) ही नही वरन्‌ दिल्ली से ३० मील की दूरी पर 
स्थित क्षज्जर नामक स्थान तक आ गया था, अफगान बादशाह के लिए चिल्ता का 
विषय था। मारवाड का राज्य स्वयं उसके लिए बडा खतरा सिद्ध होने की 
सम्भावना थी | शेरशाह और मालदेव मे युद्ध छिउना अवश्यम्भावी था। शेरशाह ने 
जो मारबाड को ओर हुमायूंँ के जाने के समय मे मालदेव से अपना हमेशा के लिए_ 
मामला तय करने को तेयार नहीं था, अब उसे आतंकित करने की नीति अपनायी । 
उसने अपनी फौज को अगस्त १५४२ ई० तक तंयार करने की आज्ञा दे दी ताकि 
मारवाड़ की सीमा पर उनका जमाव किया जाय । शेरशाह की इस गतिविधि के 
कारण ही मालदेव को हुमायूँ को मारवाड़ के बाहर भगाने के लिए राजपृत फौजों की 
नियुक्ति के लिए बाध्य होता पड़ा था । १५४३ ई० के अन्त में जब शेरशाह रायसीन के 
अभियान से छूट्टी पा चुका तो उसने मारवाइ-विजय का निश्चय किया और ८०,००० 
सैनिकों को लेकर मालदेव पर चढ़ाई कर दी। इतनी विशाल और शानदार सेना को 
वह पहली बार युद्धक्षेत्र में ले गया था । आगरा से चलकर यह दीदवाना पहुँचा और 
वहाँ से जोधपुर रवाना हुआ। उसका विचार था कि मालदेव के अजमेर से लोटकर 
वापस आने से पहले ही उसकी राजधानी पर चढ़ाई कर दे । मालदेव के राज्य में 
पहुँचने पर उसने यह सावधानी बरती कि पड़ाव के किसी भी स्थान पर अपने शिविर 
को सुरक्षित करने के लिए वह उसके आसपास बालू के बोरे चिनवा देता था । जब वह 
जोधपुर से ७० मील उत्तर-पूरब में और अजमेर से ४२ मील पश्चिम में स्थित मेरठा 
नामक स्थान पर पहुँच गया तो मालदेव को बड़ी घबराहट हुई और ४०,००० की 
फौज लेकर अपनी राजधानी' के बचाने और शत्रु से टक्कर लेने के लिए चल पड़ा ।*ै 
दोनों ओर की सेनाएँ एक-दूसरे का सामना किये हुए जयतरण के समीप सुमेल 
जामक गाँव पर एक माह तक पड़ी रहीं । शेरशाह को बड़े संकट का सामना करना 
पड़ा क्योंकि वहु अपनी फौजों के लिए रसद सामग्री और घोड़ों के लिए दाना-चारा 
भी कठिनाई से एकत्र कर पाता था। मालदेव के हाथों में फंसा हुआ शेरशाह्‌ इस समय 
'किकतेव्यविमृढ़ बता हुआ था । ऐसी विक्ट स्थिति से निकलने के लिए उसने एक चाल 
चली । मालदेव के साथी सरदारों के नाम से अपने लिए इस आशय के जाली पत्र 
लिखवाकर कि बे राठौर राजा को गिरफ्तार करने का वचन देते है ओर इन पन्नों को 
खरीता' में बन्द करवाकर मालदेव के खेमे के पास इस तरह डलवा दिया, जैसे वे 
संयोग से ही वहाँ गिर पड़े हो । मालदेव के वकील ने इस खरीते को उठा लिया और 
अपने स्वामी के पास पहुँचाया । मालदेव इन्हें देखकर भौचक्का रह गया और अपने ही 
सरदारों द्वारा इस प्रकार विश्वासघात किये जाने की आशंका में उसने शेरशाह से युद्ध 





3 यह सूचना सीतामऊ के महाराजकुसार डॉ. रघुवी रसिंहजी के द्वारा उपलब्ध हुई है । 


शेरशाह सुर और उसके उत्तराधिकारी... १०१ 


राजाओ के साथ वरती गया क्र शाह का इस नाति के बार मे डा कानूसगों ने लिखा 
है, 'शेरशाह ने हिन्दुस्तान के अन्य भागों की तरह ताजस्थान में स्थानीय +जाओं और 
शासकों को उनके स्थानों में विस्थापित करने और उन्हें नितान्त परवश बनाने की 
चेष्टा नहीं की । ऐसा करना उसने खत्तरनाक और निरथंक समझा । उसने इन राजाओं 
की स्वतन्त्रता को बिलकुल समाप्त कर देते की चेष्टा नही की, बल्कि कोशिश यह की 
कि इन राज्यों और रियासतों का राजनीतिक और भौगोलिक पृथक्कीकरण ही रहे, 
जिससे ये अफ़गान सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह के लिए खड़े न हो जायें । 
संक्षेप में, यह सत्ताधिकार उत्तर-पश्चिम के कबाइलियो पर ब्रिटिश शासन द्वारा किये 
गये उस अधिकार की तरह था, जिससे मिलने-मिलाने को कुछ नही रखा था, किन्तु 
भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था।” इसलिए शेरशाह ने प्रमुख महत्त्व- 
पूर्ण स्थान पर अपनी चौकियाँ स्थापित की और यहाँ से राजस्थान के अन्य स्थानों से 
मिलने वाले आवागमन के भार्गों पर कड़ा नियन्त्रण रखा | अजमेर, जोधपुर, माउण्ट 
आबू और चित्तौड के दुर्गों की किलेबन्दी की गयो और इन्हे अफगान संनिक-दलो के 
अधिकार में छोड़ दिया गया। | 
बुन्देललण्ड-विजय : शेरेशाह की मृत्यु (सई १५४५ ई०) 

राजस्थान के अभियान की सफल समाप्ति के पश्चात शेरणशाह कालिजर की 
ओर घल दिया। रीवां का राजा वीरभान बघेला, जिसे दरबार में बुलाया गया था, 
कालिजर के राजा कीरतसिंह के यहाँ शरण पाने के लिए चला गया था । शेरशाह 
ने कालिजर के राजा से प्राथेना की थी कि राजा वीरभान को उसे सौप दिया जाय 
किन्तु उसकी यह प्रार्थवा ठुकरा दी गयी, जिससे अफगान बादशाह को उसके विरुद्ध 
कार्यवाही करने का अवसर प्राप्त हुआ | उसे (कालिजर के राजा को) सजा देने के 


लिए शेरशाह कालिजर की ओर तेजी से बढ़ा और नवम्बर १५४४ ई० में दुगे पर 


थेरा डाल दिया। सभी सम्भव उपाय करने के बावजूद दुगें पर उसका अधिकार 
नहीं हुआ और घेरा लगभग एक वर्ष तक पड़ा रहा । अन्त मे दुर्ग की दीवारों को 
गोला-बारूद से उड़ा देने के सिवाय शेरशाह को कोई अन्य मार्ग दिखायी नहीं द्विया । 
फ़लत: बारद का जाल बिछाने और गोलाबारी करने के लिए बुजे बनाने की आज्ञाएँ 
जारी कर दी गयीं | इसके साथ ही आक्रमण करने वालो के बचाव के लिए 'साबत' 
(ढकी हुई नालियाँ) तैयार कराने की भी व्यवस्था की गयी । शीक्ष ही इनका निर्माण 
हो गया और बुज इतता ऊोचा बना कि यहाँ से दुर्ग का भोतरी भाग स्पष्ट दिखायी 
देता था। २२९ मई, १५४४ ई० को शेरशाह ने दुर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दे 
दी और स्वय आक्रमणकारियो के आगे बढ़ा । वह बु्जं पर चढ़ गया और अपने 
आदमियों को बारूद के पलीते लाने के लिए आज्ञा दी, जिन्हे दुर्गे के अन्दर फेंका 
जाय । इन पलीतों को जब्र फेंका गया तो इनमें से एक 'नगर-द्वार से टकराकर फटा 
ओर लौटकर गोला-बारूद की ढेरी मे, जो शेरशाह के खड़े होने -के स्थान के नीचे 


१०२ मुगलकालीय भारत 


थी, आ गिरा, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ और शेरशाह बहुत बुरी तरह जल गया । 
शीघ्र ही उसे उसके खेमे मे ले जाया गया किन्तु उसने अपने आदमियों को आक्रमण 
जारी रखने की आज्ञा दी। आक्रमण सफल हुआ और दिन छिपने तक कालिजर का 
दुर्ग अफगानों के अधिकार में आ शया । जब दुर्य पर अधिकार होने और दुगरक्षकों 
के कत्लेआम का सम,चार शेरशाह को सुनाया गया तो “प्रसन्नता और सन्‍्तोष के 
चिह्न उसके चेहरे पर प्रकट होने लगे ।” इसके तुरन्त बाद ही वह मर गया (२२ मई, 
१५४५ ई०) । 
शासन-प्रबन्ध 

शेरशाह व्यवस्था सुधारक था, व्यवस्था-प्रवर्तेक नहीं 

शेरशाह का शासन-प्रबन्ध बहुत दिनो स्रे बाद-विवाद का विषय बना हुआ 
है । आज से लगभग ३४५ वर्ष पहलें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्येता शेरशाह 
को मुख्य रूप से एक सैनिक और गौण रूप से साधारण थोग्यता का शासत-प्रबन्धक 
मानते थे। यद्यप्रि १८५४ ई० में इतिहासकार ऐस्किन ने अपनी “क्रांह/09 0 
08 प्रात थी शाह वृज्न०0 80एढाथं2र78 ० ॥06 0756 ० एप, 
५०. 77! नामक पुस्तक में यह लिखा था कि शेरशाह में एक सफल सेनिक-शौयंवीर 
की अपेक्षा शासन-व्यवस्थापक और प्रजापालक के गुण कहीं अधिक विद्यमान थे, तो 
भी इतिहास के विद्यार्थियों ने उनके बारे में अपनी राय तब तक पूरी तरह नहीं 
बदली जब तक कि डॉ० कालिकारंजन कानूनगो ने अपनी विद्वतापूर्ण पुस्तक द्वारा 
इस अफगान शासक के बारे मे पूर्व-सिद्धान्तों को एकदम मेटकर यह नवीन सिद्धान्त 
प्रतिपादित नहीं किया कि वह अकबर महान से अधिक रचनात्मक प्रतिभासम्पन्न 
व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र-निर्माता था । वर्तमान शताब्दी के तृतीय दशक में 
शेरशाह के सम्बन्ध में पूव-विचारधाराओं के प्रति प्रतिक्रिया हुई और डॉ० रामप्रसाद 
त्रिपाठी तथा डॉ० परमात्मा सरन जैसे इतिहास के विद्वानों ने शेरशाह की शासन- 
संस्थाओं का अच्छी तरह प्ररीक्षण कर यह राय प्रकट की कि उसके (शेरशाह के) 
हष्टत्त्वों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिख। ग्द्या है और वास्तव में वह एक व्यवस्था- 
सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। इतिहास के विद्वांनों और विद्यार्थियों के 
पू्-माच्यता प्राप्त मत अब इसी सुनिश्चित तथ्य पर आ गये हैं कि शेरशाह मध्यकालीन 
भारत के महान शासन-प्रबन्धकों में से एक था तयी शासन-संस्थाओं को उसने जन्म 
नहीं दिया, उसने तो पुरानी संस्थाओं को नये रूप ही दिये थे और इस कार्य में उसते 
इतनी सफलता प्राप्त की कि मध्यकालीन भारतीय शासन-ब्यवस्था का लगभग सारा 
रूप ही बदल दिया और इसे जनता के हित-साधन में नियोजित किया । उसने किन्‍्हीं 
तये विभागों की यृष्टि तहीं की, उसके प्रबन्ध-विभाग और उप-विभाग प्राचीन व्यवस्था 
पर ही आधारित थे और इसी बरह उसके अधिकारियों के पदों और उपाधियों के 
ताम भी प्राचीनकाल से लिये गये थे। उसके बेता सम्बन्धी' सुधार अलाउद्दीन खलजी 
द्वारा स्थापित व्यवस्था पर आधारित थे । उसके लगान सम्बन्धी सुधार तक नितान्त 


शेरशाह्‌ सुर ओर उसके उसराधिकारी १०३ 


मौलिक नहीं कहे जा सकते | किन्तु सबसे बड़ी सफलता तो उसकी यही थी कि परन्‍से 
इन प्राचीन साधन-संस्थाओ में तवीन सुधार-संस्कार कर उन्हें लोक-कल्याण *.+ 
महत्त्वपूर्ण साधन बना दिया । 
उसके साम्राज्य का विस्तार 

दिल्‍ली विजय करने से पूर्व शेरशाह ने बंगाल और बिहार के प्रान्त अपने 
अधिकार में कर लिये थे । हुमायूं पर अन्तिम रूप से विजय प्राप्त करने के कुछ ही 
वर्षों के अन्दर उसके साम्राज्य के अन्तगंत आसाम, काश्मीर और गुजरात को छोड़कर 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत आ गया था। यह पूरब में सोनारगाँव (जो अब पूरबी बंगाल 
में है) तक और पश्चिम में गबखर प्रदेश तक फैला हुआ था,। उत्तर में हिमालय पर्वेत 
और दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत तक यह सीमित था। उसके साम्राज्य में सिन्‍्धु नदी, 
मुल्तान और सिन्ध 'तक पंजाब का अधिकांश भाग सम्मिलित था। दक्षिण की ओर 
जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान, मालवा और, बुन्देलखण्ड को साम्राज्य में मिला 
लिया गया था। बीकानेर के कल्याणमल मे उसकी सला स्वीकार कर लो थी और 
अपनी रियासत १५४४ ई० में मालदेव के हार जाने के बाद उसने वापस ले ली थी । 
गुजरात अफगान साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया जा सका, क्योंकि शेरशाह ने उसे 
जीतने की कभी चेष्टा नहीं की । 
केशीय शासन प्रबन्ध 

दिल्‍ली सल्तनत के अन्य शासकों की भाँति शेरशाह भी एक निरंकुश शासक 
था और उसकी शक्ति एवं सत्ता अपरिमित थी । किन्तु अपने पूर्व -शासकों के विपरीत 
बहु एक प्रजावत्सल शासक था जो शासनाप्विकार को प्रजा की भलाई के लिए काम 
में लाता था। फिर भी शासन-तीति भौर दीवानी तथा फोजदारी संचालन की शक्तियाँ 
उसी के हाथों में केन्द्रित थीं.। उसके मन्त्रिगण केवल राजकाज के दैनिक कार्यों को 
ही सम्पादित कर सकते थे, शासत-तीति निर्धारण करने अथवा शासन-तन्त्र मे किसी 
प्रकार का स्वतन्त्र परिवतेत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इतने विशाल 
साम्राज्य की देखभाल मन्त्रियों की सहायता के बिना एक ही व्यक्ति द्वारा करना 
मानक-शक्ति-सम्पर्क की दृष्टि से असम्भव था | इसलिए शेरशाह को भी सल्तनत काल 
की व्यवस्था के आधार पर चार मन्त्रि-विभाग करने पड़े थे । ये विभाग (१) दीवाने 
बजारत, (२) दीवाने आरिज, (३) दीवाने रसालत, और (४) दीवाने इंशा कहलाते 
थे । इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे पद थे, जिनमें से दो--प्रभुख काजी और संबाद- 
विभागीय संचालक--का पद बहुत ऊँबा समझा जाता था । कुछ लेखकों ने तो इन्हें 
मन्नियों की श्रेणी में भी रखा है। इकसे ज्ञात होता है कि शेरशाह के आन्तरिक केन्द्र 
का शासन-तुत्त्र ठीक वैसा ही था जैसा दिल्‍ली सल्शनत के गुलाम-बंश के राजाओं के 
काल से लेकर तुगलक-वंश के राजाओं के समय में रहा । 
दीबाने बजारत ... 

इसके प्रमुख को वजीर ही समझना चाहिए । यह्‌ विश और लगाने का मनन्‍्नी' 


१०४ मुगलकालोन भारत 


था और इसलिए साम्राज्य का आय और व्यय सम्बन्धी प्रबन्ध उसी की देखरेख में 
होता था | इसके साथ ही अन्य मन्शत्रियों के कार्य की देखभाल करने का अधिकार भी 
उसे प्राप्त था । मालगुजारी विभाग की काये-पद्धति से पूर्णझपेण परिचित होने के 
कारण शेरशाह इस विभाग में विशेष दिलचस्पी रखता था। अकबर के समय के 
इतिहासकारो के अधिक्ृत लखे के अनुसार शेरशाह्‌ प्रतिदित राज्य के आय ओर व्यय 
सम्बन्धी चिट्ठे को देखता था, वित्त सम्बन्धी आवश्यक बातों को पूछताछ करता था 
और यह जानकारी भी रखता था कि परणगनों से अभी क्‍या लेता शेष है । 
दीवाने आरिज ॥॒ 

आरिजे ममालिक के मातहत था | इस अध्कारी को आधुनिक सेता-सचिव 
के समकक्ष ही समझना चाहिए ! यह सेना का प्रधान सेनापति नही होता था, किन्तु 
इसकी भरती, इसके संगठन और इसके नियन्त्रण का कार्य उसी के सुपुर्द था । सैनिकों 
तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन-वितरण का प्रबन्ध भी उसे ही करना होता था और 
युदक्षेत्र में सेना की स्थिति की देखभाल करना भी उसी के सुपुर्दे था। शेरशाह स्वयं 
भी सेना-विभाग में दिलचस्पी लेता था इसलिए दीवाने आरिज के काम की वह 
प्रायः देखभाल करता था और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता था। 
तत्कालीन ऐतिहासिक वृत्त लेखकों के लेखों के अनुसार पता चलता है कि वह रंगरूटों 
की भरती के समय स्वयं उपस्थित रहता था, प्रत्येक सैनिक का वेतन निश्चित करता 
था और उनकी सुख-सुविधा का छ्याल रखता था। 
दीवाने सोहतसिव अथवा दीवाने रसालत 

इस विभाग के मन्‍्त्री को विदेश मन्त्री कहा जा सकता है। विदेशों से आने 
वाले और वहाँ भेजे जाने वाले दृत और राजदूतों से निकट स्म्पके रखना इसका प्रमुख 
कतेव्य था। कुटनीतिक पत्र-व्यवहार भी इसे ही संभालना होता था और कभी-कभी 
दान-पुण्य का विभाग भी इसी को संभालना पड़ता था । 
दीवाने इशा 

चोथा मन्त्रि-विभाग दीवाने इंशा कहलाता था। इसे विभाग के मन्त्री को 
शाही घोषणाओं एवं आज्ञा आदेशों को लिखता पड़ता था। गवनेरों तथा स्थानीय 
अधिकारियों से भी पत्र-ब्यवहार करता इसका काम था और सरकारी रिकार्डों की 
व्यवस्था भी इसी को करनी पड़ती थी । 

दूसरे अन्य विभाग, जिनकी गणता भी मन्त्रि-विभागों के समान होती थी, 
दीवाने काजा और दीवाने बरीद थे । प्रमुख काजी दीवाने काजी का प्रधान अधिकारी 
होता थां। अभियोग को सुनवाई करने, उस पर विचार करने, चाहे वे पहली बार पेंश 
हुए हों अथवा वे प्रान्तीय काजी की अदालत की अपील हों, के साथ ही सम्पूर्ण न्याय- 
व्यवस्था की देखभाल भी उसी को करनी होती थी। वरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का 
प्रधान छ्लेता था और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटना का समाचार बादशाह तक पहुँचाना उसी 
का कार्य था। उसके नीचे संवाद-लेखकों और गुप्तचरों का बड़ा दल रहता था जिन्हें 


शेर्शरर धार और उच्तके उत्तराधिकारी १०५४ 


नगरों, बाजारां तथा “अजय महत्त्वपूर्ण अस्तियीं मे तैतात कर दिया जाता था । शाही 
डाक लाने ले जाने के लिए विभिन्न स्थानों पर हरकारो का प्रबन्ध भी इसी को करना 
पडता था । 


राजमहल तथा उससे लगे हुए विभिन्न कारखानों का प्रबन्ध करने के लिए भी 
एक बडा अधिकारी अवश्य रहा होगा | उसके सुपुदं बादशाह के व्यक्तिगत गृह-प्रबन्ध 
का काम था और उसे राजमहल के सैकड़ों नौकर-चाकरों पर निगाह रखनी पडती 
थी। बादशाह के निकट सम्पर्क में रहने के कारण उसकी मान-प्रतिष्ठा भी बहुत थी। 
प्रान्तीय शासन-प्रबन्ध 

शेरशाह के राज्यकाल में साम्राज्य के शासन-प्रबन्धीय विभाजन के बारे में दो 
मत हैं। डा० कानूनगो की राय है कि शेरशाह के राज्य में 'सरकारों' से ऊँचे विभा- 
जन नहीं थे । प्रान्त और प्रान्तीय गवर्नरों की सृष्टि तो अकबर ने की थी । डाँ० सरन 
का इससे मतभेद है। उनकी राय- है कि शेरशाह के समय मे फोजी गवनेरों की प्रथा 
थी और अकबर से बहुत पहले भारत में प्रान्तों का अस्तित्व था । इन मतों मे से कोई 
भी मत पूरी तरह सही नहीं मालूम देता । सल्तनत काल में यहाँ तक कि शेरशाह और 
उसके लड़के इस्लामशाह के राज्यकाल में भी प्रान्तों के समान ही शासन-प्रबन्ध की 
दृष्टि से विभाग मौजूद थे, किन्तु आय और सीमा-विस्तार की दृष्टि से ये एकसे नहीं 
थे। इन विभागों को सूबे अथवा प्रान्त कहकर नही पुकारा जाता था बल्कि इन्हें 'इक्ता' 
कहा जाता था और ये प्रमुख अधिकारियो के प्रबन्ध में रख दिये जाते थे । इनके अति- 
रिक्त बहुत-सी ऐसी स्वतन्त्र हिन्दू रियासतें और राज्य थे, जिन्होने दिल्‍ली के सुल्तानों 
की अधघीनता स्वीकार कर ली थी । ऐसे राज्यों और इक्तों का न तो एकसा राजनीतिक 
दर्जा ही था और न इनमें समान शासन-प्रणाली ही व्यवहार में लायीं जाती थी। किन्तु 
जहाँ दिल्‍ली के प्रारम्भिक सुल्दानों के राज्यकाल मे सुल्तानों के ऊपर केन्द्रीय सरकार 
का नाममात्र का नियन्त्रण था, वहाँ शेरशाह के समय में यह नियन्त्रण कड़ा और 
वास्तविक था। उपर्युक्त बातों से यह पता चलता है कि शेरशाह के समय मे भी फौजी 
गवनेरों की नियुक्तियाँ होती थीं; उदाहरणार्थ, लाहौर, मालवा और अजमेर में गवर्नर 
नियुक्त किये गये थे। इन प्रान्तों के प्रधान अधिकारी बड़ी-बड़ी सेनाओ के सेनापति भी 
थे । इसी समय मे शेरशाह ते बंगाल में एक नवीन प्रकार का प्रान्तीय शासन स्थापित 
किया था, जिसके अनुसार प्रान्त को कई 'सरकारो” में विभाजित कर दिया गया था 
और प्रत्येक 'सरकार' एक बड़े अफगान अधिकारी के सुपुर्द थी । सारे प्रान्त के ऊपर 
उसने एक नागरिक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके नीचे एक छोटा-सा सैनिक-दल 
भी होता था । इस अधिकारी का काम 'सरकारों' के अधिकारियों के काम की देख- 
भाल करता और उनके झ्गड़ों को निबटाना था। इस प्रकार की व्यवस्था को चालु 
करने का मुख्य उद्देश्य किसी राज-विद्रोह को खड़ा न होने देना था। प्रान्तों मे गवनेर 
होते थे और कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जिन्होने विभिन्न प्रान्तों में गवनंर के समान 
ही दर्जा पाया था। किन्तु इसको छोड़कर इनके शासन-तन्त्र और प्रणाली में कोई 


१०६ मुगलकालीन भारत 


समानता नहीं थी । विभिन्न प्रान्तो मे नियुक्त किये गये अधिकारियों के पद, उनके नाम 
और उनकी संख्या जानने का हमारे पास कोई साधन-सूत्र नही है और न हमे यह मालुम 
है कि गवर्नर ही अपने सहयोगियों की नियुक्ति कर लेता था अथवा इनकी नियुक्ति 
शेरशाह द्वारा होती थी। असल बात यह है कि शेरशाह की प्रान्तीय शासन-व्यवस्था' 
उसकी 'सरकारो' और 'परगनो' की व्यवस्था की भांति ही अच्छी तरह संगठित नही थी । 
सरकारें (जिले) ह 

प्रत्येक प्रान्‍्त कई-कई सरकारो (जिलों) में विभाजित था। प्रत्येक सरकार में 
दो प्रमुख अधिकारी होते थे--शिकदार-शिकदारान (प्रमुख शिकदार) और मुन्सिफ- 
मुन्सिफान (प्रमुख मुशी) । शिकदार-शिकदारान का पद बहुत ऊँचा और महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता था और उसके नीचे एक अच्छा सैनिक-दल रहता था। अपनी सरकार 
(जिले) में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा विद्रोही जमींदारों का दमन 
करना उसका कर्तव्य था। अपनी सरका< के अन्तग्रंत परगना के शिकदारों के काम की 
देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती थी । मुन्सिफ-मुन्सिफान मुख्य रूप से एक न्यायाधीश 
होता था। दीवानी मुकदमों का उसे निर्णय करना पड़ता था | साथ ही परगनों के अमीनों 
के काये का निरीक्षण भी उसे ही करना पड़ता होगा । इन दोनों अधिकारियों के तीचे 
सहायता देने के लिए बड़े-बड़े दफ्तर, बीसियों बलक और एकाउप्टेण्ट आदि भी रहते होगे। 
परगने 

' प्रत्येक सरकार में कई-कई परगने होते थे । ये परगने ही शासन की सबसे 

छोटी इकाई थी। शेरशाह ने प्रत्येक परगने मे एक शिकदार, एक मीन (मुन्सिफ), 
एक फोतदार (खजांची) और दो कारकुन (लेखक) नियुक्त किये थे | इनके अतिरिक्त 
एंक कानूनों भी होता था, जो अर्द्धं-सरकारी अधिकारी माना जाता था और परणनों 
के लगान सम्बन्धी मामलों की पूरी-पूरी जानकारी रखता था। शिकबार एक सेनिक 
अधिकारी होता था जिसके नीचे एक छोटा-सा सैनिक-दल रहता था। उसका भुर्य 
कतेब्य शान्ति कायम रखना था किन्तु विद्रोहियों को दण्ड देने मे उसे अमीन' की सहा- 
यता भी करनी पड़ती थी। अमीन का काम भूमि की पैमाइश करवाना तथा लगाने 
के बन्दोबस्त का प्रबन्ध करना होता था। फोतदार परगने का खजांची होता था। 
दोनों कारकुत हिसाब-किताब लिखते थे-- एक फारसी में तथा दूसरा हिन्दी में । 

शेरशाह ने बुद्धिमत्तापूर्वक ग्रामीण जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को माना 
था ओर गाँव के पटवारी एवं चोकीदारों के द्वारा वह इनसे सस्वन्ध सम्पर्क रखता था। 
गाँव में एक पंचायत होतीं थी, जिसके सदस्य ग़ाँव के वयस्क भर बुझु्गें लोग होते थे । 
यह पंचायत गाँव की सुरक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, सफाई, सिंच्राई आदि बातों का प्रबन्ध 
के थी। गाँव वालों के आपसी झगड़े भी पंत्रायत द्वारा तिबदाये जाते थे । 

ता 

यद्यपि शेरशाह्‌ ने अपता जीवत एक तागरिक के रूप में ही आरम्भ किया था, 

तथापि एक श्रेष्ठ सैनिक-संगठन की स्थापना के महत्त्व को उसने भली प्रकार समझा 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी... १०७ 


था। अन्य अफगान राजाओं की भाँति ही उसने भी सम्पूर्ण भारतवर्ष और अफगा- 
निस्‍्तान से अफगानों को बुलाया था और उनकी योग्यता एवं स्थिति के अनुसार उन्हें 
अपने यहाँ निधुक्त किया था| इसलिए उसकी सेमा में अफगानों की संख्या अधिक थी। 
किन्तु अन्य जातियों के लोग, यहाँ तक कि हिन्दू भी, उसकी सेना में मौजूद थे । 
सामन्‍्ती सेना के ढंग को नापसन्द करते हुए उसने अलाउद्दीन खलजी द्वारा व्यवहृत 
स्थायी सेना रखने की नीति अपनायी थी। इस सेना के वेतन आदि व्यय का भुगतान 
कुछ तो जागीरें देकर होता था और कुछ शाही खजाने से नगद रुपया देकर; किन्तु 
प्रत्येक दशा में सेता में योग्य ओर स्वयं शेरशाह द्वारा छाँटे हुए अधिकारियों की ही 
नियुक्ति होती थी । इतिहास-वृत्त लेखको के लेखों से पता चलता है कि वह (शेरशाह) 
स्वयं सेना में बड़ी दिलचस्पी लेता था, रंगरूटों की वही भरती करता था और स्वयं 
, अच्छी तरह देखभालकर योग्यतानुसार उनका वेतन निश्चित करता था । जिस सेना 
की भरती राजधानी में होती थी, उसी में बादशाह की निजी देखरेख सम्भव हो सकती 
थी; प्रान्तीय राजधानी की सैनिक भरती के लिए उसने अपने अधिकारियों को आव- 
शयक आदेश देकर बिना उससे पूछे रंगरूटों की भरती करने की आज्ञा दे दी होगी । 
शेरशाह ने घोड़ों पर दाग लगाने की अलाउद्दीन की नीति को ही अपताया था। सर- 
कारी घोड़ों पर दाग लगाने का उद्देश्य यह था कि सैनिक-दल इन्हें बेच नहीं सकें और 
आवश्यकता पड़ने पर जब धोड़ों की माँग हो तो सरकारी धोड़ों की जगह मरियल 
टट्द्ू लाकर खड़े नहीं कर दिये जाये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक सैनिक की हुलिया रजिस्टर 
में लिखी जाती थी जिससे युद्ध के समय अथवा सेनिक-पर्यवेक्षण के समय अनुपस्थित 
सेनिकों की ओर से उनके साथी-संगी उनकी खामापूरी न करा दें। इन सुधारों के 
कारण सेना में प्रचलित बहुत-से दोष-दुर्गुण दूर हो गये और अब यह एक शक्तिशाली 
सैनिक संगठन बन गया । एक सैनिक और उसके ऊपर के अधिकारी के मध्य अब केवल 
पारस्परिक प्रेम-भाव का ही सम्बन्ध नहीं रहा, बल्कि अनुशासन और नियन्त्रण पर 
आधारित सम्बन्ध भत्र अफसर और मातहत के सम्बन्ध मे बदल गया। सेनतिको की 
तरक्की उनकी योग्यता अथवा सेवाओं पर ही निर्भर थी, कमाण्डिग अफसर की मरजी 
पर ही इस कार्य को नहीं छोड़ दिया गया था। हाँ, बादशाह सैनिकों के बारे में उनकी 
राय पर प्रा-पूरा ध्यान अवश्य देता था । यह समझना गलत होगा कि शेरशाह ते 
जागीर-प्रथा समाप्त कर वी थी और सेनिकों एवं सेनिक अधिकारियों का वेतत नकद 
दिया जाता था | सैनिकों का वेतन तो प्रायः नकद ही दिया जाता था, किन्तु अफसर 
ओर सरदार तो पहले की भाँति ही जागीरों का लाभ प्राप्त करते थे । फिर भी शेर- 
शाह ने एक अच्छा सुधार किया; अब प्रत्येक सैनिक को उसका वेतन सीधा दिया जाने 
लगा, पहले की तरह कमाण्डिंग अफसर अथवा किसी सरदार द्वारा नहीं । 

शेरशाह की सेना में अधिकतर धुड़सबार थे । पेदल तैनिक-दल भी था जिसे 
बन्दूकें दे दी गयी थीं । उसका तोपलाना भी बहुत बड़ा था। इस दल के पास कई 
तरह की श्रेष्ठ तोपें थीं । उसके बच्दूकचियों का दल अपनी नियुणता के लिए प्रसिद्ध 


१०८ सुगलकालीन भारत 


था । राजधानी में १,५०,००० घुड़सवार, २५,००० पैदल सेना और ३०० हाथी थे । 
इसके अतिरिक्त सारे राज्य में प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर टुकड़ियाँ तैनात कर दी गयी 
थीं। शेरशाह को सेना की कुल संख्या निश्चित रूप से नहीं बतायी जा सकती लेकिन 
इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि विविध प्रान्तो में नियुक्त सेनाओं की सख्या भी 
राजधानी की सेनिक संख्या के बराबर ही रही होगी । उन दिनो नियमित ट्रेनिंग और 
ड्रिल की व्यवस्था नहीं थी | सैनिक शिविर के अनुकूल नियन्त्रण अनुशासन रखने का 
भी लोगों को ज्ञान नही था । लेकिन शेरशाह ने अपनी सेना को कई भागों (डिवीजन) 
मे विभाजित कर दिया था और प्रत्येक भाग एक अनुभवी एवं योग्य सेनापति के सुपुर्द 
था। सेना-सगठन, उनकी सामान-सज्जा और उसके नियन्त्रण में स्वयं दिलचस्पी लेने 
तथा उसके साथ निकट-सम्पर्क होने के कारण सेना में भरती किये हुए निरे रंगरूट 
एक वर्ष मे ही कुशल सैनिक बन जाते थे । थातायात और रसद-सामग्री का प्रबन्ध 
सैनिकों और सेनाध्यक्षों पर ही छोड़ दिया जाता था। वर्तमान काल की-सी व्यवस्था 
मध्ययुग में नही थी | बजारे लोग जो सेना की भोजन-सामग्री तथा उसकी अन्य आव- 
श्यकताओं की पूर्ति करते थे, आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि मध्ययूग की सेनाओं के 
साथ तो व्यापारी भी चलते थे । 

वित्त व्यवस्था 


साम्राज्य की आय के बहुत-से साधन थे । इन्हें दो वर्गों मे विभाजित किया जा 
सकता है--(१) केन्द्रीय आय, और (२) स्थानीय आय । स्थानीय आय कई प्रकार के 
करों द्वारा जों अववाब' कहलाते थे, प्राप्त होती थी। ये कर उत्पादन और उपभोग 
के विभिन्न व्यापारी औरं पैशों तथा मुख्य रूप से आवागमन पर लगाये जाते थे । 
केन्द्रीय आय के स्नोत लावारिस सम्पत्ति, व्यापार, टकसाल, भेंट, नमक, चुँगी, जजिया, 
सम्स और जमीन पर लगाये गये कर थे | सरकार की ओर से कच्चे और तैयार माल 
के आवागमन पर भी कर लगायां जाता था। शाही टकसाल भी आय का एक अच्छा 
साधन था । जिन सम्पत्तियों पर किसी का हक नहीं रहता था अथवा किसी के मर 
जाने के बाद उसकी सम्पत्ति का कोई दावेदार नहीं होता था, तो वहू धन-सम्पत्ति 
सरकार की हो जाती थी । सभी अधीनस्थ राजाओं, सरदारों, अधिकारियों और 
विदेशी यात्रियों को बादशाह को भेंट देनी पड़ती थी । ये बहुमूल्य भेंट भी सरकार के 
लिए काफी लाभ के ल्लोत थे । तमक-कर द्वारा भी काफी आय होती थी । जजिया भी 
जो हिन्दुओं से वसूल किया जाता था, सरकारी आय का एक अच्छा साधन था। खम्स 
अथवा लड़ाई में लुट का पाँचवाँ भाग सरकारी कोष मे भेज दिया जाता था । इससे 
सरकार को बहुत बड़ी आय होती थी । सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन पर 
लगाया हुआ कर था, जो लगान कहलाता था। े 
शेरशाह द्वारा की गयी लगान सम्बन्धी व्यवस्था सल्तनत काल की व्यवस्था से 
कहीं अच्छी थी और यही उसकी इतनी प्रसिद्धि का कारण है। बिहार में अपने पिता 
की जागीर का प्रबन्ध करते हुए लगान-प्रणालो का उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ था। 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी. १०६ 


अपने राज्याभिषेक के पश्चात उसने उसी लग्ान-व्यवस्था को चालू किया, जिसे वह 
स्वयं सहसराम, ख़वासपुर और टाँडा में अच्छी तरह तैयारं करके परीक्षणीपरान्त देख 
चुका था। एक समान पद्धति पर सम्पूर्ण जमीन की पैमाइश की जाती थी और प्रत्येक 
गाँव में खेती के योग्य भूमि का व्यौरा रखा जाता था। पैदावार योग्य सारी जमीन 
तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गयी थी--अच्छी, साधारण और खराब । इन तीनों 
तरह की जमीनों पर की जाने वाली पैदावार निश्चित की जाती थी। इसको जोड़कर 
और तीन से भाग देकर प्रति बीघा जमीन की औसत पैदाबार निकाल ली जाती थी । 
पैदावार का एक-तिहाई भाग सरकारी हिस्सा समझा जाता था | सरकारी लगान नकद 
अथवा जिन्स के रूप में, दोतों प्रकार अदा किया जा सकता था; लेकिन नकद 
लगान लेता ही अधिक पसरद किया जाता था । अनाज के प्रचलित भाव के अनुसार 
सरकारी हिस्सा नकद देना पहला था। प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्येक प्रकार के अनाज 
के लिए पृथक-पृथक दरें थीं । प्रत्येक स्थात की जमीन और उसकी पैदावार भिन्न होने 
के कारण जमीन की ओऔसत पैदा“"र की एकसी दरें रखता असम्भव था। इस प्रकार 
पैदावार के सरकारी हिस्से को नकदी में बदलने के लिए भिन्न-भिन्न दरें रही होंगी । 
सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें सरकार की माँग अर्थात जो लगान 
उसे अदा करना पड़े, निर्धारित होती थी। प्रत्येक किसान को कबूलियत (शर्तेनामे) 
पर दस्तखत करने पड़ते थे, जिसका आशय होता था कि वह निर्धारित लगान देना 
स्वीकार करता है। इन दोतों पन्नकों में किसान के अधिकार में जमीत का रकबा 
इत्यादि दर्ज रहता था। यहू समझना कि शेरशाह ते अपने राज्य में सर्वत्र एकसमाल 
लगान की दर निश्चित की थीं, उन्नित नहीं है। सरकारी आलेखों से ज्ञात होता है कि 
मुल्तात में उसने जमीत की पैमाइश के अनुसार लगान निश्चित करने पर जोर नहीं 
दिया था| इसी तरह राजुस्थान मे भी जमीन की सर्वे (नाप) करना असम्भव था। 
इसलिए यह विचार करना उचित है कि लगान निश्चित करने की तीनों प्रणालियों को 
ही उसने यथापूर्वक चलने दिया होगा । ये तीनों प्रणालियाँ इस प्रकार थी (१) गलला- 
बक्सी अथवा बटाई, (२) नश्क अथवा मुकताई या कतकुत, (३) नकदी अथवा जब्ती 
या जमई। बढाई का अभिप्राय पैदावार का किसान के साथ हिस्सा-बाँट करने से था। 
इस प्रकार सरकारी हिस्से को निर्धारित करने की परिपादी अत्यन्त प्राचीन है और 
सभी कालों में प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है । बटाई तीन प्रकार की होती है--- 
(१) खेत-बटाई, (२) लॉक-बटाई, और (३) रास-बटाई | सेत-बढाई का अभिप्राय यह 
है कि खड़ी फसल से अथवा लेते बोने के तुरन्त बाद ही जमींदार का हिस्सा, खेत बाँट 
कर निर्धारित करता | लॉक-बटाई का अर्थ यह है कि खेत काटने के बाद किसान फसल 
को खलिहान में लाता है, जहाँ अनाज में से भूसा अलग निकाले बिना, उसका किसान 
भौर जमींदार में हिस्सा-बाँट हो जाता है। रास-बंटाई से अभिप्राय यह है कि जब 
अनाज से भूसा अलग कर लिया जाय तब हिस्सा निश्चित कर लिया जाय। नश्क अथवा 
कतकुत से मतलब जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आँकने से है। लगान निश्चित करने 


११० मुग्लकालीन भारत 


की यह प्रणाली किसान के लिए बड़ी झंझटपूर्ण और अलाभकारी है। नकदी, जमई 
अथवा जब्ती से आशय किसान और जमींदार अथवा सरकार के मध्य उस समझौते से 
है जिसके अनुसार तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रतिवर्ष के ह्विस्लाक- 
से लगान निश्चित हो जाता है, चाहे खेत में कितनी ही पैदावार हो अथवा म हो । 
इसकी दर जमीन की उपज-शक्ति और उसकी स्थिति पर निरभर रहती है। किसान 
अपनी जमीन पर एक से अधिक फसल भी तैयार कर सकता है । साथ ही सुखा पड़ने, 
अधिक वृष्टि होने अथवा अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो हानि उसे उठानी 
पड़ती है, उसके लिए उप्ते माफी नही मिल सकती और त्र॒ समझौते की अवधि में सर- 
कार लगान ही बढ़ा सकती है । इन तीनो प्रणालियों मे से नकदी अथवां जमई को ही 
किसान अधिक पसन्द करते हैं और कनकृत बिलकुल पसन्द नहीं करते । लगान के 
ऊपर सरकार किसान से जमीन का सर्वे करने वालों का मेहनत'ना भी वसूल करती 
थी । ये अतिरिक्त चार्ज जो जरीवाना (सर्वे करने वाले की फीस) और महासिलाता 
(कर एकन्न करने वाले की फीस) कहलाते थे, प्रत्येक्ष को अदा किये हुए लगान पर 
२३१८ से ५९६ तक देने पड़ते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान को सम्पूर्ण लगान 
पर २६% कर भर देना पड़ता था। इसे बीमा फण्ड की तरह का ही समझता 
चाहिए। यह कर अनाज के रूप मे ही लिया जाता थ्रा। इस प्रकार जो खाद्य-पदार्थ 
सरकारी खत्तियों में जमा होता था, उसे दु्भिक्ष तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के अवसर 
पर सस्ते भाव पर जनता को बेच दिया जाता था । 
कृषकों की भलाई का शेरशाह ने पूरा-पूरा ध्यान रखा था। फीरोज तुगलक 
को छोड़कर मध्ययुगीन भारत के किसी अन्य शासक ने यहाँ के किसानों का इतना 
: ख्याल नहीं रखा, जितना इस अफगान बादशाह ने रखा था। उसका विश्वास था कि 
कृषकों का.हित साधन करने से सरकार को सदैव लाभ पहुँचता है । अपने अधिकारियों 
को उसने आज्ञा दी थी कि लगान निश्चित करते समय तो वे नरम रहे लेकिन वसूली 
के समय किसी प्रकार की रिआयत करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कृषकों को 
सताते थे, उन्हें दण्ड देने से बह कभी नहीं चूका । सेताओं के जाने-आने के समय यदि 
खड़ी फसलों को किसी प्रकार की हानि पहुँचती थी, तो वह इसका मुआवजा देने के 
लिए सेव तैयार रहता था । 
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तीन तरह की जमीन की औसत पैदावार 
एक-तिहाई वसूल करना था। तीसरी श्रेणी की जमीन से ज्यादा कर वसूल किया जाता 
था, जबकि पहली श्रेणी की जमीन से कम वसूल किया जाता था। किन्तु, जैसा 
, मोरलैण्ड ने लिखा है, इस प्रकार की असमानता शायद “फसलों की बदल द्वारा ठीक 
हो सकती थी ।” दूसरे, सरकार द्वारा पैदावार पर एक-तिहाई वसूली के साथ सर्वे 
करने वाले की फीस, लगान वसूल करने वालों की फीस और २२% की अतिरिक्त 
अन्न वसूली अधिक जेचती थी | तीसरे, वाधिक बन्दोबस्स होने के कारण किसानों तथा 
साथ: ही सरकारी अधिकारियों को भी बड़ी असुविधा रहती होगी । चौथे, यह समझ 


कर 


शेरशाह पुर और उसके उत्तराधिकारी १११ 


लेता भी उचित नही है कि मालगुजारी विभाग मे सभी प्रकार का भ्रष्टाचार एकदम 
समाप्त हो गया था। इस विभाग के कर्मचारियों की आमदनी अन्य विभागों के क्में- 
चारियो की आमदनी से कही अधिक रहती थी ज्लौर इसी कारण शे रशाह इनकी बदली 
हर दूसरे-तीसरे साल कर देता था जिससे “आमीलदारी के लाभ और सुविधाओं को 
ज्यादा से ज्यादा लोग भोग सकें ।' पाँचवे, जागीर-प्रथा अभी भी प्रचलित थी और इस 
बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता है कि जागीरदार अपनी जागीरों का 
प्रबन्ध गुमाश्तों द्वारा नही कराते थे। राज्य के प्रत्येक भाग मे जागीरें होने के कारण 
यह स्वाभाविक है कि जागीरी क्षेत्रों के किसानो को हानि उठानी पड़ती होगी । 

लेकिन, सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उस समय काश्तकारो को 
अधिक कष्ट नही था; क्योकि शेरशाह स्वयं उनकी भलाई और उन्नति का ध्यान रखता 
था तथा उन लोगों को कठोर दण्ड देता था जो किसी भी रूप में इन्हे तंग करते अथवा 
तकलीफ पहुँचाते थे । उसने बीच के मुखियाओ के अस्तित्व को यदि बिलकुल मेट नहीं 
दिया, तो कम से कम उनके अधिकारों को तो समाप्त ही कर दिया था। वास्तव मे 
उसने प्रत्येक किसान और सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था 
की थी । उसकी मालगुजारी व्यवस्था को रेय्यतवारी कहा जाता है, जमींदारी नही । 

व्यय की मुख्य मदे शाही घराने के खर्च और नागरिक तथा सैनिक-संस्थाओ 
के विविध खर्चे थे । आय का एक बहुत बड़ा भाग इमारतें, सड़के, सरायें तथा अन्य 
चीजो के निर्माण मे (व्यय किया जाता था। अपने सम्पूर्ण राज्यकाल में निरन्तर युद्धो 
में संलग्न रहने के कारण शेरशाह ने इनमे (युद्धों मे) भी काफी व्यय किया होगा । दान 
पर चलने वाली सस्थाओ को भी शाही खजाने से काफी सहायता मिलती होगी। केवल 
क्षेत्र अथवा लगर (लाश्रपा9 पांणाणा) के लिए ही, जैसा कि हमने अन्यत्र भी जिक्र 
किया है, खजाने से १८,२५;००० रुपये वाषिक दिया जाता था । 
मुद्रा-व्यवस्था हे 

शेरशाह का दूसरा बड़ा काम मुद्रा सम्बन्धी सुधारों का श्रीगणेश करना था। 
राज्य-प्राप्ति के पश्चात उसे ज्ञान हुआ कि धातु की कमी, प्रचलित सिक्‍कों की घिसा- 
वट ओर खोटापन तथा विभिन्न घातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात न 
होने के कारण मुद्रा-प्रणली एकदम बिगड़ चुकी है। एक दूसरी कठिताई यह भी थी 
कि सभी युगों के सिक्के--गत शासको के सिक्के भी--उन दितों चल रहे थे। शेरशाह 
ने चाँदी के बहुत-से नये सिक्के निकलवाये जो 'दाम' कहलाते थे । क्लँदी के रुपये और 
ताँबे के दाम के आधे, चौथाई, आठवें और सोलहवें भाग के सिक्के भी निकलवाये थे । 
इसके बाद उसने सब प्रकार के पुराने सिक्कों तथा मिश्रित धातु की मुद्रा-प्रणाली को 
समाध्त कर दिया । चांदी और ताँबे के सिक्‍कों में उसने अनुपात निश्चित कर दिया । 
. चाँदी का रुपया १८० ग्रेन का था जिसमें १७४ ग्रेन विशुद्ध चाँदी थी । यदि शेरशाह 
की अंकित छाप का ध्यान न रखे, तो हम कह सकते हैं कि उसका सिक्का मुगलकाल 
में भी चलता था और १८३४ ई० तक ईस्ट दृष्डिया कम्पनी द्वारा भी चालू माना 


११२ मुगलकालोन भारत 


गया | इतिहासकार वी० ए० स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि “यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश 
मुद्रा-प्रणाली का आधार है । शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान 
भी अरबी लिपि में सिक्कों के ऊपर, अंकित रहता था। कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि 
में भी शेरशाह का नाम अंकित रहता था | कुछ सिक्‍के ऐसे भी थे जिन पर बादशाह के 
ताम के अतिरिक्त प्रथम चार खलीफाओं के नाम भी अकित रहते थे । विशुद्ध धातु के 
सोने के सिक्के भी विभिन्न तोल के---१६६४ ग्रेन, १६७ श्रेन और १६८: ग्रेन--- 
ढाले जाते थे । रुपया और दाम में १ और ६४ का अनुपात था। सोने ओर चाँदी के 
भिन्न-भिन्न सिक्कों के बीच स्थायी आधार पर अनुपात स्थिर किया गया था। मुद्रा 
सम्बन्धी ये सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक सिद्ध हुए । इनसे जनसाधारण, 
विशेषकर व्यापारी-बर्ग, की अनेक असुविधाएँ दूर हो गयीं । आधुनिक मुद्राशास्त्रियों ने 
शेरशाह के इन सुधारों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । उदाहरणतः एडवर्ड टॉमस 
ते लिखा है कि “शेरशाह के राज्यकाल ने भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान 
केवल टक्सालों के किये गये सुधारों द्वारा ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि पृर्वकालीन 
राजाओं की मुद्रा-व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्वास को रोककर उन सुधारों में से बहुतों को 
जारी करते हुए प्राप्त किया जिन्हें आने वाले मुगल शासकों ने अपना बताया ।” 
ब्यापार-वाणिज्य 

शेरशाह ने उन बहुत-से महसूलों की जिन्हें प्रत्येक प्रान्‍्त और जिले की सीमा 
पर तथा प्रत्येक घाट और प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर वसूल किया जाता था, हटाकर 
व्यापार और वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहुत दिया । उसने यह तय कर दिया कि बिक्री 
के लिए आने-जाते वाली वस्तुओं पर केवल दो चुंगियाँ लगायी जायेंगी । एक चुंगी तो 
तब वसूल की जातो थी जबकि व्यापारिक वस्तुएँ उसके राज्य की सीमा में पूर्वी बंगाल 
के सोतारगाँव तामक स्थान अथवा पंजाब के रोहतासगढ़ या अन्य किसी प्रान्त की सीमा 
से प्रवेश करती थीं और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर लगायी जाती 
थी। यह चुंगी कितनी लगती थी, इसका कोई निश्चित पता नही है । ऐसा अनुमान 
है कि यह महसूल वस्तु के मुल्य का २२ प्रतिशत होता था। राज्य के अन्दर चुंगी 
वसूल करने के शेष सभी स्थान उसने बन्द कर दिये थे । इन सुधारों से देश के अन्दर 
व्यापार-वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ भर ययथेष्ट व्यापारिक समृद्धि हुई। 
स्थाय-ध्यवस्था 

शेरशाह मध्ययुग का अत्यन्त न्‍्यायप्रिय शासक समझा जाता है। अपनी प्रजा 
की भलाई करते रहने के उसके व्यक्तिगत गुण और विशेषताओं पर ही उसकी प्रतिष्ठा 
आधारित नहीं थी, बल्कि एक श्रेष्ठ न्‍्याय-ध्यवस्था की स्थापना द्वारा भी उसने लोगों 
के दिलों में ऊँचा स्थान प्राप्त किया था । सुदीर्धकाल से प्रचलित प्रथा के अमुत्तार बह 
साधारण मुकदमे भी सुनता था और उतकी अपीलें भी सुतता था | बुधवार के दित 
संध्या समय उसकी कचहरी लगती थी | उसके तीचे प्रमुख काजी होता था, जो न्याय 
विभाग का प्रधान था और न्याय-ध्यवस्था के सुप्रबन्ध की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर 


शेरशाह सूर और उसके उसराधिकारी ११३ 


होती थी । प्रमुख काजी की कचहरी मुख्य रूप से अपील सुनवाई की कचहरी थी, 
किन्तु पहले-पहल के मुकदमों के भी यहाँ फैसले किये जाते थे । प्रत्येक जिले मे और 
सम्भवत: प्रत्येक प्रमुख नगर मे काजी होता था । -प्रमुख मुन्सिफ के ऊपर जिले में 
दीवानी न्याय-व्यवस्था का सुचारु रूप से प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व था और परगनो 
में यही कार्य 'अमीन” करते थे । सम्भवत: काजी फौजदारी के मुकदमे करतां था और 
मुन्सिफ तथा अमीन दीवानी के मुकदमे । एक अन्य न्याय अधिकारी भी था, जो मीर- 
आदिल कहलाता था । 

शेरशाह की न्याय-व्यवस्था उच्च आदर्शों पर अवलम्बित थी। निर्धन और 
नि्बंलों को अनाचार एवं अन्याय से बचाने में वह विशेष रुचि लेता था । अधिकतर 
वह इस सिद्धान्त का पालन करता था कि निर्धेन और निक्ृष्ट जनो की अपेक्षा सरकारी 
अफसरों और सम्मान-प्राप्त व्यक्तियों के प्रति ही अधिक कठोरता का व्यवहार किया 
जाय । यहाँ तक कि स्याय-सम्पादन के समय वह अपने निकट सम्बन्धियो को भी कोई 
महत्त्व नही देता था । इस सम्बन्ध में लिखे हुए एक चुटकुले से ज्ञात होता है कि एक 
सुनार की पत्नी पर अपने घर में स्तान करते हुए पान का पत्ता फेंकने के अपराध में 
शेरशाह ने अपने भतीजे को दण्ड दिया था | जब शाहजादा अपने हाथी पर घर के पास 
से गुजर रहा था, उसी समय यह घटना घटी थी । सरदारो द्वारा उक्त दण्ड का विरोध 
किये जाने पर भी शेरशाह अपने न्यायपूर्ण निर्णय से विचलित नहीं हुआ । शेरशाह के 
सतक और निष्पक्ष मालवा के गवर्नर शुजातखाँ ने अन्यायपूर्वक २,००० सैनिको की 
जागीरों के एक भाग पर अपना अधिकार कर लिया था । जब शेरशाह ने यह बात 
सुनी तो उसमे उचित दण्ड की आज्ञा निकाल दी, यद्यपि इस बीच जागीरें वापस 
देकर शुजातखाँ ने अपनी भूल का सुधार कर लिया था। हम पहले ही लिख चुके हैं 
कि किसानों की भलाई के निम्नित्त शेरशाह विशेष रूप से उदार था । युद्धकाल मे वह 
सेना द्वारा रौंदी हुई फसलों की क्षतिपूर्ति भी करता था। न्यायप्रिय बादशाह होने के 
नाते शेरशाह की पूर्ति उसकी मृत्यु तथा उसके वश के पतनोपरान्त भी बनी रही। 
तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों मे 
लिखा था कि शेरशाह के शासनकाल में कोई भी सौदागर रेगिस्तान में यात्रा करते हुए 
सो सकता था और लुटेरो द्वारा माल-असबाब के लूटे जाने का उसे कोई भय नहीं था। 
शेरशाहू के भय और न्याय-श्रेम के कारण चोर और लुटेरे तक सौदागरो के माल की 
निगरानी करते थे । 
पुलिस - 
शेरशाह्‌ के राज्यकाल में पुलिस का कोई अलग विभाग नही था| सेना को 
दुहरे कर्तव्यों का पालन करना पडता था। विदेशी आक्रमणों और आस्ठरिक विद्रोहो 
से देश की रक्षा तथा मनुष्य-मात्र के बीच शान्ति स्थापना का कार्य सेना को ही करना 
पड़ता था। प्रमुख शिकदार का कतंव्य था कि वह सरकार में शान्ति और व्यवस्था 
कायम रखे । असल में वह अपने अधिकार-क्षेत्र में शान्ति सरक्षक था। परगने के 


११४ मुगलकालीन भारत 


शिकदार पर भी यही कार्यभार था । इन अफसरो को अपने-अपने क्षेत्रों के चोरो, लुटेरो 
और बदमाशों पर कड़ी नजर रखनी पडती थी और अपराधियो की दण्ड भी देना 
पड़ता था । जहाँ तक ग्रामो का सम्बन्ध था शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त का प्रयोग किया था और इस प्रकार, गाँव में होने वाले अपराधो की जिम्मे- 
दारी वहाँ के मुखिया पर रहती थी। मुखिया को समय दिया जाता था कि वह 
अपराधी को पेश करे अथवा चुराये या थूटे गये माल की क्षत्तिपूरत्ति करे । यदि वह 
इस कार्य मे सफल नही होता तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कुछ गाँवों 
की एक सरहद पर कोई अपराध किया जाता था, तो उन गाँवो से सम्बन्धित मुखियों 
की जिम्मेदारी होती थी कि वे अपराध की छानबीन' करे ओर क्षतिपूर्ति का प्रबन्ध 
करें। यह पद्धति ग्रामीण मनोविज्ञान के सही ज्ञान तथा मध्यकालीन जनता की दशा 
पर आधारित थी । आमतौर पर तो मुखिया लोग अपने गाँव के बदमाशों को अच्छी 
तरह जानते थे और शायद ही कोई अपराध होता था जिसको जानकारी उन्हें नहीं 
होती थी; किन्तु अपराधी को खोज निकालने की असफलता पर मृत्युदण्ड देना हमारी 
समझ में बहुत ही कठोर नियम था। डा० कानूनगों ने इस नियम की पुष्टि की है 
क्योंकि मध्यकाल के लिए यह अत्यन्त उपयुक्त था। 

मध्यकाल के प्रायः सभी इतिहासकारो ने शेरशाह के पुलिस-शासन की प्रशंसा 
ही की है। अब्बास सरवानी ने लिखा है, “शेरशाह के राज्यकाल में राहगीर अपनी 
चीज-बस्तों की निगरानी रखने की परेशानी से मुक्त थे । रेगिस्तान में भी उन्हें किसी 
प्रकार का भय नहीं था। बस्ती हो या विजन स्थान, वे कही भी निर्भय होकर पड़ाव 
डाल देते थे। वे अपना माल खी जगह मे भी छोड देते थे। जानवरो को चरने के 
लिए खुला छोड़ देते थे भ।८ .../«चत भाव से चेन की नींद सोते थे, मानो वे अपने 
घर में ही हों । जमीदार लोग उनके माल की चौकसी रखते थे क्योंकि उन्हें डर रहता 
था कि कहीं कोई दुर्घटना हो गयी तो गिरफ्तारी का 5०्ड उन्हीं को मुगतना पड़ेगा । 
शेरशाह के राज्य में निबंल और वृद्धा रत्नी सक अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों की पोटली 
रखकर यात्रा के लिए निकल सकती थी, किस्तु चोर और लुटेरे उसके पास नहीं फटक 
सकते थे, क्योंकि शेरशाह के दण्ड का आतंक उन पर सवार रहता था ।” (ईलियठ, 
झाग ४, १० ४३२-३३) 

नगरों की पुलिस-व्यवस्था के विषय में कुछ पता नहीं चलता । मुगलकालीन 
कोतवाल की हैसियत का एक हाकिम प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर में शान्तिस्थापनाथे तथा 
अनुशासनहीन व्यक्तियों को नियन्त्रित रखने के लिए अवश्य ही रहा होगा । राजधानी में 
पुलिस की समुचित व्यवस्था रह्दी होगी । इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। 
सड़कें और सरायें 

शेरशाह ने कई बड़ी-बड़ी सड़कों का निर्माण _कराया। प्राचीन हिन्दू राजाओं 
के चरण-चिक्लों पर चलकर उसने बहुत-सी सड़कों बतवायीं ताकि राज्य के अनेक 
भागों का सम्बन्ध राजधाती से जुड़ सके । उसकी चार सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी ११५ 


सडक पूरबी बंगाल में सोनारगाँव से आरम्भ होकर आगरा, दिल्‍ली और लाहौर होती 
हुई सिन्धु नदी पर समाप्त हुई। यह सड़क १५०० कोस लम्बी थी और सड़क-ए- 
आजम नाम से पुकारी जाती थी | आजकल इसी का नाम ग्राण्ड ट्रेंक रोड है | दूसरी 
सड़क आगरा से बुरहानपुर गयी थी । तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तोड़ तक 
गयी थी और चौथी लाहौर से मुल्तान तक गयी थीं। ये सभी सडके विशेष योजना 
के साथ तैयार की गयी थी ओर देश के महत्त्वपूर्ण नगरो को अपने मार्ग मे जोड़ती 
हुई चली गयी थी । ये सडके अत्यन्त प्राचीन थी । शेरशाह ने इन्हें स्‍्वय नहीं बनवाया 
था बल्कि इनको ठीक अवस्था में रखने का प्रयत्न किया था। सड़कों के दोनों ओर 
शेरशाह ने फलों के वृक्ष लगवाये । सड़को के किनारे हिन्दू और मुसलमानों के लिए 
अलग्र-अलग कक्षों सहित १७०० कारवाँ सरायें बतायी गयी थी । डाक अथवा सूचना 
विभाग के कर्मचारियों के लिए अश्व-पड़ावो की भी व्यवस्था की गयी थी । हर सराय 
में एक कुआँ और एक मस्जिद थी, जिसमे एक इमाम और मुअज्जिन भी थे । प्रत्येक 
सराय पर चोरी-चारी को रोकने और शान्ति स्थापित रखने के निमित्त एक पुलिस 
अफसर (शिकदार) नियुक्त रहता था। ये सराये विशेष रूप से डाक विभाग के कमे- 
चारियों और हरकारों के लिए जो कि शाही डाक ले जाते थे, विश्रामशालाओं का 
प्रयोजन पूरा करती थीं। इन कर्मचारियों के लिए यहाँ भोजन-सामग्री की व्यवस्था 
रहती थी और क्योंकि इस वर्ग में हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे, अतएव 
उनके लिए भोजन का पृथक-पृथक प्रबन्ध रहता था । सरायों के आसपास की कुछ 
भूमि सराय के खर्च की पूति के लिए दे दी गयी थी । डॉ० कानुतगो के शब्दों में ये 
सरायें “साम्राज्यरूपी शरीर की घमनियाँ थीं” और ये सड़कें व सरायें “शेरशाह के 
शासन की सफलता के लिए इसलिए और आवश्यक थी क्योंकि प्राय, अधिकारियों का 
स्थान-परिवतेन, व्यवसाय-संचालन और सैन्य-दलों का निरन्तर आता-जाना बना 
रहता था ।” सड़कें और सरायें केवल सैन्य-दलों के यातायात के लिए ही उपयुक्त 
नहीं थीं, बल्कि ये डाक-विभाग अथवा डाक-चौकियों का काम भी करती थीं । वे 
राज्य के सुदूर भागों करे समाचार सरकार तक पहुँचाती थीं। यह पद्धति इस देश के 
लिए नयी नहीं थी बल्कि शेरशाहु ने इसको फिर से सचालित किया था और इसमें 
आवश्यक सुधार भी किये थे । 
गुप्तचर विभाग 

शेरशाह नें अलाउद्दीन खलजी की डाक-चौकी ओर गुप्तचर-पद्धति को ही पुनः 
संचालित किया था । उसने उक्त विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगा-ए-डाक चौकी की 
नियुक्ति की थी । उसके अन्तर्गत समाचार लेखकों और समाचार-बाहकों की नियुक्ति 
की गयी थी, जो साम्राज्य के प्रत्येक भाग की प्रमुख घटनाओं का संकलन करते थे । 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि सरायों पर नियुक्त हरकारे शाही हक पहुँवने का काम 
करते थे | शेरशाह अपने सूचना विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक भाग से परिचित रहता 
था। बाजार की वस्तुओं के मुल्यों की दैनिक रिपोर्ट बादशाह तक पहुँचती थी। 


११६ मुगलकालीन भातश्स 


समाचार-वाहक और गुप्तचर समस्त प्रभु नगरों और बाजारों मे नियुक्त थे और 
एनको आदेश प्राप्त थे कि जो भी सूचना शाहंशाह के सामने पेश होती आवश्यक हो 
वह तुरन्त दरबार मे भेज दी जाय । यह विभाग ऐसी कुशलता से कार्य करता था 
कि प्रान्त में नियुक्त सैनिको के असन्तोष की सूचनाएँ और जमीदार तथा बड़े जागीर- 
दारो की विद्रोहपूर्ण चेष्टाओं का पता उत क्षेत्रों के जानकारों से पूर्व ही शाहंशाह को 
चल जाता था । शुजातखाँ द्वारा २,००० सैनिकों की जागीरों का एक भाग हड़पने 
का मामला और उन सेनिको का असन्तोष शुजातख्खाँ की जानकारी से पूर्व ही गुप्तचरो 
द्वारा शेरशाह को मालुम हो चुका था | शेरशाह की शासन-व्यवस्था की सफलता का 
बहुत कुछ श्रेय उसकी गुप्तचर प्रणाली को प्राप्त है । 
घामिक नीति 
शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में आधुनिक विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत 

हैं। डाॉ० कानुनगो ने हिन्दुओं के प्रति धामिक सहिष्णुता की समझदारीपूर्ण नीति 
बरतने के लिए उसकी प्रशंसा की है। उनके अनुसार हिन्दू धर्म के प्रति शेरशाह का 
झुकाव घृणापूर्ण सहिष्णुता से ओतप्रोत नही, बल्कि आदरपूर्ण व्यवहार था । उधर 
प्रो० श्रीराम शर्मा ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि शेरशाह का धामिक 
दृष्टिकोण दिल्‍ली सल्तनत के तुके-अफगान शासकों से अच्छा नहीं था। उक्त दोनों 
इतिहासकारों सहित यह सबने स्वीकार किया है कि शेरशाह अपने व्यक्तिगत जीवन में 
एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। नित्य पाँच'बार की नमाज पढने, रमजान का उपवास 
करने और अपने विश्वास के अनुसार बहुत-से धार्मिक कृत्यों में भाग लेने में बह नियमित 
रूप से सतक रहता था। वास्तव में वह इस देश में इस्लाम की शान और महत्ता का 
प्रबल समर्थक था। राजपूत राजाओं के विरुद्ध धर्म-युद्ध (जिहाद) छेड़कर उसने अनेक 
बार अपने मुस्लिम अनुयायियों की धामिक भावताओं का सफलतापूर्वक पोषण किया। 

रायसीन के राजा पूरतमल को दण्ड देने के लिए जो युद्ध छेड़ा गया, उसे उसने जिहाद 
कहकर घोषित किया। जोधपुर के राजा मालदेव के ऊपर जो चढ़ाई की गयी थी 
वह यद्यपि राजनीतिक और सैनिक कारणों द्वारा प्रेरित थी, तथापि साम्प्रदायिक मनो- 
वृत्ति भी उसके पीछें काम कर रही थी और विजय-प्राप्ति के ,उपरान्त शेरशाह ने 
जोधपुर के किले के अन्दर मन्दिर को ढहवा दिया और उसके स्थान पर मस्जिद का 

'र्माण कराया। इसी प्रकार कालिजर के घेरे के समय भी उसने ऐसी ही धामिक 
असहिष्णुता का परिचय दिया था । यह कहना उचित न होगा कि शेरशाह धामिक 
पक्षपात से बिलकुल रहित था और हिन्दू धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण “श्दद्धापूर्ण 
उपेक्षा' से प्रेरित था। किन्तु इसके साथ ही उसको दिल्ली के उन सुल्तानों की श्रेणी 
में बंठाना भी उचित नहीं है जो हिन्दुओं को तुच्छ और उनके धर्म को अमान्य और 
गया-बीता समझते थे । शेरशाह के व्यक्तिगत विचारों को परथक रखकर देखा जाय तो 
वह एक सहिष्णु शासक प्रतीत होता है और धार्मिक अत्याचार की नीति को बरतना 
वह बुद्धिमानी नहीं समझता था । हिन्दुओं को उसने तंग नहीं किया । उन्हें अपने धर्म 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी. ११७ 


का पालन करने मे पूरी-पूरी छूट दी। जहाँ तक सम्भव होता था, वह राजनीति को 
धर्म से पृथक ही रखता था । एक हिन्दू शासक के ऊपर आक्रमण करते समय जो 
धारमिक कट्टरता का नमूतरा सामने आया, उसे छोड़कर उसके समूचे राज्यकाल में 
मन्विर-मूर्तियाँ तोड़ने और हिन्दुओं के विरुद्ध संगठित प्रचार करने के प्रयत्न कभी नही 
किये गये । वेसे तो आठवी शताब्दी से ही, सिन्धु मे जब से अरब-शासन स्थापित 
हुआ था तभी से राजकाज के लिए मुसलमान शासको के यहाँ हिन्दुओ को नौकर रखा 
गया था और शेरशाह के यहाँ भी सेना और मालग्रुजारी विभाग मे हिन्दू नियुक्त किये 
गये थे, किन्तु इस बात को ही उसकी धारमिक सहिष्णुता का सबुत सान लेता उचित 
नही है । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसकी पदल सेना में अधिकांश सैनिक हिन्दू 
थे । मालगुजारी और गुप्तचर विभाग के अधिकांश छोटे कर्मचारी भी हिन्दू रहे होगे। 
इन्ही तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शरशाह्‌ अपनी वहुसख्यक हिन्दू प्रजा 
के धर्म और विश्वासों के प्रति सहिष्णु था । 
इमारतें >- 
इमारतें बनवाने का शेरशाह को बहुत शौक था। वह एक महान निर्माता 
था। उत्तर-पश्चिमी सीमा को और अधिक सुरक्षित बचाने के विचार से झेलम पर 
उसमे एक विशाल और शानदार दुगे बनवाया ओर उसका नाम रोहतासगढ़ रखा । 
डॉ० कानूनगो का कहता है कि “प्रत्येक सरकार' में वहु एक-एक किला बनवाना 
चाहता था और मिट्टी की बनी हुई सरायों को पक्के मकानों मे बदलकर इन्हे रास्तों 
की हिफाजत करने की चौकियाँ बनाना चाहता था, किन्तु उसके राज्यकाल की अवधि 
थोड़ी होने के कारण वह इन कार्यों को सम्पन्न नही करा सका । दिल्‍ली का पुराना 
किला शेरशाह्‌ का बनवाया हुआ ही मानता जाता है । इसी किले के अन्दर उसने एक 
ऊँची मस्जिद का निर्माण भी कराया था जो भारतीय और इस्लामी स्थापत्य-कला का 
अच्छा उदाहरण है। फर्ग्यूसन के कथनानुसार “उसकी इमारतों में यह सबसे अधिक 
पूर्ण है ।” शेरशाह की निर्माण-कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बिहार के अन्तग्त 
सहसराम में उसी का मकबरा है। भारतवर्ष मे यह अपने ढंग की मनिराली शानदार 
इमारत है । वी० ए० स्मिथ ने लिखा है, “सूर-राजवंश को, जिसमे शेरशाह जैसा 
विशिष्ट शासक पैदा हुआ, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इतना कठिन संघर्ष करता 
पड़ा था कि निर्माण-कार्य की ओर अधिक ध्यान देने को इससे आशा ही नहीं की जा 
सकती; फिर भी कुछ श्रेष्ठ इमारतों के निर्माण के लिए सूर-बंश को श्रेय प्राप्त है । 
सहसराम में शेरशाह का मकबरा जो एक झील के बीच में एक चबूतरे पर बना हुआ 
है, एक श्रेष्ठ डिजाइन होने के कारण ही भारत की श्रेष्ठ इमारतों में से एक है। 
अपनी शोभा-श्री के लिए उत्तर भारत की प्रारम्भिक इमारतों मे यह मकबरा अपनी 
सानी नहीं रखता । कनिघम ने तो दबी जबान से इसको ताज से भी अधिक पसन्द 
किया है। इस (स्थापत््य) प्रणाली को तुगलककालीन इमारतों की धामिक सादगी 
और शाहजहाँ की श्रेष्ठ कला-निधि की स्त्री-सुलभ कमनीयता के बीच की प्रणाली कहा 


११८ मुगलकालीन भारत 


जा सकता है |” (फ्रंशणफज ् क्यारल दा(8 70 08 870 069०७, 99, 405- 
406) । हावेल के अनुसार यह मकबरा शेरशाह के व्यक्तित्व और चरित्र का चित्र 
है । डा० कानूनगो लिखते हैं, “इस मकबरे का बाहरी भाग जो कुछ रूखा-सा लगता 
है, शेरशाह के बाबरी भृकुटि चढ़े रूप को प्रकट करता है और इसका भीतरी सुन्दर 
भाग यह दर्शाता है कि उसका दिल कितना सुन्दर और दया-भाव से भरा-पूरा था ।” 
पर्सी ब्राउन ने भी शेरशाह की इमारतों के सुन्दर कला-रूपो, उनके उत्कृष्ठ बताव- 
कंटाव और उत्तकी कलात्मक शोभा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । सूर-स्थापत्य शेली 
को उसते सैय्यदों और लोदियों की मिर्माण-शैली से बढ़ा-चढ़ा ही नही माता बल्कि 
मुगलो की श्रेष्ठ और शानदार स्थापत्य-कला का आधार भी माना है। 
शेरशाह फा चरित्र 

उसका दैनिक कार्यक्रम--उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों में शेरशाह ही 
ऐसा था, जो दिल्‍ली के राजदरबार से कोई विशेष सम्बन्ध न रखते हुए भी इतने ऊँचे 
राजपद तक पहुँचा गया। उसने अपना जीवन-कार्य अपने पिता की जागीर के प्रबन्धक 
के रूप मे आरम्भ किया था किन्तु अपनी योग्यता के बल-बूते ही बह हिन्दुस्तान का 
सम्राट बन बैठा। राज्यारीहण के समय भारतवर्ष के किसी भी शासक को शासन 
सम्बन्धी विभिन्न विभागों को इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, जितनी उसे थी। 
शेरशाह ६८ साल की उम्र मे राजा बना । एक बार कहते हैं, उसने यह कहा था कि 
ईश्वर ने जीवन के संध्या-काल में मुझे राजपद प्रदान किया है । किन्तु देखने की बात 
तो यह है कि वृद्धावस्था उसके उत्साह और उसकी आकांक्षाओं को ठण्डा नही कर 
सकी, बल्कि जिस शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का उसने प्रदर्शन किया वह परच्चीस 
साल के युवा के लिए स्पृहणीय हो सकता है । इस राय पर सभी इतिहासकार एकमत 
है कि शेरशाह सोलह घण्टे प्रतिदिन राजकाज में लगातु था। अशोक, चद्रगुप्त मौर्य 
अथवा अकबर की भाँति उसका भी यही आदर्श वाक्य था कि महान व्यक्ति को सर्देव 
चेतन्य रहना आवश्यक है। अब्बास सरबानी और रिजकुल्ला मुश्ताकी दोनो ने ही 
लिखा है कि “रात के तीसरे पहर ही निद्रा त्यागकर वह उठ बैठता था। स्नान और 
नमाज आदि से निवृत्त होकर वह राजकाज में लग जाता था। सबसे पहले विभिन्न 
विभागों के सचिव उसके पास आते थे और वे अपने-अपने विभागों के कामों की रिपोर्ट 
उसे पढ़कर सुताते थे । चार घण्टे तक बह देश के मामलों की रिपोर्ट और सरकारी 
कार्यालयों अथवा संस्थाओ की रिपोर्ट सुनता था। जो आज्ञाएँ वह देता था, उन्हें 
लिख लिया जाता था । तत्पश्चात उनके अनुसार कार्यवाही करने के लिए उन्हें भेज 
दिया जाता था; आगे उस पर किसी प्रकार की बहस की जरूरत नही थी । इस प्रकार, 
वह सुबह होने तक व्यस्त रहता था ॥” (बाकयात मुश्ताक; ईलियट द्वारा अनुदित, 
भाग ४, पृ? ५५०) प्रातःकाल की प्रार्थना के पश्चात वह अपनी सेता का निरीक्षण 
करने के लिए चला जाता था। उसके सामने सेना की कवायद होती थी, सैनिको की 
: हीजिरी ली जाती थी और नये रगरूटों की भरती होती थी | उनका हुलिया रजिस्टर 


शेरशाह सुर ओर उसके उत्तराधिकारी ११६ 


में दर्ज किया जाता था । घोड़ों को दागा जाता था । इसके पश्चात वह नाश्ता करता 
था। नाश्ता करने के पश्चात दरबार लगता था और वहाँ वह दोपहर तक राजकाज 
का काम करता था। दरबार में उसका सुख्य काम सरदारो, अधीनस्थ राजाओं और 
विदेशी दरबारो के राजदूतों से भेंट करना होता था। विभिन्न परगनों से आये हुए 
कर ओर लगानो के धन का भी वह निरीक्षण करता था और आय-व्यय के हिसाब- 
किताब की जाँच करता था । इसके बाद वह दोहपर के बाद को नमाज पढ़ता था और 
फिर आराम करने चला जाता था । जब तक कोई आवश्यक कार्य, जिसमे उसकी 
व्यक्तिगत देखरेल आवश्यक होती थी, सामने न आ जाता तब तक वह संध्या समय 
कुरान पढ़ने और विद्वानों का सत्सग करने में व्यतीत करता था। यह उसके जीवन 
का कार्यक्रम था। चाहे वह राजधाती में हो अथवा किसी सैनिक कार्यवाही में सलग्न 
हो, इस कार्यक्रम मे मुश्किल से ही कोई हेर-फेर करना पड़ता था । 

व्यक्ति के रूप में--वेभव की गोद मे उत्पन्न न होने और निरन्तर कठिनाइयों 
के बीच आगे बढ़ने के कारण शेरशाह मे किसी अभिजात पुरुष की-सी सुसंस्क्ृति और 
व्यक्तिगत आकर्षण नही था । समकालीन फारसी इतिहास-लेखक हसनअलीखाँ ने अपनी 
पुस्तक तारीर-ए-दोलत शेरशाही' मे लिखा है कि जवानी मे शेरशाह का नैतिक चरित्र 
एक भ्रष्ट युवक जैसा था। उसे एक आज्ञाकारी पुत्र भी नही कह सकते क्योक्ति पिता 
से उसकी बहुत अनबन रहती थी | कारण यह था कि शे रशाह का पिता उसकी सौतेली 
माँ से अधिक प्रेम करता था। अपनी माँ के प्रति उसका कैसा भाव था, इस बारे में 
अधिक जानकारी नही है । किन्तु ऐसा अतुमान है कि माँ-बेटे के बीच यथेष्ट हादिक 
प्रेमभाव रहा होगा क्योंकि दोनों ही अपने अभिभावक के पक्षपातपूर्ण दुव्यंवहार से समाल 
दुखी थे । यद्यपि मुगल सम्राट बहुपत्नीक थे तथापि वे अपनी सभी पत्नियों से ऐसा 
प्रेम करते थे जिससे उनका भाम इतिहास में प्रसिद्ध हो गया है। किन्तु शेरशाह मे 
यह ग्रुण प्रतीत नहीं होता है । इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिलता कि वह अपने 
बच्चो के प्रति भी विशेष प्रेम रखता या। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उपयोगिता- 
वादी दृष्टिकोण किसी से भी अधिक लगाव रखने मे बाधक था । 

यद्यपि शेरशाह एक सुशिक्षित व्यक्ति था, अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता 
था, इतिहास से भी उसे शौक था, तथापि उसे एक विद्वान नहीं कहा जा सकता। 
इतिहास और साहित्य का अध्ययन उसके निकट अपने में साध्य नहीं था | इनकी 
व्यावहारिक उपयोगिता के लिए ही उसने इन्हे अपनाया था। वह प्रतिदित कुरान 
इसलिए पढता था क्योकि एक धामिक मुसलमान के लिए इसका पढ़ना जरूरी है। 
जिस प्रकार दिल्ली के अन्य तुके-अफगान शासक विद्वानों के प्रशसक और संरक्षक रहे, 
वह भी इनका आदर-सत्कार और संरक्षण करता था | किन्तु इसके राज्यकाल में किसी 
भी विद्वान ने इतिहास, शाजनीति, अर्थशास्त्र अथवा धरम शास्त्र पर कोई विशिष्ट रचना 
तैयार नही की । आधुनिक इतिहास के विद्वानों ने शेरशाह द्वारा विद्या को संरक्षण 
दिये जाने की बात की प्रशंसा की है । किन्तु प्रशसा करते से पहले उन्होंने यह्‌ जानने 


१२० मुगलकालोन भारत 


” की कोशिश नहीं की कि विद्या के इस प्रकार के सरक्षण द्वारा विद्या के प्रचार में 
और उच्चकोटि का रचनाएँ तैयार होने मे” कहाँ तक सहायता प्राप्त हुई । उसकी 
व्यक्तिगत विशेषताओं में सबसे बडी विशेषता यह थी कि वह एक महान निर्माता था 
और स्थापत्य-कला की उसकी शैली पूव-सुल्तानों की शैलियों से अधिक उन्नत थी । 

सेनिक के रूप सें--जैसा बताया जा चुका है, शेरशाह व्यवसाय से ही 
सैनिक नहीं था; किन्तु एक सैनिक कमाण्डर का पुत्र होने के कारण तथा उन दिनो 
की आवश्यकतानुसार आत्मरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग जानने के विचार से 
शैशवावस्था से ही उसने सेनिक-शिक्षा प्राप्त करती आरम्भ कर दी होगी । अपने 
पिता की जागीर का प्रबन्ध करते समय विद्रोही जमीदारों के विरुद्ध उसने जो 
अभियान किये ये, उनसे ज्ञात होता है कि एक श्रेष्ठ सेनिक के गुण और विशेषताएँ 
उसके अन्दर थी और सेनिक-कार्य को वह अच्छी तरह समझता भी था । एक सैनिक 
के रूप मे उसके अन्दर अमित साहस, अपूर्व शक्ति और असाधारण घैय था। एक 
जनरल के रूप में भी उसने प्रत्येक सैनिक कार्यवाही में अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा और 
चातुर्य का परिचय दिया था। किसी सैनिक अभियान के समय उसे जहाँ-जहाँ ठहरना 
पडता था, वहाँ वह व्यूह-रचना करता था और अपने आसपास खन्‍्दर्के खुदबाता था 
जिससे किसी सम्भावित अचानक आक्रमण से पूर्व सुरक्षा रहे । उसने अपने शन्नु पर 
कभी सामने से आक्रमण नही किया । जो सैनिक चाले वह प्राय: व्यवहार मे लाता 
था वे थीं शत्र को बे-खबर रखना, उस पर अचानक हमला बोल देना, उसे झ्लाँसा 
देकर किसी छिपे हुए मार्गे की ओर से ले जाना और वहाँ उस पर कई ओर से 
आक्रमण करना । उसकी सेनिक कार्यवाहियाँ बड़ी शीघ्रता से संचालित होती थी और 
वह हमेशा इस ताक में रहता था कि शत्रु की सैनिक तथा मौलिक अवस्था से 
यथासम्भव लाभ उठाया जाय । राजपूतों की भाँति क्रह एक ही लड़ाई के परिणाम 
पर अपना सब कुछ निछावर नही कर देता था । हाँ, एक बार जोधपुर के मालदेव के 
साथ लडाई में वह यह भी कर बेठा । किन्तु यहाँ भी वहू एक चतुर चाल से साफ 
निकल आया । तुर्कों और अफगानो की भाँति वहू भी विजय करने के विचार से युद्ध 
करता था और उसका यह विश्वास था कि अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए बुरे-भले 
सभो साधन व्यवहार मे लाने चाहिए। सेनिक अभियानों की कठिनाइयों और अभावों 
को तथा भविष्य के सुख-दुखो को अपने सैनिकों के साथ भोगने के लिए वहू सदा 
तैयार रहता था। वह अपने सनिको से अलग-अलग नही रहता था बल्कि उनके साथ 
घनिष्ठता रखता था । 
« चौसा की लडाई के पूर्व जब हुमायूँ के दृत उससे मिलने गये थे तो उन्होने 
शेरशाह को बहें चढ़ाकर एक खाई खोदते हुए पाया | एक नेता मे जो गुण और 


४ सुप्रसिद्ध सूफी हिन्दी कवि मलिक मुहम्मर जायसी शेरशह के समय में ही हुआ 
है, किन्तु राजदरबार से उसे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था । 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी १२१ 


विशेषताएँ होनी चाहिए, वे उसमें थी। किसी नेता के आकर्षक व्यक्तित्व की तरह 
उसका व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक था। उसके सैनिक भी उसके प्रति स्वामिभक्ति 
और सेवा-भाव रखते थे । * 

प्रबन्धक के रूप में--शे रशाह रचतात्मक प्रतिभासम्पन्न एक उच्च कोटि का 
व्यक्ति था । अकबर की भाँति ही उसमे शासन के मौलिक सिद्धान्तो के साथ छोटी से 
छोटी जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता थी। भूमि-व्यवस्था की प्राचीन उपयोगी 
संस्थाओ को पुनर्जीबित करने का ही श्रेय उसे प्राप्त नहीं है, बल्कि इनके सुप्रबन्ध, 
सुधार और सस्कार का श्रेय ,भी उसी को प्राप्त है। शासन-व्यवस्था के पुनर्सगठन, भूमि 
का बन्दोबस्त, लगान, मुद्रा ओर व्यापार-बाणिज्य मे उसके द्वारा किये गये सुधार- 
संस्कारों के कारण मध्यकाल के महान शासक-प्रबन्धकों में उसकी गणना की जाती है। 
शासक के रूप में शेरशाह की विशेषता उस भाव के कारण थी जिसके द्वारा वह 
सस्थाओ का सुचारु रूप से सचालत करता था । इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन 
प्रबन्ध-सस्थाओ को ही जनता का अधिक से अधिक हित करने के लिए परिवर्तित कर 
लिया गया | शेरशाह एक सफल राजनीतिज्ञ था | मुगलो की शासन-व्यवस्था मे उसने 
अनेक दोष देख लिये थे जिनसे बाद मे पूरा-पूरा लाभ भी उसने उठाया था। उसने 
इस बात को समझने और देखने की चेष्टा की कि देश की शक्ति किन वर्मों के हाथ 
में है और उसने इन्ही वर्गों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की । जहाँ तक अफगानों 
का प्रश्न था, उसने इनके मध्य चलने वाले फिरकेवारान ईर्ष्या-संध्ष को समाप्त कर 
दिया था और इनके जोश-खरोश को उचित नियन्जणण में रखा था । उसने इन लोगो 
से समान आदश और आकांक्षाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा ली थी और इन्हे अपने 
कुटुम्ब-कबीलों के हित को त्यागकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने को प्रोत्साहित 
किया था । उसके पूरे शासभ्काल में अफगानो की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति नियन्त्रण मे 
रही । शेरशाह की भाँति किसी अन्य अफगान शासक ने ऐसे कठिन काम में इतनी 
बडी सफलता प्राप्त नही की थी । शासक के रूप मे उसने जनता की भलाई का पूरा- 
पूरा ख्याल रखा और कृषक-वर्ग की हित-रक्षा के निमित्त बहुत परिश्रम क्रिया। 
कृषकों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार-अन्याय नही हो सकता था, उनके अधि- 
कारो का अपहरण किया जाना बादशाह को क्षम्य नही था, और यदि काश्तकारो की 
खड़ी फसलो को हानि पहुँचाती भी तो उसका मुआवजा देने का पूरा-पूरा स्याल 
रखा जाता था । यद्यपि वह अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति कट्टर था और शक्तिशाली 
हिन्दू राजाओं से युद्ध करते समय प्रायः अपने मुसलमान सैनिकों की धर्मान्धता से लाभ 
उठाता था तथापि हिन्दू प्रजा के प्रति उसने किसी प्रकार की धामिक असहिष्णुता का 
परिचय नही दिया। ध्रर्म को राजनीति अथवा शासन-प्रबन्ध से परथक रखने की 
राजनीतिक समझदारी उसके अन्दर पर्याप्त थी। उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया 
था कि हिन्दुओं की उपेक्षा करना असम्भव है इसलिए सामान्य शासन ओर सेनिक 
शासन में उसने इनका सहयोग प्राप्त किया था। 


१२२ मुगलकालीन भारत 


शेरशाह के चरित्र में सबसे मद्ठत्त्वपूर्ण विशेषता थी न्याय के प्रति उसका श्रद्धा- 
भाव । वह कहा करता था, “न्याय करना धर्म है; यह बात मुसलमान तथा अन्य 
धर्मावलम्बी शासकों के लिए बराबर आन्‍्य है।” वादी-प्रतिवादी के विषय मे अमुक 
बात में सत्य क्या है, इसकी छानबीन करना वह अपना कतेव्य समझता था। सबके 
लिए सदेव ही उसने एकसी न्याय-तीति बरती । अत्याचार करने वानो के प्रति, फिर 
चाहे वे उसके सगे-सम्बन्धी अथवा साथी-सरदार ही क्यो न हों, उसने कभी रू-रियायत 
नहीं की । आगरे में एक सुनार की पत्ती के प्रति शेरशाह के भतीजे ने जो बुरा भाव 
प्रद्शित किया था और उसे शेरशाह ने जो दण्ड दिया था, उसका जिक्र हम पहले कर 
चुके है। यह हो सकता है कि यह बात अक्ष रशः सत्य त हो, लेकिन फिर भी जनता 
का यह विश्वास कि शेरशाह न्याय-कर्तेव्य पालन करते में, फिर चाहे उसे अपने सगे- 
सम्बन्धियो को ही सजा क्यो न देनी पडे, अत्यन्त कठोर था । 

प्राचीन भारत के राजाओं की भाँति ही शेरशाह भी दरिद्रों और अपाहिजों के 
प्रति अत्यन्त सुहृदय व्यवहार करता था। वह बहुत-सा रुपया दान करता था । ज्ञात 
हुआ है कि वह एक रजिस्टर रखता था, जिसमे गरीब लोगो के नाम-पते लिखे जाते 
थे और इन लोगो के जीवन-निर्वाह का उचित प्रबन्ध किया जाता था। शेरशाह ने 
दान का लगर' अपनी राजघानी मे स्थापित किया, जिस पर पाँच सौ तोला स्वर्ण 
प्रतिदिन व्यय किया जाता था। उसके दरबार में जो भी जाता था उसे भोजन दिया 
जाता था । केवल इस प्रकार के दान में प्रतिवर्ष १८५,२५,००० रुपये व्यय होते थे । 
छाया देने वाले और फलदार वृक्षों से ढकी हुई सड़कें और यात्रियों की सुविधा के 
लिए बतवायी गयी सरायों का वर्णत पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार से 
जतनोपयोगी कार्य उसने अपनी बहुसंख्यक प्रजा की सुविधा के विचार से ही किये थे । 
शाही फोजो के आने-जाने तथा शाही डाक जल्दी लाने और पहुंचाने में भी इनसे बहुत 
सहायता मिलती थी । 

शेरशाह का उत्कष और उसकी सफलताएँ ऐसी चकाचौध करने वाली थी 
कि अधिकाश इतिहास लेखक उसके चरित्र के दूसरे पहलू को देखने में असमर्थ रहे है। 
सामान्य रूप से लोग यह अनुभव नही करते थे कि वह बड़ा ही चलता हुआ राजनीतिज्ञ 
था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह चालबाजियों और धोखाधड़ियों को प्राय: 
व्यवहार मे लाता था। चुनार का दुर्ग उसने छल-छद्म से ही अपने अधिकार में किया 
था। अपनी"वचनबद्धता को धता बताकर ही उसने रोहतासगढ़ पर अपना कब्जा कर 
लिया था । भौरगजेब की तरह वह भी छलपूर्ण नीति से अपने काम निकालता था । 
अपने प्रतिद्द्दी मालदेव को उसने जाली पत्र तैयार करवाकर और उप्तके सरदारो मे 
फूट डलवाकर पराजित किया था। एक राजनोतिज्ञ की हैसियत से शेरशाह के उत्कर्ष का 
कारण केवल उसकी योग्यता ही नही किन्तु उसकी चालाकी तथा सिद्धास्तहीनता भी है। 
इतिहास में शेरशाह का स्थान 

शासन-प्रबन्ध-पठुता, चारित्रिक हृढ़ता और सम्पन्न किये कार्यों की दृष्टि से 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी १२३ 


शेरशाह मध्यकालीन भारत के शासकों मे एक विशेष स्थान रखता है। उसकी तुलना 
मध्यकालीन भारत के महान सत्ताधिकारी अलाउद्दीन खलजी से की जा सकती है । 
शासक-प्रबन्धक और विजेता के रूप मे अलाउद्दीत उससे निश्चय ही बढा-चढ़ा था, 
किन्तु रचनात्मक राजनीतिज्ञता में वह उससे घटिया था। शेरशाह की संस्थाएँ 
जनोपयोगी थी और उनके द्वारा निर्माण करने वालों का नाम भारतीय इतिहास मे 
अमर हो गया। अकबर के साथ शेरशाह की तुलना करना अनुपयुक्त है क्योकि 
एक व्यक्ति के रूप में अथवा एक शासक के रूप में अकबर उससे कही अधिक 
श्रेष्ठ था । ॥॒ 

यह कहना तो अत्युक्तिपूर्ण ही होगा कि शेरशाह ही वह प्रथम मुसलमान 
सम्राट था जिससे अकबर महान के समान ही विरुद्ध मतावलम्बियों को एकता के सृत्र 
में बांधकर भारत राष्ट्र के निर्माण का प्रयत्त किया था। इस बात का कोई प्रमाण 
उपलब्ध नही है कि शेरशाह्‌ भारत में एक राष्ट्र स्थापित करना चाहता था। सच 
बात तो यह है कि वह जानता ही नही था कि राष्ट्र का अथे क्या है। यह तक ठीक 
नही है कि चूँकि सिकन्दर लोदी के राज्य का वातावरण अभी तक विद्यमान था, अतः 
जजिया और गौह॒त्या के उन्मूलन का प्रयोग उस समय अनुपयुक्त था। यह स्मरण 
रहने योग्य है कि शेरशाह के सो वर्ष पहले काश्मीर के जैन-उल-आबदीन (१४२०- 
१४७० ई०) नामक सम्राट ने अपने धर्मान्ध तथा मूरति-विनाशक पिता की मृत्यु के 
बाद जजिया तथा गौहत्या को हटा दिया था, अत. कृतज्ञ जनता ने उसे काश्मोरी 
अकबर की उपाधि से विभूषित किया था । सच बात तो यह है कि शेरशाह ने भारत 
राष्ट्र के निर्माण का कभी स्वप्न भी नही देखा था | यह कहना अकबर के साथ अन्याय 
करना होगा कि उसके राज्याभिषेक के समय की अपेक्षा उसकी मृत्यु के समय हिन्दू- 
मुसलमानों के सम्बन्ध अधिक, बिगड़े हुए थे अत: अकबर की नीति हानिकारक तथा 
अन्यायपूर्ण थी । यह सभी जानते हैं कि जब सत्य-अहिसा तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के पुजारी महात्मा गाँघी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था उस समय 
हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्ध अच्छे नही थे । इस समय की अपेक्षा तो उस समय ही 
इन दोनो के सम्बन्ध अच्छे थे जब ब्रिटिश सत्ता अपनी चरम सीमा पर थी और 
देश में निराशा तथा भय का वातारण छाया हुआ था । किन्तु इतिहास का कोई 
भी पक्षपात-रहित विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो इसके लिए महात्मा गाँधी को दोषी 
ठहराये । 

हिन्दू-मुसलमानो के सम्बन्धो के अच्छे न होने का उत्तरदायित्व मुसमलमानो पर 
है क्योकि ये लोग अधिक साम्प्रदायिक, अधिक हड़प्पू और अधिक श्षगड़ालु हैं ओर 
सबसे परे वे भारत की अपेक्षा मुस्लिम देशो से अधिक प्रेम करते है। मुसलमान जाति 
जब तक अपनी पुरानी प्रभुता रखते में या नये तौर पर अपनी प्रभुता स्थापित करने मे 
समर्थ रहती है तब तक॑ वह समझोते में विश्वास नही करती है। शेरणशाह राष्ट्रीयता 
तथा देशभक्ति की अपेक्षा उच्चकोटि की स्वार्थ-भावना से अधिक प्रेरित था किन्तु कुछ 


१२४ मुगलकालीन भारत 


आधुनिक * इतिहासकारों ने उसको इसके विरुद्ध समझ लिया है। इस बात का कोई 
प्रमाण नही मिला है कि अकबर के अतिरिक्त कोई भी भारतीय मुसलमान शासक 
ऐसा रहा होगा जिसमे इस देश की खष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना भरी हो। 
इसके अतिरिक्त एक बात और है कि भारत शेरशाह की मातृभूमि नहीं थी और 
हम देखते हैं कि दूसरे अफगान सम्राटो के समान उसने भी अपने देशवासियों को 
अफगानिस्तान से बुलाया था और केवल अपनी शक्ति बढाने के लिए ही नही अपितु 
कतव्य-भावना से प्रेरित होकर भी देश की भूमि को उनके बीच बॉट दिया था। 
अथक परिश्रम, कतंव्यपरायणता, अनेक सुधार तथा न्यायप्रियता के कारण 
शेरशाह का नाम भारतीय इतिहास मे प्रसिद्ध है। अकबर महान्‌ को छोडकर किसी 
भी मध्यकालीन भारतीय सम्राट को इतना अधिक जन-कल्याण करने का श्रेय प्राप्त 
, नही है। मनुष्यों के नेता, सस्थाओ के निर्माता, प्रशासक अथवा प्रवक्ता के रूप में वह 
अपने पू्ब॑वर्ती सम्राटों से श्रेष्ठ था। यद्यपि कुछ अफगान लेखकों तथा आधुनिक 
इतिहासकारो ते शेरशाह की प्रशंसा की है तो भी उसका प्रशासन पूर्ण नही था, अतः 
वह आलोचता के परे नही है। फिर भी यह सर्वमान्य है कि उसने प्रजा के हित- 
साधन का यथासम्भव प्रयत्न किया था। लेखक वूल्जले हेग की इस सम्मति से सहमत 
नही है कि “वह भारत के मुसलमान सम्नाटों मे सबसे महान था ।” हाँ, इतिहास 
में उसका स्थान अवश्य ही बहुत ऊँचा है। उसका स्थान अकबर के दूसरे नम्बर पर है 
और डॉ० कानूतगो ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास मे अकबर का स्थान शेरशाह 
के स्थान से अधिक ऊँचा है । 
इस्लामशाह (१५४४-१५५३ ई० ) 
प्रारस्धिक जीवन 
इस्लामशाह का असली नाम जलालखाँ था और बज्ह शेरशाह का दूसरा लड़का 

था। राज्यारोहण के समय वह एक सुशिक्षित व्यक्ति और फारसी का अच्छा कवि 
समझा जाता था । इससे अनुमान है कि प्रारम्भिक वर्षों में उसे काफी उच्च शिक्षा दी 
गयी होगी । किन्तु मुख्य रूप से तो वह एक सैनिक ही था। राजपद प्राप्त करते से 
पूर्व ही उसने अपनी उत्कृष्ट सैनिक योग्यता का कई अवसरो पर अच्छा परिचय दिया 
था । १५३१ ई० में चुनारगढ की उसने इस वीरता से रक्षा की थी कि मुगल सम्राट 
हुमायूं उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था और जब दोनो पक्षों में सुलह हो गयी तथा 
शेरशाह ने मुगल सम्राट के समक्ष अफगानी सेनिक-दल की सेवाएँ अपित की तो सम्राट 
ने इस सैनिक-दल का चार्ज जलालखाँ को ही संभालने का आग्रह किया । १५३७ ६० 
में गौड़ के घेरे मे उसने प्रमुख भाग लिया और उसके बाद उसे बंगाल के प्रवेश-द्वार 
तेलियागढ़ी की रक्षा करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ उसने मुगल सेना को करारी 
हार दी । १५३६ और १५४० ई० मे चौसा और कन्नौज के युद्ध-क्षेत्रों में शेरशाह 


४ एस० आर० शर्मा कृत क्रेसेण्ट इन इण्डिया 


शरशाह सुर और उसके उत्तराधिकारी १२५ 


की सेना की मुख्य टुकडी का नेतृत्व उसे सौपा गया था । इन दोनों युद्धो-क्षेत्रो में ही 
उसने अपू्व पराक्रम और उत्कृष्ट सेनिक योग्यता का परिचय दिया । रायसीन और 
जोधपुर के शासकों के ऊपर किये गये आक्रमृणों मे भी उसने अपने पिता के साथ 
सहयोग किया था । जब शेरशाह कालिजर के घेरे मे व्यस्त था, तो उस समय 
जलालखाँ को ही रीवा-विजय करने के लिए भेजा गया था; लेकिन शेरशाह की 
आकस्मिक मृत्यु के कारण यह काये सम्पन्न नही हो सका । 

राज्यारोहण से प्र॒व॑ इस्लामशाह के शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों का हमे ठीक 
प्रकार ज्ञान नही है। लेकिन यह निश्चित है कि उसके पिता ने साम्राज्य की सुव्यवस्था 
और सुधार-योजनाओ को कार्यान्वित करने में उससे भी सहयोग-सहायता ली होगी 
ओऔर इसलिए १५४५ ई० से पूर्व ही उसने प्रबन्ध सम्बन्धी यथेष्ठ ज्ञान और अनुभव 
प्राप्त कर लिया होगा । 
राज्यारोहण और आविलखां से संघष 

जब शेरशाह की २२ मई, १५४५ ई० को कालिजर मे बुरी तरह जल जाने 
से मृत्यु हो गयी, तो उसका ज्येष्ठ पुत्र आदिलखाँ रणथम्भौर मे था और कनिष्ठ पुत्र 
जलालखाँ कालिजर से ८५ मील उत्तर-प्रब में स्थित रीवा सें था । यद्यपि शेरशाह 
ने अपने ज्येष्ठ पुनत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था तथापि उसके 
सरदारों ने जलालखाँ को उसके लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि जहाँ आदिलखाँ आराम- 
पसन्द और भोग-विलासी था, वहाँ जलालखाँ परिश्रमी और अस्त्र-शस्त्र तथा सेन्य- 
संचालन मे कुशल था । साथ ही. बादशाह की मृत्यु के समय कालिजर के अधिक 
निकट भी वही था और यह विचारा गया था कि वर्तमान स्थिति में राजपद अधिक 
समय खाली नहीं रखा जा सकता, इसीलिए ईसाखाँ हाजिब के नेतृत्व में सरदारो ने 
उसी को सम्राट बताना निश्चित किया । फलस्वरूप जलालखाँ के पास शीघ्र ही यह 
सन्देश लेकर एक दूत भेज दिया गया कि आप यथाशीघ्र यहाँ पधारिए और अपने 
पिता का स्थान ग्रहण कीजिए । जलालखाँ २७ मई, १५४५ ई० को कालिजर आा 
पहुँचा और उसी दिन उसका राज्याभिषेक सम्पन्न हो गया और उसने इस्लामशाह की 
पदवी धारण कर ली । 

राजपद-प्राप्ति के पश्चात ही उसने कालिजर के चन्देल शासक कीरतसिह और 
उसके ७० प्रमुख अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया । अपने राज्याभिषेक के 
बाद वह आगरा पहुँचा । अपनी सेना को खुश रखने और उसका सहयोग-समथेन प्राप्त 
करने की हृष्टि से उसने सैनिको और सैनिक कर्मचारियों को दो मास का वेतन तकद 
बाँठ दिया । इसमें एक माह का वेतन सबको पुरस्कारस्वरूप दिया गया था । इसके 
पश्चात उसने अपने निजी सेना के ६,००० सैनिकों की तरक्की कर दी, जिससे साधा- 
रण सैनिक अफसर बत गये और जो अफसर थे उन्होंने अमीर का दर्जा प्राप्त कर 
लिया । इस्लामशाह के इस अविचारपूर्ण कार्य से पुराना अमीर-वर्ग बहुत असन्तुष्ट 
हुआ । इन असन्‍्तुष्ट अमीरों में से कुछ आदिलशाह से गुप्त रूप से जा मिले। 


१२६ सुगलकालीन भारत 


इस्लामशाह ने सशकित होकर अपने भाई आदिलशाह को आगरा पधारकर राज- 
सिंहासन का अधिकारी होने के नाते साम्राज्य की बागडोर सेभालने के लिए लिखा । 
कुतुबलाँ नायब, ईसाखाँ नियाजी,, खवासखाँ और जलालखाँ जुलवानी ज॑से प्रमुख 
परदारों के भाश्वासन पर आदिलशाह रणथम्भौर से आगरा के लिए चल पड़ा। 
आगरा में इस्लामशाह ने उसकी ह॒त्या करने का एक षड़यन्त्र रचा जो असफल सिद्ध 
हुआ । यह स्थिति देखकर आदिलशाह ने अपने लिए किसी छोटे-से प्रान्त का गवर्नर 
बनना ही उपयुक्त समझा और वह बयाना, जो सम्राट ने उसे ही सौप दिया था, चला 
आया । इस ऊपरी मेल-मिलाप के होने पर भी दोनो भाइयो मे पारस्परिक विद्रोह 
की भावना काम करती रही और इस्लामशाह ने एक हत्यारे को आदिलशाह की 
हत्या करने के लिए बयाता भी भेज दिया। वे चारों सरदार, जिन्होने आदिलशाह को 
आगरा आते समय उसकी जीवन-रक्षा का आश्वासन दिया था, बादशाह के इस प्रकार 
विश्वासधात करने से असन्तुष्ट होकर आदिलशाह की ओर हो गये । आदिलशाह ने 
भी विद्रोह का झण्डा खडा कर दिया, किन्तु नगर से बाहर ही उसे लड़ाई में हरा दिया 
गया और वह भागकर पन्ना चला गया | इसके बाद उसका कोई भी समाचार सुनने 
की नहीं मिला । उसके समर्थक खबासखाँ और ईसाखाँ मेवात (अलवर) चले गये । 
इस्लामशाह ने एक सेना इन विद्रोही सरदारों का पीछा करने के लिए भेजी, किन्तु 
मेवात में फीरोजपुर नामक स्थान में यह हार गयी । इसके बाद बादशाह ने एक और 
सेना भेजी जिसने खबासखाँ को वहाँ से भगाकर कुमायूँ की पहाड़ियों में वहाँ के राजा 
को शरण में जाने के लिए विवश कर दिया । 
पुराने सरदारों का दमन 

इस्लामशाह पुराने सरदारों की ओर से भी सशंकित था । चुनार के रास्ते में 
उसने जलालखाँ जुलवानी और उसके भाई खुदादादखाँ को मार दिया। कुतुबर्खाँ, जो 
आदिलशाह का समथ्थंक था; भयभीत होकर लाहौर भाग गया ओर प्रान्त के गवर्नर 
हैबतखाँ नियाजी की शरण ली । हैबतखाँ ने उसे बादशाह के सुपुर्दे कर दिया । अन्य 
पुराने सरदारों के साथ उसे (कुतुबर्खां को) भी बादशाह ते बन्दी बनाकर ग्वालियर 
के किले में भेज दिया, जहाँ इन लोगों को बारूद से उड़ा दिया गया। बादशाह के 
इन कृत्यों से अन्य सरदारो के दिलों में भी डर बैठ गया । 
नियाजी बिद्रोही 

आदिलशाह के साथ विद्रोह खड़ा करने में जिन लोगों के ऊपर शक किया गया, 
उनके साथ किये इतने सख्त व्यवहार से पुरानी अमीर और सरदार सावधान हो 
गये और उतके अन्दर कबाइली अन्तर-विग्रहु की भावना, जिसे शेरशाह ने सफलता- 
पूवक शान्त कर रखा था, पुन: भड़कने लगे । नियाजी लोग विशेष रूप से असन्तुष्ट हो 
गये । सईदर्खा नियाजी बादशाह से विक्षुब्ध होकर अपने भाई हैबत्ाँ नियाजी के पास 
भाग गया, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था और उससे- इस्लामशाह के विरुद्ध 
विद्रोह का नेतृत्व करते का आग्रह किया। खवासखाँ भी इस विद्रोही दल में आ मिला। 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी १२७ 


इन सबसे स्थिति इतनी भयावह हो गयी कि इस्लामशाह को स्वयं इन विद्रोहियो को 
दबाने के लिए आना पड़ा | विद्रोही-दल ने बादशाह से अम्बाला मे आकर सामना 
किया (१५४७ ई०)। लडाई से कुछ समय पूर्व ही खवासखाँ नियाजियो से पृथक हो 
गया; क्योकि वह तो आदिलशाह का समर्थक था, और नियाजी सरदार राजा बनने 
की महत्त्वाकांक्षा से उत्साहित होकर यह घोषित कर रहा था कि “ताज तलवार का 
पुरस्कार है ।” युद्ध मे नियाजी हार गये और इस्लामशाह ने उन्हें ' झेलम तक खदेड़ 
 दिया। पंजाब मे एक सेना छोडकर वहू आगरा वापस आ गया । इसी सेना ने सिन्धु 
नदी पर दुनगौट (धनगोट) नामक स्थान पर विद्रोहियो को पुन. पराजित क्या और 
नियाजियों को गक्खरो की शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया । हैबत्खाँ जो अपनी 
पूव-स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभी खम ठोक रहा था, सिन्धु नदी की ओर प्रकट 
हुआ; लेकिन उसे फिर हरा दिया गया और उसकी माँ तथा बेटी को बन्दी बना लिया 
गया । इस्लामशाह ने दो वर्ष तक उनका अपमान एवं बेइज्जती की और बाद में उन्हे 
जान से मार दिया! उन नियाजियो को भी जिन्होंने गवखरों के पास जाकर शरण ली 
थी, दो वर्ष की लडाई के पश्चात नष्ट कर दिया गया। सोभाग्यनसे टैबत्खाँ बच 
निकला और काश्मीर भाग गया । काश्मीर के तत्कालीन राजा मिर्जा हैदर और चक 
फिरके के लोगो के मध्य झगड़े में उसने हस्तक्षेप किया । चक लोगो ने मिर्जा हैदर को 
हराकर हैबत्खाँ पर धावा बोल दिया | नियाजी लोग बड़ी वीरता से लड़े किन्तु अन्त 
में पराजित हुए और मार डाले गये । 

इस्लामशाह का गक्खरो से जिन्होने नियाजियों को शरण दी थी, संघर्ष हो 
गया था। गक्खर सरदार सुल्तान आदम हुमायूं का दोस्त था और इसी कारण यह 
आशंका थी कि हुमायूँ, कामरान और मिर्जा हैदर का इस्लामशाह के विरुद्ध संयुक्त 
मोर्चा न बन जाय । इस्लामशाह ने ऐसे संगठन को न बनने देने के लिए अथक परि- 
श्रम किया और बचाव के लिए किलों की शंखला (चिनाब के पूरबी किनारे पर और 
सियालकोट के ६० मील उत्तर में) तैयार करायी और इसका नाम मानकोट रखा । 
यद्यपि गक्खरों को पूरी तरह पराजित नही किया जा सका, फिर भी इस्लामशाह को 
यह तो सनन्‍्तोष हुआ ही कि नियाजियों का खात्मा हो गया और उसके शत्रु उसके 
विरुद्ध कोई संगठित मोर्चा नहीं बना सके । इन चिन्ताओं से मुक्त होकर अब उसने 
दूसरी समस्याओं पर ध्यान दिया । 
शुजातर्खाँ का विद्रोह 

नये बादशाह की सन्देह करने की नीति तथा उसके अत्याचारों से असस्तुष्ट 
होकर शुजात्खाँ, जो एक उच्चकोटि का सरदार और शेरखाँ के समय से मालवा का 
गवर्नर था; विद्रोही हो चला था । महत्त्वाकांक्षी लोगों की तरह वह भी स्वतन्त्र होता 
शाहता था; किन्तु अम्बाला में तियाजियों को शाही सेना द्वारा परास्त होते देख वह 
कुछ सहम' गया था. और इस्लामशाह से उसने मिन्नता करने की चेष्टा की थी। 
ग्वालियर में वह उसकी सेवा में भी उपस्थित हुआ था। यहीं पर उस्मान नाम के 


१९८ सुगलकालीन भारत 


व्यक्ति ने उसकी हत्या करने का प्रयत्व किया, किन्तु वह सिर्फ जख्मी हो गया । इस 
पड़यन्त्र मे बादशाह का हाथ समझते हुए वह उससे बिना आज्ञा लिये ही अपने प्रान्त 
में चला आया । इस्लामशाह ने मालवा पर चढ़ाई कर दी, किन्तु शुजातखाँ बिना युद्ध 
किये हो पीछे हट गया । वह बाँसवाडा भाग गया और वहाँ से डूंगरपुर मे जाकर 
शरण ली । पंजाब में नियाजी विद्रोह अभी शान्त नही हुआ था, इसलिए इस्लामशाह 
ने इस समय शुजातर्खां से सन्धि करना ही ठीक समझा । दौलतखाँ उजियाला (जो 
शुजातखाँ का लडका और बादशाह का अभिन्न मित्र था) के प्रार्थना करने पर 
इस्लामशाह ने उसे (शुजातर्खाँ) माफ कर दिया और उसके प्रात्त का अधिकाश भाग 
उसे वापस भी कर दिया; केवल मालवा प्रमुख उसके अधिकार से लेकर एक-दूसरे -- 
अधिकारी को दे दिया गया । 
खवासलाँ की मत्यु 

शेरशाह के समय का एफ दूसरा प्रमुख सरदार खबासखाँ था। वह एक श्रेष्ठ 
सैनिक और सूर-राजवंश का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने आदिलशाह के अधिकार 
का समरथेन किया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पहले नियाजियों से मिल गया, 
किन्तु अम्बाला में उनके लक्ष्य को भिन्न पाकर उसने उनका साथ छोड़ दिया--इसकी 
चर्चा पहले की जा चुकी है । इसके पश्चात खवासखां ने कमायूँ के राजा के यहाँ जाकर 
शरण ली । इस्लामशाह ने कमायूं के राजा के इस भगोड़े सरदार को उसे सौप देने के 
लिए कहा। किन्तु जब राजा ने ऐसा करना अस्वीक्ृत कर दिया, तो इस्लामशाह ने 
खवासखा से सीधा सम्पर्क स्थापित किया । उसके अपराधों को क्षमा कर देने का वचन 
देकर उससे उसे अपने दरबार में आने के लिए प्रेरित कर लिया । खबासखाँ उसकी 
सेवा में उपस्थित होने के लिए चल पड़ा । किन्तु जब वह सम्भल से छह मील की दूरी 
पर स्थित सिरसी नामक स्थान तक आ पहुँचा तो इस्लामशाह की प्रेरणा से सम्भल के 
गवर्र ताजखाँ करारानी ने रात में उसी के खेमे में उसकी हत्या कर दी (१५४६ ई० ) 
अन्तिम दिन ओर मृत्यु 

अपने दरबार के बड़े-बडे सरदारों के दमन ओर उनकी हत्याओं से भी 
इस्लामशाह सन्तुष्ट नही हुआ । वह अपने पिता के समय के प्रान्तों के कुछ शक्तिशाली 
गवर्नरों को भी कुचलना चाहता था । शुजात्खाँ को उसने किस प्रकार परास्त किया, 
इसकी चर्चा हम कर चुके है। उसने बंगाल की गवर्नरी से काजी फजीलत को हूठा 
दिया और उसके स्थान पर महमूदर्खा सूर की नियुक्ति कर दी। अन्य प्रान्तों में भी 
उसने अपने पिता के समय के गवनरी को हटाकर अपने आदमियो को उनके पद पर 
नियुक्त कर दिया। पूरबी बंगाल को भी उसने अपने त्धिकार मे कर लिया । १५५३ ई० 
में हुमायँ ते अपने कृतध्त भाई कामरान से छुटकारा पाकर हिन्दुस्तान पर पुनः 
अधिकार प्राप्त करने के विचार से काश्मीर की ओर कदम बढ़ाये थे। इस समय 
इस्लामशाह दिल्‍ली मे बीमार पड़ा था। हुमायूँ द्वारा सिन्धु' नदी पार कर लेने का 
समाचार पाकर उसने अपने गले में से जोंकों को हुटा दिया और बीमारी की हालत में 


शेरशाह सुर और उसके उत्तराधिकारी १२६ 


ही आक्रमणकारी से सामता करने के लिए चल पडा हुमायूं अपने पुराने शत्रु के बेटे 
की इस तत्परता से सहम गया और निराश होकर काबुल लौट गया । अफगानों के 
ऊपर से संकट टला जान इस्लामशाह भो अपनी भनपसनन्‍्द जगह ग्वालियर चला आया। 
यहाँ पर कतिपय असन्तुष्ट सरदारो ने उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया; किन्तु यह 
बड्यन्च पकड़ा गया ओर इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया गया । 
इस्लामशाह की जात लेने का यह दूसरा षड्यन्त्र था, पहला षड़यन्त्र शासन के 
आरम्भिक काल में किया गया था। अपने राज्यकाल के अन्तिम दिन इस्लामशाह ने 
खूब ऐश-आराम में काटे । इसके कुछ दिनों पश्चात ही उसके गुप्तांगों में गाँठ पड जाने 
से उसे बहुत कष्ट हुआ और चिकित्सा से कोई लाभ नहीं निकला । ३० अक्तूबर, 
१५५३ ई० को वह इस दुनिया से कूच कर गया । 
शासन-प्रवन्ध 

अपने पिता से प्राप्त किये हुए साम्राज्य में इस्लामशाह ने पूरबी बगाल का प्रदेश 
भी मिला लिया था। इसके अतिरिक्त उसने काश्मीर से भ्वी अपनी अधीनता स्वीकार 
करा ली थी । १५५३ ई० में उसकी मृत्यु के समय सूर-साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में 
सिन्धु नदी से लेकर पूरब में आसाम की पहाड़ियों तक और उत्तर मे हिमालय से 
लेकर दक्षिण में विध्याचल तक फैला हुआ था । बीकानेर और जैसलमेर की रियासतें 
तथा गुजरात और काठियावाड के प्रान्त उसके साम्राज्य मे सम्मिलित नहीं थे । 

इस्लामशाह एक कुशल शासन-प्रबनच्धक था | उसने उन सभी सरदारों की 
शक्ति कुचल दी, जिन्होंने अपनी स्थिति और अपने अधिकारो मे वृद्धि कर ली थी और 
राजसत्ता को ढक-सा दिया था। राजपद का उसका सिद्धान्त उसके पिता के सिद्धान्त 
से भिन्न था । साथी अफ़गानों में अफगान-साम्राज्य को बाँट देते की नीति मे वह 
विश्वास नही करता था । उस्चका आरटरशो राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि मानने वाली 
अफगान विचारधारा की अपेक्षा मुगलों के देवी राजसत्ता सम्बन्धी विचार-विश्वासों 
से अधिक मिलता था, क्योकि वह बड़े से बडे सरदार को भी राजा की इच्छा के प्रति 
अनन्य आज्ञाकारी चाहता था। उसने यह आज्ञा जारी कर दी थी कि कोई भी अमीर 
हाथी नहीं रख सकेगा । एक दूसरी आज्ञा द्वारा नतंकियों को भी इनसे छीन लिया 
गया था। लाल खेमों का प्रयोग में लाना भी उसने निषेध करवा दिया था क्‍योंकि 
लाल रंग को वह बादशाह की बपौती समझता था। इन बन्धनों से अमीरों और 
सरदारों की मान-प्रतिष्ठा बहुत गिर गयी और उनकी शान-शौकत भी कम हो गयी । 
नियम-उपनियम से भरे हुए ५० पृष्ठों के विधान को भी उसने प्रत्येक जिले ओर 
प्रत्येक परगने में घुमवाया । उसने शासन-सम्बन्धी बहुत-से कानुन-कायदे जारी किये 
ओर अधिकारियों की सहायता के लिए विस्तारपूर्वक निर्देशन भी दिये । प्रत्येक विभाग 
और लगभग प्रत्येक राज्य के कार्यकलाप से इन नियमों का सम्बन्ध था । वह इस बात 
के लिए बहुत उत्सुक रहंता था कि लोग अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कतेंव्यों 
को भी भली प्रकार समझें । इस बात का बदायूँनी के इस वक्तव्य द्वारा भी समर्थन होता 


+ के नऔ+ ० 


्ऊ 


१३० मुगलकालीन भारत 


हैकि बादशाह में सभी निर्देश चाहे वे मुसलमान धर्म के विरुद्ध ही क्यों न हों, 
पतन्रकों में लिखे गये थे । शाही आदेशों का काजी या मुफ्ती के पास निर्णय के लिए 
भेजना अनावश्यक घोषित कर दिया गया था और यह ठीक ही था ।” उसने अपने 
पिता के शासन-तन्त्र को ही जारी रहने दिया, कही-कही आवश्यकतानुसार इसमें 
सुधार भी कर दिये। उसके साम्राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में प्रति शुक्रवार को 
एक दरबार लगता था, जिसमे जिले के सभी अधिकारी और अमीर एक शामियाने के 
नीचे एक सिहासननुमा ऊँचे तख्त पर रखे इस्लामशाह के जूतों और तरकश का अभि- 
वार्दन करने हाजिर होते थे । इस्लामशाह की आज्ञाएँ और आदेश मन्त्री द्वारा पढ़कर 
सुताये जाते थे । कानून की प्रतिष्ठा का निरादर किसी को नही करने दिया जाता था। 
इतिहासकार बदायूँनी, जब वह बच्चा था, को भी बजवाड़ा में ऐसे ही एक दरबार 
को देखने का अवसर मिला था और उसने इस बात को लिखा है कि ऐसे ही दरबार 
इस्लामशाह के सम्पूर्ण राज्यकाल में किये जाते थे । 

अपने प्रिता द्वारा स्थापित सैनिक-व्यवस्था और इसमे किये गये सुधारों को तो 
उसने पूर्ववत जारी रखा, लेकिन सैनिक संगठन मे श्रेणी-प्रणाली (जो आगे जाकर 
मुगलों की मतसबदारी परम्परा का आधार बनी) का प्रचलन कर इसे और अधिक 
व्यवस्थित और हृढ़ बना दिया । सबसे छोटी टुकड़ी में ५० सैनिक, उससे बड़ी में २००, 
तीसरी बड़ी ठकडी में २५० और चौथी में ५०० सैनिक होते थे । सेना के बड़े-बड़े 
भाग (डिवीजन) भी ये; जैसे ५,००० १०,००० और २०,००० का । 

“7 सड़क के कितारे प्रत्येक चार मील की दूरी पर शेरशाह ने सरायें बनवायी 
थीं। इस्लामशाह ने प्रत्येक दो सरायो के बीच में एक-एक सराय और बतवा दी । इन 
सरायों में तेयार रसोई का सामान, डाक के हरकारों तथा सम्भवतः यात्रियों के लिए 
भी उपलब्ध होता था । प्रत्येक कोस पर एक-एक सराये का निर्माण जनता के रुपये 
की अनावश्यक बरबादी थी। इन सरायो पर दान बाँटने की प्रथा भी, जैसा 
वूल्जले हेग ने लिखा'है, शायद अपने पिता की ख्याति में ईरष्यावश अथवा अपनी 
प्रसिद्ध-लाभ की दृष्टि से ही इस्लामशाह ने चालु की थी । 
चरित्र 

इस्लामशाह एक योग्य सैनिक था । किन्तु अपने मातह॒तों के प्रति वह अत्यन्त 
कठोर, निर्दयी और धोखेबाज था। यद्यपि अपने अमीरों और सरदारों की शक्ति को 
खत्म करने की उसकी नीति निर्दोष और उत्तम थीं, किन्तु चतुराई और कुशलता से 
इसको नहीं बरता गया। इसके द्वारा अफगान सरदारों में व्यर्थ में असन्तोष पैदा 
हुआ ओर उनके अन्दर फिरकेवाराना ईर्ष्या व द्वंष की दुर्भावनाएँ भी जाग गयीं । 
इस्लामशाह की निर्देयता, सन्देह करमे और बदला लेने की दुष्प्रवृत्ति तथा मानसिक 
संकीण्णता द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोहों कीं अग्नि बराबर भड़कती रही । किन्तु इसके 
साथ ही उसके अन्दर एक सफल जनरल की आवश्यक विशेषताएँ भी थीं जिनकी ह 
बदोलत वह अमीर-बर्ग का दमन कर सका । ह 


शेरशाह सूर ओर उसके उत्तराधिकारी १३६ 


एक सफल संनिक होने के अतिरिक्त उसके अन्दर कुछ अन्य विशेषताएं भी 
थी। वह एक उच्चकोटि का कुशल शासन-प्रबन्धक था | यह बताया जा चुका है कि 
उसने शासन-सम्बन्धी बहुत-से नियम जारी किये थे, बिना इस बात का विचार किये 
कि वे उस समय की धामिक जड़ मान्यताओं के अनुकुल बैठे या नहीं । दिल्‍ली के सुल्तानों 
के बीच उसे एक व्यवस्थापक का स्थान दिया जा सकता है। जो मियम बादशाह द्वारा 
निकाले जाते थे उनकी बोषणा प्रत्येक जिले में प्रति शुक्रवार के दिन होने वाले दरबारों 
में कर दी जाती थी और उनका कठोरता से पालन कराया जाता था । इस सम्बन्ध 
' में एक चुटकुला प्रसिद्ध है। एक.दिन उसके एक अमीर शाह मुहम्मद फरयूली ने 
मजाक में इस्लामशाह से कहा, “जहाँपनाह रात मैंने एक मजेदार रुूवाब देखा कि 
आसमान से तीन बोरियाँ आकर गिरी । एक में धूल थी, दूसरी में सोवा था और 
तीसरी में कागज ये । धूल सैनिकों के सिरो पर गिरी, सोना हिन्दू दफ्तरियों (क्लर्कों) 
के घर में चला गया और खाली कागजों का ढेर शाही खजाने में रह गया ।” 
इस्लामशाह अपने अमीर का संकेत समझ गया और वायदा किया कि ग्वालियर लौट 
कर वह सैनिकों के हिसाब-किताब को देखेगा ओर उन्हे वेतन के रूप में स्वर्ण-मुद्राएँ 
देगा । (बवायूंनो, जिल्ब १, पृष्ठ ३८७) यह संकेत करता है कि उस समय सैनिकों 
का जीवन कठिनाई और परिश्रम का जीवन था और एक हढ़ शासक के नीचे ऐसा 
होना उचित भी था। इस वृत्तान्त से यह भी ज्ञात होता है कि उन दिनों अफगान 
लोग हिन्दू क्ल्कों की सुख-समृद्धि से कैसी ईर्ष्या रखते और किस प्रकार इस्लामशाह 
की सरकारी नौकर शाही को शासन-प्रबन्ध में बे-हिसाब लिखा-पढ़ी करनी पड़ती थी # 

इस्लामशाह एक सुसंस्कृत शासक था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी 
और वह॒फारसी में कविता भी करता था | स्थापत्य-कला से भी उसे प्रेम था और 
कुछ इमारतों का निर्माण भी उब्बने कराया था। कभी-कभी वह धर्म-सम्बन्धी बाद- 
विवादों में भी भाग लेता था । अपने व्यक्तिगत जीवन में वह बड़ा ही पक्का मुसल- 
मान था, किन्तु वह कोई कट्टरपन्थी धर्मान्ध नहीं था |. 

प्रोफेसर निरोधभूषण राय के अनुसार इस्लामशाह के समय में राजपद का 
सामन्ती स्वरूप समाप्त हो गया और अब उसने आधुनिक रूप धारण कर लिया + 
लेकित यह भी कहना ही पड़ेगा कि सम्राट के अपरिचित उत्साह ओर प्रबन्ध सम्बन्धी 
उत्कृष्ट विशेषताओं के बावजूद वह कभी-कभी बड़ा कठोर, निर्देयी तथा प्रतिशोधकः 
बन जाता था। उसने अफगानों के कबाइली ईर्ष्या-विद्व थ को पुनः जगा दिया और 
अपने राजवश के पतन का मार्ग भी तैयार कर दिया । 

हे इस्लामशाह के उत्तराधिकारी (१५५३-१५५५ ई०) 

फोरोजशाह (१५५३ ई०) 

इस्लामशाह के बाद १२ वर्ष की उम्र का उसका लड़का फीरोज गद्दी पर 
बैठा । राज्यारोहण के तीन दिन बाद ही उसके मामा मुबारिजर्खा ने उसकी हत्या 
कर दी | मुबारिजखाँ शेरशाह के छोटे भाई निजामर्खा का पुत्र था। इस्लामशाहू 


श्३२ मुगलकालीन भारत 


मुबारिजाँ के इरादों को भलीभांति जानता था और चाहता था कि उसे समाप्त 
करके अपने बेटे का मार्ग निष्कंटक कर दे, किन्तु अपनी पत्नी बीबी बाई के कारण वह 
ऐसा न कर सका । मुबारिजर्खां ने तख्त पर कब्जा कर लिया और मुहम्मद आदिल- 
शाह की पदवी धारण की । अदली के नाम से ही वह अधिक प्रसिद्ध था। 
सुहम्सद आदिलशाह (१५५३-१५५७ ई०) 

मुहम्मद आदिलशाह ने सिहासनारूढ़ होने के पश्चात अमीर-वर्ग में धन-दोलत 
चाँटकर उसे खुश करने की चेष्टा की । उसने खबासखाँ के भाई शमशेरखाँ को अपना 
व 'र नियुक्त किया किन्तु उसका असली विश्वास हेमू से ही था, जो रेवाड़ी की 
सड़कों पर किसी समय नमक येचता था; किन्तु बाद मे इस्लामशाह के यहाँ एक अत्यन्त 
विश्वस्त पद पर काम करने लगा था। मुहम्मद आदिलशाह निहायत निकम्मसा शासक , 
था । उसे किसी बात की सुझ-समझ न थी और न उसमे किसी प्रकार की योग्यता ही 
थी । निम्नकोटि के लोगों की सोहबत में वह अपना समय नष्ट करता रहता था । 
'भोग-विलाम और व्यभिचार में वह इतना लिप्त रहता था कि राजकाज देखने के लिए 
उसके पास समय ही नहीं था। उसकी इस उदासीनता ने ही अमीरों को उसके विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा करने के लिए उकसाया । पहला विद्रोही खबासखाँ की ह॒त्या करने वाला 
ताजखाँ करारानी ».। यद्यपि उसे वर्तमान हरदोई जिले के अन्तर्गत छिबरामऊ 
नामक स्थान पर पर .,त कर दिया गया किन्तु वह बचकर भाग निकला और बिहार 
में पहुँचकर उसने 7तफी उत्पात मचाया । इसके बाद इन्नाहीमखखाँ सूर ने जो गाजीखाँ 
सुर का लड़का और बादशाह का बहनोई था, विद्रोह खड़ा किया । किन्तु जब बाद- 
शाह की बहन को अपने भाई आदिल के इरादों का पता चला तो उसने अपने पति” 
को घुतार से भाग जाने मे सहायता की। इब्बाहीसमखाँ बयाना भाग आया और 
बादशाह की एक सेना को जो उसे दबाने के लिए" भेजी गयी थी, हरा दिया । इस 
विजय से उत्साहित होकर वह दिल्‍ली की ओर बढा और उस पर अधिकार कर 
लिया | राजा की पदवी भी उसने यहाँ धारण कर ली । आदिलन ते दिल्ली को पुनः 
प्राप्त करने का एक दुबल प्रयथ. किया, किल्तु उसे सफलता नही मिली । इब्नाहीमर्खा 
ने अब आगरा पर भी कब्जा कर लिया । 

तीसरा विद्रोह खड़ा करने वाला बादशाह का एक और बहनोई तथा लाहौर 
का गवर्नर अहमदर्खाँ सूर था। उसने सिकन्दरशाह की पदवी घारण की थी। चौथा 
भअमुख विद्रोही अमीर बगाल का मुहम्मदर्खा सूर था। इसने शम्मुहीन मुहम्मदशाह 
गाजी की पदवी धारण की थी। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत चार राज्यों में विभक्त 
हो गया । पंजाब सिकन्दरशाह के अधिकार में, दिल्‍ली और आगरा!" इब्राही मशाह के 
अधिकार में, आगरा से बिहार तक का प्रदेश आदिलशाह के अधिकार में तथा 
बंगाल मुहम्मदशाह के अधिकार में हो गया । इत चारों शासकों में से प्रत्येक एक-दूसरे 
पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था । इन लोगों में निरन्तर पारस्परिक संघर्ष 
और विद्व व के कारण देश में घोर अव्यवस्था और अराजकता का साम्राज्य फैल गया। 


शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारी १३३ 


बयाना के गाजीखाँ सूर, अलवर के 23 | और सम्भल के याहिया तुरानी जैसे 
छोटी स्थिति के सरदार भी अपने-अपने हक राज्य बनाने के इच्छुक थे । 

लाहौर के सिकन्दरशाह ने जिसके मैन न में दिल्‍ली को अपने अधिकार में करने 
की उत्कट लालसा थी, इब्राहीम के ऊपर चढाई-कर दी और इब्बाहीम भी लडाई के 
मेदान मे 5०,००० सैनिकों की सेना लेकर उतर आया। आगरा के २० मील उत्तर 
में फरह नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहीम हार गया 
(१५५४ ई०) । वह इटावा भाग गया और सिकन्दर ने दिल्ली-आगरा पर अपना 
अधिकार जमा लिया । 

अफगानों के पारस्परिक वेमनस्थ और संघर्ष से लाभ उठाकर हुमायूँ, जो अब 
तक अपनी स्थिति बहुत संभाल चुका था, नवम्बर १५५४ ई० में भारत पर पुना 
अधिकार प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। हुमायूँ द्वारा सिन्धु नदी के पार होने की 
खबर पाते ही तातारखाँ काशी जो झेलम नदी पर स्थित रोहतासगढ़ का सिकन्दरशाह 
की ओर से अफसर था, उस किले से भाग निकला। हुमायूँ ने २४ फरवरी, १५५४ ई० 
को बिना किसी प्रतिरोध के लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया । जिस' समय मुगल 
भारतवर्ष पर दुबारा चढ़ाई करने में सलग्त थे, उस समय सिकन्दर और इशब्राहीम 
आगरे के पास आपस मे लड़ रहे थे । यही कारण था कि हुमायूँ को वे आगे बढ़ने से 
न रोक सके | जब मुगल पंजाब पर अधिकार जमाकर दिल्‍ली की ओर बढ़े तो 
सिकन्दर सावधात हुआ और उसने शन्नु क। सामना करने के लिए दीपालपुर पर एक 
सेना भेजी, जो हार गयी । एक दूसरी अफगान सेना भी मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर 
पराजित हुई | अब सिकन्दर स्वयं शत्रु से मोर्चा लेने के लिए चला, किन्तु २२ जून, 
१५५४ ई० को सरहिन्द नामक स्थान पर वह भी हार गया और पंजाब की पहाड़ियों 
की ओर भाग गया । मुगलों ने दिल्‍ली पर पुनः अधिकार कर लिया । 

भारत के उत्तर-पश्चिमो भाग में एक ओर तो ऐसी घटनाएँ हो रही थी और 
उधर इश्राहीम हाल ही में परास्त होकर भी शान्त नहीं हुआ था और आदिलशाह से 
संघर्ष छेड़ने में संलरत था । आदिलशाह ने उसके विरुद्ध हेमू को भेजा जिस उसे 
कालपी में हराया और बयाना तक खदेड दिया गया। बहु फिर हेमू्‌ से खन व्ा 
करने के लिए आया किन्तु इस बार भी हरा दिया गया। हेमू से इस बार जयाना 
के किले में उस समय तक घेरे रखा जब तक कि उसके स्वामी आदिलश। 4 बंगाल 
के मुहम्मदशाह द्वारा आक्रेमण की सम्भावना के कारण उसे अपने पास न बुला लिया । 
बंगाल के शासक ने जौनपुर तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था 


तेजी से कालपी की ओर दिल्‍ली पर अधिकार करके सम्पूर्ण भारत का रा | 
के उद्देश्य से बढ़ रहा था। हेमू आदिलशाहू से कालपी में आकर र्‌ 
उसने बंगाल के शासक को कालपी से २० मील की दूरी पर स्थित "पके 


स्थान पर हरा दिया । सुहम्मदशाह (बंगाल का शासक) भाग खड़ा ६७। औौर 
आदिलशाह ने बंगाल पर अधिकार करके शहबाजखाँ को वहाँ का गवर्नेर नियुक्त कर 


२३४ घुगलकालीन भारत 


दिया । यहाँ से वह चुनार चला आक् और इसी स्थान को अपना निवास-स्थान 
बना लिया । है 
उत्तरी भारत की दशा सह अत्यन्त शोचनीय थी । लड़ाइयों का क्रम 
निरन्तर चलते रहने के कारण वभिन्न स्थानों में बहुत-से शौयंवीर पैदा हो 
गये थे । इन लोगों द्वारा किये गये अत्याचारों और लूटमार से कृषक-वर्ग ऐसी बुरी 
डणां में था कि पेंदावार एकदम समाप्त-सी हो गयी थी । फलत: इस अन्न-संकट से 
दुर्भिक्ष भी पैदा हो गया । दिल्‍ली और आगरा के आसपास तो इस दुभिक्ष मे बड़ा 
प्यंकर रूप धारण किया । संघर्षरत लोगों के ऊपर प्रकृति का प्रकोप भी कम नही था। 
ने दिनो वर्षा बहुत ही कम हुईं थी। अन्न का मिलना मुश्किल हो गया। ज्वार 
य ये २ र तक बिक जाती थी और कभी-कभी तो इसका मिलता भी कठिन हो जाता 
था । लोग जगली घास और पेड़-पौधो की जड़ें तक खाने के लिए बाध्य हो गये थे । 
उन्ही दिनों एक भयंकर बीमारी भी फैल गयी जिससे लोग ' घोर संकट मे पड़ गये । 
देश की आबादी घटने लगी । दुर्भाग्यवश आगरा के पुराने किले में एक दिन भयंकर 
विस्फोट भी हो गया, जिससे शहर की नींव तक हिल गयी और बहुत-से लोग मर 
गये । हुमायूँ द्वारा दिल्‍ली के पैतृक सिहासन पर पुतः अधिकार करते समय भारतवर्षे 
की ऐसी दुर्देशा थी । 
800४5 ४9४07 एएशाफ़र 7४५06 
बशाशंधा सक्राइ४422 
साफ़, 20085 : दाए(न-5/९8वा।ं 4045 7घ(एदिन-4(2दडवरकां, 
- विांशाबानपीतो। ; उध्च.. 4, 
*. #)पणोबोा) ; वक्कपॉटनं- 2 दाद, 
- रप309, रि५-प्रोधा : शवदृबकदाॉन-रै/शडाएवदां, 
». 80880 &॥780 ; वच्कदान-दाशानिन्-जटििबि।व, 
». खेलागड थी खव0ब (7र्याहोध०१90 27879॥ 0ए 78, 86०ए९7086).” 
फ़ुृण्श्गो्, रन मिक्षतदा : वाट वां: (78789000. 47(0 
छिपा 9०४ 8, 00. ॥0०88 800 7४, 28॥85), 
- एगएछता ऐ९8फ70 : झबाबफक्रानाबशाव (प478ेक्वाध्त 70. शाह्ञांतर 
0ए (४४, छ6ए67026), 
9. उं्रपाषा : वधदादातवा-ओं-कबादबाबा (क्माधेक्ाट80 ॥0- 8788. ४ 
(.. 869४४). 
0., &07980 ससेशक्राए-एवं-आी। ; वब्बशदद्ान॑-व।शवा।।. (ाक्षाइदाल्त 0 
छण्टा) 099 8, 06.). 
44. 88940, ठैएता। 0४४7 ; ऑगक्ावादिव?-बांन्यपकदाओए (77806 
.. जञा० छाड्टांगा एए रेध्यांता8): ' ह 


3 है मे के उठ 5 जा 


ख्ः 


कु 


42. 


43. 


44. 


शेरशाहू घुर और उसके उत्तराधिकारी १३५ 


#0एणु एब्टगे : 4#0द॥दकव (एथञाह420 4700. शाशांशा ४१ प्र, 
86ए४०7०26) . हे 

कण फ्ं्च2॥) : 4नं-40047 (78पश965 0. शाहाँडा 9ए 3]87६- 
एञ877 800 उध्यप८ा।), 

एथरां#3, सतंपवप छ68 : 7पक।॥--कदलांक्राव (वाक्षाशभ०त 000 शाए्राश। 
ए५ 87885). 


र0बेंशए #्रएा:5 : 


. 


० ७ 


ने 5 एज 


छिडंताल, श॒. : मांड।एए णी बाद ्राधेश बचा दावे सपक्र०णत, 
४०४. । ४00 ॥ (854). 

0भाणा३०, हू. है. : 5॥४ $म०/ (920). ' 

पिद्याक्षा, ए, : 7॥6 0/९ द्ाव 2/66 ता 5॥९ करवा 5 खाए [एंबंट उ2०0प्रएतो 
ण शायर 20 07584 7, 500०9, 4934). 


- उद्याक्तां, 5. ू&. मजाक्रावापा 24447, ५४05, 4 2व0 वा, 

, धागा, 7, ; 776 2/0/हटवा अवैगाकाडा बात ता 2 उरैपस्‍द्रांवा5, 
« रि7ए, ष, 8.,: 786 $:४02288078 ० 5#ढ6/ $/#47#,. 

- जाएब्धंएक, 6. )... : 5॥#67 वा काबें मांड $प्रटट९58075. 


अध्याय ५ 


अकबर महान्‌ (१५४२-१६०५ ई०) 


जन्‍म और बाल्पकाल है 

अकबर का जन्म अमरकोट बर का जन्म अमरकोट (सिन्ध के थार और पारकर जिले मे) के राना, के थार और पारकर जिले मे) के राना 
वीरसाल के महल में १५ अक्तूबर, १५४२ ई० को हुआ था। उसके माता-पिता 
हुमायूं और हमीदाबानू बेगम ने यहाँ के राजपूत राजा के यहाँ आकर शरण ली थी । 
राजा ने भी उदारतापूर्वक हुमायूँ को सामान-सज्जा द्वारा सहायता देकर थट्टा और 
भक्खर पर चढ़ाई करने में मदद की । अक्तूबर १५४२ ई० के दूसरे सप्ताह में हुमायूँ 
इस विजय-यात्रा पर चल पड़ा । जब वह रास्ते मे ही था तो तरदीबेगर्खाँ ने उसके पुरू- 
जन्म का सुसंवाद उसे आकर सुनाया । उस समय हुमायूँ बड़ी ही खसस्‍्ता हालत में था 
और अपने साथी-सहयोगियों को इंस शुभ अवसर पर यथोचित पुरस्कार आदि बाँटने 
में असमर्थ था; फिर भी उसने एक तश्तरी मंगायी ओर उसमें कस्तूरी के टुकड़े कर 
उन्हें अपने साथियों में बाँटते हुए कहा, “अपने पुशत्र-जन्म के इस अवसर पर केवल 
यही भेंट इस समय मैं आप लोगो को दे सकता हूँ | मैं आशा और कामना करता हूँ 
कि जिस तरह इस खेमे में इस १-स्त्रांरीकी ७गन्ध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र 
का यश-सोरभ किसी दिन संसार भर में फैलेगा ।” 

अकबर का बाल्यकाल बडे ही संकटों में व्यतीत हुआ था । उसके पिता थदट्टा 
भऔर भकक्‍खर की चढ़ाई में बहुत थोड़ी प्रगति कर पाये । उधर हुमायूं के आदमियों ने 
मूर्ख तावश अपने उदार आश्रयदाता राना वीरसाल से झगड़ा पैदा कर लिया, जिससे 
हमीदाबानू और अकबर को अमरकोट से ७५ मील की दूरी पर स्थित जून नामक 
स्थान (जहाँ हुमायूं ठहरा हुआ था) पर ८:दिसम्बर को ले आया गया। छह मह्दीने 
तक सिन्ध-विजय के निष्फल प्रयत्नों के बाद हुमायूँ ने फारस जाने और वहाँ के 
१ ०शाद्ट से सहायता माँगने का निश्चय किया । जब वह अपनी पार्टी के साथ क्वेटा के 
दक्षिण में स्थित मुस्तान (मस्तंग) नामक स्थान पर पहुँचा तो खबर मिली कि असकरी 
आक्रमण करने के लिए आ रहा है । उससे सामना करने में असमर्थ होने के कारण 
'हुमायूँ ने अपनी बेगम हमीदाबानू को घोड़े पर बेठाया और एक साल के शिशु अकबर 





5 बी० ए० स्मिथ ने २३ नवम्बर लिखा है, जो गलत है । देखिए आगरा कालेज 
की हिस्ट्री एण्ड पोलिटिकल साइनस जनरल, जिल्द २ (१६९५५) | इसमे मैंने अपने 
लेख में स्मिथ की दी हुई तारीख को स्वीकार न करने के कारण दिये हैं। 


अकबर महानूु. १३७ 


को वही छोड कन्धार की ओर भाग गया । असकरी ने आकर अकबर को अपने साथ ले 
लिया और उसे कन्धार ले गया। यहाँ इस बच्चे की देखभाल दूसरी पत्नी ने बडी अच्छी 
तरह की । बहुत दिनों तक इधर-उधर चक्कर कादने के उपरान्त हुमायूं फारस पहुँचा 
ओर शाह से मदद लेकर उसने कन्धार पर चढाई कर दी और सितम्बर १५४५ ई० 
में अपने भाई असकरी से उसे जीत लिया । १५ नवम्बर को उसने कामरान से काबुल 
को भी जीत लिया और अपने बेटे अकबर को, जो १५४४-४४ ई० के जाडों में यहाँ 
से ले आया गया था, अपने पास बुला लिया। अकबर उस समय लगभग तीन वर्ष 
का था। अबुल फजल के लेखानुसार इतने दिनो बाद भी अपनी माँ को देखते ही वह 
उसकी गोद में चला गया । माचे १५४६ ई० में उसके खतने के अवसर पर वह पहली 
बार जनता के सम्मुख उपस्थित किया गया । स्मिथ लिखता है कि उसका जन्म का 
नाम बदरुद्दीन था किन्तु इस अवसर पर उसका नाम बदलकर जलालुद्दीन मृहम्मद 
अकबर रखा गया । यह कहना सर्वंथा निराधार है। 

जेंसा राजकुमारों के साथ आमतोर पर होता है, अकबर की भी बहुत-सी 
धघाएँ और बायाएँ थी। उनमें से कुछ उसे स्तन-पान कराती थी और कुछ उसकी 
टहँलें करती थी। इन आयाओ मे स्ंप्रमुख जीजी अनगा थी जिसके पति शम्सुद्दीत_ 
ने १५४० ई० में कन्नौज की लड़ाई मे पराजित होकर भागते हुए हुमायूं को डूबने से 
बचाया था और जिसे बाद में अतगा (अतखा) खाँ की उपाधि प्रदाव की गयी थी | 
माहम अनगा बड़ी आया थी और उसका लडका आदमखाँ बहुत बदनाम था।” 

अपने भाइयों के बैर-भाव के कारण हुमायूं को अनेक कष्ट उठाने पड़े थे और 
काबुल तो एक-दो बार नही, कई बार उसके हाथ से निकल गया और फिर उसके 
पास आ गया । एक बार जब वह कन्धार पर आक्रमण कर रहा था तो कामरान ने 
बालक अकबर को किले की दीवार के सामने लटकाकर हुमायूं की अग्नि-वर्षा करती 
हुई तोपो के सम्मुख कर दिया था । अपने पिता के संकटकाल मे अकबर को भी भाग्य 
के सहारे जीवित रहना पड़ा था । 

नवम्बर १५४७ ई० मे जब अकबर पाँच वर्ष का था तो उसे पढ़ाने-लिखाने की 
व्यवस्था की गयी थी । एक को बदलकर दूसरा, इस प्रकार कई शिक्षक नियुक्त किये 
गये किन्तु वे सब उसे पढ़ाने मे असमर्थ रहे क्योकि वह तो पढ़ने-लिखने की अपेक्षा 
खेल-कृद भौर ऊँट, धोडे, कुत्ते भौर कबूतर इत्यादि जानवरों के प्रेम में अधिक लिप्त 
रहता था । बचपन से ही उसकी स्मरण-शक्ति अत्यन्त तीन थी, किन्तु वर्णमाला के 
अक्षर सीखने के लिए वह तैयार नही था। लेकिन फिर भी घुड़सवारी, तलवार 
चलाने आदि अनेक शौयंपूर्ण कलाओं में वह पूर्ण कुशल हो' गया । हुमायूं ने जो स्वयं 
एक अच्छा विद्वात था, अकबर को कुछ समय पढ़ाई-लिखाई में लगाने के लिए ताड़ता 
भी दी, किन्तु पिता के इस प्रकार कहने-सुनने का उस पर कोई असर नहीं हुआ । 


तवस्थर १५५१ दर हाल को लगसी के ताय हो उ | की मत्य हो जाने पर गजनी की सूब्रेद्ररी 
अकबर को सौंप दी गयी और हिंन्दाल की लड़की के साथ ही उंसकी सगाई भी कर 


अकबर महान्‌ १३६ 


मर रहे थे । “राजधानी तो बिलकुल बरबाद हो चुकी थी; थोड़े-से मकानों के सिवाय 
अब वहाँ कुछ भी न रहा था। इसके साथ ही महामारी प्लेग का आक्रमण हुआ और 
इसका असर हिन्दुस्तान के बहुत-से शहरो में फूल गया । असंख्य आदमी मर गये और 
आदमी आदमी का भक्षण करने लगा। इक्के-दुक्के आदमी को अकेला पाकर पकड़ 
लेने के लिए नरभक्षियों के दल सगठित हो गये ।” 
अकबर की संकटपुर्ण दशा - 

तीन सूर विरोधियों के अतिरिक्त अकबर का सबसे बड़ा शत्रु मुहम्मद 
आदिलशाह का हिन्दू प्रधानमन्त्री हेमु था। यह मुगलो को भारत से निकाल बाहर 
'करने पर तुला हुआ था । अकबर को अपने ही कुछ सरदारों के असन्तोष और विद्रोह 
को भी शानन्‍्त करना था। इन सरदारों में सबसे प्रमुख अब्बुलमाली था। हुमायूं द्वारा 
इसका विशेष ध्यान रखने के कारण इस सनकी-से आदमी का दिमाग आसमान पर 
चढ गया था । १४ नक़्वरी के दिन जो राज्यारोहण दरबार हुआ था, उसमे, इसने 
सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था और इस अशिष्टता से पेश आया था कि 
बेरामखाँ ने इसे पकडवाकर लाहौर के किले में कद करवा दिया" नये शासक की 
अनिश्चित ओर संकटपूर्ण स्थिति होने के कारण फोज की वफादारी भी असदिग्ध नही 
थी । यद्यपि अकबर की अवस्था तेरह बर्ष से कुछ ही अधिक होगी, तथापि वह एक 
बड़ा ही समझदार और असाधारण प्रतिभासम्पन्न बालक था । उसने साहस के साथ 
सम्पूर्ण स्थिति का सामना करने का निश्चय किया और इस कार्य में उसके संरक्षक 
अरामखाँ ने उसको पूरी-पूरी मदद की । 
हैमु को सफलता , 

अादिलशाह ने, जिसने चुनार को अपनी राजधानी बनाया था, हेमू को मुगलों 
'को हिन्दुस्तान से निकाल बाहर करने के लिए भेज दिया । हेमू रेवाड़ी का निवासी घूसर 
वैश्य कुलोत्पन्न व्यक्ति था। अपने आरम्भिक दिनों में वह अपने नगर की सड़कों पर 
नमक बेचा करता था । राज्य की सेवा में वह सर्वप्रथम, बाजार में तोल करने वाले के 
“रूप में नियुक्त किया गया था। किन्तु इसकी अनुपम योग्यत्ता और चतुराई के कारण 
इस्लामशाह ने इसे तरक्की देकर अपने दरबार में एक गुप्त पद पर नियुक्त कर दिया 
था आदिलशाह के राजा बनते हो हेमू को एक और महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया गया । इस प्रकार, उसे अब अपनी सैनिक तथा सामान्य शासन-प्रबन्ध 
सम्बन्धी असाधारण योग्यता को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो गया। यद्यपि वह 
!'एक छोटी-सी हैसियत से उठा था और शरीर भी उसका दुबल था, तथापि उसके अन्दर 
एक सैनिक के समान साहस और घधेय था। सैन्य-संचालन की योग्यता भी उसकी यथेष्ट 
'थी। अपने गुणों और स्वामिभक्ति के कारण ही उसे प्रधानमन्त्री का सम्मानित पद 
"प्राप्त हुआ था। मुसलमानी युग में हेमू के अतिरिक्त केवल एक और हिन्दू अर्थात 


। न काना के राजन 7 पाक ही राज्य- के मुख्यमन्त्री के पद पर पहुँचा और हेमू के अतिरिक्त दूसरा कोई पहुँचा और हेमू के अतिरिक्त दूसरा कोई 
'हिन्दू दिल्‍ली के राजधिहासन पर नहीं बेठ सका था । झिल्दुओं के अतिरिक्त अफबान 


१४० मुगलकालोन भारत 


और तुर्को द्वारा निमित एक विशाल सेता का वह सचालक था। अपने सैनिको का 
विश्वास उसे प्राप्त था; वे उसकी प्रशंसा करते थे । मालिक के लिए उसने २४ लडा- 
इयाँ लड़ी थी और इन २४ मे से २२ लड़ाइयो मे विजय प्राप्त की थी । उसने आदिलशाहा 
के प्रतिद्वन्द्ी इन्नाहीम सुर को कई बार हराया ओर बंगाल के मुहम्मदशाह को भी 
पराजित किया । जबकि वह आगरा पर आक्रमण करने के लिए बढ रहा था तो उन्ही 
दिनो हुमायूँ की मृत्यु हो गयी । इससे लाभ उठाने के लिए वह ग्वालियर से आगर 
की ओर बढ़ा । यहाँ का गवनंर इस्कन्दरखोँ उजबेग डर गया और हेमू से सामना 
किये बिना ही दिल्ली की ओर भाग गया । इस भगदड़ मे उसके २,००० आदमी मारे 
गये । हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और यहाँ की सारी सम्पत्ति उसके कब्जे 
में आ गयी । यहाँ से वह दिल्‍ली की ओर बढ़ा | दिल्‍ली के गवनर तरदीबेगखों ने 
७ अक्तूबर, १५५६ ई० को तुगलकाबाद मे हेमू का सामना किया । यह स्थान कुतुब- 
भीनार से पूरब मे ५ मील दूर है। इस युद्ध मे तरदीबेगखाँ पराजित हुआ और 
इस्कन्दरखाँ के साथ सरहिन्द की ओर भाग गया । सम्भल का शासक अलीकुली खाँ 
भी अपना पद छीडकर भगोड़ों के साथ हो लिया | 

इस प्रकार ग्वालियर से सतलज नदी तक का सम्पूर्ण क्षेत्र हेम के अधिकार में 
आ गया । अब उसने स्वयं को एक स्वतन्त्र शासक बनाने तथा महाराज बनने के लिए 
विक्रमादित्य के नाम से दिल्‍ली के किले मे अपना राज्यारोहण-संस्कार मनाया । इस 
प्रकार गम पवार बनाता द पनिल ता भारत में वही प्रथम ओर एकमात्र हिन्दू राजा हुआ, जिसने इस 
प्रकार दिल्‍ली के राजसिहासन पर अपना अधिकार जमाया। आधुनिक यूरोपीय इतिहास- 
कारों ने मध्यकालीन इतिहास-लेखकों की भाँति हेसू की विडम्बना की है। ऐसे लेखकों 
के लिए उन हिन्दू राजनीतिज्ञों की विडम्बना करना तो स्वाभाविक ही है जिन्होंने 
अपने देश को स्वतन्त्र क्रने का प्रयत्त किया हो । किन्तु हतिहास का कोई भी निष्पक्ष 
विद्यार्थी हेमु की सफन नेतृत्व-शक्ति की सराहुना किये बिना नहीं रह सकता कि उसने 
देश से विदेशी शासन-सत्ता को समाप्त करने की किस तत्परता से चेष्टा की, यद्यपि 
दुर्भाग्य से उसकी यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुईं। यदि हुमायूँ तथा शेरशाह सूर 
के उत्तराधिकारी जैसे विदेशी भारत की शासन-सत्ता पर अपना अधिकार जमा सकते 
हैं, तो हेमू को भी जो यहीं का रहने वाला था, अपने पुरखों के स्थान पर अपना राज्या- 
घिकार स्थापित करते का अधिक नहीं तो उन्ही (विदेशियों) के समान न्‍्यायोचित अधि- 
कार तो था ही । यदि हेमू को विदेशियों को भारतवर्ष से निकाल बाहर करने में सफलता 
प्राप्त हो जाती तो इतिहासकारों ने उसके सम्बन्ध में दूसरी ही राय कायम की होती ॥ 
यह तथ्य कि अकबर अन्त में एक राष्ट्रीय शासक सिद्ध हुआ इस दलील का आधार 
नहीं होना चाहिए कि इसी से १५५६ ई० में दिल्‍ली के सिहासन पर उसका न्यायोचित 
अधिकार था | अदली ने अपने भतीजे को गला घोंटकर मार डाला था और उसके 
सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया था। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यहूं कहना कि हेसमू ते” 
उसके साथ विश्वासधात किया था, बे-बुनियाद है। हेमू ने तो उसकी (अदली) सत्ता मानने 


अकबर महान. १४९१ 


से ही इतकार किया था, जबकि विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए तो क्रान्ति-- 
यहाँ तक कि सशस्त्र क्रान्ति--करने का भी न्‍्यायोचित अधिकार माना गया है । ३५० 
वर्षों के विदेशी शासन को देश से उखाड़ फेकने 'और दिल्ली में स्वदेशी शासन को पुनः 
स्थापित करने के हेमू के साहसपूर्ण प्रयत्त की जितनी भी प्रशसा की जाय थोड़ी है ! 
पानीपत को लड़ाई (५ नवम्बर, १५५६ ई०) 

दिल्‍ली और आगरा के पतन के समाचार से मुगल सहम गये । उन्होने अपने 
बादशाह को सलाह दी कि काबुल को चल दिया जाय, क्योकि इनकी (मुगलो की) 
संख्या २०,००० से अधिक नही थी, जबकि दूसरी ओर हेमू की सेना मे एक लाख 
सैनिक थे जो इस समय उत्साह से चूर थे । किन्तु बैरामखाँ ने दिल्‍ली को पुनः प्राप्त 
करने का निश्चय किया और अकबर ने हृदय से अपने संरक्षक के निश्चय से सहमति 
प्रकट की । खिज्ञ ख्वाजा को लाहोर में ही सिकन्दर सुर से भुगतने के लिए छोड़कर 
अकबर १३ अक्तूबर को हेयू से मोर्चा लेने के लिए जालन्धर से चल पड़ा । सरहिन्द 
और आगरा, दिल्‍ली और सम्भल के तीनो भगोड़े गवर्तर, अकबर से आ मिले और 
उन्होंने भी उसे काबुल लौट चलने की सलाह दी । बैरामखाँ ले इन लोगो को चुप 
करने की इच्छा से अकबर की अनुमति से तरदीबेगर्खलां को तलवार के घाट उतार 
दिया । यद्यपि तत्कालीन इहिसकारों ने बैरामखाँ के इस कृत्य को तरदीबेगर्खा के 
प्रति किसी व्यक्तिगत वैमनस्य का आधार बताकर अनुचित और बुरा बताया है, तथापि 
यह मानना पड़ेगा कि सेना मे से निराशा और नाउम्मीदी की भावता निकालकर उसमे 
पुतः विश्वास और साहस का संचार करने के लिए यह काम आवश्यक था और इसका 
परिणाम भी अच्छा निकला । मुगल सेना दिल्‍ली की ओर बढती गयी । 

इस समय तक हेमू ने अपनी स्थिति हढ कर ली थी और अपने अफगान सैनिक 
अफसरों में दिल्‍ली और अणिरा से प्राप्त सम्पत्ति बाँटकर उन्हे अपने काबू मे कर लिया 
था। अब वह मुगल सेना को आगे बढने से रोक देने के प्रयत्न में लग गया। उसने 
गोला-बारूद के साथ अपनी सेना का अग्रगामी दल अकबर की सेना से, जो अलीकुलीखाँ 
के नेतृत्व में आगे बढ रही थी, भिड़ने के लिए भेजा । सोभाग्य से अलीकुलीखाँ ने इस 
अग्रगामी दल को हरा दिया और इनका गोला-बारूद छीन लिया। एक-दो सप्ताह 
के अन्दर ही दोनों ओर की सेनाएँ ५ नवम्बर, १५५६ ई० के दिन पानीपत की नवम्बर, १५५६ ई० के दिन पानीपत 
ऐतिहासिक रणभूमि पर आमने-सामने आ गयीं । अलीकुलीखाँ ने सेना के मध्य भाग 
का संचालन अपने हाथो मे लिया और सिकन्दरखाँ उजबेग को सेना का दार्या तथा 
अब्दूल्लाखाँ उजबेग को बायाँ भाग सौंपा गया । अकबर तथा बेरामखाँ मुख्य सेना के 
साथ पाँच मील पीछे थे । हेमू की सेना में ३०,००० राजपूत्त और अफगान घुड़सवार 
तथा १,५०० हाथी थे । हाथी जिरहबख्तर पहने हुए थे और उनकी पीठ पर बन्दूकची 
बैठे हुए थे । किन्तु हेमु के पास कोई तोपखाना नही था। हेमू ने अपनी सेता के मध्य 
में स्थान ग्रहण किया और दायें अंग की सेना शादीखाँ सेना शादीखाँ कक्‍कड़ की अधीनता में तथा 
बायाँ अंग अपने भानजे रमैया की अधीनता में रखा । हेमू मुगल सेना के मध्य भाग 


१४२ मुगलकालोन भारत 


को पूरे तौर से नहीं तोड़ सका और मुगल सेना के हारे हुए दायें और बायें अगों के 
सिपाही हेमू की सेना के दाये ओर बायें अगों के पीछे जाकर गोलाबारी और ती र-वर्षा 
करने लगे। हेमू की सेना के मध्य भाग के सामने एक बड़ा गहरा खार था जिसके 
कारण उसकी सेना आगे न बढ सकी । अलीकुलीखाँ ने इस प्राकृतिक स्थिति का लाभ 
उठाया और हेमू की सेना के पीछे जाकर उस पर आक्रमण कर दिया। किन्तु हेमू शत्र 
पर प्रहार करता रहा। गोला-बारूद न होने पर भी हेमू ने पहली म्रुठभेड में बड़ी 
वीरता के साथ शत्रु सेना के बायें और दाये पक्ष को तहस-तहस कर दिया । अब वह 
मध्य भाग की शोर उन्मुख हुआ और अपने १,५०० लड़ाकु हाथियों द्वारा आक्रमण 
बोल दिया | मुगल सेना बड़ी वीरता से लडी, किन्तु फिर भी उसकी ,हिम्मत दुढने 
लगी ओर हेमू की विजय निश्चित दिखायी देने लगी । इसी बीच में शत्रु का एक तीर 
हेमू की आँख में आकर लगा और वह बेहोश हो गया । उसकी सेना उसे मरा हुआ 
जानकर भयभीत हो गयी और छिल्न-भिन्न होकर चारो ओर भागने लगी । हेमू के हाथी 
का महावत अपने मालिक को किसी सुरक्षित स्थान में ले जाने का प्रयत्न कर रहा था 
कि मुगल सेना के एक अधिकारी शाहकुली परहरम ने उसे पकड़ लिया और हेमू को 
पकड़कर अकबर के पास ले आया । बेरामखाँ ने अकबर को सलाह दी कि इस काफिर 
को अपने ही हाथों कत्ल कर “गाजी” की उपाधि कारण कीजिए । अबुल फजल ने 
लिखा है कि बालक बादशाह ने इस तर्क पर कि भरते हुए को मारना वह पसन्द नहीं 
करता, इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया । मुहम्मद आरिफ कन्धारी और अहमद 
यादयार ने लिखा है कि उसने (अकबर ने) बेरामखाँ की बात मान ली और हेमू की 
ग्दत पर तलवार का वार किया ओर बैरापखाँ ने उसकी गर्दत धड़ से अलग कर दी | 
यही द्वात सत्य प्रतीत होती है । 

पानीपत की दूसरी लड़ाई के परिणाम बड़े ही महुज््वपूर्ण रहे। मुगलों की 
जीत पक्की हो गयी । हेमू के पतन के पश्चात उसकी सेना छिन्न-भिन्न हो गयी और 
उसकी पत्नी तथा पिता दिल्‍ली से मेवात भुगग गये । इस लड़ाई के राजनीतिक परिणाम 
और भी अधिक व्यापक सिद्ध हुए । हिन्दुस्तान की राजसत्ता पर अफगानों का अधिकार 
जताना सर्देव के लिए समाप्त हो गया । विजेताओं ने ६ नवम्बर को दिल्‍ली मे प्रवेश 
किया । दिल्‍ली के राजकोष का बहुत-सा भाग हेमू की पत्नी अपने साथ लेकर भाग 
गयी थी। आगरा पर भी मुगलों का बड़ी जल्दी अधिकार हो गया 4 हेमू के वृद्ध 
पिता को पकड़कर मुसलमान बनने को बाध्य किया गया और उसके ऐसा न करने 
पर उसे कत्ल कर दिया गया । सिकन्दर सुर को दबाने के लिए भी शीघ्र व्यवस्था 
की गयी और उसे मई १५५७ ई० में आत्मसमपेंण करने के लिए बाध्य किया गया । 
उसे बिहार मे कोई पद देकर भेज दिया गया किन्तु कुछ समय पश्चात अकबर ने 
उसे निकाल बाहर क्रिया । इधर-उधर भटकते हुए बंगाल में वह मर गया (१५५८- 


१५५६ ई०) । दिल्ली सिहासन का एक दूसरा सुर-प्रतिहन्द्री मुहम्मद आदिल बंगाल के 
गवर्नर से मुंगेर नामक स्थान पर लड़ते हुए मारा ग्रया और तीसरे सूर-प्रतिद्वन्द्द 


अफबर महान डरे 


इब्राहीम ने उडीसा मे जाकर आश्रय ग्रहण किया । इस प्रकार पानीपत की विजय के 
पश्चात दो वर्ष के अन्दर ही सूर-वश के प्रतिद्वन्द्ियों मे से ऐसा एक व्यक्ति शेष न 
रहा जो हिन्दुस्तान की शासन-सत्ता पर अकबर के अधिकारों को चुनोती देता । 
धमसाँ का संरक्षण ५ हु 

संरक्षक के रूप मे बेरामखाँ की सबसे बडी सफलता हेमू को पराजित करना 
और अकबर के प्रतिद्वन्द्रयो को नष्ट करना थी। अब जिस प्रमुख समस्या को उसे 
हल करना था, वह थी पानीपत की लड़ाई के पश्चात अकबर के अधिकार में आये 
हुए प्रदेशों मे शासन-व्यवस्था स्थापित करना। समय की आवश्यकता के अनुसार 
शान्ति-व्यवस्था के स्थापनाथ तथा मालगुजारी बसुल करने के लिए एक साधारण 
और कामचलाऊ सरकार स्थापित कर दी गयी । सिकन्दर सुर का अभी तक पीछा 
क्रिया जा रहा था तथापि अकबर की माँ तथा परिवार की अन्य महिलाएँ काबुल से 
उसके पास मानकोट मे आ गयी थी । जालन्धर मे अकबर ने सार्वजनिक रूप से अपने 
संरक्षक बेरामखाँ के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उसे अपनी (अकबर) बुआ की लड़की 
से विवाह करने की स्वीकृति दे दी । अक्तूबर १५५८ ई० मे आगरा लौट आने पर 
बेरामखाँ ने अकबर की शिक्षा का प्रबन्ध किया ओर मीर अब्दुल लतीफ को उसका 
शिक्षक नियुक्त किया । अब्दुल लतीफ एक उच्चकोटि का विद्वान था और अपने धामिक 
विश्वासो में इतना उदार थ्रा कि अपनी जन्मभूमि फ़ारस में उसे लोग सुन्नी कहते थे, 
पबकि उत्तरो भारत में यहाँ के अधिकतर सुल्नो मुसलमान उसे शिया समझते थे । 
इतना महान शिक्षक भी अकबर को पढ़ाने-लिख।ने मे असमर्थ रहा । अकबर अपना 
समय शिकार खेलने, हाथियों की लड़ाई देखने तथा ऐसी ही कुछ अन्‍य बातो में व्यतीत 
करता रहा। शासन की बागडोर बेरामर्खाँ के हाथ में ही रही और यह कार्य वह 
सुचारु रूप से सम्पादित भी करत्य रहा । 

नये अधिक्त क्षेत्रों मे शासन-व्यवस्था स्थापित करने के अतिरिक्त उसने 
ग्व/लियर और जौनपुर पर चढ़ाई करने के लिए फोजें भेजी । राजाराम शाह को जो 
अपनी पैतृक राजधानी को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील था, निकाल बाहर 
किया गया । ग्वालियर के किले पर १५५७ ई० में अधिकार कर लिया । अलीकुलीखाँ 
ने, जिश्ने.खानजमाँ की उपाधि मिली थी, सम्भल पर पुनः अधिकार कर लिया और 
लखनऊ-सम्भल के बीच के प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया । राजस्थान में अजमेर 
को भी जीत लिया गया। किन्तु रणथम्भौर और चुनार पर चढ़ाई करने के लिए 
भेजी गयी फौजों को सफलता नही मिली | अकबर ओर बैरामखाँ के सम्बन्धों में 
तनाव आ जाने के कारण मालवा-विजय करने के लिए भैजी गयी फौजों को वापस 
बुला लिया गया । 
बेरामलाँ का पतन * 

बेरामखाँ का संरक्षण, जिसने मुगल शासन की पुनः स्थापता करने में सफलता 
प्राप्त की थी, केवल चार साल तक ही रहा । १५६० ई० के आरम्भ में ही बैरामखाँ 


श्ड४ड मुगलकालीन भारत * 


को उसके पद से हटा दिया गया और अकबर ने उसे “मक्का की तीर्थयात्रा पर जाने 
को कहा, जिसका मतलब उन दिनो निर्वासन समझा जाता था । बेरामखाँ जेसे महान्‌ 
व्यक्ति के पतन की घटनाओं द्वारा” तत्कालीन इतिहासका रो के दिलों में इस सम्बन्ध 
में दिलचस्पी उठती स्वाभाविक थी | इन लोगो ने घटनाओं को विस्तार से लिखा 
है। बेराम्सखाँ यद्यपि एक बडा ही स्वामिभक्त और कि शासक तथा सरक्षक था 
तथापि वह मुगल दरबारियों मे लोकप्रिय नही बन सका (वह शिया मतावलम्बी था 
जबकि बादशाह और उसके पारिवारिक-जन सुच्ची थे ड्वेसरे, यद्यपि वह साम्राज्य के 
प्रति निष्ठावान था तथापि उसके निर्णय बढ़े ही निरंकुश और उसका स्वभाव क्रोधी 
तथा ईर्ष्यालु ॥4» उसे बालक बादशाह के निकट सम्भावित प्रतिद्वन्द्रियों की उपस्थिति 
सह्य न थी । तसरें, अकबर जैसे-जेसे आयु प्राप्त करता गया और राजकाज में 
दिलचस्पी लेने लगा, यह स्वाभाविक था कि इससे संरक्षक का प्रभाव कम होने लगे । 
इससे बैरामखाँ थोड़ा-सा अधयंशाली हो गया और स्थिति को संभालने में उसने समझ- 
दारी से काम नहीं लिया । उसके शत्रु उसके दुर्गणो को बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट करने तथा 
कक , अभिप्रायो को तोड-मरोडकर बादशाह के सामने रखने के [लिए सर्देव तत्पर रहते 
थे (/म्रीथे, अकबर अब वयस्क होता जा रहा था। संरक्षण के बन्धन तोड़कर स्वयं 
व 32538 20332 सत्ता जताने के लिए वह उत्सुक था। उसे अपने निजी ख्च के लिए रुपया नहीं 
मिलती था आर उसके परिवारके लिए भी इतना अच्छ्ू प्रबन्ध नही था, जितना 
अच्छा बैरामखाँ के परिवार तथा उसके अधीनस्थों का था ।अँचवें, बादशाह के निकट 
परिचारक तथा परिचारिकाएँ जैसे उसकी धाय-माँ साहुम अनगा और उसका बेटा 
आधमखा तथा दामाद शिहाबुद्दीन अपने स॑रक्षक बादशाह के बढ़ते हुए साम्राज्य की 
समृद्धि मे अपना भी लाभ देखने तथा कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे औरु 
इस दिशा में बैरामखाँ को अपने मार्ग की रुकावट “समझकर बादशाहु अकबर और 
उसकी माँ के कान भरते रहते थे । इन कारणों से बेरामखाँ और अकबर के मध्य कुछ 
तनाव पैदा हुआ जो बाद में कुछ घटनाओं के कारण पारस्परिक सम्बन्धो के टूटने में 
परिवर्तित हो गया | बेरामखाँ द्वारा तरदीबेगाँ को कत्ल किये जाने और शेख गदायी 
हब के पाक मे किम पे ये हम के एक शिया को सदरे-सदर के प्रमुख पद पर नियुक्त किये जाने से मुगल दरबार 
के बहुत-से सरेदारों ने जिनमे अधिकतर सुन्नी थे, अपनी धामिक भावनाओं की हत्या 
होते हुए समझा । एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर जिस समय हाथियों की लड़ाई का 
मजा ले रहा था कि उनमे से एक हाथी बेरामखाँ के खेमे के रस्सों को तोड़ता हुआ 
चला गया । बेरामखाँ को यह बहुत बुरा लगा । उसने महावत को सजा दी, यद्यपि 
बादशाह ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि किसी ने जानबूझकर यह हरकत नहीं की 
ओर न किसी तरह की बेहूदगी करने का इरादा ही था। एक दूसरे दिन जबकि वह 
जमुना में नौका-विहार कर रहा था, शाही हाथी ने बैरामखाँ"की नाव को डुबाने का 
प्रयत्त किया । अकबर ने उस हाथी के भहावत को बन्दी के रूप में संरक्षक के पास 
भेजा, जिसने उसे कठोर दण्ड दिया । बेरामख्तराँ ने अकबर के शिक्षक मुल्ला पीर मुहम्मद 


अकबर महान १४५ 


को नौकरी से अलग कर दिया जो अकबर को बुरा लगा। ऐसे ही कुछ और छोटी- 
मोटी घटनाएँ हुई जिनसे बेरामखाँ और अकबर,के बीच गहरी दरारे पड गयी । अकबर 
के हरम की बहुत-सी महिलाएं बेरामर्खां के विरुद्ध उसके कान भरती रहती थी और 
चाहती थी कि बादशाह सरक्षक को पृथक कर दे । फलस्वरूप बरामखाँ के विरुद् 
षड्यन्त्र रचा गया। १५५६ ६० के आरम्भ मे एक दिन जबकि बेरामखाँ आगरा में 
था और बादशाह नगर के पास मे ही शिकार खेलने गया हुआ था तो उसे (अकबर 
को) समाचार प्राप्त हुआ कि उसकी माँ बीमार है। बेरामखाँ के पास यह समाचार 
भेजकर अपनी माँ को देखने के लिए वह दिल्‍ली चल पडा | यहाँ माहम अनगा तथा 
हरम की अन्य महिलाएं उसके चारो ओर एकत्र हो गयी और वैरामख्राँ की बड़े कटु 
शब्दों में शिकायत करने लगी । उन्होने बेराम्खा पर राजद्रोहात्मक आरोप लगाये | 
महिलाओ क्रे इस दल को दिल्‍ली, लाहौर गौर काबुल के गवर्नेरों का भी समर्थन प्राप्त 
था । उन्होने राजधानी की सुरक्षा के निमित्त किलेबन्दी को और अधिक हृढ करने के 
सुझाब भी बादशाह को दिये। जब उन पषड़यस्त्रकारियों ने यह अनुभव किया कि 
बादशाह पर उन्तकी बातों का कुछ असर हुआ है तो हरम-दल की प्रमुख माहम अनगा 
ने एक चाल और चली | उसने बादशाह से मक्का जाने की इजाजत चाही, क्योकि वह 
बेरामखाँ के क्रोध से भलीभाँति परिचित थी और उससे डरती थी । यह चाल बादशाह 
पर काम कर गयी और उसने बेरामखाँ को पृथक करने का निश्चय कर लिया । उसने 
अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ के हाथो यह सवाद भेजा, “चूँकि अब तक आपकी ईमान- 
दारी और वफादारी पर मुझे पूर्ण भरोसा था और इसीलिए मै राज्य के सभी महत्त्व- 
पूर्ण कार्य आपकी देखरेख मे छौड़कर अपने आनन्द में मस्त था|; किन्तु अब मैंने निश्चय 
किया है कि राज्य की बागडोर अपने हाथ मे ले लूँ। यह वाछनीय है कि आप मक्‍का 
की यात्रा के लिए चले जायें, जिसका कि आपका बहुत दिनो से इरादा था । हिन्दुस्तान 
के कुछ परगनों में से कुछ हिस्सा आपको दे दिया जायेगा, जिसका लगान आपको 
आपके एजेण्टों द्वारा मिलता रहेगा ।” 

अपने मित्रों की सलाह के बावजूद बैरामख््राँ ने मुगल राजपरिवार के प्रति 
जीवनपयंन्‍त की अपनी स्वामिभक्ति तथा सेवा पर धव्बा डालना उचित नहीं सम्रक्षा 
भौर कुछ सोच-विचार के पश्चात बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पद 
की मुहर बादशाह के पास भेज दी और पंजाब की ओर रुकते-टिकते चल पड़ा; जहाँ 
से (सरहिन्द और नाहौर में) उसे अपना गुप्त खजाना लेना था । उधर उसके दरबारी 
विरोधियों ने मुल्ला पीर मुहम्मद की अध्यक्षता मे एक बड़ी फौज इसलिए रवाना कर 
दी कि वह बैरामखाँ को भारतवर्ष से शीघ्र ही निकाल बाहुर कर दे। दरबारियों के 
इस कृत्य से बैरामखाँ उत्तेजित हो उठा और अपने परिवार को भरटिण्छ/ के दुर्ग में 
छोड़कर स्वयं जालन्धर की ओर मुड़ पड़ा और निश्चय किया (यद्यपि पूरे मन से नही) 
कि इत लोगो को वह सशस्त्र सामता केता । व्यास नदी के किनारे तिलवाडा नामक 


स्थान पर उसे मुगल फौज ने हरा दिया और मुनीमर्लां, जिसे लानखाना की उपाधि 





१४६ घुधलकालीन भारत 


देकर सरक्षक बना दिया गया था, उसे लेकर बादशाह अकबर के सम्मुख उपस्थित 
हुआ । अकबर ने अपने पूर्व-सरक्षक को क्षमा कर दिया और उसके सामने तीत सुझाव 
रखे । प्रथम, यह कि वह कालपी और चन्देरी का गवर्नर बत जाय । दूसरा, यह कि वह 
राजदरबार मे बादशाह का गुप्त मामलों का सलाहकार बत जाय और तीसरा यह कि 
वह मक्का की तीर्थयात्रा पर चला जाय | बेरामखाँ, ने जो अपनी पूर्व-प्रतिष्ठा के पद 
से कोई भी नीचा पद स्वीकार करने के लिए तैयार न था, मक्का चले जाने का ही 
निश्चय किया । वह राजस्थान में होकर पाटन (अन्हिलवाडा) की ओर चल पडा, जहाँ 
पर अफगानों के एक दल ने उस पर हमला बोल दिया और मुबारक्ों ताम के एक 
न 
व्यक्ति ने जिसके बाप को १५५५ ई० में मच्छीवाडा की लडाई में मार दिया गया था, 
उस कत्ल कर दिया । उसके परिवार को बडी बुरी हालत में बुरी हालत में अहमदाबाद लाया गया । 
अकबर ने इन लोगो को अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत किया । उसने 
बेरामखाँ की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके बच्चे अब्दुरंही अब्दुरंहीम 
का अपने सरक्षण में पालन-पोषण किया। यही बालक आगे जाकर ऊँचे पद पर पहुंचा 
भौर १५८४ ई० में अपने पिता के समान ही इसने खानखाना की उपाधि प्राप्त की । 
सत्ता के मद में चूर लोगों की भाँति ब्रैराम्खाँ ने अपने को अनिवायंत: आवश्यक समझ 
रखा था, अतएव छसका पतन देर-अबेर निश्चित ही था। दरबारो-दल जो सरक्षक 
को हटाकर स्वय सत्ता हड़पना चाहता था, बेरामख्खाँ को इस बुरी तरह निकाल बाहर 
करने के लिए दोषी और उत्तरदायी है, क्योकि अकबर ने तो अपने सरक्षक को 
उदारतापूरवक॑ क्षमा किया और उसकी उन सेवाओं की सराहना की, जिनके कारण 
मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना एर थी । 
प्रारम्भिक सुधार 

युद्धबन्दियों को गुलाम बनावा बन्द (१५६२ ई०) 

बीस वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ही अकबर ने अपनी विशूल- 
हृदयता का परिचय देना आरम्भ किया । यह वह गुण था जिससे उससे पूर्व भारत 
के मुसलमान शासक वंचित थे और ऐसे गुणो के कारण उसकी गणना भारतवर्ष मे 
सर्वश्रेष्ठ मुसलमान शासक के रूप में की जाती है। १५६२ ई० के आरम्भ से ही 
उसने आज्ञा जारी करके युद्धवन्दियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी । 
सध्यकाल मैं यह प्रथा थी कि जो सेनिक युद्ध में पकड़े जाते थे, उन्हें गुलाम बनाकर 
रखा जाता था और उनको इस्लाम घम मे बलात दीक्षित किया जाता था । बादशाह 
की इस आज्ञा के द्वारा न केवल यह अमानवीय प्रथा ही दूर हुईं, साथ ही इतने बड़े 
पैमाने पर होने वाले धर्मं-परिव्तेन से भी हिन्दू धर्म की रक्षा हुई. । 
आधमसाँ की मृत्यु ओर अकबर का हरम के दल से छुटकारा (१६ मई १५४६२ ई०) 

अपनी धाय-माँ से छुटकारा पाने की इच्छा से अकबर ने मुनीम्खाँ की अगह 
अपनी धाय के पति शम्सुद्वीन अतगाखाँ को नवम्बर १५६१ ई० में अपना प्रधानमन्त्री 
नियुक्त किया था। यहू नियुक्ति माहम अनगा, आधमखल्ाँ, मुनीमर्खां, शिहाबुद्दीन 








अरब: महानु १४७ 


अहमदर्खां तथा हरमर-दल के कतिपय अन्य प्रभावशाली सदस्यों को बहुत बुरी लगी । 
आधमखाँ, जो अपने अधिकार ओर प्रश्नाव को कायम रखने के लिए चिन्तित था, 
१६ मई, १५६२ ई० को अपने कुछ साथियों के साथ महल गे, जा पहुँचा और सरकारी 
काम करते हुए अतग्राखाँ की उसने हत्या कर दी। इसके बाद वह महल के शाही 
भाग की ओर बढा जहाँ अकबर सो रह/ था। उधर जाने का उसका उद्देश्य बादशाह 
से माफी माँगकर सुलह करना ही था; किन्तु एक ख्वाजा ने कमरे के दरवाजे बन्द 
कर उसका रास्ता रोक दिया | शोर-गुल से अकबर जाग गबा और हर॑म के बाहर 
निकल आया । उसने आधमर्खाँ से मन्‍्न्री की हत्या किये जाने का कारण जानता 
चाहा । उत्तर में आध्रमर्खाँ ने व्यर्थ के बहाने ही नहीं बनाये, बल्कि जब बादशाह ने 
उसे अस्न्न-शस्त्र-विहीन करना चाहा, तो उसने उसका हाथ पकड़ने तथा उसकी तलवार 
छीनने का दुस्साहस भी किया। उसकी इस उदृण्ठता और उद्धतता पर बुरी तरह 
ऋक्रोधित होकर अकबर ने एक घूंसा उसके मूह पर दे मारा जिससे वह बेहोश हो 
गया । बादशाह की आज्ञा से आधमंखाँ के हाथ-पैर बाँध दिये गये और महल की 
मुडेरो से दो बार उसे नीचे फेंका गया जिससे तुरन्त ही वह मर गया । आधम्खा के 
साथी-संगी, मुनीम्खाँ, शिहाबुहीन तथा अन्य लोग सजा के डर से भाग गये। अकबर 
ने सारी घटना माहम अनगा को, जो बीमार पड़ी थी, सुनायी । सुनकर उसने कहा, 
“शहंशाह, आपने ठीक ही किया है ।” अपने बेटे की मौत के चालीस दिन बाद वह 
मर गयी । अकबर ने इस प्रकार हरम-दल के दुष्प्रभावों से अपने आपको स्वतस्त्र 
क्र लिया । दिल्‍ली में आधमखाँ की कग्र पर उसने एक सुन्दर मकबरा बनवा दिया 
तथा मुनीमख्खाँ को क्षमा ही प्रदान नहीं की बल्कि उसे पुनः अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त 
कर दिया । श 
तीर्ष-यात्री कर का उन्मुलन (१५६३ ई०) ५ 

अकबर जब बीस वर्ष का हुआ तो उसे अपने अन्दर एक अनुपम आध्यात्मिक 
परिवतंन दृष्टिगोचर होने लगा, जिश्लका अपनी प्रजा के प्रति उसके व्यवहार और कतेव्य 
पालत में बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा । अकसर मे कहा है, “बीस नर्ष क आयु पूरी 
करने पर मुझे अपने अन्दर कुछ कटुता का अनुभव होने लगा और किसी आध्यात्मिक 
समाधान के अभाव में मेरी आत्मा दुख-पीडा से तड़पने लगी ।” इस समय तक नव- 
युवक बादशाह ने स्वय आपने आपको मालिक बनाने का निश्चय कर लिया का । 
किसी अन्य बात का ख्याल किये बिता ही अब उसने अपने परिवार और देश की 
भलाई की दृष्टि से स्वयं निश्चय की हुई नीति बरतना ही निश्चित किया । युद्ध- 
बन्दियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर पाबन्दी लगाने की आज्ञा .तो भविष्य में नव्युवक 
बादशाह के मस्तिष्क से धीरे-धीरे उद्भूत होने वाली उदार नीति की भुमिका-मात्र 
थी । इस उदार नीति का दूस्तस हृष्टान्त १५६३ ई० में सामने आया जर्वाऊ लाज्राज्य 
में सत्र यात्री-कर उठा,मिय्ने जाते की आशा जारी की गयी । उस बर्ष जब बादशाह 
सजुरा में झूरा हुआ का हं राजो बताया गया कि उसकी सरकार उन यात्रियों पर 


श्डंढ मुगलकालीन भारत 


कर लगाती है जो हिन्दू तीर्थ-स्थानों की यात्रा पर जाते है। उसने अनुभव किया कि 
ईश्वरराधता के लिए जाने वाले लोगो से कर वसूल करना तो ईश्वर की इच्छा के 
बिलकुल विरुद्ध है, चाहे ईश्वरराधना की उनकी विधि गलत बीर भ्रमपूर्ण ही क्यो न हो । 
जजिया-कर का बन्द करना (१५६४ ई०) 

दूसरे वर्ष (१५६४ ई०) के आरम्भ में ही अकबर ने अपने साम्राज्य मे से 
जजिया-कर, जो सभी गैर-मुसलमानों को अदा करना पडता था और जिसे लोग बड़ी 
चुणा की दृष्टि से देखते थे, बन्द कर दिया । हिन्दुओ के ऊपर तो यह कर भारस्वरूप 
था और यह उन्हें अपने प्रति किये जा रहे ओोछे बरताव की याद दिलाता रहता था। 
अकबर ने, जो अपनी प्रजा के विभिन्न सम्प्रदायों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव 
बरतना नहीं चाहता था, अपने राजकोष की आय को हानि पहुँचाते हुए भी इस कर 
को बन्द कर दिया, लेकिन इस सुधार द्वारा सम्पूर्ण देश के एक विशाल बहुमत की 
सहानुभूति और शुभ कामना उसे प्राप्त हो गयी । 
शवाजा मुअज्जम की भृत्यु (१५६४ ई०) 

मा १५६४ ई० में अकबर ने अपने मामा ख्वाजा सुअज्जम को सख्त सजा 
दी और अपने सम्बन्धियों के अनुचित प्रभाव से अपने को मुक्त कर लिया। मुअज्जम 
एक सनकी-सा आदमी था जिसने बहुत-सी ह॒त्याएँ तथा अन्य भयंकर अपराध किये थे । 
बहू अपनी पत्नी को मारना चाहता था । इस समाचार को पाकर अकबर आगरा 
से समोप ही देहात में ख्वाजा के मकान की ओर चल पड़ा । देर से वहाँ पहुँचने के 
कारण यद्यपि अकबर उस महिला की जान तो नहीं बचा सका, क्योकि ख्वाजा ने उसके 
पहुँचने से पहले ही उसकी ह॒त्या कर दी थी, किन्तु फिर भी उसने इस धू्ते को उसके 
नौकर-चाकरों के साथ यमुत। » .. उने की अछज्ञा दी । लेकिन जब ऐसा करने पर 
भी वह नहीं डूब पाया दं. “से बन्दी बनाकर ग्वालियर भेज दिया गया, जहाँ वह कुछ 
समय बाद मर गया। इस घटना के बाद दरबार के किसी भी सदस्य ने स्वार्थेवश 
किसी बुरे विचार से बादशाह को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की | जैसा कि 
इतिहासकार स्थिम ने लिखा है, “अकबर अपनी माता के प्रति अपेक्षित श्रद्धा तो 
बराबर प्रदर्शित करता रहा, किन्तु उसने अपने नीति-निर्णयों में उसके प्रभाव से अपने 
को सर्वथा मुक्त रखा । जिन सिद्धान्तों पर अकबर की नीति निर्भर थी वे अकबर की 
माता को पसन्द नहीं थे ।” 
साज्राब्यवादी नीति का आरम्भ : अकबर की विजय 

बैरामखाँ को निकाल बाहर करने के पश्चात दो वर्ष (१५६०-१५६२ ई०) 
तक, जब तक कि अकबर स्वयं सत्ताधिपति तहीं बना, माहम अनगा एक प्रकार से 
साम्राज्य का मन्त्रित्व संभालती रही | शासन-प्रबन्ध में बादशाह कोई दिलचस्पी नहीं 
लेता था और हरम-दल को ही उसने राजकाज सँभालने की खुली छूट दे रखी थी, 
लेकिन इस अल्पकाल में भी उसने उत्तरी भारत को विजय करने तथा सही अर्थों में 
देश का शाहंशाहु बनने की महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की थीं। उसकी साम्राज्य- 


अकबर महान १४६ 


बादी नीति, जो उसके राज्यकाल के उत्तरारूध की विशेषता है, के बीज इसी काल मे 
बोये गये थे । अबुल फजल के अनुसार अकबर की विजय-नीति का उद्देश्य स्थानीय 
शासकों के निरकुश शासन से पीडित प्रजा को सुखद्शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान करता 
था। किन्तु अकबर की आरम्भिक विजयो पर विचार करते हुए यह बात ठीक नही 
कही जा सकती । अपने राज्यकाल के आरम्भिक दिनो मे दं। उसकी विजय-लालसा के 
पीछे राज्य-विस्तार की भावना तथा धन-दोलत और सत्ता प्राप्त करने की उत्कट 
अभिलाषा ही थी और उसने पास-पड़ोस राज्यों को अपने राज्यान्तगंत कर लेने का 
निश्चय किया था जिसे उसने छिपाया भी नहीं था। वहु कहा करता था, “एक राजा 
को विजय के लिए सर्देव तत्पर रहना चाहिए नहीं तो पडोसी शासक उसके विदुद्ध 
शस्त्र उछाने की चेष्टा करते है।” बह यह भी कहा करता था कि “फौज को सदेव 
युद्धों मे व्यस्त रखना चाहिए क्योकि युद्धाभ्यास के अभाव में वे (सैनिक) प्रमादी और 
विलासी हो जाते हैं।” अकबर की यह नीति देश-प्रेम और मातववादी भावनाओं से 
तभी भनुप्राणित हो गयी थी जबकि बहु उत्तर भारत के अधिकाश भाग का स्वामी बच 
गया। अपने शासनकाल के उत्तराष्ध में वह प्राज्जीन हिन्दू आदर्शो से प्रेश्ति होकर 
सम्पूर्ण देश को राजनीतिक दृष्टि से एकसूत्र मे बाँधते और प्रजाजन को सुख-शाच्ति 
एवं सुरक्षा प्रदान करने की ओर प्रयत्तशील हुआ था । 
'आुलवा-विजय (१५६१ ई०) 

बेरामखां के घले जाने के पश्चात पहली विजय मालवा प्रान्त की हुईं। यहाँ का 
शासक बाजबहादुर था। इसका पिता शुजातखाँ शेरशाह तथा उसके पुत्र इस्लाम- 
शाह के राज्यकाल में यहाँ का गवनंर था। बाजबहादुर सगीत का अत्यन्त प्रेमी था 
और नाचने-गाने वालों की पादियाँ उसके यहाँ ठहरती रहती थी । इन्ही गाने वालियो 
में उसकी एक प्रेयसी रूपमती भी थी जो अपने सौन्दर्य तथा अपनी कवित्व-प्रतिभा के 
लिए प्रसिद्ध थी। प्रान्त का शासन-प्रबन्ध उचित देखभाल न होने के कारण कमजोर पड़ 
गंवा था। माहम अनगा का बेटा आधमर्खा अपनी माँ के प्रभाव-प्रयत्न द्वारा ही मालवा 
की तत्कालीन राजधानी सारंगपुर पर चढाई करने के निमित्त सेना का नेतृश््व करने 
के लिए चुना गया था । जब तक शन्नु सारगपुर के बीस मील तक न आ पहुँचा तब 
तक बाजहादुर सचेत ही नहीं हुआ । किन्तु जब जान पर ही का बनी, तब वह 
प्रेम-संगीत” के स्वप्न व्यागकर जाग्रत हुआ और भ्रष्ट तथा असन्तुष्ट सैनिकों की एक 
फोज लेकर सारगपुर से तीन मील दूरी पर २९ मार्चे, १५६६१ ई० को शत्रु से 
जा भिड़ा । इस युद्ध में वह बुरी तरह पराजित होकर मैंदात से भाग खड़ा हुआ। 
बाजबहादुर की सम्पूर्ण सम्पत्ति, यहाँ तक कि उप्षकी प्रेयसी रूपमती भी विजेताओं 
के अधिकार में आ गयी। आधमख्ाँ रूपमती को अपने वश में करना चाहता था, किन्तु 
उसने विष खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की । मालवा प्रदेश की प्रजा पर आधमखों 


और पीर मुहम्मद ने खुलकर :अत्याचार किये । 
सारंगपुर की जीत के अधिकाश माल का, जिसमे धन-धौलत के अतिरिक्त 


१५० मुगलकालाीन भारत 


शिया और हाथी इत्यादि भी ये, आधमर्सा ने स्वय पाकर थोड़ा-सा हिस्सा अकबर 
के पास शज दिखा । दस धूर्वेता तथा मालवा प्रदेश की जनता पर अत्याचार करने 
के संवाद से बादशाह बुरी तरह भड़क गया और २७ अप्रैल को आधमझस्त को सजा 
हैते के लिए माजबा की शोर चल दिया और २३ मई को सारंगपुर जा पहुँचा । 
आदउपसाँ घारऊह को वहाँ देखकर पबरा गया और अपनी गलतियो के लिए माफी 
मगर जगा । ठसा दोच आधमर्खा की माँ माहम अनगा भी वहाँ आ पहुँची और अपने 
बेटे फे लिए बादशाह मे क्षमा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने लगी । उसने बाज- 
बहार: के हरम वी दी महिलाओं का वध करवा दिया, जिससे वे बादशाह को आधमर्खा 
हारा अपने वश कह, ९२९ पर किये गये अत्याचारों की दुखभरी कहानी न कह सुनायें । 
कुछ दितों बाद साइगपुर का गदर्चर आध्मखाँ को ही बताकर अकबर आगरा लौट आया | 

आगरा वापस लोटने का यहं यात्रा बड़ी जल्दी और घोर गरम मौसम में 
बादशाह को करतो वी थी । किन्तु सिवन्दर की भाँति ही अकबर में भी सहनशक्ति 
थी और गरमी-सरदी के कष्ठों की उसे परवाह नहों रहती भी । खतरे के समय अपूर्व 
साहस का, प्रदर्शन 4र्चा उसया विशेष गुण था । आगरा लौटते समय नरबर के समीप 
उसने तलवार के एक ४१२ से हो! एक शेरनी का शिकार किया था । जंगली हाथी तथा 
ऐसे ही अन्य हिंसक पशुओं को वश में करने में उसे आनन्द मिलतौं था । 
जोनपुर में बिद्रोह ओर घुनार पर अधिकार (१५६१ ई०) 

जिस सझएण अधश्वसर्सां मालबा की विजय करने में संलग्न था, उसी समय 
07 र में जो उस समय अकबर के राज्य का सुदूरपूर्वी भाग था, विद्रोह खड़ा हो गया । 

मुहम्मद आदिलशाह सुर के बेटे शेरखां ने २०,००० घुड़सवारों, ६०,००० पेदल 
सेना और ५०० हाथियों की एक फोज एकन्र कर जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। 
इससे लोगो में बड़ा आतंक पील गया, किन्तु वहाँ के गवनेर खानजमाँ (अलीकुलीसाँ) ने 
आक्रमणकारी का इटकर सामना कया ओर कुछ संभय के अन्दर ही उसे शाही कुमुक 
भी प्राप्त हो गयी । यथपि शन्नु-सेना की संख्या अधिक थी फिर भी इसे बुरी तरह हरा 
कर भगा दिया गया । इस बिजय के पश्चात खानजरमा ने भी विद्रोह खड़ा करने की 
प्रवृत्ति दिखायी । आधमर्खा की भांति वह भी शत्रु के बहुत-से हाथी तथा अन्य प्रकार 
की सामग्री स्वयं हजम कर गया और बहुत थोड़ा-सा भाग आगरा भेजा । अकबर ने 
इस गवनेर को सजा देना उचित समझा और अपनी स्वाभाविक तत्परता से जुलाई के 
बुरे मौसम में भी जौनपुर की ओर चल पड़ा । खानजमाँ और उसका भाई बहादुर 
भयभीत हो गये और कड़ा नामक स्थान पर बादशाह से आकर मिले और उसके सम्मुख 
सारे हाथियों को हाजिर करते हुए उससे क्षमायाचना करने लगे । बादशाह ने अपनी 
स्वाभाविक उदारता से खानजमाँ को क्षमा कर दिया और उसे पुनः जौनपुर का 
गवर्नेर नियुक्त कर दिया । इसी समय बादशाह ने आसफर्खां को अफगानों से खुनारगढ़ 
छीन लेते के लिए भेज दिया । अगस्त १५६१ ई० में चुनार पर अधिकार कर लिया 
गया और ग्रह स्थान पूरव में मुगल-साम्राप्य के रक्षक दुर्ग के रूप में बन गया । 


अकबर भहान्‌ १४१ 


जयपुर अधीनता में और उससे सन्धि (१५६२ ई०) 

नवम्बर में शम्मुद्रीन अतगााँ को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया । वर्ष के 
अन्त में आधमर्खां को जिसका शासन बहुत ही अत्याचारपूर्ण था, मालवा से बुला लिया 
गया ओर उसके स्थान पर पीर मुहम्मद को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया । जनवरी 
१५६२ ६० में अकबर ने पहली बार अजमेर में शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की 
यात्रा की । रास्ते मे आमेर (जयपुर) के राजा भारमल से उसकी भेंट हुई । यह प्रहला 
राजपूत राजा था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार को थी । मुगल सम्राट ने भारमल 
की बेटी से विवाह करना भी स्वीकार कर लिया । विवाह आगरा वापस आते समय 

संभ्र तामक स्थान पर जनवरी माह के अस्त में सम्पतन्त हुआ। इसी राजपूत राज- 

कुमारी ने जहाँगीर को जन्म दिया तथा अकबर और उप्तकी नीति को भी बहुत कुछ 
प्रभावित किया । यह विवाह पूर्वकानीन मुसलमान सुल्तानों द्वारा हिन्दू स््ियों के साथ॑ 
किये गये शादी-सम्बन्धो की तरह नही था, बल्कि स्वेच्छा से हुआ था । इस विवाह 
द्वारा दिल्‍ली भौर जयपुर के राजधरानों मे परस्परिक मैन्नी-सम्बन्ध और भी अधिक 
हड़ हो गये । अकबर ने राजा भारमल के दत्तक पुत्र भगवानदास “तथा उसके पोते 
मानसिंह को अपने यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त क्या और उन्हे अपने सम्बन्धियों की 
भाँति ही समझकर आदर किया । 
मेरटहा पर अधिकार (१५६२ ई०) 

लगभग इस समय एक प्रमुख पदाधिकारी शरफुद्दीन को, जिसकी जागीर 
अजमेर के निकट थी, मेवाड़ में मेरटा के दुगे को जीत लेने के लिए भेजा गया । यह 
दुर्ग जयमल के अधिकार में था । यह जयमल वही था जिसने आगे चलकर चित्तौड़ की 
रक्षा की थी | यह मेवाड़ के राजा उदयसिह का अधीनस्थ था | कुछ समय तक घेरा 
डालने के पश्चात ही मेरटा, दुर्ग का समर्पण कर दिया गया और दुर्गरक्षकों को इस 
शर्त पर छोड़ देने का वचन दिया गया कि दुर्ग में एकन्र किया हुआ गोला-बारूद तथा 
अन्य सामान उन्हें सौप दिया जायेगा । देवदास के नेतृत्व मे कुछ राजपुतों ने शत्रु का 
सामना किया, सैन्य भण्डार में आग लगा दी और मुगलों पर आक्रमण कर दिया ४ 
किन्तु उसकी इस वीरता के बावजूद वह हार गया और उसके २०० साथियों 
सहित उसे भी तलवार के घाट उतार दिया गया | मेरा दुर्ग अब मुगलों के हाथ में 
आ गया । 
मालवा का विद्रोह (१५६२ ई०) 

मालवा के नये गवर्नर मुल्ला पीर मुहम्मद के अत्याचारों से मुगल शासन की 
प्रतिष्ठा को बड़ा बट्ठा लगा। मुल्ला ने निस्सहाय प्रजाजनों पर बाल-तृद्ध, बड़े-छोटे, 
स्‍त्री-पुरुष का बिना विचार किये, घोर अत्याचार किये । बाजबहाडु रजो १५६१ ई० 
में मालवा से धायकर खानदेश जा पहुँचा था, प्रान्त के दक्षिणी जिलों पर छुटपुट हमले 
करता रहा था। अब उंसने अपने आश्रयदाता मुवारक द्वितीय और बरार के तुर्फलखाँ 
के साथ सस्धि करके मुलला के ऊपर आक्रमण कर दिया | पीर मुहम्मद आक्रमणकारी 


के 


१५२ मुगलकालोन भारत 


से भिड़ने के लिए विवश हुआ किन्तु वह हार गया और पीछे खदेड दिया गया । नर्मदा 
नदी पार करते समग्र उसक घाड़े का एक ऊँट ने उलट दिया और वह नदी मे डूब 
गया । इस णब्मर वाजबहादुर को आपना राज्य पुन: प्राप्त हो गया । किन्तु उसकी 
वह सफलत; स्थायी सिद्ध नहीं हुई। अकबर ने अब्दुल्लाखाँ उजबेग के नेतृत्व मे एक 
सेना भेजी, जिसने बाजबहादुर को वहाँ से निकाल बाहर किया और मालवा पर फिर 
से अंधित:र फर लिया। सहायता प्राप्त करने के लिए राजाओ के द्वार खटकाने और 
दर-दर की ठोकरे खाने से तन आकर बाजबहादुर ने अकबर के राज्यकाल के पन्द्रहवे 
वर्ष भे उसकी अधीनता स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझी । फलत: मुगल 
दरबार में उस्ते एकहजारी 'मनसबदार' बनाया गया और बाद में द्वि-हजारी मनसब- 
दारी के पद पर उसकी तरक्की कर दी गयी । 

गोंडबाला की विजय (१५६४ ई०) 

५६४ ई० मे अकबर ने आसफर्खां को दस शताब्दी पुगने गढ कतंग गोंड 
राज्य को विजय करने के लिए भेजा । वह राज्य पूरब में रतनपुर से पश्चिम में 
रायसीन तक और उत्तर में रीवा से दक्षिण में दक्षिण की सरहद ब्क फैला हुआ था । 
वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले इसके अन्दर शामिल थे । इस राज्य की शासक 
रानी दुगविती थी | वह महोबा की एक अन्देल राजकुमारी थी और अपने पुत्र बीर 
नारायण की सरक्षिका का काय-सम्पादत कर रही थी । यद्यपि वीर नारायण बालिग 
हो चुका था, फिर भो राज्य का शासन-प्रबन्ध उसने अभी अपनी माता को ही संँभालते 
रहने की प्रार्थना की थी। रानी दुर्गाबती अत्यन्त बहादुर और योग्य शासिका थी । 
उसके अधिकार मे २०,००० घोड़ो, १००० हाथियों तथा बहुत-से पैदल सिपाहियो 
की एक बड़ी सेना थी और इसी सेना के बल पर उसने बाजबहुदुर तथा अफगानो से 
अपने राज्य की रक्षा की थी । अपनी विजय-तीति का अनुसरण करते हुए अकबर 
ते अकारण ही गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनायी थी। आसकफ्था के 
नेतृत्व मे आक्रमण हेतु जो फौज तैयार की गयी, उसमे ५० हजार सैनिक थे, किन्तु 
रामी दु्गाविती ते इस बिशाल फौज के मुकाबले अपनी कम सेना से ही गढ़ के उत्तर मे 
नरही नामक स्थात पर दो दिन तक शत्र्‌ कर डटकर सामना किया। इसमे बोर 
नारायण घायल हो गया और अपनी माता के कहने से उसे युद्धश्षेत्र से भी हट जाना 
पड़ा, जिससे राती की सीमित सैनिक शक्ति क्षीण हो गयी | कुछ समय बाद वीरता- 
पूवेंक सामना करती हुई रानी के भी दो तीर आकर लगे, जिनसे वह्‌ घायल हो गयी । 
अपने आपको शत्रु द्वारा पकड़े जाने तथा अपमानित होने की आशंका से रानी ने छुरा 
भोंककर स्वयं अपनी ह॒त्या कर ली । विजेताओ का दल अब चुनारगढ़ की ओर बढ 
चला, जहाँ वीर तारायण ने इतका बह्मदुरी से सामता किया और अन्त में पराजित 
हुआ और मारा गया । उसके राजमहल की महिलाओ ने जौहर-ज्वाला मे जलकर अपने 
सतीत्व को रक्षा की । आसफखां के हाथों लूट का बहुत-सा सामान लगा, जिसमें सोना 
चौंदी, हीरे-जवाहुरात तथा १००० हाथी थे । उसने केवक्ष २०० हाथी बादशाह 





अकबर महान्‌ १५३ 


पास भेजे और शेष सामान-सामग्री वह स्वयं पचा गया । इस समय अकबर इतना 
समर्थ नही था कि आसफखाँ की इस दुष्टता के लिए उसे दण्ड देता । 
चिसोड़ का घेरा (१५६७-६८ ई०) हि 

सितम्बर १५६७ ई० में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को-विजय 
करने का निश्चय कर लिया। मेवाड़ का राणा उदयसिह मुगल सम्राट को एक 
'सलेच्छ विदेशी! समझता था और आमेर के राजपूत राजा भारमल को, जिन्होते 
अकबर बादशाह की केवल अधीनता ही स्वीकार नही कर ली थी बल्कि उसके साथ 
वेवाहिक-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे, बडो अनादर की दृष्टि से देखता था। इसके 
अतिरिक्त राणा ने मालवा के भूतपूर्व राजा बाजबहादुर को भी आश्रय दिया था । 
मेवाड़ दिल्‍ली से गुजरात जाने के सार्ग पर स्थित था और दिल्ली-अहमदाबाद के बीच 
का यातायात तब तक सुरक्षित नही रह सकता था जब तक चित्तौड़ पर बादशाह का 
अधिकार न हो जाय । किन्तु प्रस्तावित विजय-अभियान का सर्वेप्रमुख कारण राज- 
नीतिक ही था | मेवाड को, जो राजस्थान की प्रमुख रियासत थी और जिसके राजा 
को सम्पूर्ण भारतवर्ष के राजपूत राजे अपना सिरमौर मानते थे, अपने »अधीन किये 
बिना अकबर उत्तरी भारतवर्ष पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित नही कर सकता था। 
मेबाड का तत्कालीन शासक उदयसिह, जिसकी इतिहासकार टॉड ने एक सुयोग्य पिता 
का अयोग्य पुत्र कहकर अवहेलता की है, सैनिक गुण और विशेषताओं से एकदम शून्य 
नहीं था; उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुन्दर व्यवस्था की। अकबर 
२३ अक्तूबर को इस देत्याकार दुर्ग के सम्मुल्ष उपस्थित हुआ और इसकी दोीर्घ सुविस्तृत 
परिधि को हिस्सों मे बॉटकर अपने अधिकारियों के सुपुर्दे कर दिया तथा बहुत-से 
स्थानों पर गोला-बारूद के अडडे स्थिर किये। 

दुर्ग पर घेरा डालने में एक महीना लगा और यह घेरा काफी समय तक पड़ा 
रहा क्योकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने उद्देश्य की पूर्ति में सलग्त थे--अकबर दुर्ग पर 
विजय करने और सिसौदिया शत्रु को पीछे खदेड़ देने के लिए कटिबद्ध था। मुगल 
सेना में २०० सैनिको की प्रतिदिन क्षति होने से अकबर ने बारूद की सुरगें बनाने 
का निशबय किया। सुरग खोदने वालों की रक्षा के लिए अकबर ने 'साबित' (रक्षा 
के लिए दीवारे) बनाने का आदेश दिया | १७ दिसम्बर को दो सुरगो मे भडाका कर 
दिया गया; किन्तु दुर्ग रक्षकों ने शीघ्रता से दुर्ग की टूट-फूट की मरम्मत कर डाली 
और आक्रमणकारियो को पीछे धकेल दिया, जिसमे शत्रु-पक्ष के २०० आदमी मारे 
गये। घेरा शीघ्र ही उठा लेने के आसार भी कम दिखायी देने लगे। सथोग से 
२३ फरवरी, १५६८३६० को अकबर ने दुर्ग की प्राचीरों पर खह्े हुए एक प्रमुख व्यक्ति 
पर जो दुर्ग की सुरक्षा-व्यवस्था तथा दीवारों में हुई दरारों की मरम्मत के लिए 
निर्देशन कर रहा, बन्दूक से निशाना मारा। यह व्यक्ति और कोई नहीं जयमल 
ही था, जिसको राजपृत सरदार-सामस्तो ने दुर्ग की सुरक्षा का दायित्व सौप रखा था 
और साथ ही, उन्होने अकबर के हृढ़ निश्चय को जानकर घेरा डाले जाने के कुछ 


१४४. मुगलकालीन भारत 


समय पश्चात राणा उदर्यासह को अरावली पहाडियो मे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया 
था। जयमल के बुरी तरह घायल हो जाने से सिसोदिया निराश हो चले ओर रात्रि 
में उनकी स्त्रियों ने जीहर- अग्नि प्रृज्ज्वलित कर अपने को भस्म कर डाला । चिताओं 
से उठती हुई अग्नि की लपटो को देखकर अकबर को विश्वास हो गया कि उसके 
निशाने से जयमल ह्वी घायल हुआ है! दूसरे दिन प्रात काल राजपूतों ने अपनी ओर 
से आक्रमण करने का निश्चय किया । प्रचलित रण-रूढि के अनुसार आक्रमण का 
नेतृत्व करने के लिए बुरी तरह घायल होते हुए भी जयमल को ही धोड़े पर ले जाया 
गया । युद्धक्षेत्र में उसके चल बसने के उपरान्त सेना का नेतृत्व और संचालन का भार 
केलवा के नवयुवक सरदार फतेहसिह पर आ पडा । फत्ता ने (जिस प्रकार कि प्राय 
लोग फतेहसिंह को ताम लेकर पुकारते थे) केसरिया बाना पहन लिया और अपनी माँ 
और पत्नी को क्षाथ लेकर आक्रमण का नेतृत्व करने लगा; किन्तु ये रण-बाँकुरे राजपृत 
शन्रु-पक्ष की सैन्य सख्या के सम्मुख अधिक हहीं टिका सके और इनमे से प्रत्येक ने 
लड़ते-लडते अपनी मातुभूमि की रक्षार्थ अपने-अपने प्राणो की आहुति दे दी । 

दूसरेनदिन अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया और राजपूतो द्वारा इस कड़ाई से 
सामना करने से क्रोधित होकर उसने दुर्ग के अन्दर शेष व्यक्तियों के कत्लेआम की 
आज्ञा दे दी और, इस प्रकार ३०,००० आदमी कत्ल किये गये । अकबर का यह 
अनावश्यक नृशसतापूर्वक कृत्य उसके नेक ताम पर एक बड़ा धब्बा है। अपने इस 
अपराध का थोड़ा-बहुत प्रायश्चित उसने जयमल और फत्ता की अनुपम वीरता की 
स्मृति कायम रखते हुए अधगरा के किले के दरवाजे पर हाथियों पर बंठे हुए इनकी 
प्रस्तर मूर्तियाँ स्थापित कराकर किया । २० फरवरी को वह आसफर्खाँ को मेवाड़ का 
गधर्नेर नियुक्त करने के पश्चात स्वयं आगरा लौट आया । मेवाड़ का अधिकांश भाग 
तो अभी राणा ही के अधिकार मे था। चित्तौड़ के पतन के पश्चात बादशाह अकबर 
को एक और सुखदायी समाचार प्राप्त हुआ । पटना के शासक $ सुलेमान कराराती ने 
उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था और अपने प्रदेश मे उसके नाम का खुतबा 
पढ़े जाने और उसी के नाम के सिवके ढलवाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था । 
रणथम्भौर पर विजय (१५६६ ई०) 

अप्रेल १५६८ ई० में अकबर ने एक सेना रणथम्भौर को विजय करने के 
लिए भेज दी। रणथम्भौर का शासक राजा सुरजनराय बूँदी का हाड़ा राजपूत था 
तथा मेवाड़ का अधीनस्थ था। किन्तु गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के पूर्व ही सेवा को 
वापस बुला लेता पड़ा क्योंकि मालवा पर विद्रोही मिर्जा ने आक्रमण कर दिया था । 
फरवरी १५६६ ई० में रणथम्भौर के दुर्ग पर अपनी देख-रेख मे घेरा डालने देने की 
सुविधा और समय मिल गया। सुरंगें बिछा दी गयी, 'साबित' तैयार करायी गयी 
ओर बड़ी-बड़ी तोपे दुर्ग-हार के सामने स्थापित कर दी गयी, जहाँ से भग्ंकर अग्नि- 
वर्षा होने लगी । यहू घेरा लगभग डेढ महीने तक पड़ा रहा और दोनों ही पश्चों को 
धन-अन को अपार क्षति पहुँची । १८ मार्च, १५६६ ई० के दिन दुर्ग मुगलों को आऑज्त 


अकबर महान १५५ 


कर दिया गधा | रणथम्भौर का पतन किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्धों मे दो मत हैं । 
टाँड के अगुमार सुरजनराय ने ऐसा प्रबल प्रतिरोध क्रिया कि अकबर को यह निश्चय 
करना पडा कि इस संघर्ष को ओर अधिक दिनो तक नही बढ़ाना चाहिए और हाड़ा 
सरदार को समझा-बुझाकर किला उससे ले लेना चाहिए । 

आमेर के भगवानदास सुरजनराय से भेट करने गये और उनके साथ एक साथी 
के रूप में छक्षतेश धारण किये बादशाहूु अकबर भी था। राजपूतों ने अकबर को 
पहचान लिया । इस पर अकबर ने अपने आपको प्रकट कर दिया और सन्धि की 
बातचीत स्वयं करने लगा। यह वृत्मान्त इतिहासकार स्मिथ ने माना है। दूसरा मत 
इतिहासकार बदायूनी का है जिसे बृूल्जले हेग ने माना है। बदायूँनी के अनुसार 
सुरजनराय को जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि जब चिंत्तौड़ जैसा सुदृढ दुर्ग मुगल 
भाकमणों को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका तो यह असमात संघर्ष जारी 
रखने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए उसने अपने दोनो बैटो-- दष्ड और भोजू-- 
को अकबर की सेवा में भेज दिया । सुरजनराय चित्तौड़ के राणा का अधीनस्थ था, 
जिसकी राजधानी भी मुगलों के हाथ में चली गयी थी, इसलिए बद्वायूंनी का वृत्तान्त 
ही अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है। सुरणनराय से सन्धि की शर्तें नियत कर 
अकबर आगरा लोठट आया | ये शर्ते काफी उदार थी । 


कालिजर का पतन (१५६६ ई०) 


चिसौड़ और रणथम्भौर के दुर्गों के पतन द्वारा सञ्नाट अकबर की प्रतिष्ठा 
बहुत अधिक बढ़ गयी । उस समय उत्तरी भारतवर्ष में जो दूसरा अन्य दुर्ग अभेद 
समझा जाता था वह था कालिजर का दु्गे, जो वर्तेमान उत्तर प्रदेश के बादा जिले में 
स्थित हैं। इस दुंगे से शेरशाहू, जूझकेर हार गया था और इस समय रीवा के राजा 
_रामचन्द के अधिकार मे शा । अगस्त १५६६ ई० में मजनूंखाँ काकशाह को उसके 
विरुद्ध रवाना कर दिया गया। रामचन्द, चित्तौड आर रणवम्भौर के साथ जो कुछ 
हुआ था, उससे परिचित था; इसलिए उसने विशेष हृढता से प्रतिरोध नहीं किया गौर 
शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया । राजा को इलाहाबाद के पास एक जागीर दे दी 


गयी और कालिजर को मजनूखाँ के अधिकार में रख दिया गया । 
मसारबाड़ पर आधिपत्य (१५७० ई०) 

नर्बम्बर १५७० ई० मे अकबर ने तागौर की यात्रा की, जहाँ जोधपुर और 
बीकानेर के शासकों की ओर से उसकी अधीतता स्वीकार कर ली गयी । मालदेव का 
बेटा तथा जोधपुर का तत्कालीन राजा चन्द्र सेत अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ । 
बीकानेर के राय कल्याणमल ओर उसके बेटे रायसिह ने भी सम्राट से भेट की । 
जैसलमेर के रावल हरराय ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने बीकानेर 
के राजधुराने की लड़की से विवाह किया तथा एक दूसरा विवाह जैसलमेर के हरराय 
की लड़की से श्री किया । इस प्रकार १५७० ई० के अन्त में मेवाड़ तथा की लड़की से भी किया। इस प्रकार १५७० ई० के अन्त मे मेबाइ तथा उसके 


१५६ मृुगलकालीन भारत 


अधीनस्थ राज्य डंगरपुर, बासवाडा और प्रतापगढ़ को छोडकर सम्पूर्ण राजस्थान ने 
अकबर की अधीवता स्वीकार कर ली । «आज 
गुजरात विजय (१४७१-७२६ई०).. « 
मुगल सम्राट ने अब अपना ध्यान गुजरात पर लगाया, जिसे वह जीतकर 
अपने राज्य में मिलाना चाहता था। यह प्रान्त कुछ समय के लिए उसके पिता के 
अधिकार मे भी रहा था। ग्रुजरात बहुत अच्छा व्यापार केन्द्र था। यहाँ से तुर्की, 
सीरिया, फारस, ट्रान्स-ऑक्सियाना तथा यूरोत के अन्य देशो से व्यापार होता था 
और इसीलिए यह बहुत सम्पन्न और समृद्धिशाली था | इसके अतिरिक्त गुजरात मक्का 
के रास्ते मे भी पड़ता था और अकबर हुज-यात्रियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के 
कारण इसे अपने राज्य के अन्तर्गत करना चाहता था। इस समय प्रान्‍्त की दशा 
अत्यधिक बिगड़ी हुई थी । मुजफ्फरखाँ तृतीय, जो यहाँ का नाममभान्र का राजा था, 
बड़ा ही शक्तिहीन शासक था । इसी कारण उसके अमीर और सरदार सत्ता प्राप्ति के 
लिए आपस में भयंकर संघर्ष कर रहे थे। अकबर के विद्रोही सम्बन्धियों, मिर्जा इत्यादि 
ने आकर यहाँ शरण ली थी भौर दसी समृद्धिशाली प्रान्त मे बस गये थे । इन्हीं कारणों 
से अकबर के लिए गुजरात विजय करना नितान्त आवश्यक हो गया। सौभाग्य से 
उन्ही दिसों वहाँ एक ग्ृह-युद्ध छिड़ गया भौर इतमादखाँ के नेतृत्व मे एक दल ने 
अकबर से हस्तक्षंप करने की प्रार्थना की । इस सुअवसर से लाभ उठाने के उद्देश्य से 
क्रकबर ने अभियान की तैयारी जारम्भ कर दो ओर खानकलाँ की अध्यक्षता मे १०,००० 
अश्वारोही सैनिक पहले ही रबाता कर विये और सितम्बर १५७२ ई० मे स्वयं भी 
वहाँ के लिए चल दिया । मुगल सेता का कोई विशेष कडा सामना तहीं किया गया 
और तवम्बर में अकबर ते अहमदाबाद अपने अधिकार में कर लिमा। मुजफ्फरखाँ 
तृतीय एक अनाज के खेत में छिपा हुआ पकड़ा गया और बल्दी बना लिया गया। 
कतमादर्खा तवा अन्य प्रमुख अमीर भी बादशाह को सेवा से उपस्थित हुए । बादशाह 
ने खान आजम (मिर्जा अजीश कोका) को गुजरक्ष का गवर्नर नियुक्त किया । अहमक्ष- 
रु से अकबर कम्बे के लिए चल पड़ा जहाँ उसने तुर्की, सीरिया, फा रस, ट्रांस- 
क्सियाना और पुतंगाल के व्यापारियों से भेट की । यहाँ से बह सूरत लौट आया 
और दिसम्बर १५७२ ई० में सरताल की लडाई में इब्नाहीम मिर्जा को पराजित किया । 
इसके पहुच्चुत सूरत पर घेरा डाला गया और यह भी फरवरी १५७३ ई० भें उसके 
अधिकार में आ गधा । इस सफलता प्राप्ति के पश्चात वह आगरा लौट आया । 
गुजरात में विद्रोह (१५७३ ६०) 
ु गुजरात से जैसे ही अतबर ने पीठ मोड़ी वैसे ही मुहम्मदहुर्सेत मिर्जा, जो 
दोलधाबाद भाग गया था. गुजरात वापस चला आया । असन्तुष्ट अमीरो से साँठर्गांठ 
करके उसने गुजरात के गवर्तर खात आजम को अहमदाबाद में घेर लिया। खानआजम 
इन विद्रोहियों का सामता करने में असमर्थ था, इसलिए समाचार पाकर अकबर 
२३ अगस्त, १५७३ ई० को फतेहपुर सौकरी से घल पड़ा और २ सितम्बर को अहुमदाबाद 


अकबर सहानु १५७ 


पहुँच गया । फतेहपुरसीकरी से अहमदाबाद तक ४५० मील से अधिक लम्बा मार्ग 
इसने केवल ११ दिन में तये किया था । विद्रोहियो ने बादशाह के सहुसा आगमन के 
समाचार को सत्य नही माना किन्तु जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी से आयी हुई सहायक 
सेना की अध्यक्षता बादशाह को करते देखा तो वे स्तम्भित रह गये । अपने सतके 
अफसरों की सलाह न मानकर भी अकबर ने तुरन्त ही साबरमती नदी पार कर ली 
ओर शत्रु पर धात्रा बोल दिया । 

लडाई मे उसका घोडा घायल हो गया और वह स्वय खतरे में पड़ गया । 
फिर भी उसने विद्रोहियो को पराजित कर दिया और मुहम्मदहुसेन मिर्जा को बन्दी 
बना लिया। एक अन्य प्रमुख विद्रोही इख्तियाइल मुल्क जो खान आजम को घिरे हुए 
देखकर भी अलग रहा था, मुगल सेना से मोर्चा लेने के लिए मैदान में आया, किन्तु 
मारा गया | अब विद्रोह शान्त हो गया । विद्रोहियो में से शाह मिर्जा बबकर निकल 
भागा था। वह आश्रयविहीन होकर इधर-उधर टकक्‍करे खाता रहा । इस महान सफलता 
के उपरान्त सम्राट ५ अक्तूबर, १५७३ ई० को फतेहपुरसीकरी वापस भा गया । 
इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के द्वितीय गुजरात-अभियान को उचित ही 'ऐतिहासिक 
द्रतगामी आक्रमण” कहा है। गुजरात बिजय के द्वारा अकबर के साम्राज्य की पश्चिमी 
सीमा समुद्र तक फैल गयी जिससे पुतंगालियो के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित हुआ 
और उन्होने उसके साथ शान्ति-सन्धि की । यह बड़े दुख की बात है कि इतना होने 
पर भी मुगल सम्राठ ते साम्राज्य की सुरक्षा्थ तथा विदेशों के साथ व्यापार करने 
की हृष्टि से नौ-सेना का निर्माण नही क्रिया । 
बिहार और बंगाल की विजय (१५७४-७६ ई०) 

सुलेमान करारानी, जो शेरशाह के शासनकाल मे बिहार का गवर्नर रह चुका 
था और सूर-वंश के पत के पश्चात उसने अपने को स्वाधीन कर लिया था तथा 
१५६८ ई० के आरम्भ में अकबर को अपना सम्राट मान लिया था, १५७२ ई० में 
मर गया । उसने बंगाल और उड़ीसा के प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये थे और 
टाँडा को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन उसके बेटे दाऊद ने अपनी स्वाधीनता 
पुर: घोषित कर दी और जमानिया पर (उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में) जो उस 
समय मुगल-सामप्राज्य का पूरबी रक्षक-स्थल था, आक्रमण करके अकबर को नाराज 
कर दिया । १५७४ ई० में अकबर ने इस उहण्ड युवक के ऊपर चढ़ाई कर दी और 
उसे बिहार से बाहर निकाल दिया और इस प्रान्त को भी अपने साम्राज्य में मिला 
लिया । दाऊद बंगाल से उडीसा की ओर भाग गया । अकबर बंगाल-अभियान का 
नेतृत्व मुनीमर्खा को देर फतेहपुरसीकरी लौट आया । मुनीमर्खा ने दाऊद को ३ मार्च, 
१५७५ ई० के दिन स्वर्णरेखा नदी के पूरबी तठ के समीप तुकरोई स्थान पर पराजित 
किया और टाँडा को अपना केन्द्र बनाया । किन्तु उसने इसमे लाभ नही उठाया जिसके 
परिणामस्वरूप बंगाल का कुछ भाग स्थानीय सुल्तान के हाथ में रह गया । अक्तुबर 
में दाऊद ने पुनः बंगाल को प्राप्त करने का प्रयत्न किया । फलत: उसके ऊपर एक 


श्प्द मुशलकालीन पारत 


नया आक्रमण किया गया और जुलाई १५७६ ई० में राजमहल के निकट एक.जडाई 
में वह अन्तिम रूप से हार गया और मारा गया। बंगाल अब मुगल साम्राज्य के 
अन्तर्गत मिला लिया गया । लेकिन कुछ स्थानीय सरदार जिनमे विक्रमपुर के केदार 
राय और बकरगज के कन्दर्प नारायण, जेसोर के प्रतापदित्य तथा पुरबी बगाल के 
ईसाखाँ आदि प्रमुख थे, कुछ वर्षों तक बराबर उपद्रव मचाते रहे । 
मेवाड़ विजय के लिए प्रयश्त : हल्वीघादी लड़ाई (१८ जून, १५४७६) 

यद्यपि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड पर फरवरी १५६८ ई० में मुगलो का 
अधिकार हो यया था, तथापि राज्य का एक बड़ा भाग अभी तक राणा उदयसिह् 
के अधिकार में रह गया था | उसके पराक्रमी एवं प्रताप पुत्र राणाप्रताप ने जिसका 
३ मार्च, १५७२ ई० के दिन उदयपुर के उत्तर-पश्चिम से १६ मील दूर गोगुण्डा 
नामक स्थान पर बडी निराशाजनक परिष्थितियों में राज्याधिषेंक किया गया था, 
मुगलो का बड़ी हृढ़ता से सामना करने का निश्चय किया | सीमित साधन, अपने ही 
आदमियों के असन्तोष और अपने सगे भाई शक्तिसिंह की शत्रुता की परवाह न करते 
हुए उसने उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया जो घरती के परदे पर 
“सर्वाधिक सम्पन्न और समृद्धिशाली शासक गिना जाता था ।” अकबर का भी इसी 
तरह मेवाड़ के शेष भाग को वीरवर राणा के हाथों से छीन लेने का इतना ही दृढ़ 
निश्चय था। अप्रेल १५७६ ई० में उसने आमेर के कूँवर मनर्सिह तथा आसफखाँ 
की अध्यक्षता मे एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ के शेष भाग पर आक्रमण करने के लिए 
भेजी | पूरबी मेवाड़ के मांडलगढ़ से कंवर मानसिंह मोदीनगर के मार्ग से गोगुण्डा 
की ओर चले और बनास नदी के दक्षिण तट पर स्थित खसनौर नामक गाँव और 
अरावली पहाड़ की हल्दीघाटी नामक शाखा के बीच के मैदान में घेरा डाला । यहाँ 
शाही सेना पर रुणाप्रताप ने आक्रमण किया, जो १८ जून, "५७६ ई० को गोगुण्डा 
से चलकर आक्रमणकारी शत्रु के आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ आया हुआ था । 
दन्तकथा के अनुसार राणा की सेना में २०,००० घुड़सवार थे और मानसिह की सेना 
में 5०,००० । वास्तव में मेवाड़ी सेना मे ३२००० से अधिक घुड़सवार ओर कई सौ 
भील प्यादों से अधिक नहीं थे | मानसिह की सेना मे १०,००० घुड़सवार थे । इनमें 
४,००० कछवाहा राजपूत थे । १,००० अन्य जातियों के हिन्दू तथा शेष मध्य एशिया 
के तुक, उजबेग, कज्जास, बारह के सेबद और फतेहपुरसोकरी के शेखजादे थे । मेवाड़ 
की छोटी-सी सेना के अगले दस्ते में लंगसग ८०० घुड़सवार थे और यह दस्ता 
हकीमर्खाँ सुर, भीमसिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राढौर तथा कुछ अन्य वीरों 
की देखरेख में रखा गया था । उसके बायें अंग में ५०० घुड़सवार भे और ये उ्बालियर 
के रामशाह्‌ तवर और भामाशाहु की अधीमता में थे । इस सेना का बायाँ अंग बीदा 
के माना को अधीनता में था और बीच के भाग की अध्यक्षता स्वयं राणा के हाथ में 
थी । पुंजा के भील तथा कुछ सैनिक इस सेना के पिछले भाग में नियुक्त किये गने थे ! 
शाही, सेना को अगली पंक्ति के सामने सेय्यद हाशिम बारह की अध्यक्षता में कुछ 


अकबर महान्‌ १५६ 


अप्रभे:अढने काले लोग नियुक्त किये गये थे । जगन्नाथ कछवाह और आसफभ्नलीखाँ सेना 
के अगले दस्ते ओऔ भ्रे। उनके निकट एक अगला कोतल-दस्ता माधोसिह्‌ ऋछबाहा की 
अधीनता में नियुक्त किया गया था । सेना के बाये अग में बारह के सैय्यद थे । दायाँ 
अंग मुल्ला -काजीखाँ बदरूशी ओर राव लुतकरन की अध्यक्षता मे था और बीच का 
दस्ता स्वयं मानसिह की अध्यक्षता मे था । हल्दीघाटी से आगे बढ़कर राणा ते मुयल 
सेना पर सीधा आक्रमण किया । उस समय मुगलों की सेना हल्दीधाटी के प्रवेश-स्फान 
की पगडण्डी के उत्तर-पश्लिम के मंदान में लड़ने के लिए खड़ी थी | राणा का आक्रमण 
ऐसा जबर्दस्त था कि मुगलो के आगे की सेना का अगला और बाये अग का दस्ता 
दोनो के दोनो तितर-बितर हो गये और उनका दाहिना और बीच का दस्खा सकट मे 
पड गये । राणा कौ सेना बहुत छोटी थी । उसके पास न तो कोतल सेना थो और न 
पीछे का कोई दत्ता था, जो उसको आरम्भिक सफलता का लाभ उठाता । अतः 
शत्रु के मध्य की सेना तथा बायें अग की सेना को हराने के लिए उसने उन पर हाथियों 
से प्रहार किया क्योकि दूसरी ओर से आते हुए तीर और गोलियो से मौत को परवाह 
न करने वाले सिसोदिया वीरो के भी छक्के छुड़ा दिये थे। अब कछवाहा तथा 
सिसौदिया योद्धाओ ते आगे बढकर निकट का युद्ध आरम्भ किया । मुसलमानों ने बिना 
सोचे-विचारे कि रौजपूत उनके पक्ष के हैं तथा राणा के, उन पर तीर तथा गोलियाँ 
बरसाना आरम्भ कर दिया । राजा रामसहाय तवर राणाप्रताप को बचाने के लिए 
उनके आगे चल रहा था। उसे जगन्नाथ कछवाहा ने मौत के घाट उतार दिया । 
अब साही कोतल सेना आगे बढी और यह अफवाह फंल गयी कि अकबर मानसिंह की 
सहायता के लिए स्वय आ रहा है । अब शत्रु सेना ने राणा को चारों ओर से घेर 
लिया और यह प्रतीत होने लगा कि वह मारा जायगा | इस समय बीदा झाला ने 
राणाप्रताप के मुकुट को उसके भाथे से उतार लिया और स्वय को राणा घोषित कर 
दिया । शत्रुओ ने उसे चारो ओर से घेर लिया और इस प्रकार प्रताप बच गया । उस 
सुंकटपूर्ण छ्ूशय कँ कुछ स्वामिभक्त सैनिकों ने आग्रे बढ़कर राणा के घोड़े की बागडोर 
पकड़ ली और उसे पीछे सुरक्षित स्थान में ले गये । इस समय राणा के सैनिकों की 
हिम्मत हुट गयी और वे युदक्षेत्र से भाग निकले | उनमें से बहुत-से मारे गये। 
मानसिंह को हल्दीघाटी के युद्ध में संफलता प्राप्त हुई । दोनों प्रोर के बहुत-से सैनिक 
मारे गये और र गुणा की तो आधी सेना बिलकुल ही नष्ट हों गयी । शाही सेना इतनी 
थक गयी कि वह राणा का पीछा करने में असमर्थ थी | यही नहीं; उसे बड़ा डर था 
कि कहीं राणा रात में उन पर छापा न मारे। वास्तव में दूसरे दित जब तक प्रभात 
नहीं हुआ वे अबती सफलता की गहराई को नाप नहीं सके । राणाप्रताप ने गोगुण्डा को 
खाली कर दिया और मानसिंह ने उसको अपने अधिकार में रखने का प्रबन्ध किया । 
अपने श्रेष्ठ प्रयल्नों के बावजूद राजा मानसिह मेवाड़ के उस भाग पर 
अधिकार नहीं कर सके जो अभी राणा के अधीन था। यह मेवाड़ का उत्तर-पश्चिमी _ 
भाग था जिसमें कुम्भलगढ़ और देवसुरी के दुर्ग सम्मिलित थे । गोगुण्डा पर भी उसका 


१६० मुगलकालोीन भारत 


अधिकार चिरकाल तक नही रह सका क्योकि उसके पास रसद की कमी थी और वहाँ 
की जनता उसके विरुद्ध थी । न तो उसकी धमकियाँ और न उसके अत्याचार ही 
राणा को वश में कर सके । स्वाभिमानी सिसौदिया राणा को यद्यपि कई अवसरो पर 
भूखों तक मरना पडा था तथापि अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नही की, उसके 
साथ शादी-सम्बन्ध करने का विचार तो उठ ही नहीं सकता था । मेवाड में असफल 
होने के कारण मानसिह को अकबर की कृपाहष्टि से वचित होना पडा और उसे वापस 
बुला लिया गया । यह विचार गलत है कि अकबर ने अपने महान प्रातिद्वन्द्दी राणा के 
प्रबल पराक्रम के प्रति श्रद्धानत होकर ही शेष जीवत के लिए उसके साथ छेड़छाड़ 
बन्द कर दी बल्कि सत्य तो यह है कि उसने (अकबर ने) राणा को अपने अधीन 
करने के लिए अपने प्रयत्नो मे ढिलाई नही की । लेकिन ये सारे प्रयत्न असफल रहे 
ओर राणा प्रताप अपने पूर्वजों के राज्य के अधिकाश भाग को पुन: प्राप्त करने मे सफल 
हुआ । १६ जनवरी, १५६७ ई० को राणाप्रताप की मृत्यु हो जाने से अकंबर को 
स्थानों पर व्यस्त होने के कारण वह इस सुअवसर से लाभ नही उठा सका । यद्यपि 
उसने कई बार राणाप्रताप के उत्तराधिकारी अमरसिह के विरुद्ध सेनाएँ भेजी, किन्तु 
बह न तो मेवाड़ को जीत सका और न अपने राज्य मे मिला सका । 

काबुल पर विजय (६५८१ ६०) 

१४५० ई० में बगाल और बिहार के बहुत-से प्रमुख मुसलमान सरकारी 
अधिकारी जो अकबर की धामिक उदारता तथा सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे 
और जिनको उसके प्रशासन, अर्थ तथा सेना सम्बन्धी सुधारों से बहुत हानि पहुंची 
विद्रोही बत गये । वे उस्ते हटाकर उसके सौतेले भाई क!बुल के मिर्जा मुहम्मद हकीम 
को सम्राठ बनाते का षड़यन्त्र रचने लगे । धार्मिक बढतों मे दूसरे धर्मावलम्बी की 
अपेक्षा मुसलमानों के साथ विशेष बरताव किया जाता था । ये लोग विभिन्न ध्मे- 
सम्प्रदायों को इस्लाम के साथ ही समान रूप से समझने की अकबर की नीति से 
असत्तुष्ट थे और यहू मिथ्या धारण बना ली थी कि उनका धर्म अब खतरे मे है । 
जोनपुर के काजी मुल्ला मुहम्मद याजदी ने एक 'फतवा' जारी किया कि अकबर के 
प्रति राजद्रोह करना एक धार्मिक कतंव्य है । 

काकशाल तुर्क॑ जो बगालों मे ऊंचे पदों पर आसीन थे, बिहार के अपने सह- 
धर्मियों का, जिन्होंने अकबर के प्रत्ति विद्रोह का झण्डा उठाया, अनुसरण करने लगे 
और उन्होने मिर्जा हुकीम के नाम का खुतवा पढ़ता आरम्भ कर दिया। इन्होने 
गवनंर मुजफ्फरखा को टाँडा में घेर लिया और जो शाही सेना उसकी सहायता के 
लिंश वहां पहुँची, उसे हरा दिया । अब यह विद्रोह दोनो प्रान्तो में सवंत्न फेल गया। 
अकबर ने तुरन्त ही समझ लिया कि इस विद्रोह का मूल स्रोत काबुल में है और 
उसका सोतेला भाई ह्वी उसके लिए खतरे का साधन बना हुआ है । इसी विचार से 
उसने काबुल पर आक्रमण करने के लिए संतिक तैयारियाँ कर डाली और साथ ही 


अकबर महानू १६१ 


बिहार और बंगाल मे ओर अधिक सेनाएँ विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेज दीं, 
जिससे ये लोग मिर्जा हकीम की सहायता के लिए काबुल न दौड़ पड़ें । अपने दरबार 
मे उसने उन विश्वासधातियों के विरुद्ध सब्त कार्यवाही की जो उसके भाई मिर्जा 
हकीम से गुप्त पत्रव्यवहार कर रहे थे। कुछ लीगो को तो उसने बन्दी बना लिया 
और कुछ को, जिनमें उतका नेता शाह मयूर भी था, मौत को सजाएं दी जिससे अन्य 
सम्भावित विद्रोहियो के दिलों में भय पैदा हो जाय । हकीम मिर्जा सिन्धु नदी पार 
करके लाहौर की ओर बढ़ा, किन्तु उससे प्राप्त सूचनाओं के प्रतिकूल यह देखकर बड़ी 
निराशा हुई कि पंजाब के मुसलमान उसे कोई भी सहायता देने के लिए तेयार नहीं 
है। ८ मार्च, १५८१ ई० को अकबर के मच्छीवाड़ा पहुँचने से पूर्व ही मिर्जा हकीम 
काबुल की ओर प्रत्याक्रमण कर गया। अकबर शीकह्र ही सिन्धु नदी तक पहुँच गया 
और मानसिंह की अध्यक्षता में उसने एक फौज काबुल पर अधिकार करने के लिए 
भेज दी तथा स्वयं भी उसी के पीछे-पीछे चलता गया | हकीम काबुल से गुरबन्द 
भाग गया। अकबर ने १० अगस्त को काबुल में प्रवेश किया। भयाक्रान्त मिर्जा 
हकीम ने अकबर की अधीनता रवीकार कर लेने का संवाद भेजा ओर उसे क्षमा 
प्रदान कर दी गयी। झकबर ने मिर्जा की बहन बल्तुत्षिसा वेगम को काबुल का 
गवर्नर नियुक्त कर दिया और स्वय फतेहपुरसीकरी लोट आाया। मुगल सम्राट के 
वहाँ से चले आने के बाद मिर्जा ने शासन-प्रवन्ध पुन. स्वयं संभाल लिया, उसकी 
बहन अधिकृत रूप से किन्तु नाममात्र के लिए ही काबुल की गवनेर बनी रही। 
जुलाई १५८१ ई० मे मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गयी और तब काबुल मुगल-साम्राज्य 
में मिला लिया गया । 

१५६० ई० में राजसत्ता प्राप्त करने के पश्चात १५८१ ई० का समय अकबर 
के जीवन में बहुत ही नाजुक बताया गया है। किन्तु अकबर की साधनसम्पन्नता, 
चतुराई और योग्यता ने उसे* इस संघर्षकाल से सुरक्षित निकल जाने में पूरा योग 
की अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया । 

पर अधिकार (१४८५ ई०) 

काश्मीर पर अधिकार प्राप्त करने की अकबर को बहुत ।<नों से लालसा 
थी । कूटनीति द्वारा और इसके असफल होने पर आक्रमण द्वारा वहु काश्मीर पर 
अधिकार करना चाहता था। यद्यपि काश्मीर के सुल्तान यूसुफर्लाँ ते १५८१ ई० में 
अपने तृतीय पुत्र और १५८५ ई० में अपने ज्येप्ठ पुत्र को उसकी सेवा में भेजा था, 
किन्तु वहू स्वयं अकबर के दरबार में नहीं भाया था। काश्मीर घुल्तान की अधीन 
करने तथा काबुल को मुगल-साम्राज्य के अन्तर्गत एक प्रान्त के रूप में शामिल करने 
के लिए बहू १५८५ ई० के पतझ्नड़ में फतेहपुरसीकरी से लाहौर घल पड़ा । दिसम्बर 
के भारम्भ में वहु रावलपिण्डी आ पहुँचा और यहाँ से अटफ के #िए चल दिया । 
शसने जैतलाँ कोकलताश, राजा बीरबल और हकीम अबुल् फतेह्ू को युसुफजई तथा 
परहर के माँदर फिरके के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भेजा, वयोंक्ति ये लोग 


१६२ मुगलकालीन भारत 


बडा उत्पात मचा रहे थे। किन्तु इन कबाइली लोगो के साथ युद्ध मे शाही सेना 
सफलता प्राप्त नही कर सकी और इसमें राजा बीरबल मारे भी गये । इससे अकबर 
को बहुत दुख पहुँचा । उसने जैनखाँ और अब्दुलफतेह को उनकी पराजय तथा राजाः 
बीरबल के शव को कबाइलियों से ने छीन लेने के लिए बहुत बुरा-भला कहा । राजा 
टोडरमल ने, जिन्हे इस पराजय का बदला लेने के लिए भेजा गया था, कबाइलियों 
को हरा दिया भौर उन्हे वश मे कर लिया । मानसिह ने, जिनको राजा टोडरमल से 
आक” मिलने को आज्ञा दी गयी, खेबर के दरें मे हुई लडाई मे अफगानो को 
हरा :5०। । यद्यपि कबाइली लोग पूरी तरह वश में तो नही किशे जा सके किन्तु 
इन्होने फिर “वार नहीं मचाया । 

उसी समर जब क्यभाइलियों के ऊपर चढ़ाई की गयी थी, अकबर ने काश्मीर 
पर अधिकार करने का कार्य कासिम्खाँ, राजा भगवानदास तथा अन्य सैन्य-संचालकों 
के सुपुर्दे कर दिया था। १५८६ ई० के आरम्भ मे शाही सेता ने श्रीनगर की ओर 
कुच किया. किन्तु वर्षा तथा हिमपात के कारण आगे बढकर शत्रु से लड़ने का इनका 
साहस ही नही. हुआ ओर सुल्तान यूसुफर्खाँ के साथ जो स्वर्य को शक्तिहीन समझ्न रहा 
था, सन्धि-चर्चा चलाने के लिए मुगल सेनाध्यक्ष राजी हो गये । यूसुफखाँ ने अकबर 
को अपना सम्राट मात लिया और उसके नाम का खुतबा पढवाने तथा उसी के नाम के 
सिक्के हलवाने के लिए तैगार हो गया । हकसाल का प्रबन्ध करने, केसर की खेती 
संभालने, शाल-दुशालों 4 /वर्गाण की व्यवस्था करने तथा शिकार का प्रबन्ध करने को 
भी शाही अधिकारियों की अधीनता में रखने के लिए यह राजी हो गया; किन्तु अकबर 
ने यह सन्धि-शर्तें पसन्द नट्टी की और रर शातात यूसुफरसाँ और उसका बेटा याकूबखाँ 
उसकी सेवा मे उपस्थित हुए, री उसने सुल्तान को गिरफ्तार कर लेने की आज्ञा दे 
दी । किन्तु याकुबखाँ बचकर श्रीनगर भाग गया और मुगलों से सामता करने की 
तैयारियाँ करने लगा । इस पर अकबर ने एक सेना कौश्मीर भेजी, जिसने याकुब्साँ 
को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया । काश्मीर अब मुगल-साम्राज्य में 
भला लिया गया और यहू काबुल प्रान्त का सरकार (जिला) बन गया। युसुफर्खा 
ठाछ समय बाद मुक्त कर दिया गया और ५०० का मतसब भी उसे प्रदान किया गया । 
सन्‍्ध-विजय (१४६१ ई०) 

अकबर ने भवल्वर का दुर्ग तो १५७४ ई० में ही अधिकृत कर लिया था। 
अब सिन्धु नदी के मुहाने पर सिन्ध के दक्षिणी भाग पर अधिकार करने की उसकी 
उत्कट अभिलाषा थी, क्योंकि बिना इस प्रदेश पर अधिकार किये उत्त र-पश्चिमी भारत 
पर उसका आधिपत्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता था। साथ ही इस स्थान को वह 
अपना एक सेलिक अड्डा बनाता चाहता था जहाँ से कन्धार पर जो इस समय फारस 
के शाहू अब्यास के अधिकार में था, सैनिकः कार्यवाही कर सके । १४६० ई० में 
बादशाह ते अब्दुल रहमान खानखामा को मुल्तात का गवर्नर नियुक्त किया और यह 
भंदिश दिया कि बहू यट्टा के राज्य को तुर्केमाम राजा मिर्जा जाती बेग से जीत ले । 


अकबर महानु १६३ 


मिर्जा ने अपने प्रदेश की रक्षा के लिए दो बार युद्ध किया किन्तु हार गया और अपना 
सम्पूर्ण प्रदेश, जिसमें थट्टा और सेहवान के दुर्ग भी शामिल थे, उसे त्याग देने के लिए 
बाध्य होता पड़ा । बाद में वह मुगन-साम्राज्य की वौकरी में आ गया और तीनहजारी 


मनसबदार बना दिया गया। दीन इलाही' सम्प्रदाय का वह एक सदस्य भी बन 
गया था। * 


उड़ीसा की विजब (१५६२ ई०) 

१५६० ई० में बिहार के गवर्नर राजा मार्ना[ह ने उड़ीसा पर चढाई की और 
कुतुलुखाँ लोहानी पर जिसने अपने आपको स्वतन्त्र बनाकर इस सुदूर प्रान्त का शासक 
घोषित कर दिया था, आक्रमण करने की तैयारियाँ की । कुतुलूर्खां मानसिंह से युद्ध में 
सामना करने से पूर्व ही मर गया । उसके लड़के निसारखाँ ने मायुली-सा सामना करने 
के पश्चात हथियार डाल दिये । बाद में उसे उड़ीसा प्रान्त का ही गवनेर नियुक्त कर 
दिया गया । किन्तु दो वर्ष बाद उसने सन्धि-शर्तों को अस्वीकार कर पुरी और जगन्नाथ 
को जिन पर मुगल-साम्राज्य का अधिकार था, छीन लिये । राजा मानसिंह ने इस बार 
इसे पुनः पराजित किया और राज्य से निकाल बाहर किया। उड़ीसा का प्रान्त अब 
मुगल-साम्राज्य में सिला लिया गया और यह बंगाल के सूबे का एक भाग बन गया । 
बलुचिस्तान की विजय (१४६५ ई०) 

फरवरी १४६५४ ई० में मीर मासूम को बलूचिस्तान विजय करने के लिए 
ज्ेजा गया। उत्तरी भारत में बलुचिस्तान ही एक ऐसा राज्य था, जिसने अभी तक 
मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सुयोग्य सेनाध्यक्ष मीर मासूम ने 
बवेटा के उत्तर-पूरब में सीबी के किले पर आक्रमण किया ओर पच्नी अफगानों को 
पराजित कर उन्हें बलूचिस्तान का सम्पूर्ण प्रदेश जिसमे मकरान भी सम्मिलित था, 
मुगल-साम्राज्य को सौप देने के लिए बाध्य किया । 
कन्धार पर अधिकार (१५६५ ई०) 

अप्रैल १५६४ ई० में कन्धार के फारसी गवर्नर मुजफ्फरहुसैन मिर्जा ने जिसके 
तेहरान के अधिकारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं थे, कन्धार का सुदृढ़ दुर्ग शाह 
बैग को समपित कर दिया, जिसे अकबर ने इसी कार्य को सम्पादित करने के लिए यहाँ 
ज्ेजा था। तत्यश्चात मुगल दरबार में मुजप्फरहुसैन मिर्जा का खूब स्वायत किया गया 
और उसे ५,००० का मनसब तथा सम्भल की जागीर प्रदान की गयी । कश्धार के 
मुगल-साम्राज्यान्तगंत आ जाने से मेवाड़ के छोटे-से भाग को छोड़कर शेष सम्पूर्ण 
अतरी भारत अकबर के अधिकार में हो गया । 
भ्रकवर की दल्िए-पी विककादानदेश-भौर अहमदगगर की विजय (१५६३-१६०६ ६०॥ 

अन्दूर्ण उत्तरों भारत त्वारत को अपने अधिकार में करने से पूर्व ही अकबर हे ८ दिण 
के चारों राज्यों को जो प्राचीन बहुमनी राज्य के द्वुट जाने पर बन गये थे, जीत लेने 
का विचार किया था । अगस्त १४६६१ ई० में उसने चार दूत-मण्डल खानदेश, अहुम॒द- 


नगर, बीजापुर और गोलकृष्डा चारों स्थानों पर उसे राजस्व अधपित करने के सिए 


१६४ मुगलकालोन भारत 


राजी करने और यहाँ के शासकों को बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने 
के लिए भेजे | खानदेश के_ राजा अलीखाँ ने तो जिसका राज्य अकबर के राज्य की 
दक्षिणी सीमा के बिलकुल निकट था; मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। 
राजस्व अदा करने के लिए भी वह राजी हो गया । किन्तु शेष तीनों राज्यों के शासकों 
ने अकबर के प्रस्ताव को बड़ी नम्नतापुर्वक टाल दिया। फलत: १५६३ ई० में अकबर 
मे अब्दुरहीम खानखाना को अहमदनगर जीत लेने के लिए रवाना किया । उसके साथ 
अकबर का द्वितीय पुत्र मुराद भी भेज दिया गया था । खानखाना ने अहमदनगर पर 
पैरा डाल दिया, किन्तु इस दुर्ग की बड़ी ही सुन्दर सुरक्षा-व्यवस्था बीजापुर की रानी 
तथा न के तत्कालीन राजा मुजफ्फर की बुआ चाँदबीबी ने की थी । अपने ही 
यहाँ कुछ आपसी मतभेदों के कारण मुगल सेनाध्यक्षो ने घेरा उठाना ही उचित समझा 
ओर १५६६ ई० मे सुलह भी कर ली, जिसके अनुसार बुरहानुलमुल्क के पीते बहादुर 
को जो उस समय एक बालक ही था, अकबर की अधीनता मे अहमदनगर का सुल्तान 
मान लिया गया । नये शिशु-सुल्तान ने बरार मुगल-साम्राज्य करों अपित कर दिया और 
सम्राट के पास बहुमूल्य उपहार भी आगरा भेजे । 

यह सन्धि अल्पकालीन सिद्ध हुईं। अहमदनगर की सरकार ने सन्ध्रि की शर्ते 
तोड़ दी और बरार को पुनः हस्तगत करने का प्रयत्न किया । फलतः १४६७ ई० में 
खानखाना को दुबारा इधर आना पड़ा, किन्तु ख़ानखाना और मुराद में पुनः मतभेद हो 
जाने के कारण मुगल पक्ष कमजोर पड़ता दिखायी देने लगा ! इसलिए अकबर ने इन 
दोनों के ही वापस बुला लेने और इनके स्थान पर अबुल फजल को भेजने का विधार 
किया । किन्तु बाद में वहु स्वथ्े ना दक्षिण की ओर चल पड़ा । 'दोलताबाद का तो 
उसके पहुँचने के पूरे ही पतन हो गया (१५६६ ई०) । उसके पश्काते अहमंदनगर पड 
घेरा डाला गया और १६०० ई० में उस पर अधिकार कर लिया गया । शिशु-सुल्तान 
बहादुर निजामशाह को बन्दी बनाकर ग्वालियर भेज दिया ग्रया; किन्तु अहमदतगर 
हे अमीरों ते एक अन्य कठपुतली को राजा' घोषित कर दिया और वे मुगलीं से मोर्चा 

ते रहे । 

न अहमदनगर के प्रतन से पूर्व खानदेश के 'राजा मीरन बहादुरशाह ने जिसका 
पिता राजा अलीलाँ महमदनगर की लड़ाई में मुगलों की/अधीनेता में लड लड़ते हुए मारा 
गया था, मुगलों की सत्ता को धता बतायी और अस्लीरगढ़ के अपने दुर्ग में अपनी रक्षा 
करने को तैयार हो गया। अकबर ने भी उस पर आक़रमण करने का निश्चय कर 
लिया । १५६६ ई० के आरम्भ में उसने खानदेंश में प्रवेश किया और यहाँ की राज- 
धाती बुरहानपुर पर अधिकार करने के उपरास्त अप्ी रगढ़ के दुर्भेद्य दुर्ग पर जो गोलो- 
» बारूद और युद्ध-साप्रग्नी से पूर्ण सम्पन्न था, घेरा डाल दिया । यह घेरा काफी अरते तक 
पड़ा रहा और अबुल फजल को आक्रमण-व्यवस्था का निर्देशत करने तथा थेरा डालने 
बालों को उत्साहित करने के लिए यहाँ भेजा गया। मुगलों ने आक्रमण में बड़ी कुशलता 
दिखायी, इससे भयभीत होकर मीरन बहादुर ने २१ दिसम्बर, १६०० ई० को अकबर 


शक 


अकबर महान्‌ १६५ 


के सामते आत्मसमपेण कर दिया। दुरगेरक्षकों ने कुछ दिनो तक सामना अवश्य किया, 
किन्तु ६ जनवरी, १६०१ ई० को उन्होंने भी गढ़ का समरपंण कर दिया । इस प्रकार 
खानदेश भी मुगल-साम्राज्य में सिला लिया गय[्‌। मीरन बहादुर को बन्दी बताकर 
खवालियर भेज दिया गया और जीवन-निर्वाह के लिए ४,००० अशरफियाँ वाधिक बतौर 
भत्ते के उसे मंजूर की गयीं । विसेण्ट स्मिथ ने अकबर पर मीरनबहादुर के प्रति किये 
दुष्येबहार का आरोप लगाया है, किल्तु बल्जले हेग ने उचित ही कहा है कि मीरन 
बहादुर भी उतना ही दोषी है, जितना अकबर; क्योंकि वे दोनों "एक-दूसरे को चकमा 
देना चाहते थे असीरगढ दुर्ग के घेरे के सम्बन्ध मे अकबर का भुख्य अपराध्र तो यह 
था कि उसने दुगे के कमाण्डर के बेटे मुकरंब को बिना किसी कारण कत्ल करने की 
आज्ञा दी थी। यह भकबर की अन्तिम विजय थी । 
विजित प्रदेशों की सुव्यवस्था 

विजित प्रदेशों मे शासन-व्यवस्था स्थापित करने की नीति का अकबर ने सर्देव 
अनुसरण किया । जैसे ही किसी राज्य पर अथवा किसी प्रान्त पर वह अधिकार प्राप्त 
करता था, वैसे ही वहाँ पर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने तथू! मालग्रुजारी- 
बन्दोबस्त के लिए दीवानी अफसरों की नियुक्ति करता था। विजित क्षीत्रों मे धामिक 
सहनशीलता और उदारता का भी बादशाह परिचय देता था। सामाजिक, धामिक, 
तथा प्रशासन सम्बन्धी अनेक सुधार किये जाते थे और प्रजा की सामाजिक, नैतिक 
तथा भौतिक भलाई के लिए पूरी चेष्टा की जाती थी । जसा अगले पृष्ठो में बताया 
जायगा, अपने पूवेवर्ती सुल्तानों यहाँ तक कि शेरशाह तक की प्रणाली के विरुद्ध, 
अकबर ने अपने साम्राज्य के सभी प्रास्तों में एक्समानल शासन प्रणाली स्थापित की 
और इस प्रकार, देश में राष्ट्रीयता के विकास का मार्ग तैयार करने में सहयोग दिया। 
अग्वुल्लालों उजबेग का विद्रोह (१५६४ ई०) 

बहुत-से मुगल राज्याधिकारी, जो हुमायूँ के राज्यकाल से ही उच्च सरकारी 
नौकरियों मे थे, अकबर की केन्द्रीकरण की नीति से असन्तुष्ट हो गये । ये लोग अपने- 
अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र शासन-प्रबन्ध ही नही चाहते थे, बल्कि जो मन में आये सो 
करने के' अधिकारों के साथ अड्ं-स्वतंन्त्र शासन-सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक थे । 
आधमर्खां, पीर मुहम्मद और खानजमाँ ने ठीक इस प्रकार का व्यवहार किया था, मानो 
वे अपने-अपने प्रान्तों में स्वतन्त्र शासक हो । मालवा का गवनेर अब्दुल्लाखाँ उनबेग 
भी इन्हीं लोगों के पदचिह्वों पर चला और विद्रोह खड़ा करने की तैयारी करने लगा । 
जुलाई १५६४ ई० में अकबर उसे दण्ड देने के लिए चल पड़ा । लगभग एक पखवाड़े 
तक रास्ते मे घनघोर वर्षा के कारण उसे चम्बल नदी के किनारे ही रुक जाना पड़ा । 
उसके यहाँ पहुँचने पर अब्दुल्लाखाँ माँड्‌ से भाग खड़ा हुआ, किन्तु अकबर ने उसका 
पीछा किया और उसे हरा दिया । अल्दुल्लाखाँ की स्त्रियाँ और बहुत-से हाथी उसके 
हाथ लगे । कड़ा के बहादुरखाँ को अब मालवा का गवर्नर बताया गया। खानदेश के 
मुबारकशाह द्वितीय से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने और उसकी लड़की से विवाह कर 


१६६ मुगलकालीन भारत 


लेने तथा गुजरात के शासक को अपने प्रदेश से विद्रोही अब्दुल्लाखाँ को खदेड़ देने के 
लिए प्रेरित करने के उपरान्त अकबर अक्टूबर मे आगरा लौट आया 

उजबेग विद्रोह (१५६४-६७ ई०) 

अकबर के राजदरबार मे प्राचीन अमीर-वर्ग के अन्तर्गेत उजबेगो का दल 

अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्पाती था । इन लोगो के नेता जौनपुर के गवर्नर खानजमाँ 
(अलीकुलीखा), उसका भाई बहादुर, इनके चाचा इब्राहीमखाँ, अवध के गवनेर 
खानआलम (इस्कन्दरखाँ) और हाल ही मे मालवा से खदेड़े गये अब्दुल्लाखाँ थे। ये 
लोग अच्छे-अच्छे पदों पर आसीन थे और शक्तिशाली सैनिकदलों का कमान भी इनके 
ष्टाथो मे था। खानजर्माँ और खानआलम ने बैरामखाँ को उत्तरी भारतवर्ष मे मुगल- 
साम्राज्य की पुनर्स्धापना में अच्छा योग दिया था। यह सोचते हुए कि उनकी सेवाओं 
का उन्हें उचित पुरस्कार नही मिला, ये दोनो तवयुवक बादशाह से असन्तुष्ठ थे । साथ 
ही, ये अकबर की केन्द्रीकरण की नीति भी, पसन्द नही करते थे और न उसके फारसी 
ढंग के तौर-तरीके ही उन्हें पसन्द थे । उनकी यह अभिलाषा थी कि उत्तका अद्ध॑-स्वतन्त्र 
स्तर उन्हें प्राप्त. रहे और मसमानी करने का उनका अधिकार भी बना रहे । एक ही 
वंश से उत्पन्न होते, .रस्परिक पारियारिक सम्बन्ध बने रहने तथा बादशाह के प्रति 
इनका एकसा असस्तोष होने के कारण ये लोग साथ ही साथ मरने-जीने के लिए तैयार 
थे। इन लोगों ने सिद्रोह का क्षण्डा खड़ा कर दिया और अकबर के खिलाफ विद्रोह का 
, आयोजन किया । इन्होने निश्चय किया कि इब्राहीमखाँ और खानआलम कन्नौज पर 
हमला करेंगे और उसी समय खानजमों और बहादुर मानिकपुर पर अधिकार करेंगे । 
खानजर्मा और उनके भाई ने शाही सेैतिक दल को पराजित कर मानिकपुर पर अधि- 
कार कर लिया | खानआलम और इश्राहीमसाँ ने मई १४६५ ई० में एक और शाही 
सेना को परास्त कर दिया जिससे स्थिति इतनी भयप्रद हो गयी कि स्वयं बादशाह को 
' ही मैदान में कृदवा पडा । उसने लखनऊ के समीप खानर्आलम पर यकायक आक्रमण 
किया और उसे भगा दिया । खानआलम भागकर खानजमाँ से आ मिला, जो मानिकपुर, 
का घेरा डाले हुए था। किन्तु जब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि अकबर ने लखनऊ 
पर अधिकार कर लिया है, तो उन्होने घेरा उठा लिया और बहराइच के दलदल मे 
भाग गये और फिर यहाँ से बिहार में हाजीपुर चले गये । यह विद्रोह दो वर्ष से अधिक 
समय तक चलता रहा। इस बीच अकबर ने इन विद्रोहियो को कई बार क्षमा कर 
देना ही उचित समझा । किन्तु जब ये लोग अपनी सामस्ती श्रेष्ठता और उच्चता की 
भावना को त्याग नहीं सके, तो अकबर को एक बार भर मैदान में कृदना पड़ा औरे 
उजबेगो को अन्तिम रूप से कुचलना पडा । जनवरी में खानजमाँ भारा गया और 
उसके मरते ही उजबेग विद्रोही शान्त हो गये । अब अकबर सम्पूर्ण सत्ता को अपने 
हाथों में केन्द्रित करने और प्राचीन अमीर-वर्ग को सरकारी कर्मचारी-मात्र के स्तर 
तक पहुँचा देने के लिए बिलकुल स्वतस्त्र था। इन लोगों को अफ्नी इच्छानुसार वह 
जब चाहे नोकर रख सकता था और जब चाहे बर्खास्त कर सकता था । 


अकबर भहान १६७ 


भारतवर्ष पर मिर्जा हकोम का आक्रमण (१५६६-६७ ई०) 

उजबेग विद्रोह के उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई काबुल के गवर्नर 
मिर्जा हकीम ने पंजाब पर आक्रमण किया । उसे आशा थी कि पजाब का विद्रोही-बर्ग 
उसका साथ देगा क्योकि उजबेग विद्रोह के नेतागण उससे पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पर्क 
स्थापित किये हुए थे । भेरा के रास्ते वह लाहौर की ओर बढा जहाँ खानकलाँ ने उसका 
सामना किया | आक्रमण का समाचार प्राप्त कर अकबर भी १६ नवम्बर, १५६६ ई० 
को आगरा से चल पडा और जैसे ही वह दित्ली पहुँचा, मिर्जा हकीम शीघ्र ही पीछे 
हट गया । अकबर फिर भी आगे बढ़ता गया और जनवरी के अन्त में लाहौर पहुँच 
गया । मिर्जा का पीछा करने के लिए सैनिक-दल भेजा गया । मिर्जा हकीम के सिन्धु 
नदी के उस पार हो जानें पर ये लोग वापस लौट आये । 
मिर्जाओं का विद्रोह 

अकबर जिस समय लाहौर में ही था, उसे समाचार मिला कि सम्भल और 
आजमपुर जिलों में मिर्जाओं ने विद्रोह खडा कर दिया है। विद्वोहिकें मे इब्राहीम 
हुसैनी सिर्जा, मुहम्मद हुसेन मिर्जा, मासूद हुसेन मिर्जा और आकिल हुसैन मिर्जा थे । 
इन्हीं के साथ इनके दो भतीजे सिकन्दर मिर्जा और महमूद मिर्जा (शाह मिर्जा) भी 
आ मिले थे । ये लोग तंमूर के द्वितीय पुत्र के वशज थे और अकबर के साथ इनका 
रक्त सम्बन्ध था । इनके विद्रोह का सम्भवतः यह कारण था कि इनके विचारानुसार 
राजवंश के साथ रक्त-सम्बन्ध होने के कारण इन्हें जीविका-निर्वाह के लिए अधिक अच्छे 
साधन उपलब्ध होने चाहिए । हुमायूँ के समय के मुहम्मदजर्माँ मिर्जा और मुहम्मद 
सुल्तान मिर्जा का अनुकरण कर इल लोगों ने भी अपने आसपास की शाही जमीन 
हथिया ली थी । मुनीम्खा के इन लोगों को पराजित किया और इन्हें मालवा मे खदेड़ 
दिया । किन्तु गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली व्यवहार में लाने के कारण ये लोग स्थान-स्थान 
पर भागते रहे और १५७३ ई० तक पूरी तरह दबाये नहीं जा सके । यही समय 
उजबेग विद्रोह का भी था और इन्ही लोगो ने मिर्जा हकीम को हिन्दुस्तान आने और 
अकबर पर दूसरा आक्रमण करने के लिए निमनन्‍्त्रण भेजा था। किन्तु जैसा हम 
पहले देख चुके हैं, इन लोगों का नेता, खानजमाँ, लड़ाई मे मारा गया और उसके भाई 
बहादुरखाँ को फाँसी दे दी गयी । उजबेग उपद्रव णान्‍्त होने के साथ ही' मिर्जाओों का 
विद्रोह भी लगभग उसी समय समाप्त हो गया । मिर्जाओ को मालवा से खदेड़ं दिया 
गया और यहाँ से ये लोग गुजरात भाग गये । १५७३ ई० मे अकबर ने इस प्रान्त मे 
जब दूसरा अभियान आरम्भ किया तो इन विद्रोहियों को अन्तिम रूप से कुचल दिया 
गया । इसके बाद इसका नामोनिशान भी न रहा। अन्तिम विद्रोह १५५० ई० में हुमा । 
यह उन सामन्तों का विद्रोह था थो उसके पिता के समय से राजघराने से निकट सम्बन्ध 
रखते थे । यह विद्रोह इतना फैल गया कि अकबर के जीवन और राजसिहासन को भी 
खतरा पैदा हो गया था । साथ ही यह उन सरदारों द्वारा आरम्भ किया गया था जो 

उसके राजपरिवार के अत्यन्त निकट थे । किन्तु जैसा हमें ज्ञात है, यह विद्रोह भी 


श्द््ध मुगलकालीन भारत 


१८१ ई० में सफनतापूवेक शान्त कर दिया गया और इसके बाद अकबर को अपने 
सरदारो से किसी प्रकार के विरोध:विद्रोह की आशका नही रही । 
/शाजपूतों के प्रति अकबर की नीति ..' .. - 

शजपूतों के प्रति अकबर का व्यवहार किसी अविचारशील भावना का परिणाम 
नहीं था और न राजपूत्ों की धीरता, बोरता, स्वर्देश-भक्ति और उदारता के प्रति 
सम्मान का हो परिणाम था। उसका यह व्यवक्षर एक सुनिर्धारित नीति का परिणाम 


नरक हक फेकलन लतऊ 
मिमी 


था और यह नीति स्वलाभ, योग्यता को स्वोकृति तथा न्याय-तीति के सिद्धान्तो पर 
आधारित थी । आरम्भ में ही अवबर ने यह अनुभव किया था कि उसके मुसलमान 
कर्मचारी तथा अनुयायी, जो विदेशी भाड़े के टट्टू होने के कारण अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
से ही मुख्यत. प्रेरित होते थे, पूर्णतः भरोसा करते के योग्य नही थे। लगभग अपने 
राज्यारोहण के समय से ही उसे अपने घर तथा दरबार में विद्रोहियो का सामना 
करना पड़ा था । शाह अबुलमाली से लेकर शाह ससुर तक मुसलमान विद्रोहियों की 
एक बडी सूज्नी बन जाती है, जिन्होंने अकबर से विद्रोह किया और मिर्जा हकीम को 
राजगद्दी देने के लिए घट्यच्च्र रचा । इन सबकी अकबर ने उच्च पदों पर नियुक्त किया 
था। शाह अबुलमाली ने तो उद्धत व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए अकबर के राजतिलक 
(१६ फरवरी, १५५६ ई०) में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था और शाह 
मंसूर यद्यपि प्रधानमन्त्री के पद तक पहुँच गया था तो भी उसने विद्रोह का झण्डा खड़ा 
किया । बेराम्लाँ ने भी शाहशाह के प्रति असन्तोष प्रकट करते हुए उसके विरुद्ध खड़े 
होने का प्रथत्त किया (यद्यपि पूरे दिल से नहीं) और सम्राट के प्रति अपने जीवन भर 
की स्वामिभक्तिपूर्ण सेवाओं के नाम पर बहा लगा लिया माहम अनगा भी सिद्धान्त- 
हीत और स्वार्थलिप्सा मे ही लिप्त दिखायी दी | उसके बेटे आाधमण्लां ने अकबर के 
सत्ताधिकार की अवहेलना की (१५६१ ई०) और मार्दवा की लूट के बहुत-से माल 
को स्वयं ही पचा गया । कुछ दिन बाद ही प्रधानमन्त्री अतगाखाँ की हत्या कर 
डाली ओर अकबर द्वारा इस कृत्य के लिए फटकारे जाने पर उसने बादशाह का हाथ 
पकड़ने का दुस्साहुस भी कर डाला (१५६२ ई०) । आसफलाँ प्रथम और अब्दुल्लाखाँ 
उजबेग के विद्रोह (१५६४ ई०) के पश्चात खानजमाँ का विद्रोह आरम्भ हुआ और 
खानजमाँ के अपने उजबेग साथी-संगियो के साथ अकबर के जीवन और राजसिहासन 
के लिए ही खतरा पैदा कर दिया (१५६५-६७ ई०) । इसके पश्चात बादशाह के 
सम्बन्धी-मिर्जाओं ने विद्रोह आरम्भ किया जो १५७३ ई० के बाइ भी चलता रहा । 
उसे यही विद्रोह हुमायूं को अपने धूते भाइयो ओर सम्बन्धियों (मिर्जा लोगों) द्वारा 
दी गयी मुत्तीबतों की याद दिलाता था। अपने लोगों ही द्वारा, जिनके ऊपर विदेश में 
शासनाधिकार की सुरक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता था, इस प्रकार समय- 
समय पर विद्रोह खड़ा करते देख अकबर को आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट हो गयी 
कि यदि उसे भारतवर्ष में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है तथा अपने राजवंश 
को आगे बढाना है तो उसे अही से प्रमुख-प्रमुख राजनीतिक तत्त्वों का सहयोग-समर्थन 


्ा 


अफबर सहाम्‌ १६६ 


प्राप्त करना भावश्यक है । इसके अतिरिक्त एक बात और थी । अभी तक अफगानो का 

प्रा सफर का हो पक भी पूरी तरह शान्त नहीं हुआ था, अफगान मुगलों को उनके (अफगानों के) 
जन्मसिद्ध अधिकार छीन लेने वाले समझते थे । अफगान जाति के लोग अभी तक 
बिहार, बगाल और उडीसा के बहुत-से भरृ-भागों पर अपना प्रभाव और अधिकार 
जमाये हुए थे, काबुल तथा सीमान्‍्त प्रदेश मे तो इनका पूरी तरह प्रभाव था ही । 
स्वार्थी सुल्तान मुहम्मद आदिलशाह का पूत्र शेरखाँ आधुनिक उत्तर प्रदेश के पुरबी 
भाग में से मुगल-सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा हुआ था और सुलेमान 
करारानी भारतवर्ष में अफगानो का नेता बनने की जी-तोड कोशिश कर रहा था, किन्तु 
अकबर ने अपनी दूरदर्शिता से उस तथ्य को हृदयगम कर लिया जिसे समझने में उसके 
पिता और पितामह ने भूल की थी। अकबर ने यह भली प्रकार समझ लिया कि राजपूतो 
के ऊपर जिनके अधिकार में विस्तृत भू-प्रदेश है, असब्य सेतिक-दल है, जो अपनी 
बात के पक्के है तथा अपने पौरुष-पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, विश्वास किया जा सकता 
है और उन्हे मित्र बनाया जा उन्हे मित्र बनाया जा सकता है । फलतः उसने इन लोगो, का सहयोग प्राप्त 
करने का निश्चय क्रिया और यह भी तय किया कि स्वार्थसिद्धि करने वाले मुगलों 
उजबेगों तथा अफगानी सरद/र और अफसरो के विरुद्ध उन्हें भिडाया जाय । इस नीति 
का अनुसरण करते हुए उसने आमेर (जयपुर) के राजा भारमल को अपने अधीन 
बनाना स्वीकार कर लिया ओर कछवाह राजपूत-राजवंश के साथ जनवरी १५६२ ई० 
में वेवाहिक-सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया । उसने भगवानदास और मानसिह को 
ऊँचे पदों पर राजकर्मचारी नियुक्त कर दिया और उसे यह शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि 
ये लोग उसके अनेक उच्चपदस्थ मुसलमान कर्मचारियों से कही अधिक स्वामिभक्त 
है । इन कछवाये राजपूतो की स्वामिभक्ति परखने के पश्चात ही अकबर ने अन्य राजपूत 
राजाओं को उसे अपना सम्राट मानने तथा ऊँचे से ऊँचे मुसलमान सरदारों एवं 
कर्मचारियों के साथ समानता तथा स्वाभिमान के साथ उसके यहाँ कार्य करने के लिए 
प्रेरित किया था | उसने यह स्पष्ट रूप से समझ्न लिया था कि यदि उन्ही के अधिकार 
में उनके राज्य स्वतन्त्र छोड़ दिये जायें ओर उनको अपेक्षित मान-प्रतिष्ठा दी जाय, 
तो ये लोग उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे । उसकी यह धारणा सत्य सिद्ध हुई । 
एक के बाद एक, इस प्रकार राजस्थान के प्राय. सभी राज्यों ने उसके साथ सन्धि कर 
ली और इन शासको को मुगल दरबार मे मनसबदार बना दिया गया। किन्तु यह 
परिणाम केवल सन्धि-वार्ताओं द्वारा ही उपलब्ध नही हो गया, इसके लिए सैनिक 
कार्यवाहियाँ भी करनी पड़ी तथां लडाइयाँ भी लडीं गयी मेरटा का पतन १५६२ ई० 
से हुआ और रणथम्भौर का १५६८ ई० मे । १५७० ई० में मारवाड़, बीकानेर और 
जसलमेर ने बिना सामना किये ही मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली । 
राजस्थान और मध्यभारत की अन्य रियासतों ने भी इन्हीं का अनुसरण किया । अकेले 
मेवाड़ ने ही इस प्रस्ताव को अपमानजनक समझते हुए अस्वीकार कर दिया और लम्बी 
लड़ाई के पश्चात राजधानी चित्तौड़ के भी ज्त्रु के हाथो मे चली जाने और इंगरपुर, 





१७० मृगलकालीन भारत 


बाँसवाड़ा और प्रतापगढ के सजातीय राजवंशो द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने 
पर भी वह इसके पृथक रहा । अकबर ने उदारतापूर्वक बहुत-से राजपूत राजाओं को 
उसके साथ युद्ध करते पर भी क्षमा कर दिया और इन लोगों को भी उसने वैसा ही 
मान-सम्मान प्रदान किया जैसा उनको जिन्होंने बिता युद्ध किये ही उसकी अधीनता 
स्व्रीकार कर ली थी । धारमिक कट्टरता से मुक्त होने के कारण उसने दिल्‍ली के पूर्व- 
सुल्तानों के प्रतिकुल राजपूर्तों को काफिर तथा राजनीतिक दृष्टि से हीन घोषित नही 
किया था और न इन सुल्तानों की भाँति उसने मन्दिरों और मू्ियों के विनाश करने 
की नीति ही अपनायी थी | सच तो यह है कि जिन-जिन राजपूत राजाओ ने उसके 
साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये थे, उन्हें उसने सदेव अपना सम्बन्धी समझा ! इसका 
परिणाम यह निकला कि वे राजपृत राजे जो ३५० वर्षों से दिल्‍ली के तुके-अफगान 
सुल्तानों से जुझते आये थे, मुगल सिंहासन के प्रबल समर्थक ही नहीं बन गये, बल्कि 
देश में मृगल शासन को फैलाने के साधन भी सिद्ध हुए । अकबर के शासनकाल में जो 
सैनिक, राजनीतिकू, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक उन्नति 
हुई, उसमें इन्होम॑ यथेष्ट योगदान किया । इसके सहयोग से मुगल शासन को सुरक्षा 
और स्थायित्व ही प्राप्त नही हुआ, बल्कि देश में अपूर्व समृद्धि एवं सांस्कृतिक चेतना 
का उदय हुआ । हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जो मुगल शासन की एक 
अमुल्य देन है । 
अकबर की धामिक अकबर की धामिक नीति का विकास --- 

अकबर का जन्म और पालन-पोषण अपेक्षाकृत अधिक उदारतापूर्वक वाता- 
वरण में हुआ था। उसके पिता सुन्नी थे, उसकी माता फारस की शिया थी और उसका 
जन्म एक हिन्दू सरदार के घर में हुआ जहाँ उसे एक महीने तक रहना पड़ा था । 
यद्यपि हुमायूँ अपने धाभिक विचारों मे बहुत कट्टर था, तथापि शिया मत के साथ ऊपरी 
रूप से उसे समझौता करना पड़ा था। उसका अत्यन्त स्त्राभाविक सरदार बेरामखाँ 
पक्का शिया था । बैरामखाँ ही जो बाद में अकबर का सरक्षक बना, उसकी (अकबर 
को) धामिक नीति-निष्ठा और व्यवहार के लिए उत्तरदायी है । अकबर के सुयोग्य 
शिक्षक अब्दुल लतीफ ने जो अपने धारमिक-विश्वासों में इतना उदार था कि फारस 
जैसे शियामतावलम्बी देश में लोग उसे सुन्नी समझते थे और उत्तर भारत के सुन्नी 
प्रभाव-क्षेत्र में लोग उसे शिया मानते थे, उसे सबसे शान्ति रखने के सिद्धान्त (सुलहकुल) 
का पाठ पढाया था । इस सिद्धान्त को अकबर कभी नही भूला | इस प्रकार वंशानुगत 
संस्कार तथा वातावरण ने अकबर की धामिक नीति-निष्ठा को उद्ारपंथी बनाने में 
बहुत योग दिया | धार्मिक कंट्टरता और मतान्धता के तो वह स्वभावतः प्रतिकुल था। 
बेरामखाँ के पश्चात आने वाले कुछ वर्षों में कतिपय प्रमुख धर्मान्ध मुसलमानों के 
विरुद्ध उसे सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया, किन्तु फिर भी उसने किसी 
प्रकार की धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया । बीस वर्ष की आयु पूरी करने से 
पूर्व ही उसने युद्ध में सैनिकों को बन्दी बनाने और बाद में उन्हें मुसलमान बनाने के 


अकबर महान १७४१ 


बुरे नियम को बन्द करवा दिया था। वैसे यदि तात्तिक दृष्टि से देखा जाय तो वह 
अत्यन्त धामिक व्यक्ति था; जीवन और मृत्यु की समस्याओ पर प्रायः ग्रम्भीर विचार 
किया करता था और बीस वर्ष की आयु पूरी करने पर तो धर्म और राजनीति में 
समन्वय ओर सामजस्य न स्थापित कर पाने के कारण उसका मन गहरी पीड़ा का 
अनुभव करने लगा। अकबड़ ने लिखा है, “बीस वर्ष को आयु पूरी करने पर मै 
आन्तरिक कटुता का अनुभव करने लगा था और अपनी अन्तिम यात्रा के लिए कसी 
आध्यात्मिक समाधान के अभाव में मेरा पन अत्यन्त खिन्न हो चला था ।” अकबर की 
यह आध्यात्मिक चेतना ही उसके द्वारा १५६३ ई० मे 'यात्री-कर' के बन्द किये जाने 
के लिए उत्तरदायी है । यह कर तीर्थ-स्थानो की यात्रा करने वाले हिन्दुओं पर लगाया 
जाता था। दूसरे वर्ष एक और क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। 'जजिया' कर जो 
गेर-मुसलमानों पर लगाया जाता था और जिसे पृवेकालीन तुर्क-अफगान सुल्तानों, 
यहाँ तक कि अकबर के पिता और पितामह ने भी वसूल करना अपना धामिक ,कर्तव्य 
समझा, समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इन बातों द्वारा अकबर की धाभिक नीति मे 
मूलतः परिवर्तत का आभास मिलता है, तथापि अपने व्यक्तिगत जीवन में” सम्राट बहुत 
वर्षों तक एक निष्ठावान किन्तु उदार मुसलमान था। तत्कालीन इतिहास-लेखक 
बदायूंती के वृत्तान्तानुपार हमें पता चलता है कि अकबर दिन मे न केवल पाँच बार 
नमाज” ही पढता था, बल्कि वह राज्य, धन-दौलत और मान-प्रतिष्ठा प्रदान करने 
की भगवान की अपार अनुकम्पा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के निमित्त प्रतिदिन 
प्रात'काल ईश्वर का चिन्तन करता था और या-हू या-हादी' का ठीक मुसलमानी ढंग 
से उच्च स्वर से पाठ करता था । वह मुसलमान धार्मिक पुरुषो का सत्संग-लाभ करता 
था ओर प्रत्येक वर्ष अजमेर में रूवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की भक्ति-भाव से 
यात्रा करता था ओर इसी उद्देश्य से १५७४५ ई० के आरम्भ मे फतेहपुरसीकरी में उसने 
एक इबादतखाना (पुजागरह) का निर्माण करवाया था, जिसमे प्रति बृहस्पतिवार की 
संध्या समय नियमित रूप से धामिक विचार-विभर्श हुआ करता था। आरम्भ में यह 
धामिक वाद-विवाद केवल मुसलमान शेख-सैय्यद और उलेमाओं तक ही सीमित था 
और केवल मुसलमान अमीर ही इसमे निमम्न्रित किये जाते थे । सुल्तानपुर के मुल्ला 
अब्दुल्ला, जिन्हें मखदूम-उल-मुल्क को उपाधि प्राप्त थी, तथा प्रमुख सदर शेख अब्दुल 
नबी इन विवादों में प्रमुख भाग लिया करते थे; किन्तु आपस में इनमे मत-भिन्नता 


होने के कारण अकबर के ऊपर इनका प्रभाव कम होने लगा । परतार ताकत म-उल-मुल्क ओर 
पक पर के तह यम. न्धी_सैडान्तिक प्रश्नो पर परस्पर लड़ ई | नबी इस्लामी धर्मशास्त्र सम्बन्धी सैद्धान्तिक प्रश्नो पर परस्पर लड़ बंठे और 
एक-दूसरे के तक-कुतक के प्रति अवांछनीय असहिष्णुता का खूला प्रदर्शन भी करने 
लगे । कुछ विद्वानों ने तो अपने विरोधियों को बुरा-भला कहा और एक-दूसरे की 
नीतियों पर हमला भी कर डाला। बदायूंनी लिखता है, “एक रात उलेसाओं की 
ग्देनों की नर्सें आवेश में तन गयी और भयकर कोलाहल मचने लगा । शाहंशाह उनके 


इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुआ ।” इस प्रकार की घटनाएं इबादतखाने में कई बार 


१७२ मुगलकालोन भारत 


घटित हुई थी | “यह सुनने पर कि हाजी इब्राहीम ने पीली और लाल रंग की पोशाकें 
पहनने को न्यायत्वंगत घोषित करते हुए 'फतवा” जारी किया है, मीर आदिल सैय्यद 
मुहम्मद ने बादशाह की उपस्थिति में उसे घूर्त और मककार कहा और उसे मारने के 
लिए अपना डण्डा भी उठा लिया"'।” इन लोगों के इस प्रकार के उत्तरदायित्व- 
शून्य व्यवहार, इस्लाम की तात्त्विक दृष्टि से विवेचता करने की असमर्थता तथा इन 
लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों को देखकर अकबर ने यह समझ लिया कि सत्य की खोज 
इन लोगो की आपसी तू-तू मैं-मै से बाहर ही की जानी चाहिए । 

अकबर के घामिक विचार-विश्वासों के विकास का द्वितीय दौर अब आरम्भ 
होता है। कट्टर इस्लाम में उसका विश्वास हिल गया था। अब उसने इबादतखाने के 
द्वार दूसरे धर्म-सम्प्रदायों; जैसे हिन्दू, जैन, पारसी, ईसाई के लिए भी खोल दिये थे । 
२२ जून, १५७६ ई० के दिन फतेहपुरसीकरी की प्रभुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर उसने 
कवि फंजी द्वारा कविता मे रचित खुतबा' पढा | सितम्बर में फेजी और अबुल फजल 
के पिता शेख मुबारक ने बादशाह के कहने से 'मजहर' (प्रपन्न) पेश किया जिसके द्वारा 
सारे देश में इस्लाम सम्बन्धी विवादों में अकबर को पंच-फेसले का अधिकार दिया 
गया । इस प्रपत्र पर प्रमुख मुसलमान घामिक पुरुषों ने, जिनमें जलदूम-उल-मुल्क और 
अब्दुल नबी भी शामिल ये, हस्ताक्षर किये । इस प्रपन्न का मसौदा निम्न प्रकार था : 

“चूँकि हिन्दुस्तान अब शान्ति और सुरक्षा का केन्द्र तथा न्याय-नीति का 
स्थान बन गया है, जिससे उच्च और निम्न वर्ग के लोगों और मुख्यतः आध्यात्मिक 
विद्या-विशारद विद्वान और वे लोग जो ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-विस्तार करते हैं तथा 
मुक्ति के मार्गप्रदर्शक बने हुए हैं, अरब और फारस देशों से यहाँ आकर बस गये हैं; 
अब प्रमुख उलेमा ने, जो केवल कानून के विभिन्न अंगों के ही विशेषश्ञ ओर ज्ञाता 
नहीं, तके और प्रमाण पर आध्रारित नियमों से परिचित्न ही नहीं बल्कि अपनी सच्चाई 
और सदाशयता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, प्रथम तो कुरान की आयत-- “ईश्वर की और 
पैगम्बर की और उनकी जिन्हें सत्ता प्राप्त है आज्ञा-पालन करो”, दूसरे, “जो आदमी 
कयामत के दिन खुदा का प्यारा होता है वही असली नेता होता है; और जो अमीर 
की आज्ञा-पालन करता है, वह मेरी आज्ञा-पालन करता है; और जो इसके प्रति विद्रोह 
करता है, वह मेरे प्रति विद्रोह करता है” के सिद्धान्त और तीसरे, तर्क और प्रमाणों 
पर आधारित अन्य अनेक सबूतों का अच्छी तरह से मर्म समझ लिया है और इस 
निश्चय पर पहुँचे हैं कि न्‍्यायत्रिय राजा का स्थान ईश्वर की दृष्टि मे मुजतहिंद 
(धाभिक नेता) से कही ऊँचा होता है । 

“आगे हम यह घोषित करते हैं कि इस्माम धर्म का राजा, मानवता का आश्रय 
स्थल, स्वामिभक्तों का सेनापति, संसार मे ईश्वर का स्वरूप, अबुलफतेह जलालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर, बादशाहे गाजी, सबसे अधिक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा है और 
उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त है । 

“इसलिए यदि भविष्य में ऐसे धामिक प्रश्न उठ खड़े हों, जिन पर मुजतहिदों 


अकयर सहान १७३ 


की रायें भिन्न-भिन्न हो, तो सम्राट अपनी सृक्ष्म-हष्टि और बुद्धिमता के अनुसार 
सुव्यवस्था की दृष्टि से देश की भलाई के लिए इन विरोधी मतो में से किसी एक को 
स्वीकार करने की कृपा करेगे और यह मत हीं उसकी सारी प्रजा पर लागू समझा 
जायगा । 

“यदि सम्राट कुरान के अनुसार तथा देश के हित मे कोई नयी आज्ञा जारी 
करना उचित समझेंगे तो सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्य समझे जायेंगे और 
इसका विरोध करने पर उन्हें इस लोक में धामिक अधिकार तथा धन-सम्पदा से 
वंचित होना पड़ेगा तथा दूसरे लोक में कष्ट मिलेगा । 

“यह प्रपत्र विशुद्ध भावताओं के साथ ईश्वर की कीति और इस्लाम के 
प्रचार के लिए लिखा गया है तथा इस्लाम के प्रमुख उलेमा और प्रमुख धर्मशास्त्रियो 
द्वारा रजब के महीने में हिजरी ९८७ (अगस्त-सितम्बर १५७६ ई०) इस पर हस्ताक्षर 
हुए हैं ।” 

उपर्युक्त प्रपत्र द्वारा जिसे गलती से अचूक आज्ञापत्र' कहकर पुकारा गया है 
अकबर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मुस्लिम धर्मशास्त्रियों के विरोधी 
मतों में से किसी एक को स्वीकार करे तथा मतभेद-विहीन मामलो पर किसी भी नीति 
को निर्धारित करे, बशतें कि वह कुरानविहित हो । इस प्रकार अब अकबर ने स्वयं 
यह अधिकार प्राप्त कर लिये जो अब तक उलेमाओं और विशेष रूप से प्रमुख सदर के 
अधिकार माने जाते थे । अब से वह मुर्तमान प्रजाजनों के लिए धाभिक सत्ताधिपति 
भी बन भैया । यह कहना (जैसा आधुनिक इतिहासकार स्मिथ और वूल्जले हेग ने 

, कहा है) कि अकबर पोप भी बन गया और राजा भी, उचित दिखायी नही देता । 
यद्यपि इबादतखाने में धामिक विचार-विमर्श होते” रहते थे, किन्तु अकबर ने 
अन्य मतों और सम्प्रदायों के" विद्वानों को बुलाकर निजी बैठकें आयोजित करनी 
भी अरम्भ कर दीं । सूत्नी मत में उसकी दिलचस्पी समाप्त हो जाने के पश्चात वह 
शिया विद्वानों की ओर आकर्षित हुआ ।,/गिलान के श्रेष्ठ विद्वान हकीम अबुल फतेह 
ते अकबर को विशेष रूप से प्रभावित का । एक अन्य शिया मुल्ला मुहम्मद याजदी 
तो सम्राट के अत्यस्त निकट आ गये और इन्होंने सम्नाट को शिया बनाने का प्रयत्न 
भी किया; किन्तु अकबर को शिया-मत में कोई शान्ति और समाधान प्राप्त नहीं हुआ 
ओर वहू सूफियों की ओर आकर्षित हुआ । शेख फैजी और बदछुशां के मिर्जा सुलेमान 
ते जो ईश्वरहष्टा (साहिबे हाल) समझे जाते थे, अकबर को सूफी-मत के सिद्धान्तों 
और क्रियाओं --जैंबे ईश्वर से साक्षात्कार करना--के रहस्य से परिचित कराया। 
यद्यपि अकबर स्वशाव से ही रहस्यवादी था और कई बार उसे रहस्थानुभूतियाँ हुई 
थीं, किन्तु सूफी-मत अपने उद्देश्य के लिए उसे पर्याप्त और सन्‍्तोषजनक प्रतीत नहीं 
होता था । इसलिए उसने अत्य धर्मों में समाधान दूँढने की चेष्टा की और हिन्दू साधु- 
संन्यासियों, ईसाई पावरियों तथा पारसी विद्वानों का सत्संग करता आरम्भ कर दिया। 
सत्य तक पईचने के लिए उसकी जिज्ञासा-वुत्ति इतती अधिक और तीज थी कि रात्रि 


१७४  मुगलकालीन भारत 


में आराम और नींद त्यागकर भी वहू अपने शयन-कक्ष में ब्राह्मण विद्वान पुरुषोत्तम 
और देवी तथा अन्य मत-सम्प्रदायों के धर्मशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करता 
रहता था, किन्तु हिन्दू, जेन, बौद्ध, पारसी और ईसाई कोई भी मत उसके सुविस्तृत 
अन्तप्रंदेश को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सका । 

एक सच्चे जिज्ञासु की भाँति अकबर वैज्ञानिक भाव से सत्य की खोज करने में 
लगा ही रहा । बदायूँतनी लिखता है, “रात और दिन लोग ज्ञान-विज्ञान के गृढ़तम 
प्रश्नों, इतिहास की विचित्रताओ, प्रकृति के आश्चयों और ईश्वरीय ज्ञान्‌ सम्बन्धी तत्त्वो 
की खोजबीन करते ही रहते थे'”॥ सम्राट ने इन सभी पक्षों को देखा-भाला है । सभी 
तरह कि धा्मिक-क्रियाओ और मत-विश्वासो को भी देखा-समझा है और अपनी संग्रह 
बुद्धि तथा इस्लाम के सिद्धान्त के प्रतिकूल खोजबीन की भावना से उन चीजों का 
संग्रह कर लिया है, जिन्हे लोग पुस्तको द्वारा प्राप्त कर सकते है ।” जीवन-भर की 
उसकी खोजबीन का यह परिणाम हुआ कि अकबर यह विश्वास करने लगा था कि 
“सभी धर्मों मे समझदार लोग होते है और वे स्वतन्त्र विचारक भी होते है*"जब 
सत्य सभी धर्मों मे है तो यह समझना भूल है कि सच्चाई सिर्फ इस्लाम घ॒र्म तक 
सीमित है, जबकि इस्लाम धर्म अपेक्षाकृत नवीन है जिसकी आयु केवल हजार वर्ष की 
ही होगी ।” (आइने अकबरी, भाग १, पृष्ठ १७६) 

अकबर का तकंसम्मत विश्वास इस्लाम के परम्परागत स्वरूप में पहले ही 
हिल गया था। कयामत के इरलामी सिद्धान्तों को उसने मानने से इनकार कर दिया 
और इलहाम की बात तो उसने एक ओर ही रख दी थी । उसे यह विश्वास ही नहीं 
होता था कि "कोई स्वर्ग कैसे जाता है. वहाँ से लम्बी बातचीत करके इतनी जल्दी 
वापस आ जाये कि उसका बिस्तर गरम का गरम मिले | बहुत-सी हिन्दू और फारसी 
रीतियों और विश्वासों को भी उसते अपना लिया: था, जैसे पुनजेन्म का सिद्धान्त और 
सूयं-उपासना । इस प्रकार इस्लाम से उसकी विरक्ति आरम्भ हुई । आधुनिक इतिहास- 
कारों में से बहुतों का यह्‌ विचार है कि अकबर जीवन-भर और अन्त समय तक भी 
मुसलमान ही रहा । किन्तु इस पुस्तक का लेखक उनके विचारों से सहमत नहीं है । 
हिन्दू धर्मे के प्रतिकूल इस्लाम एक सुनिश्चित धर्म है और जो व्यक्ति इस धर्म के पाँच 
मूलभूत सिद्धान्तों->कलमा (ईश्वर की एकता, मुहम्मद की पैगम्बरी), पाँच नमाजों, 
रमजान के रोजों, जकात और हज--में विश्वास नहीं रखता, मुसलमान नहीं कहा 
जा सकता । कर्म और पुन्जन्म के सिद्धान्त पर विश्वास तथा सूर्य की उपासना, चाहे 
वहू यह समझकर ही की जाय कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, मुसलभानी धर्म के मूल 
सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध है। इस्लाम धर्म का दावा है कि सत्य पर केवल उसी 
का एकाप्निकार है, अन्य धर्मों में सत्य नहीं है और जो कुछ पहले पैगम्बरों ने शिक्षा 
दी थी। वह सब मुहम्मद की शिक्षा द्वारा रह हो गयी है क्योंकि मुहम्मद सबसे ऋग्तिम 
और सबसे बड़े पैगम्ब्रर हुए हैं। इसके विपरीत, अकबर तो मुहम्मगद को केवल एक 
पैगम्भर ही मानता था, उसे सर्वश्रं ष्ठ पैगस्थर नहीं मानता था। हमारे पास तत्कालीन 


अकबर महानु. १७४ 


कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अकबर अपने 
बाल्यकाल के धर्म मे निष्ठा रखे रहा । वोटैल्हो और पैरशिची, जिनकी यही घारणा 
थी, उस काल के इतिहासकार नही थे और उन्होंने जो अपनी राय प्रकट की है वह 
केवल जंसुइट पादरियों के लेखो पर आधारित है। १५४५६ ई० में अब्दुल्लाखाँ उजबेग 
को अकबर द्वारा लिखे गये पन्न को भी, जिसमें उसने लिखा था कि वह मुसलमान 
है, इस सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत और स्वीकार करना भी उचित नही है। 
वह तो केवल कुटनीतिक पत्नव्यवहार था जिससे सत्य की प्रतिष्ठा नहीं थी। यद्यपि 
अकबर ने इस्लाम धर्म को छोड दिया था, तथापि मुसलमानी सभ्यता की सभी बातो 
को छोड़ना उसके लिए असम्भव था क्योकि उसका बाल्यकाल उसी सब्यता में व्यतीत 
, हुआ था । 
“दीन-इलाहो' 

धामिक रूढियों और सत्ता से असन्तुष्ट होकर अकबर ने तक को ही धर्म का 
मूलाधार बताया ओर अपने साम्राज्य मे प्रत्येक मत-सम्प्रदाय को धामिक स्वतन्त्रता 
और सहिष्णुता प्रदान की। घर्मान्ध व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे के प्रति घृणा के भाव 
फैलाते देख अकबर को अत्यन्त क्लेश पहुँचता था और इसी घामभिक विद्वेष को दूर 
करने के विचार से उसने सभी मतो का समच्वय करने का प्रयत्न किया और इसका 
जाम “तवद्वीदे-इलाही' अर्थात्‌ देवी एकेश्वरवाद रखा। यह एक सामाजिक-धामिक 
स्रातृ-सम्प्रदाय था जिसका सगठत विभिन्न जातियों को एक-दूसरे के अधिक से अधिक 
निकट लाने के विचार से किया गया था। इसकी रचना सर्वजनीन सहिष्णुता (सुलडे 
कूल) के सिद्धान्त पर की गयी थी और स्वय सम्राट ने सभी धर्मों मे से अच्छी बातें 
संगृहीत करके इसमे रखी थी । यह नया सम्प्रदाय ईश्वर की एकता में विश्वास रखता. 
था। हिन्दू, जन और पारसी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्धान्त भी इसमें सम्मिलित किये 
गये थे । 


इतिहासकार बदायूँती और जैसुइट लेखक बारदोली के अनुसार १५८३ ई० 
में काबुल-अभियान से लौट आते के उपरान्त अकबर ने अपने प्रमुख दरबारियों और 
अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और इनके सम्मुख 'दीव-इलाही' का स्वरूप 
प्रस्तुत किया । उसने विभिन्न मत सम्प्रदायों के पारस्परिक विद्वेष का हवाला दिया 
और इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि “इन्हें एकता में इस तरह समन्वित 
करना चाहिए कि भिन्न रहते हुए भी वे एक रहें । साथ ही, एक सम्प्रदाय में जो 
अच्छाई है उसके लाभ से वंचित न हों तथा दूसरे सम्प्रदायों में जो अच्छाइयाँ हैं उसे 
भी ग्रहण करें ।/ राजा भगवानदास के सिवाय सभी दरबारी सम्राट की राय से 
सहमत हो गये । कुछ दरबारी" तो नये सम्प्रदाय के सदस्य बन गये । दीन-इलाही 
का पृथक विधि-विधांन था। जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य होना चाहता था तो 


अबुल फजल, जो इस सम्प्रदाय के प्रधान पुरोहित थे, उसका परिचम देते थे | सम्प्रदाय के प्रधान प्रोहित थे, उसका वरिचिय देते थे। तब के प्रधान पुरोहित थे, उसका परिचय । तब 


यह व्यक्ति अपनी पगड़ी अपने हाथ में संभालते हुए अपना सिर बादशाह के कदमों में 


अकबर महान १७७ 


करना ही आरम्भ कर दिया था, उचित नही है। निस्सन्देह अकबर अपने आपको 
अपने प्रजाजनों का धामिक कौर भौतिक अधिनायक समझता था । राजपद के सम्बन्ध 
में उसकी धारणा पिता-परक थी ओर वह स्वय को अपनी प्रजा का पिता समझता था। 
अकबर और ईसाई धर्म 

विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में रुचि रखने के कारण अकबर ने गोआ 
से पुतंगाली मिशनरियों को बुला भेजा, जिससे वे उसे ईसाई घर्म के सिद्धान्तों से 
भली भाँति अवगत करा सकें । उसका निमन्त्रण स्वीकार कर ठीन बार ईसाई मिशन 
विभिन्न तिथियों मे भारत आये और उन्होने अपने धर्म के सिद्धान्त से बादशाह को 
परिचित कराया | पहला ईसाई मिशन जिसमे रिडोल्फ अक्वैविवा, एण्टोनी मौनसेरेट हि 
और एनरिक्वेज सम्मिलित थे, १६ उपज बाग पद हे आफ के को हे व मर १५८० ई० को फतेहपुरसीकरी आ 
पहुँचा । अप्रैल १५८२ ई० तक ये लोग बादशाह के अतिथि के रूप में यहाँ ठहरे । 
दूसरा मिशन जिसमे ऐडवर्ड लैटोन ओर क्िस्टोफर-डिब-बागा थे, १५६१ ई० से 
१५६२ ई० तक दरबार में रहा। तीसरा मिशन जिसमें जैरोम, जुवियर, पिनहैरो 
और बेनेडिक्ट-डि गोएज सम्मिलित थे, मई १५६५ ई० मे लाहौर आया। इन्हीं दिनो 
बादशाह अकबर भी लाहौर मे ठहरा हुआ था | मिशन के प्रमुख पादरी अकबर की 
मृत्यु (१६०५ ई०) के उपरान्त भी मुगल दरबार में ठहरे रहे । ईसाई धर्म के सिद्धान्तों 
से पूर्ण परिचय प्राप्त करने का उत्कृष्ट अभिलाषी होने के कारण अकबर ने इन 
पादरियों के प्रति अपेक्षित श्रद्धा और शिष्य-भाव का ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि 
ईसाइयो की ईसामसीह और मेरी आदि की मूर्तियों के प्रति भी यथेष्ट श्रद्धा' प्रकट 
की । इन पादरियों के गिरजाओं में भी वह प्रायः माया-जाया करता था और उनके 
त्योहारों में भी सम्मिलित होता था। आगरा और लाहोर में केवल गिरजाघर बनाने 
के लिए ही उसने इनको आश्ष प्रदानू नहीं की थी, बल्कि सार्वजनिक रूप से पूजा-पाठ 
करने, त्यौह्ार-उत्सव मनाने तथा हिन्दू-मुसलमानों को ईसाई धर्म मे दीक्षित करने की 
आज्ञा भी इन्हें दे दी थी। इन ईसाई पादरियों को उच्च श्रेणी का सरकारी अतिथि 
मानते हुए अकबर ने इन्हें प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधाएँ ही प्रदात नहीं की, बल्कि 
इनके आने-जाने तथा अन्य प्रकार के सारे खर्चों को भी स्वयं उठाया । उसने अपने 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे इन पाददियों से पुरतंगाली भाषा पढ़े और ईसाई धर्म की 
जानकारी प्राप्त करे । बादशाह के ऐसे आतिथ्यपूर्ण व्यवहार तथा ईसाई धर्म के प्रति 
इतनी जिज्ञासा देखकर ईसाई मिशनरियाँ यह समझने लगी कि वह ईसाई धर्म स्वीकार 
करने की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी धारणा के आधार पर इन लोगो ने गोआ 
ओर लिस्बन मे अपने उच्च अधिकारियों को अतिरजित समाचार भेजने शुरू कर 
दिये । ज॑से सम्राट ने सारे साम्राज्य मे से इस्लाम धर्म की समाप्ति कर दी है, मस्जिदों 
को अस्तबलो मे परिवर्तित कर दिया है और आदमियों को मुहम्मद अहमद नाम 
रखने की भी निषध-आज्ञा जारी कर दी है। किन्तु इन मिशनरियों को शीघ्र ही 
ज्ञात हो गया कि अकबर का हिन्दू, जैन अथवा पारसी धर्म को घारण करने की' तरह 


१७८. मुगलकालीन सारत 


ईसाई धर्म को अपनाने का भी कोई विचार नहीं है। असन्तुष्ट मिशनरियों ने फिर 
यह कहना शुरू किया कि सम्राट अहँकारी है, अपने को पैगम्बर समझे हुए है, अपनी 
असख्य पत्नियों का परित्याग करके केवल एक के साथ रहने में असमर्थ है, इसलिए 
बह ईसाई धर्म स्वीकार नही कर सकता। इन पुतंगाली मिशनरियों की ऐसी ऊठ- 
पटाँग बातो को कुछ आधुनिक यूरोपियन इतिहासकारों ने सत्य समझ्न लिया है। 
वी० ए० स्मिथ तथा वूल्जले हेग ने बिना किसी ठोस तक और प्रमाण के यह निष्कर्ष 
निकाला है कि दूसरे धर्म-सम्प्रदायों की अपेक्षा ईसाई धर्म के प्रति अकबर की कही 
अच्छी राय थी तथा राजनीतिक कठिनाइयों के कारण ही वह इस धर्म को नहीं अपना 
सका । सत्य तो यह है कि तकं-प्रिय होने के कारण अकबर किसी ऐसे धर्म में विश्वास 
ही नही कर सकता था जो इस्लाम तथा सत्ता पर आधारित हो । 
अफबर और जैत-धर्म 

ईसाई धर्म की अपेक्षा जेन धर्म ने अकबर को अधिक प्रभावित किया था | 
जयपुर के राजवंश के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण ऐसा मालुम होता है कि 
बादशाह जैन धर्म के विद्वानों के सम्पर्क में बहुत पहले ही आ गया था। १५६८ ई० 
मे कहा जाता है कि उसने जेन धर्म के दोनों पक्षों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया था । 
६५८२ ई० में गुजरात से तप-गच्छ के महान जैनाचार्य हीरविजय सूरी को जैन धर्म 
के सिद्धान्त समझाने के लिए निमस्त्रण देकर बुलवाया था। सम्राट ने इतका अपूर्व 
स्वागत किया । इनके अगाध ज्ञान, गम्भीर चिन्तन तथा साधु-स्वभाव से प्रभावित होकर 
अकबर ने वर्ष में कुछ दिनों के लिए स्वयं माँस-भक्षण करना बन्द कर दिया, बहुत-से 
बन्दियों को छोड दिया और पशु-पक्षियों के वध पर रोक लगा दी | हीरविजय सुरी 
मुगल राज-दरबार में दो वर्ष तक रहे । इन्हें 'जगतगुरु की उपाधि दी गयी और अबुल 
फजल ने अकबर के दरबार में उन सर्वोच्च २१ विद्वानों मे, जिनके लिए यह कहा जाता 
था कि ये लोग दोनों लोको का रहस्य जानते है', इन्हें भी रखा । इनके पश्चात कुछ 
अन्य जैनाचार्यों ने भी सम्नाट से भेंट की । इन लोगो में शान्तिचन्द्र, विजयसेन सूरी, 
भानुचन्द्र उपाध्याय, हष सर और जय सोमा उपाध्याय प्रमुख थे । कुछ उच्चकोटि के 
जैनाचाय तो दरबार में स्थायी रूप से रहने लगे थे । खरतर-गच्छ सम्प्रदाय के जैना- 
चाये जिनचन्द्र सूरी की विद्वत्ता और साधु-स्वभाव की महिमा सुनकर १५६१ ई० में 
अकबर ने इन्हें अपने दरबार में निमन्त्रित क्रिया था। कैम्बे से लाहौर तक जैन-विधान 
के अनुसार पैदल-यात्रा करते हुए ये १५६१ ई० मे लाहोर पधारे और अकबर ने 
इनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया । हीरविजग्न सूरी की भाँति इन्होंने भी बहु- 
मूल्य भेंटों को स्वीकार नही किया और बादशाह को जैन धर्म के सिद्धान्तों को 
सफलता के साथ समझाया कि उसने प्रसन्न होकर इन्हे युग-प्रधान' की उपाधि प्रदान 
की । जिनचद्ध सूरी ने लाहौर में चातुर्मास व्यतीत किया और १५६२ ई० मे अकबर के 
साथ काश्मीर चल दिये । बादशाह के ऊपर इनका प्रभाव भी हीरबिजय सूरी के प्रभाव 
की भाँति स्थायी सिद्ध हुआ | 


अकबर सहान १७६ 


जैन-मुनियों के उपदेशों का अकबर के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । उसने 
शिकार खेलना, जिसका वह बेहद शौकीन रहा था, बन्द कर दिया और माँस खाना 
भी लगभग बन्द कर दिया। साल के आधे दिनों मे उसने जानवरों और पक्षियों की 
हत्या करना बिलकुल बन्द करवा दिया । निषेध दिनों पर पशु-पक्षियों का वध करने 
पर मौत की सजा देने का विधान था । इन आज्ञाओं का कठो रतापूर्वक पालन करने के 
लिए सभी प्रान्तों के गवनरों और स्थानीय अधिकारियों के नाम 'फरमान'” जारी कर 
दिये गये थे । 
अकबर ओर पारसी धर्म 
अकबर को पारसी घर्मे जेन धर्म से भी अध्लविक पसन्‍्द आया। १४७३ ई० 
में सूरत मे उसने उस समय के महान्‌ पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तुरजी मेहरजी 
राणा से भेट की थी। १५७८ ई० में सम्राट ने इन्हें दरबार में निमन्त्रित किया और 
पारंसी धर्म के सिद्धान्नो का इनसे ज्ञान प्राप्त किया। इबादतखाने के धार्मिक बाद- 
विवादों में मेहरजी राणा ने प्रमुख भाग लिया और धर्म के सिद्धान्त्‌ इस खूबी के 
साथ समझ्षाये कि बादशाह ने पारसी धर्म के कुछ विधानों को व्यवहार में लाना 
आरम्भ कर दिया । दस्तुरजी राणा को २०० बीघे जमीन जीविका-निर्वाह के लिए 
प्रदान की गयी । उन्हें अधिकार था कि वे इस जमीन को बाद मे अँपने लड़कों के नाम 
भी कर ज़ायें। एक वर्ष से अधिक समय तक मुगल दरबार में रहने के पश्चात पारसी 
. पुरोहित मेहरजी राणा १५७६ ई० में सूरत लौट गये। पारसी घ॒र्म के कई विधि- 
विधानों को सम्राट ने व्यवहार में लाना आरम्भ कर दिया था। पारसी-विधान के 
अनुसार द्वी राजमहल में पविन्न “अग्नि प्रज्ज्वलित की गयी थी और अबुल फजल की 
देखरेख में यह बराबर जलती रहती थी । बादशाहू अग्नि, सूर्य और प्रकाश के प्रति 
पूजाभाव प्रकट करने लगा । संख्या व्यतीत होने पर जिस समेथ बत्तियों में प्रकाश 
किया जाता था तो सारे दरबार को श्रद्धा-भाव से खड़ा हो जाना पड़ता था। सूर्य के 
सम्मुख साष्टांग प्रणाम के द्वारा अकबर ने सुय्य-ठपासना भी आरम्भ कर दी थी । 
पारसी त्योहारों एवं पारसी सम्वत्‌ को वह बड़े उत्साह से मनाता था। प्राचीन पारसी- 
पत्रों को भी उसने ध्यवहार में लाना आरम्भ कर दिया । 
अकबर ओर हिन्दू धर्म ४ 
े उन सब धर्मों मे, जिनकी जानकारी उसने प्राप्त की थी और जिनकी उसने 
आलोचनात्मक जाँच भी की थी, सम्भवतः हिन्दू धर्म ने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया 
था । हिन्दू विद्वानों और साधुन्संन्यासियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 
सम्राट आरम्भ से ही इन लोगों के निकट सम्पर्क में रहा था और हिन्दू धर्म के बहुत- 
से सिद्धान्त-विधानों से वह परिचित भी था। किस्तु श्रुति और स्मृतियों में बताये हुए 
हिन्दू धर्म-सिद्धान्तों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने हिन्दू विद्वानों से 
सम्पर्क स्थापित किया । इने विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे । रात्रि के समय 
ये लोग बादशाह के शयन-कक्ष के झ्षरोखों के समीप उपस्थित होते थे और यहाँ 


१८० मुगलक्षालीन भारत 


हिन्दू धर्म-सिद्धान्तों को विशद्‌ व्याख्या करते थे। सम्राट ने हिन्दू धर्म के बहुत-से 
विश्वासों और विधानों को अपना, लिया था; उदाहरणार्थ, पुनर्जन्म और कमंवाद के 
सिद्धान्त । हिन्दू रहन-सहत को भी उसने अपनाया था। रक्षाबन्धन, दशहरा, दिवाली 
गौर बसन्‍्त आदि हिन्दू त्योहारों को वह बड़े उत्साह से मनाता था। कभी-कभी बहु 
अपने मस्तक पर हिन्दुओं की भाँति तिलक भी लगाया करता था। हिन्दू राजाओं के 
विधान के अनुप्तार उसने भी प्रतिदिन प्रात.काल अपनी प्रजा को झरोखे द्वारा दर्शन 
देना आरम्भ कर दिया था। अपनी माता के स्वर्गवास पर उसने हिन्दुओ की भाँति 
ही अपना सुण्डन करवाकर शोक मनाया था। यदि हिन्दू पण्डितों और राजाओ में 
इतनी उदारता होती कि वे मुसलमान राजा को हिन्दू धर्म में दीक्षित करने को तैयार 
होते और उस समय मूर्ति-पूजा तथा जात-पाँत को दूर करने की चेष्टा करते, तो सम्भव 
था कि अकबर हिन्दू धर्म ग्रहण कर लेता । यह बड़े दुख की बात है कि सोलहवी 
शताब्दी के उत्तराड्ध में हमारे पूर्वजों ने अकबर को हिन्दू धर्म में दीक्षित करने को वाछ- 
नीय नही समझा । हू ष-भाव के होते हुए भी केवल हिन्दू जनता ही नही, बल्कि विद्वान 
पण्डित एवं राजा भी अकबर को अपने में से ही एक समझते थे और हिन्दू धर्म के 
प्रति उसका जो श्रद्धा-भाव था उसके सम्बन्ध में उन्होंने एक कहानी भी गढ़ डाली 
थी। यह परम्परा मुतेजा हुसेन बिलग्रामी की 'हदिकतुल अकालीमर में दर्ज है, जिसे 
लेखक ने अपने पूज्य पिता से सुता था । कहा जाता है कि अकबर पूर्वेजन्म में मुकन्द 
बह्यचारी नाम का एक सनन्‍्यासी था, जिसने .प्रयाग मे इस उद्देश्य से तपश्चर्या की थी 
कि वह दूसरे जन्म में एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा बने और भारतवर्ष से इस्लाम को 
'विनष्ट कर दे । किन्तु दुर्भाग्य से तपश्चर्या में किसी प्रकार की कोई भूल रह जाने के 
कारण उसने मुसलमान धर में ही जन्म लिया। फिर भी अपने पूर्व-संस्कारों के कारण 
अकबर एक हिन्दू राजा की भाँति व्यवहार करता थां और हिन्दू धर्मं-संस्क्ृति का पूरा- 
पूरा ख्याल रखता था । बहुत-से हिन्दू तो अकबर के दर्शन किये बिता कलेवा भी नही 
करते थे। कुछ चापलूस पण्डितों ने तो यह कहना भी शुरू कर दिया था कि अकबर 
सारे संसार का अधिपति है और सारे धर्मों का आदि-स्रोत है। अकबर ने भी हिल्दू 
विचारधारा तथा हिन्दुओं का-सा रहत-सहन अपनाने का प्रयत्न करते हुए लोगों के 
ऐसे विचारो की बहुत कुछ पुष्टि ही की थी । । 
अकबर पाखण्डी नहीं था 

जेसा असत्तुष्ट मिशनरियों तथा कुछ अन्य धर्मान्ध व्यक्तियों की राय रही 
है, अकबर विभिन्न मत-सम्प्रदागों में दिलचस्पी रखने के बावजूद पाखण्डी नहीं 
था| निस्सन्देह वह सत्य का सच्चा अल्वेषक था। बदायूँनी का प्रमाण कि फतेहपुर- 
सीकरी में वह अपना समय ईश्वर की पूजा में व्यतीत किया करता था और १५७८ ई० 
खक वह एक निष्ठावान मुसलमान था, पहले ही दिया जा चुका है। अबुल फजल 
के लेख से ज्ञात होता है कि उसका विशाल हृदय विभिन्न मत-सम्प्रदायों को एक-दूसरे 
के प्रति संकीर्णतावश घुणा प्रसारित करते देख अत्यन्त दुखी होता था। वह प्राय: प्रश्न 

६३ 


अकबर सहान्‌ श्द्र 


किया करता था कि "क्या धामिक और सांसारिक प्रवृत्तियों मे समावेश नहीं हो 
सकता :” (आईने अकबरी, प्ञाग १, पृ० १६२) जब वह मुसलमान नही रहा था, 
तभी वह निजी रूप से दित मे चार बार--सूर्योदयु के समय, दोपहर में, सुर्यास्त के' 
समय और अद्ध रात्रि मे--प्रार्थना किया करता था और इन प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय 
लगाता था । जीवन के उत्तर-पक्ष मे इन प्रार्थनाओं ने सूर्य, अग्ति और प्रकाश की 
भक्ति-उपासना का रूप ले लिया था। जहाँगीर अपने आत्मचरित्र मे लिखता है कि 
उसके पिता “एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलते थे ।” (तुजके जहाँगीरी, 
साग १, पृ० ३७) इत धामिक विधि-विधानों का पालन करते के अतिरिक्त अकबर का 
सम्पूर्ण जीवन ही ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्धों की खोज करने की चेष्टा में संलग्न 
हुआ जान पडता है । उसकी बहुत-सी उक्तियो से ईश्वर की सता मे उसके अमिट 
विश्वास और उसकी पवित्रता का सच्चा प्रमाण मिलता है। वह कहा करता था कि 
“इस बात पर विवाद करने मे कोई लाभ नही है कि प्रकृति मे खला (ए४४०ए७७) 
असम्भव है; ईश्वर सर्वव्यापी है।” अन्य उक्तियों मे उसने कहा है, “जन्मदाता और 
जीव में एक ऐसा सम्बन्ध स्थापित है, जिसे शब्दो द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता ।” 
एक स्थान पर उसने कहा है, “जो निराकार है, उसे न जागते हुए देख सकते है और 
न सोते हुए; किन्तु उसे स्वानुभूति द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अनुभूति द्वारा इसी 
को ईश्वर-दर्शन समझना चाहिए ।” (आईने अकबरी, भाग ३, पृ० ३८०) ऐसी ही 
अनेक उक्तियाँ और प्रस्तुत की जा सकतो हैं; किन्तु उपर्युक्त उक्तियाँ ही काफी हैं जिनसे 
शांत हो जायगा कि अकबर एक विशुद्ध धामिक व्यक्ति था। प्राचीन हिन्दू राजा जनक 
की भाँति ही (जिन्हें राजधि की उपाधि प्राप्त थी) अकबर भी इसी सिद्धान्त पर 
चलता था कि एक सच्चा घामिक होने के साथ ही कोई व्यक्ति सांसारिक कतंव्यो को 
भी सफलतापूर्वक सम्पन्न करता रह सकता हैं। वह कहा करता था कि सांसारिक कार्यों 
में संलग्त रहते हुए भी मनुष्य को भगवान का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए। मन 
की यह दशा केवल वांछतीय ही तही है, बल्कि व्यावहारिक भी है । इसी बात को वह 
एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया करता था कि जिस प्रकार स्त्रियाँ छोटे-छोटे झुण्डों 
में कुएं-तालाबों से पानी लेने जाती हैं और सिर पर दो-दो, तीन-तीन गगरी रखे हेँसी- 
दिललगी करती हुई चली आती है, किन्तु पानी की एक बूँद भी छलकने नहीं देतीं, 
उसी प्रकार समस्त काये करते हुए भी मनुष्य यदि चाहे तो अपने मन से ईश्वर के 
व गे एक क्षण के लिए भी पृथक तहीं कर सकता । 

सलीम का विद्रोह (१५६६-१६०४ ई०) 

अकबर के प्रिय पुत्र सलीम ने जिसे वह शेखों बाबा कहकर सम्बोधित किया 
करता था, अपने विद्रोह के कारण अपने पिता के अन्तिम दिनों को दुखमय बना दिया 
था। बड़ी मनौतियाँ प्रताने और प्रार्थनाओं के पश्चात अकबर को पत्साद-भप्राप्ति हुई 
थी। सलीम का जन्म १३ अगस्त, १५६६, ई० को फरतेहपुरसीकरी में शेख सलीम- 
चिश्ती की कुटिया मे राजा भारमल की बेटी, कछवाहा राजकुमारी के गर्भ से हुआ 


श्र मुगलकालोन भारत 


था । पुत्र-जन्म के समय अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की पैदल-यात्रा 
की जो प्रतिज्ञा अकबर ने की थी, उसे खुशी से उसने पूरा किया। अत्यन्त लाड-प्यार 
और देखभाल के साथ पालन-पोषर्ण किये जाने पर भी इसी सुपुन्न ने बालिग होने पर 
अपने पिता को हटाकर राजसिहासन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । 
अकबर की आशा-अभिलाषाओं के प्रतिकूल सलीम एक उद्धत और आरामपसन्द राज- 
कुमार के रूप में ज्रिकसित होने लमा । १५६६ ई० में जब सम्राट खानदेश के मीरन 
बहादुर के विरुद्ध चढाई करने की तैयारी कर रहा था, तो सलीम को अजमेर का 
गवर्नर नियुक्त किया गया और मेवाड़ के राणा अमरसिह को, जो अपनी कुल-परम्परा 
के अनुरूप ही अपने पैतृक राज्य की रक्षा के लिए वीरता के साथ जबर्दस्त संघर्ष कर 
रहा था, परास्त करने का कार्य सौपा गया। मेवाड़ की पहाडियों और जंगलो मे कष्ट 
सूहते हुए शत्रु से भिडना सलीम को नापसन्द था, इसलिए वह राणा के विरुद्ध कुछ 
भी करने में सफल नही हुआ । इस पर अकबर उससे नाराज हो गया और वह अपने 
तृतीय पुत्र दानियाल पर अधिक क्ृपाहृष्टि रखने लगा। (द्वितीय पुत्र मुराद अधिक 
सुरापान करने के कारण १२ मई, १५६६ ई० को चल बसा था |) अबुल फजल भी 
सलीम के विलासी स्वभाव से असन्तृष्ट था; वह भी उसके विरुद्ध ही अपना प्रभाव 
काम में लाया । इन्हीं कारणों से सलीम भी; जो बहुत दिनों से राजसिहासन प्राप्त 
करने की प्रतीक्षा करता आ रहा था; उद्विग्गन हो उठा और उसने विद्रोह करने का 
निश्चय कर डाला । अजमेर के शहबाजखाँ कम्बू के मर जाने के पश्चात सलीम ने 
झऊसकी सारी धन-दोलत पर अपना अधिकार कर लिया और इलाहाबाद जाने के लिए 
आगरा की ओर चल दिया; उउ्दगी दादी यह समाचार पाकर उससे मिलने और 
विद्रोही योजनाओं को त्याग देने के [लिए उसे समझाने हेतु आगरा से चली, किस्तु 
उससे बचकर सलीम ने जल्दी ही यमुना नदी पार की और इलाहाबाद की ओर चल 
दिया। मागें में बिहार आते, हुए ३० लाख रुपयों के शाही खजाने को भी उसने 
छीन लिया । इलाहाबाद, अवध और बिहार में उसने अपने निजी अफसरों को नियुक्त 
कर दिया और स्वयं एक स्वतन्त्र राजा के रूप में व्यवहार करने लगा । अकबर इस 
समय खानदेश मे असीरगढ़ के घेरे मे व्यस्त था। अपने लड़के द्वारा विद्रोह सड़ा कर 
दैने के समाचारों पर अविश्वास प्रकढ करने का बहाना करते हुए सम्राट ने सलीम को 
अपनी उच्छुछ्ूलता समाप्त करने का पन्न भेजा। सलीम से टालमटोल-भरा उत्तर 
भेज दिया और पूर्ववतत आचरण करता रहा। इसके पश्चात अकबर ने सलीम के 
. सहपाठी शरीफ को उसे समझाने के लिए भेजा, किन्तु सलीम ने उसे अपने ही पक्ष में 
कर लिया और उसे अपना मन्‍्त्री भी नियुक्त कर दिया । 

अधीरगढ़ के पतन के पश्चात अकबर ने दानियाल को दक्षिण -का जिसके 
अन्तगंत सानदेश और बरार तथा अहमदनगर का कुछ भाग था और जिनकी राजधानी 
दोलताबाद थी, वायसराय नियुक्त किया और स्वयं सलीम के विरुद्ध उचित कार्यवाही 
ऋरने के लिए आगरा वापस चल दिया। २३ अग्रश्त, १६०२ ई० को वह राजधानी 


. अकबर महान श्दरे 


में आ पहुँचा और अपने बेठे से बातचीत शुरू कर दी, किन्तु सलीम की माँगें इतनी 
विचित्र थी कि इन्हें पूरा नही किया जा सकता था । अकबर द्वारा थोडी सख्ती से पेश 
आने का इतना परिणाम अवश्य हुआ कि सलीम जो एक बडी फौज के साथ इटावा 
तक बढ आया था, इलाहाबाद वापस लौट गया। उसने बंगाल और उडीसा की 
गवर्नेरी स्वीकार नही की और कहा जाता है कि अपने नाम के सिक्के ढलवाने भी 
आरम्भ कर दिये । अकबर ने अपने सबसे योग्य और परम प्रिय मित्र अबुल फजल को 
दक्षिण से बुला भेजा, जिससे सलीम के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विषय में 
सलाह ली जा सके । किन्तु सलीम ने अबुल फजल की, जबकि बह नरवर के आसपास 
आ पहुँचा था, १६ अगस्त, १६०२ ई० को ओरछा के विद्रोही बुन्देला सरदार वीरसिंह 
देव द्वारा हत्या करवा दी । इस दुखद समाचार को पाकर अकबर क्रोध और दुख से 
भर गया और उसने वी रसिह देव को पकड लेने और मारं डालने की आज्ञा जारी कर 
दी । किन्तु बुन्देला सरदार किसी प्रकार बचकर निकल भागा और जहाँगीर की क्ृपा- 
दृष्टि प्राप्त करते रहने के लिए जीवित रहा । सलीमा बेगम ने सलीम को समझाने का 
ब्रत लिया और उसे इलाहाबाद जाने की आज्ञा दे दी गयी । उसने सलौम को आगरा 
चलकर अपने पिता के प्रति झुक जाने के लिए राजी कर लिया | सलीम की दादी ने 
उसे बादशाह के सम्मुख पेश किया । सलीम ने आँसू बहाते हुए पिता के चरणो मे सिर 
रख दिया और अपने अपराधों के लिए उससे क्षमा माँगी । बादशाह के लिए अब कोई 
चारा नही था। उसने उसे उठाकर प्यार से आलिंगन किया और उसे क्षमा प्रदात 
कर दी। १२,००० स्वर्ण-मुद्राओं तथा ७०० हाथियों की भेंट भी उसने स्वीकार कर 
ली। यह सब फरवरी १६०३ ई० में हुआ । अक्तूबर मे सलीम को मेवाड़ के ऊपर 
चढ़ाई करने के लिए भेजा गया ।* वह फतेहपुरसीकरी तक तो चला गया, किन्तु ग्रहाँ 
से उसने सम्राट के पास सम्नाचार भेजा कि उसे इलाहाबाद जाने की आज्ञा दी जाय, 
जिससे जरूरत के लिए गोला-बारूद काफी मात्रा में वहाँ से लाये | यह जानते हुए भी 
कि राजपूताने पर चढाई करने के लिए सन्रीम की इच्छा नही है, अकबर ने उसे 
इलाहाबाद जाने की आज्ञा दे दी । इलाहाबाद मे शाहजादा सलीम शराब का बेहद 
पियक्कड बन गया और वहाँ कई बड़े जघन्य कृत्य भी उसने कर डाले । १६०३ ई० 
में उसकी पहली पत्नी ने जो मानसिह की बहन थी, उसके दुव्यंवहार से तंग आकर 
अफीम खाकर आत्महत्या कर डाली । इस घटना से सलीम और मानसिंह के मध्य स्नेह- 
सम्बन्ध बिलकुल समाप्त हो गया | सलीम ने एक संवाद-लेखक की, जिसने अकबर के 
पास उसके नृशस कृत्यों का समाचार भेजा था, जीवित अवस्था में ही खाल खिचवा ली। 
क्रोध में आकर उप्तने अपने एक नौकर को पीटते-पीटते जान से सार दिया और अपने 
पिता के एक ओर अन्य नौकर को निर्जीव नपुंसक बना दिया | अकत्रर इन समाचारों 
को पाकर अत्यन्त क्रोप्षित हुआ और सलीम को सजा देने के लिए रण एगाहाबाद चल 
बड़ा, किन्तु उसे प्रथम तो नाव में पानी भर जाने, दूसरे भयंकर वर्षा ओर तीसरे 
अपनी श्रीमार माता की चिन्ताजनक अवस्था के कारण वापस लौटना पड़ा । उसकी 


१८४ भुगलकालीन भारत 


ले त+ लत हयात नननननम, 


का तीसरा बैठी दानियाल भी कंम्प-उन्माद से बुरहानपुर मं अकान सूृत्यु को प्राप्त 
हुआ । अकबर को इन विपत्तियों के कारण अत्यन्त सन्‍्ताप पहुँचा और सम्भवत ऐसे 
समय मे सलीम के ठीक रास्ते पर आ जाने की उसको उत्केट अभिलापा होगी । सलीम 
१६ नवम्बर के दिन दो उद्देश्यों से आगरा आया । एक तो अपने पिता से मातमपुरसी 
करने और दूसरे इस विचार से कि कही माँ और बेटे की मृत्यु के धक्के से बादशाह 
चल बसे, तो समय पर वह उतके पास ही रहे । जब दरबार में सलीम हाजिर हुआ 
तो बादशाह ने बिलकुल ही अप्रसन्नता प्रकट नही की, किन्तु बाद मे उसने उसे 
गिरफ्तार कराकर राजमहल के अपने कक्ष मे बुलाया। यहाँ पर उसने सलीम को 
उसके दुव्यंवहार पर बहुत फटकारा, उसके मूह पर एक तमाचा भी दे मारा और उसे 
राजा सालिवाहन की देखरेख में स्तानागार मे बन्दी करवा दिया । राजा सालिवाहन 
एक उच्चक्रोटि का चिकित्सक था। ऐसा करने मे अकबर का शायद यह विचार था 
कि सलीम को मानसिक रोग है और इस चिकित्सक की देखरेख मे सम्भवत. वह ठीक 
हो जायगा। सलीम के प्रमुख-प्रमुख साथी-संगियों और अनुयायियों को भी गिरफ्तार 
करवाकर बन्दीगृह मे बन्द करवा दिया गया था। दस दिन तक शराब और अफीम से 
वंचित रखे जाने के पश्चात सलीम को मुक्त किया गया और उसे रहने के लिए उपयुक्त 
मकान दिया गया। सलीम की बुद्धि ठिकाने आ गयी और वह अपने पिता के प्रति 
आज्ञाकारी बन ग्रया--इस विज्ञार से कि कही सम्नाट अधिक अप्रसन्न होकर उसके 
लड़के खुमरों को अपना उत्तराधिकारी न बना दें । यह भय निराधार नही था, क्‍योंकि 
उसने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा इतनी गिरा ली थी कि मानतसिह और खानआजम मिर्जा 
कोका जेसे प्रमुख सरदार खुले उप्र से खुसरा का समर्थन कर रहे थे । इस समय 

' खुसरों की अवस्था सन्नह वर्ष की थी और वह बड़ा होनहार और लोकप्रिय.लडका था। 

' सलीम ने पश्चिमी प्रान्तो की गव्तरी, जिस पर दानियाल की मृत्यु के बाद किसी कोः 
नियुक्त नहीं किया. गया था, बिना किसी ऐतराज के स्वीकार कर ली और अपने 
प्रतिनिधियों को सरकारी कामकाज चलाने के लिए उसने वहाँ भेज दिया और स्वयं 
सम्राट की मृत्यु तक आागरा में ही रहा । 


अकबर की मृत्यु | 

३ अक्तूबर, १६०५ ई० को अकबर बीमार पड़ा । उसे पेचिस अथवा किसी 
प्रकार के अतिसार की शिकायत थी । सलीम और उसके बेटे खुसरो के मध्य कदु 
सम्बन्ध पैदा होते के कारण जिससे दरबार के कुछ लोग उसकी ओर और कुछ दूसरी 
ओर विभाजित होकर षडयन्त्र और कुचक्र रच रहे थे, आदशाह को और भी अधिक 
बलेश पहुँचा और उसकी दशा बिगड़ती चली गयी । यह कहा जाता है कि मानसिह 
और अजीज कोका सलीम को गिरफ्तार करवाकर उसकी जगह खूसरो को सिंहासन 
पर बंठाना चाहते थे। सम्राट का चिकित्सक हकीम अली उसके रोग का ठीक ठीक' 
विद्वन ही नहीं कर सका और इसी कारण आठ दित तक उसने कोई दवा बादशाह 





पे 


अकबर महान श्धश 


को त दी । उसके पश्चात पेचिस को रोकने के लिए उसने तेज अवरोधक औषधि दी' 
जिससे बादशाह को बुखार हो गया और पेशाब भी रुक-रककर आते लगा । ११ अक्तूबर 
को उसकी दशा अत्यधिक गिर गयी और छउसने सलीम को अपना उत्तराधिकारी 
घोषित कर दिया । उस दिन जब सलीम रुग्ण सम्राठ की सेवा में उपस्थित हुआ तो 
बोल सकने मे असमर्थ होने के कारण बादशाह ने सकेत से उसे शाही पगडी पहनने 
और इह्ुमायूं की तलवार कमर में लटकाने के लिए कहा । उसी दिन पेचिस का दोरा_ 
'ओऔर बढ़ा और २५-२६ अक्तूबर, १६०४ ई० को अद्धंराति को मुगल सम्राट के प्राण 
विकल गये । बोटेल्हो के अनुसार वह अन्त समय तक मुसलमान बना रहा। किन्तु 
इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मृत्यु से चार-पाँच दिन पहले 
ही अकबर का बोल बंन्द हो गया था, इसलिए इस बात का कि अन्त समय में उसने 
अपनी भूलों को स्वीकार कर लिया था (जैसा कुछ धर्मान्ध लेखको ने लिखा है) 


कोई सबूत नहीं मिलता । अकबर का जनाजा मुसलमानी ढंग से निकाला गया और 


आगरा से ४ मील की दूरी पर सिकन्दरा मे उसे दफना दिया गया | मील की दरी पर सिकन्दरा मे उसे दफना दिया गया 
अकबर का शासन-प्रबन्ध हा 


राजपद का सिद्धान्त हि 

घामिक नीति की भाँति ही अकबर की राजपद सम्बन्धी नीति भी सहज 
विकास का परिणाम है । शासतकाल के आरम्भिक वर्षों मे अपनी स्थिति के सम्बन्ध 
मे उसके विचार-विश्वास कट्टरपथी मुसलमान शासको के समान ही थे । उस समय वह 
मुसलमानों का सेनानायक (अमीझल-मोमिनीन), धर्मरक्षक और इस्लाम का प्रचारक 
था। कुरान मे निहित ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही उसका मुख्य कतेव्य था 
और ईश्वर के प्रति ही वह उत्तरदायी था। अन्य मुसलमान शासको की भाँति हीं वह 
कम से कम सिद्धान्त रूप में तो अपने साम्राज्य की सम्पूर्ण मुसलमान जनसंख्या (मिल्लत) 


के अधीन था। 'मिल्लत ' तत सपहय सलमान भ्रातृदल का जनमत मुसलमान धर्म के 


_ होता था। बाद में थे लोग हो सरकार करी भका 35 द्कनरशीर 


ण्डित, जिन्हें उलेमा कहते थे, द्वारा सचालित होता था। बाद में ये लोग ही सरकार 
की नीति को नियन्त्रित करने का अपना अधिकार णताने लगे थे और जनता तथा 
सरकार पर इन्होने काफी प्रभाव भी स्थापित कर लिया था । अकबर ने अपने ऊपर से 
इन बन्धनों को हटाने को चेष्टा की और 'मिल्लत' अथवा उलेमाओ से बिना सचालित 
हुए भी अपने प्रजाजनों का सर्वोच्च सत्ताधिपति बनने का प्रयत्त किया । । इस उद्देश्य 
की ओर सितम्बर १५७६ ई० में उसने 'निर्भत घोषणा' (महजर) द्वारा कदम बढ़ाये 
थे। उल्लेमाओं ने उसे साम्राज्य के हित में दो विरोधी मतो में से किसी एक मत को 
स्वीकार करने तथा प्रजा को भलाई में स्वेच्छापूर्वक उचित नीति का अनुसरण करने 
का अधिकार दे दिया, बशर्ते कि वह नीति-निर्णय में कुरान के समर्थन-प्राप्ति की दृष्टि 
से इसकी एक-दो आयतें प्रस्तुत कर सके | व्यवहार मे इसका अर्थ यट हुआ कि धार्मिक 
सत्ता तथा शासनिक शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो गयीं । उसने यह अनुभव किया 
था कि इन दोनों सत्ताओं के पृथककीकरण से सरकार और राज्य-शक्ति शिथिल पड़ 


१८६ सुगलकालीन भारत 


गयी । इसके बाद उसने अपने आपको अपने प्रजाजनों का, चाहे वे हिन्दू हों अथवा 
मुसलमान, निष्पक्ष शासक स्थापित करने की दिशा मे कदम उठाये । इसमे गेर-मुसल- 
मानों को धामिक सहिष्णुता तथा शासन-सेवाओं मे मुसलमानों के साथ ही समान स्तर 
पर नियुक्ति के आधार पर नागरिक समानता का भाग निहित था। इस प्रकार की 
नीति बरतने से कट्टर सुन्नी उलेमाओ तथा मुसलमान अमीर-वर्ग के साथ उसका संघर्ष 
होना निश्चित था, जिन्होंने अब तक राज्य मे यथेष्ट सुख-सुविधाओ का उपभोग किया 
था । इन दोनो वर्गों ने ही आगे चलकर सम्मिलित रूप से विद्रोह की अग्नि भडकायी 
थी। किन्तु राजपूत और ईरानियों के सहयोग-समर्थन तथा अधिकाश सुन्नी-प्रजाजनों 
के विश्वास के बल पर अकब र ने इस सघर्ष मे विजय प्राप्त की | इस घटना से उसकी 
समझ में यह अच्छी तरह आ गया कि उसके लिए उचित मार्ग इसी में है कि राजपद 
के संकीर्ण इस्लामी सिद्धान्त की परवाह न करते हुए साम्राज्य के सभी धर्म और 
जातियो की भलाई और सफलता के सिद्धान्त पर आधारित राजपद की एक नवीन 
मान्यता को वह अपनाये । इस विचारधारा का परिणाम उसके सुयोग्य मन्‍्त्री भबुल 
फजल द्वारा प्रतिपादित राजपद का ईश्वरीय अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त था। अबुल 
फजल ने इस सिद्धान्त में यह बात सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि राजा एक सामान्य 
मानव से कहीं अधिक है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का रूप है 
(जिल्ले-आलही) और उसे एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि-विवेक का ईश्वरीय 
वरदान अधिक मात्रा में प्राप्त है । 

अबुल फजल ने लिखा है, “राजपद ईश्वर का एक उपहार है और यह तब तक 
प्रदान नही किया जाता जब तक कि एक व्यक्ति में हजारों महान गुणों और विशेष- 
ताओं का समन्वय न हो जाय । इस महान पद के लिए जाति, धन-सम्पत्ति तथा लोगों 
की भीड़-भाड़ ही काफी नहीं है ।” (अकबरनासा, भाग २, पृष्ठ ४२१) अकबर का 
विचार था कि “राजाओं का दर्शन-मात्र ही ईश्वर-भक्ति का अग माना गया है। इन्हें 
सचमुच ईश्वर के रूप (जिल्ले आलही) कहकर पुकारा गया है और इसका दर्शन-लाभ 
दिल मे ईश्वर की याद जगाने का साधन है ।” अकबर के अनुसार एक राजा अपनी 
प्रजा का सबसे बड़ा हितचिन्तक और संरक्षक होता है। उसे न्यायप्रिय, निष्पक्ष और 
उदार होना चाहिए । उसे अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह ही समझना चाहिए और 
रात-दिन उसकी भलाई मे दत्तचित्त रहना चाहिए । अकबर कहता है कि “शासको की 
दैवी पूजा, उसकी न्याय-तीति तथा सुशासन-व्यवस्था में निहित है। प्रत्येक राजा के 
लिए और विशेषत: उस राजा के लिए जो ससार का संरक्षक है, अनीति और अत्याचार 
करना मियम-विरुद्ध है।” अकबर का विश्वास था कि राजा को प्रत्येक धर्म और जाति 
के प्रति पूर्ण सहिष्णु होना चाहिए और अपने साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति स्थापित करनी 
चाहिए (आदर्श राजा में क्या-क्या गुण और विशेषताएँ होनी चाहिए, यह बताने के 
बाद अबुल फजल ते अपने कथन को, इस प्रकार समाप्त किया है, “इन विशेषताओं के 
होने पर भी यह इस महान पद के लिए तब तक योग्य नहीं है, जब तक कि वह 


अकबर सहान १८७ 


सर्वजनीन शान्ति और सहिष्णुता स्थापित न करे | यदि वह मानवता की सभी जातियों 
और धर्म-सम्प्रदायो को एक आँख से नही देखता और कुछ लोगो के साथ माता का-सा 
और कुछ के साथ विमाता का-सा व्यवहार करता है, तो वह इतने महान्‌ पद के लिए 
योग्य नहीं हो सकता ।” (अकबरनामा, भाग २, पृष्ठ ४२१) इन्ही विचारों को अकबर 
ने फारस के शाह अब्बास को लिखे गये एक पत्र मे इस प्रकार व्यक्त किया है “प्रत्येक 
मं में विश्वास के साथ ईश्वरीय दया सन्नद्ध है और व्यक्ति को सबके साथ शान्ति 
(सुलहकुल) की सदाबहार पुष्प-वाटिका मे लाने की महती चेष्टा करनी चाहिए ।” 

राजपद के ईश्वरीय उद्गम सिद्धान्त को जनता के एक विशाल बहुमत ने 
स्वीकार किया था। हिन्दुओ ने इसे इसलिए स्वीकार किया था कि यह सिद्धान्त प्राचीन 
हिन्दू राजपद के सिद्धान्त से मिलता-जुलता था तथा उन्हें संरक्षण, न्याय और समान 
व्यवहार का आश्वासन दिया गया था। बदायूँनी जैसे कुछ कठमुल्लों को छोडकर 
मुसलमानों ने भी इस सिद्धान्त में आस्था प्रकट की थी, यद्यपि यह मुसलमानी सिद्धान्त 
से इस रूप मे भिन्न था कि इसने कुरान के नियम-विधानों को अपना आधार न 
मानकर “राजा के सहज ज्ञान, जिसके द्वारा ईश्वरीय इच्छा प्रकट हीती” को आधार 
माना था। यह सिद्धान्त उदार स्वेच्छाचारिता का ही एक रूप था और समय की 
अवस्था और परिस्थितियों के लिए बहुत अनुकुल था । 
'राजा, उसके अधिकार और कतंव्य 

अकबर एक सर्वेशक्तिमान राजा था। वह स्वेच्छाचारी शासक तो था, किन्तु 
उदार और सुसंस्कृत था। राज्य का वह प्रमुख था, सेता का सर्वोच्च सेतापति शथ्ग, 
/ प्रमुख व्यवस्थापक था और नियम-विधान निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार भी उसी 
को प्राप्त था। न्याय का आदि-ज्रोत भी वह था और इसीलिए स्वय ही मुकदमों का 
फैसला करता तथा लोगों के झगड़ों को तय करता था । वह अपने प्रजाजनों का पिता 
के समान संरक्षक था। इतने विस्तृत अधिकार और सत्ता प्राप्त होने पर भी प्राचीन 
हिन्दू राजाओं की भाँति अकबर जनसत का आदर करना अपना परम कतेंव्य समझता 
था और मुश्किल से ही जनहित के विरुद्ध कभी कोई आचरण करता था। किन्तु यह 
बहुत कुछ शासक की व्यक्तिगत सुझ-समझ और विवेक-बुद्धि पर ही आधारित होता 
था। उस समय ऐसा कोई स्वीकृत विधान नही था जो राजा के कतैव्यों को बताये, 
उसके अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित करे और उसके स्वेच्छाचारी शासत पर अकुश 
रखे । जनता द्वारा विद्रोह खड़ा कर देने के भय तथा कुछ परम्परागत नियम-विधानों 
को छोड़कर वहु किसी नीति-नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं था। 

क्षपने राज्य और सरकार का प्रमुख होने के कारण अकबर अपने विविध 
कर्तव्यों का पालन करने की पूरी चेष्टा कठिन परिश्रम के साथ करता था। उसके 
दैनिक-कार्य क्रम की झलक हमें अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा' में मिलती है। 
राजकाज के लिए वह दिन में तीन बार दरबार में आता था। सूर्योदय के समय वह 
अझरोखा-दर्शन में अपनी प्रजा को दर्शन के लिए उपस्थित हो जाता था । यहाँ पर वह 


चर 


श्धद घुगलकालोन भारत 


साधारण से साधारण व्यक्ति की फरियाद सुनता था और अन्य प्रकार के आवश्यक 
कार्य सम्पादित करता था। इसके पश्चात लगभग ४७ घण्टे तक उसका आम दरबार 
होता था | “यहाँ पर बड़ी भीड इकट्ठी हो. जाया करती थी और बडी चहल-पहल रहती 
थी ।” (बदायनो, भाग २, पृष्ठ ३१२५-२६; अकबरनामा भाग ३, पृष्ठ २३७) | सभी 
वर्ग और श्रेणियों के स्त्री-पुरुषो को फरियाद करते और अपनी पैरवी स्वय ही करने 
की आज्ञा दी थी और वही पर मुकदमे को सुनने के पश्चात बादशाह मामले को तय 
कर देता था। इसके अतिरिक्त कभी-कभी वह अन्य कार्य भी सम्पादित करता था, 
जैसे मनसबदारो के सैनिक-दलों का निरीक्षण करना। लगभग ४ घण्टे राजकाज 
करने के पश्चात बादशाह अन्तः:पुर मे चला जाता था । तीसरे पहर वह पुन: उपस्थित 
होता और इस समय 'दीवाने आम' मे फिर दरबार जुड़ता था। यहाँ पर वह देनिक 
सरकारी कामकाजो की देखभाल करता था। सेना और कारखानो से सम्बन्धित बहुत- 
से कार्यों का निरीक्षण भी करता था। मनसबदारो की नियुक्ति और तरक्की तथा 
जागीरो की तरक्की भी इसी समय की जाती थी । यह दरबार लगभग डेढ़ घण्टे से 
अधिक समय तक खलता था। संध्या समय तथा प्रायः रात्रि में दीवाने खास” मे वह 
अपने मन्त्रियो और सलाहकारों से भेट करता था। यहाँ पर विशिष्ट जैसे विदेश और 
शासन-सम्बन्धी मामलों पर विचार किया जाता था। रात्रि में काफी समय बीतने पर 
युद्ध अथवा परराष्ट्र सम्बन्धी गुप्त मामलों पर वह अपने मन्त्रियों से सलाह करता” 
था। यह मीटिंग दोलतखाना नाम के एक कमरे में होती थी। शाही स्नानागार के 
निकट होने के कारण जहांगीर के समय में इसी कमरे को गुसलखाना भी कहा जाने 
लगा था। अबुल फजल लिखता हैं, सज्जाट राज्ि का समय दीवाने खास में व्यतीत 
करना पसन्द करते हैं। विद्वान दाशंनिक और धर्मात्मा सुफियों को बुलाया जाता है 
तथा इसी सभा में कुछ निष्पक्ष इतिहासकार भी उपस्थित रहते है''""*''किसी-किसी 
अवसर पर साम्राज्य ओर मालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले मामले भी पेश किये 
जाते हैं और किस मामले में क्या करना चाहिए, इस बात के लिए बादशाह आवश्यक 
आदेश-निर्देश देते हैं ।/ राजकाज सम्बन्धी कार्यों को देखने-भालने और निबटाने में 
अकबर प्रतिदिन लगभग १६ घण्टे लगाता था। उसने बहुत-सा कार्य तो अपने सन्त्रियों 
के पक्ष में ही छोड़ रखा था। नीति निर्णय करने, आदेश-आज्ञा जारी करने तथा यह 
देखने के लिए कि सब कार्य नियम, काल और व्यवस्था के अनुसार किये जा रहे है या 
नहीं बादशाह इन सबको स्वयं देखता था और सतके रहता था। शासन के प्रत्येक 
विभाग के काम का निरीक्षण वह स्वयं किया करता था। अकबर कहता है, “जो कार्ये 
प्रजा द्वारा सम्पन्न किये जा सकते हैं, उन्हें स्वयं राजा को नहीं करना चाहिए । दूसरों 
की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी तो उसकी (राजा की) है, किन्तु यदि उसकी 
भूलें हैं तो उन्हें कोन ठीक कर सकता है ।” 


, मन्त्रिगण 


अकबर के अधीन केन्द्रीय सरकार के चार विभाग थे | प्रत्येक विभाग की 


अकबर महानू १८६ 


अध्यक्षता एक मन्‍्त्री करता था । मन्त्रिगण इस प्रकार थे--(१) प्रधानमन्त्री (वकील) 


- (२) वित्तमन्त्री (दीवान या वजीर), (३) मुख्य वेतताध्यक्ष (मीर बह्शी), (४) प्रमुख 


जा 


दर (सदरुस सदर) । अकबर के शासतकाल के आरम्भिक वर्षों मे मन्त्रियो की नियुक्ति 

प्रधानमन्त्री करता था । इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। राज्य की बाग्रडोर 
अपने हाथो में लेने पर अकबर ने प्रधानमन्त्री को इस अधिकार से वंचित कर दिया । 
अब वह स्वयं ही मन्त्रियों की नियुक्ति करता और इन्हे पदच्युत करता था। उनके 
कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं थी और न इनकी तरक्की के लिए ही कोई 
निश्चित नियम थे। प्रधानमन्त्री भी सम्राट के कहने मे पूरी तरह चलता था। अपनी 
इच्छानुसार वह उसे रखता था, अन्यथा बर्खास्त कर देता था। अन्य मन्त्रिगण निश्चय 
ही प्रधानमन्त्री के नीचे होते थे । मन्त्रियों की कोई संगठित परिषद नहीं थी । उनके 
विभागों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करते के लिए उन्हें पृथक-पुथक बुलाया जाता 
था । कभी-कभी बादशाह प्रधानमन्त्रों की मन्त्रणा से ही किसी विभाग विशेष के मामले 
में कार्यवाही कर देता था और उस विभाग के मन्‍्त्री को न बुलाकर क्विसी उच्चाधिकारी 
को ही बुला लिया जाता था। मुगल-राज्य के सन्त्रिगण आधुनिक काल के मन्त्रियों 
की भाँति मन्त्रिपरिषद के रूप में संगठित नही थे । उन्हें मिनिस्टर न कहकर सेक्रेटरी 
कहना उचित होगा क्योंकि नीति-संचालत सम्नाठ के साथ में होता था, मन्त्रियों के 
हाथ में नही । 
प्रधानसन्तों 

अकबर के प्रधानमन्त्री को वकील' कहा जाता था। कभी-कभी उसे 'बकीले- 
मुतलक' भी कहते थे । पहले वह केन्द्रीय सरकार के समस्त विभागों का एक तरह से 
अध्यक्ष होता था और अपने अधीन मन्त्रियों को नियुक्त और पदच्युत करने का उसे 
अधिकार प्राप्त था। किन्तु बेरामखाँ को हठाये जाने के उपरान्त 'बकील' को इन 
अधिकारों से धीरे-धीरे वंचित कर दिया गया | सर्वप्रथम वित्त-विभाग उसके हाथों 
से छीन लिया गया और इस विभाग के लिए एक पृथक मल्त्री की नियुक्ति की गयी, 
जिसे 'दीवान' कहते थे । कुछ समय में ही दीवान' इतता प्रभावशाली बच गया कि 
वह 'वकील' के अधिकार भौर सत्ता को ढकता हुआ नजर आते लगा । आगे चलकर 
शाहजहाँ के राज्यकाल में दीवान ही प्रधानमन्त्री हो गया और इसके बाद वकील" 
का कोई पद नहीं रहा । 
वित्तमन्त्री 

अकबर के समय में वित्तमन्त्री को 'दीवान' अथवा बजीर' कहते थे। मुजफ्फरखाँ 
को प्रथम 'दीवान' नियुक्त किया गया था, किस्तु उसने बादशाह से स्वतन्त्र रहकर 
कार्य करने का विचार किया अतएवं उसे पदच्युत कर दिया गया और उसके स्थान 
पर राजा टोडरमल को नियुक्त किया गया । मृजफ्फरखाँ, टोंडरमल और शाह मंसू र-- 
ये तीन वित्तमन्त्री हुए । ये तीनो ही उच्चकोटि के वित्त-विशारद तथा सुयोग्य शासन- 
प्रबन्धक थे । ह 


नं 


१६० मुगलकालीन भारत 


वित्त विभाग का अध्यक्ष होने के नाते दीवान साम्राज्य की आय और व्यय 
का अध्यक्ष होता था | उसके मुख्य कतेव्य मालगुुजारी बन्दोबस्त के लिए नियम निर्माण 
करना, अन्य प्रकार के कर निश्चित करना तथा रुपये-पैसे के लेन-देन की देखभाल 
करना थे । लगभग सभी सरकारी कागजात उनके निरीक्षण के लिए उसके पास भेजे" 
जाते थे । सभी प्रमुख सरकारी लेन-देनों के हिसाब-किताब का वह बारीकी से निरीक्षण 
करता था । प्रास्तीय दीवानों की नियुक्ति के लिए वह सलाह देता था तथा इन्हे समय- 
समय पर निर्देशन देते हुए अपने नियन्त्रण में रखता था। सभी प्रमुख मालगुजारी के 
कागज-पत्नों पर जिनमें बिना लगान की जागीरो के कागज-पत्र भी होते थे, उसे अपनी 
मुहर लगानी पड़ती थी । हे 

दीवान को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। उसका काम बहुत भारी था, इसी 
कारण उसकी सहायता के लिए सहायक नियुक्त किये जाते थे। इन सहायको मे से 
एक दीवान खालसा कहलाता था, जो खालसा (बादशाह की रक्षित भूमि का 
कारिन्दा) होता आ । दूसरा दीवाने-जागीर होता था, जो सेवा के उपहार मे दी हुई 
जागीरों की देखभाल करता था। तोसरा साहिबे-तौजीह कहलाता था, जो सेना 
सम्बन्धी हिसाब-किताब का कारित्दा होता था। एक चौथा सहायक दीवाने-बयुतृत 
कहलाता था जिनका काम विभिन्न कारखानों के हिसाब-किताब की देखभाल करना 
होता था । सरकारी खजाना भी जो 'मुशिरफे खजाना के प्रबन्ध में होता था, दीवान 
के ही नियन्त्रण में था। इन सभी अधिकारियों की सहायता के लिए मुनीम, लेखक 
और चपरासी आदि कमंचारियों को नियुक्त किया जाता था । 

शासन-प्रबन्ध में वित्त विभाग की एक विशेष स्थिति और प्रमुखता होने के 
कारण अकबर स्वयं इसके संगठन में दिलचस्पी लेता था। उसने पाँच विशेषज्ञों की 
समिति नियुक्त कर दी थी जो समय-समय पर इस विभाग की कार्यविधि और प्रगति 
का निरीक्षण करती थी । । हे 

पर बरुशी 

बरुशी' शब्द संस्कृत के 'सिक्षु' शब्द से निकलां प्रतीत होता है। मीर बख्शी 
का पद सल्तनत-युग के दीवाने-आरिज के पद के समान था | दीवान के बाद इसी का 
दर्जा था। इस अधिकारी को एक रजिस्टर रखना होता था, जिसमें मनसबदारों के 
नाम, उसका दर्जा तथा उसको मिलने वाला वेतन दर्ज रहता था, सभी अधिकारियों 
का वेतन मीर बरूुशी के कार्यालय से ही दिया जाता था । सभी दर्ज के मनसबों के 
नियुक्ति-पत्र उसी के कार्यालय से जारी किये जाते थे। शाही दरबार में उसे हाजिर 
रहना पड़ता था और वह सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा होता था । सैनिक-विभाग 
की नौकरी के लिए आने वाले उम्मीदवारों को वही पेश करता था तथा मनसबदारों 
के सैनिको और घोड़ो का बादशाह द्वारा निरीक्षण करना भी उसी “का कायें था। 
उसका एक प्रमुख कतेब्य था बादशाह के महल की निगरानी करने वाले रक्षकों 


अकबर महान्‌ १६६ 


सूची बनाना । इन रक्षकों में सभी बड़े-बडे सनसबदार होते थे तथा इनकी ड्यूटी प्रति- 
दिन बदली जाती थी। विभिन्न प्रान्तो मे सवाद-लेखकों को नियुक्त करना और उनसे 
प्राप्त संवोदों को बादशाह तक पहुँचाना भी उसी का काम था । अकबर के उत्तराधि- 
कारियों के राज्यकाल में इस कार्य को सँभालने के लिए एक पृथक अधिकारी रखा गया 
था । मीर बरुशी सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था, किन्तु कभी-कभी उसे सैनिक 
अभियानों का नेतृत्व भी करना पडता था। उसका कार्यालय बहुत बड़ा होता था 
और उसी के हस्ताक्षरों तथा सील-मुहर के साथ 'मनसबो” के प्रमाण-पत्र जारी किये 
जाते थे, तरक्कियाँ मंजूर की जाती थी, घोडो को दाग लगाने के हुक्म जारी होते थे 
और रक्षकों की ड्यूटियाँ बाँधी जाती थी। सेना के विभिन्न भागों में वेतन भी वही 
बाँटता था तथा-उन अन्य सैनिक अधिकारियों की सूची भी उसे ही बनानी पड़ती 
थी, जिन्हें सम्राट के सम्मुख उपस्थित होने वी आज्ञा होती थी । 

इस विभाग का कार्य बहुत अधिक बढ जाने के कारण मीर बरूुशी की सहायता 
के लिए अन्य कई बरूशियों की नियुक्ति की गयी थी । ये बर्शी प्रथम, बल्शी द्वितीय, 
इस प्रंकार आगे भी कहे जाते थे । मीर बच्शी ही अपने विभाग का कार्य अलग- 
अलग इन्हें सौपता था । अहदी सनिक-दलों के लिए प्रथक बर्शी होता था। 
दो और प्रकार के बख्शी भी होते थे जो बल्शिये-हुजूर और बचख्शिये-शाहगि्दंपेशा 
कहलाते थे । 
' सदरुस सदर 


सदरुस सदर अथवा प्रमुख सदर भी एक विशिष्ट मनन्‍्त्री होता था | उसे तीन 
प्रकार के कार्य सम्पन्न करने पडते थे--सम्राट के धामिक सलाहुकार के रूप में कार्य 
करना होता था, शाही दान-पुण्य को विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं में बाँटना पडता 
था तथा साम्राज्य के प्रधान न्यायाधीश के रूप मे कार्य करना होता था। अकबर के 
शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों मे सदरुस सदर को व्यापक अधिकार ओऔर,यथेष्ट मान- 
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। प्रमुख धामिक सलाहकार होने के कारण 'शरा' के परस्पर विरोधी 
निष्कर्षों पर उसे अपनी अधिकारपूर्ण आज्ञा देनी पड़ती थी और उसी आज्ञा को लोगों 
को मानना पड़ता था। यह देखना भी उसका कतेंव्य था कि सम्रा८ठ और उसकी 
सरकार कुरान के आज्ञा-आदेशो के विरुद्ध तो आचरण नहीं कर रहे तथा इस्लाम के 
गौरव की रक्षा कर रहे हैं। सदरुस सदर का एक और महत्त्वपूर्ण कर्तव्य इस्लामी 
विद्याओ को प्रोत्साहन देना था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे विद्वान मुसल- 
मानो से सम्पर्क रखना पड़ता था और वजीफे देकर उन्हें प्रोत्साहित भी करना पडता 
था। इन सब मामलों में अकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में उसे व्यापक 
अधिकार प्राप्त थे । प्रमुख काजी की हैसियत से सदर का सम्राट के बाद राज्य-सत्ता में 
दूसरा दर्जा था । सम्राट दरबार में प्रमुख काजी की अदालत से आयी हुई अपीलों की 
सुनवाई करता और फैसले देता था। प्रमुख काजी की हैसियत से ही प्रमुख सदर 
प्रान्तों, जिलों व शहरों के लिए काजियों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश 


१९२ मुगलकालीन भारत 


करता था। अन्य मन्त्रियों की भाँति ही उसके कार्यालय में भी क्लर्क, एकाउस्टेण्ट 
तथा चपरासी आदि कर्मचारी रहते थे । ह 

शासत-तन्त्र के इस्लामी सिंद्धान्त की अवहेलना करते हुए जब अकवर ने 
अपना शासन-प्रबन्ध पुनर्सनंगठित कर लिया, तो प्रमुख सदर का सर्वोच्च घामिक 
सलाहकार के पद पर न रहना स्वाभाविक ही था। शासनकाल के उत्तराद्ध मे अकबर 
ने कट्टर उलेमाओं की सलाह नहीं ली थी। नयी व्यवस्था के अनुसार अब यह भी 
आवश्यक नहीं था कि सदरुस सदर इस्लामी कानूत का उद्धोषक ओर इस्लामी धर्म 
शास्त्र का पूर्ण पण्डित ही हो । अब तो उसमें दूसरी विशेषताएँ होनी आवश्यक थी। 
इस सम्बन्ध मे अबुल फजल ने लिखा है, “जागीरें अथवा वजीफे प्रदान करने से पूर्व 
किसी व्यक्ति की स्थिति को जान लेना भी आवश्यक है ओर इन लोगो के प्रार्थना-पत्नों 
पर भली प्रकार बिचार करने के लिए इस पद पर एक अनुभवी और सदाशय व्यक्ति 
को नियुक्त किया जाता है। इस व्यक्ति को प्रत्येक दल के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध 
रखने चाहिए और साधारण से साधारण जन के प्रति अपने वचन और कार्य द्वारा 
सहानुभूतिपुर्णं होना चाहिए । अकबर के शासनकाल के उत्तरार्द्ध मे जो भी सदर बना 
उसे केवल इस्लामी विद्या को ही प्रोत्साहित नही करता था और न मुसलमान उलेमाओ 
का सरक्षण ही उसे अभीष्ट था। शाही दान-दया को सभी जातियों के लोगो को 
उपलब्ध कराना उसका क्षतेंव्य था ।” 

अकबर ने सदर को छात्रवृत्तियाँ तथा धार्मिक जागीरें प्रदाव करते के अधिकार 
से भी वचित कर दिया। वृत्तियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकारी विद्वानों, भले 
आदमियों और जरूरतमन्दों की अब वहू केवल सिफारिश ही कर सकता था; इस 
सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्राट का ही होता था। अकबर ने सदरुस सदर के विभाग 
में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये थे । जागीरें व वृत्तियाँ प्रदान करने के लिए उसने कई 
अच्छे नियम निर्धारित किये थे तथा इन्हे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यताएं भी 
निश्चित की थी, इसी कारण अब यह जरूरी नही था कि जागीरें अथवा वृत्तियाँ प्राप्त 
करने के लिए प्रार्थनापनत्र सदर के द्वारा ही सम्राट तक पहुचे । जाँच किये जाने पर 
यह पता चला था कि शासन के आरम्भिक वर्षोंक्ें इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार 
फैला हुआ था जिससे बहुत-से अनधिकारी व्यक्ति बिना लगान वाली जागीरो का लाभ 
उठा रहे थे । अकबर ने इन जागीरो को इन लोगों से छीनने के लिए हुक्म जारी कर 
दिये और सदरुस सदर के अधिकार कम करने के विचार से प्रान्तों मे पृथक सदरो की 
नियुत्तियाँ की । इन सुधारों के पश्चात यहू विभाग ठीक काम करने लगा। (आईले , 
अकबरी, जिलद १, पृ० २६८६-६६) 
सोर सामाँ 

मोर सामाँ भी एक उच्च और प्रमुख अधिकारी होता था जिसे जहाँगीर तथा 
अन्य मुगल सम्राटों के शासनकाल में मन्त्री के समान ही दर्जा प्राप्त था । इस 
अधिकारी के बारे मे अबुल फजल ने बहुत ही साधारण जिक्र किया है और अन्य 


अकबर महान १६३ 


मन्त्रियों के कतेंव्यों की भाँति इसका वर्णन नहीं किया । अकबर के राज्यकाल में मीर 
सार्मा दीवान या वजीर के अधीन ही कार्य करता था । उसके (अकबर के) समय में 
यद्यपि उसकी गणना मन्त्रियों में नही की जाती थी, फिर भी वह एक उच्च मधि- 
कारी माना जाता था, जिसके प्रबन्ध में शाही राजमहल, यहाँ तक कि हरम, रसोई, 
रक्षक, कारखाने इत्यादि भी थे # इसी कारण, मालृुम होता है, उस समय-उत्तका 
काफी प्रभाव और अधिकार था । 
प्रान्तीय शासन-व्यवस्था 

अकबर ने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य को प्रान्तों मे विभाजित कर दिया था और 
इनमें एकसी शासन-व्यवस्था स्थापित की थी । १६०२ ई० में इन प्रान्तों की संख्या 
१४ थी । ये प्रान्त इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, 
दिल्‍ली, काबुल, लाहोर, मुल्तान, मालबा, वरार, खानदेश और गहमदनगर थे । 
काश्मीर ओर कन्धार कावुल प्रान्त के अन्तर्गत जिले (सरकारें) थे। सिन्ध भी उस 
काल में थट्टा कहलाता था और मुल्तान प्रान्त का एक जिला था। डइडीसा बंगाल का 
एक भाग था। इन प्रास्तों की एकसी लम्बाई-चौड़ाई नहीं थी। आय में भी वे एक 
बराबर नहीं थे । उस समय इन्हें सुबा कहा जाता था । 

दक्षिण में तीन प्रान्त खानदेश, बरार और अहमदनगर एक साथ सम्बनि.त 
थे और वाइसराय के रूप में शाहजादा दानियाल इनका प्रबन्ध करता था । इन प्रान्तों 
के अतिरिक्त साम्राज्य के अन्तर्गत बहुत-सी रियासतें भी थीं जिनके शासकों ने अकबर 
की अधीनता स्वीकार कर उस्ते अपना सम्राट मात लिया था। साम्राज्य के सभी 
भागों में ऐसी रियासतें थी और इतके शासकों को भिन्न-भिन्न मात्रा में मान-प्रतिष्ठा 
और अधिकार प्राप्त थे। शाही-सेवा के अन्तर्गत मनसबदारों की सूची में इनके नाम- 
पते दर्ज रहते थे । विशेष अवसरों पर इन्हें दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और 
आवश्यक परिस्थितियों में सैनिक-सेवाओं के लिए भी प्रस्तुत रहना पडता था। इन 
रिय्रासतों की गणना साम्राज्य के जिलों में की गयी थी और इसका सम्बन्ध उनके 
तिकट वाले सूत्रों के साथ था। उन्हीं के साथ इन्हें सम्बन्धित कर दिया जाता था । 

सुंबे का प्रमुख सिपहूसालार होता था, जिसके अधीन एक बड़ी सेना होती 
थी। आ्लामतोर पर उसे सुबेदार अथवा साली 'सूबा' ही कहा जाता था। वह सन्ाद 
का प्रतिनिधि होता था और उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता था। अपने सूबे की 
जनता की हित-रक्षा के लिए बहु उश्तरदायी होता था तथा सभी के साथ उसे निष्पक्ष 
न्याय करना पड़ता था । वहू फौजदारी मुकदपों का फैसला करता था। अपने शासन» 
क्षेत्र में उसे शान्ति और व्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी और उपव्रवकारियों तथा 
विद्रोहियों को सजा देती पड़ती थी । पुलिस और गुप्सचर विदा में तह ।विश्वासपात्र 
व्यक्तियों को नियुक्त करता था। वहु कृषि को प्रोत्साहन देता था तथा सड़क, सरायें, 
बाग, अस्पताल आदि का सिर्माण करवाता था | उसे यहू भी ध्यात रखता पड़ता था 
कि लोगों को पूरी धामिक स्वतस्चता प्राप्त है या तहीं। जैसा उसके नाम से ही 


अकबर महानु १६५ 


तथा जागीर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। काजी प्रास्त के न्याय-विभाग का अध्यक्ष 
होता था और बही मुकदमे करता था । इसी हैसियत से वह जिलों तथा कस्बों के 
काजियों के काम की देखभाल करता था । 
प्रान्तीय बख्शी 

मीर त्रुशी की सिफारिश पर प्रान्तीय बख्शी की नियुक्ति होती थी और वह 
सिपहसालार के अन्तर्गत सेना की भरती, उसके संगठन, नियन्त्रण और कार्यपदुता 
का उत्तरदायित्व सेंभालता था । 
बाकयासबीस 

कभी-कभी सूबे के बख्शी को वाकयानवीस का काये भी करना पड़ता था; 
वैसे आमतौर पर इस कार्य के लिए अलग ही अधिकारी रखा जाता था। वह 
अधिकारी अपनी देखरेख में सूबे भर में प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर यहाँ तक कि सिपह- 
सालार, दीवान, काजी, फौजदार आदि अफसरो के कार्यालयों तक में, सवाद-लेखकों 
और गुप्तचरों को नियुक्त करता था। ये लोग उसके पास प्रतिदिन रिपोर्ट भेजते थे । 
इन रिपोर्टों का वह सूक्ष्म रूप तैयार करता था भौर उसे शाही दरबार मे भेज देता 
था। क्योंकि सम्पूर्ण शासन-प्रबन्ध की सफलता गुप्तचर विभाग के ऊपर भी बहुत 
कुछ निर्भर होती है इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। कभी-कभी 
केन्द्रीय सरकार भी अपने संवाद-लेखकों और मुप्तचरों को सृबों और परगनों में 
भेजती थी, जो उसी की आज्ञा-आदेशों का पालन करते थे । 
कोतवाल 

सूबों की राजधानी की आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति और सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य 
ओऔर सफाई का प्रबन्ध कोतवाल करता था। उसके व्यापक अधिकार थे । उसका 
अपना कार्यालय तथा उसके अधीन कई कर्मचारी भी होते थे। सूबे के सभी थानों का 
बह सर्वोच्च प्रबन्धक होता था । 
मीर बहर 

मीर बहर नाव और पुलों की चुगी तथा बन्दरगाहों पर 'कर' वसूल करने 
का प्रबन्ध करता था। | 

जिले का शासंन-प्रबन्ध 

फौजवार 

प्रत्येक सूबा कई-कई जिलों (सरकारों) में बेटा होता था । हर जिले में एक- 
एक फौजदार, अमलगुजार, काकी, कोतवाल, बितिक्वी ओर एक खजानदार होता 
था। जिले का प्रमुख फौजदार होता था और जैसा उसके नाम से ही प्र५. है, बह 
एक सैमिक अधिकारी होता था | उसके तीन प्रमुख काम थे। प्रथम, अ।ने शापव- 
क्षेत्र में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखना, सड़कों को चोर-थभुटे रा से उुराक्षित रखना 
तथा शाही भाज्ञाओं का जनता द्वारा पालन करवाना । दूसरे, एक सैतिक अधिकारी 
होने के कारण उसके अधीन एक छोटा-सा सैनिक-दल होता था । इस सैनिक दल को 


१६६९ मुगलकालीन भारत 


पूर्ण सुसज्जित तथा सेवा-कार्य के लिए तेयार रखने की उसकी जिम्मेदारी होती थी । 
तीसरे, उसे कर वसूल करने में अमलगुजार को सहायता देनी पड़ती थी । जिले के 
शासन-प्रबन्ध की सफलता बहुत कुछ वहाँ के फौजदार की सतकेता तथा उसके व्यक्ति- 
गत चरित्र पर निर्भर रहने के कारण अकबर उसके (फोजदार के) तथा अन्य जिला 
अधिकारियो के ऊपर सतर्क दृष्टि रखता था। केन्द्रीय सरकार इन अधिकारियों के 
काम का निरीक्षण करने हेतु समय-समय पर अन्य उच्चाधिकारियों को भेजती थी । 
संवाद-लेखकों तथा गुप्तचरों की सूचनाओ द्वारा भी केरद्र को जिले और परगनों के 
अधिकारियो की कार्यविधि का पता चलता रहता था । यदि वे अपने कतेव्यपालन से 
लापरवाही दिखाते थे अथवा जनता पर अत्याचार करते थे, तो उनके विरुद्ध तुरन्त 
कार्यवाई। की जात्ती थी । 
अमसधुजार 

जिले में दूसरा प्रमुख अधिकारी मालगुजारी एकत्र करने वाला अमलगुजार 
होता था। उसकी सहायता के लिए बहुत-से कर्मचारी होते थे । मालगुजारी इकट्ठी 
करने के अतिरिक्त वह चोर-लुटेरों को सजा भी देता था, जिससे कृषकों की रक्षा हो 
सके । कृषकों को तकाबी (कर्जा) बाँठने ओर उसे वसुल करने का अधिकार भी उसे 
प्राप्त था। मालगुजारी वसूल करते समय प्रत्येक बीघे पर एक बिस्वा की छूट भी वह 
है सकता था। जिले के खज़ांची के कार्य का निरीक्षण भी उसे ही करना पड़ता था। 
आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट भी उसे दरबार में भेजनी पड़ती थी तथा जिले की 
सम्पूर्ण आय शाही खजाने को वह नियमित रूप से भेजता था । 
बितिक्सी 

अमलगुजार के बहुत-से सहायकों में वितिक्दी का एक विशेष स्थान था। जहाँ 
तक मालगुजारी सम्बन्धी मामलों का प्रश्त था, अमलगुजार के बाद उसी का दर्जा 
था | सरकारी रूप से यद्यपि वह एक लेखक" समझ जाता था, किन्तु उसे जरूरी 
कागजात तैयार करते पड़ते थे, जमीन की किस्म और उस पर होने वाली पैदावार 
सम्बन्धी आँकड़े भी उसे तेयार करने पड़ते थे, जिनके आधार पर ही अमलगुजार 
सान्नगुजारी निमत करता था। बवितिक्सी को कानूनगोओं से प्रत्येक गाव की औसत 
मालगुजारी का तकशा लेता पड़ता था। पिछले दस वर्षों की पैदावार के ऊपर ही औसत 
मालगुजारी का हिसाब बिठाया जाता था। उसे अपने जिले के विशेष रीति-रिवाजों 
और भूमि-अधिकार से परिक्तय प्राप्त करता आवश्यक था। उपजाऊ और बंजर 
जमीतों को उसे दर्ज करना पड़ता था, याँवों की सीमाएँ बाँधनी पश्ती थीं और किसानों 
के साथ जो हकरारनासे किये जाते थे उनकी लजिखा-पढ़ी भी करनी: पड़ती थी । “उसे 
मुन्सिफ, युपरिण्टेण्डेप्ट; भूमि तापने वाले और थानेदार का नाम और साथ ही काश्त- 
कारों तथा मुक्षिया का ताम लिखता पड़ता था और इन सबके नीचे जिस चीज की 





* वितिक्धी' तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अथे लेखक होता है । 


अकबर महानु. १६७ 


काश्त हुई है उसकी किस्म दर्ज करनी पड़ती थी ।” काश्तकार मालगुजारी के रूप में 
जो रुपया खजाने में जमा करता था, बितिक्ची ही उसे उसकी रसीद देता था । वह 
पटवारी और मृुखियो के रिकार्डों का निरीक्षण करता था तथा आय-व्यय का दैनिक 
और मासिक हिंसाब रखता था और प्रत्येक माह इतका सुक्ष्म रूप तैयार करने के 
उपरान्त उसे दरबार में भेज देता था । 
_खजानदार 
अमलगुजार के साथ कार्य करने वाला जिले का दूसरा अधिकारी खजानदार 

(खजांची) कहलाता था। उसका मुख्य काम सरकारी आय को सेंभालना, सुरक्षित 
रखना और उसे केन्द्रीय खजाने के लिए भेज देना था | पृव॑-राजाओं के सिक्‍के धातु- 
के भाव में ले लेने और इस प्रकार मालगुजारी जमा करने के लिए आते वाले काश्त- 
कारों को तंग न करने को उसे हिदायत थी । वह सारा रुपया-पैसा खजाने में सुरक्षित 
रखता था | खजाने की एक चाबी उसके पास रहती थी और दूसरी अमलगुजार के 
पास । इन रुपयो में से दूसरो को देते-बाँटने का उसे अधिकार नहीं था। यह रुपया: 
केन्द्र के खजाने मे किस प्रक्रार भेजा जायगा, इस सम्बन्ध में विस्तार सेननिर्देश दिये 
जाते थे, जिनका सच्चाई से पालन करता अति आवश्यक था । 


परगने का शासन-प्रबन्ध 
शिकदार 


प्रत्येक सरकार (जिला) बहुत-से परगनों या महालों में बँदा होता था । 
परगना निम्नतम प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई थी। प्रत्येक परगने में चार प्रमुख 
अधिकारी--शिकदार, आमिल, फोतदार और कारकुन--होते थे। इनके अतिरिक्त 
शेरशाह के शासनकाल के कानूतगो और चौधरी भी अद्धं -सरकारी कर्मेचारियों के रूप 
में कार्य करते थे! ऐसा माथुम होता है कि शिकदार के कार्य-कर्तव्य वही थे जो 
शेरशाह के शासतकाल में थे। परगने का वह प्रमुख प्रबन्ध अधिकारी होता था और 
सामान्य प्रशासन के लिए वही उत्तरदायी था। परगने में शान्ति और सुव्यवस्था की 
स्थापना के अतिरिक्त काश्तकारो द्वारा खजाने मे जमा करने के लिए लाये गये माल- 
गुजारी के रुपयो को वह सँभालता था तथा खजाने के कर्मचारियों के काम की पूरी 
निगरानी करता था। वह फौजदारी के मामले भी तिबटाया करता था। किन्तु एक 
मजिस्ट्रेट के रूप मे उसके अधिकार बहुत ही सीमित थे। जो मुकदमे उसकी समझ 
और अधिकार के बाहर होते थे, उन्हें वह सरकार के कोतवाल के यहाँ भेज देता था । 
आमिल 
'. आमिल (जो कभी-कभी मुन्सिफ भी कहलाता था) को सरकार के अमलगुजार 
के समान ही कार्य करते पडते थे । उसका मुख्य कार्य कर नियत करना और मालगुजारी 
एकत्र करना था । गाँव के मुखिया के जरिये नही, बल्कि काश्तकारों से उसे सीधा 
सम्बन्ध रखना पड़ता था ॥. इसके अतिरिक्त शान्ति और सुव्यवस्था को स्थापना तथा 
उत्पातियों को सजा देने में उसे शिकदार को सहायता देनी पड़ती थी। मालगुजारी 


श्ध्द.. मुगलकालीन भारत 


" एकन्न करने में यदि आवश्यकता पड़े तो शिकदार की सहायता वहू ले सकता था। 
ऐसा भी ख्याल है कि वह दीवानी मुकदमों का फैसला भी किया करता था। 

फोलवार न 

परमने का खर्जांची फोतदार होता था और उसे वही कार्य करने पड़ते थे जो 
जिले (सरकार) में खजानदार को करने होते थे । कारकुन' बलक होते थे, जो उत्पादन 
योग्य भूमि, क्या-क्या पैदावार हुई है, किस काश्वकार को कितनी मालगुजारी दैनी है, 
फ्रितना रुपया वसूल हुआ है, कितना किससे लेता शेष है, आदि बातों का लेखा करते 
थे। अकबर के शासनकाल के उत्तराद्ध में शायद यह लेखा फारसी भाषा में लिखा 
जाता था । 
कानुनगों 


कातुनगों परगने भर के पटवारियों का अफसर होता था भर वह परभगने की 
पैवाबार, मालगुजारी, जो रुपया वसूल हुआ, मो अभी लेना बाकी है भावि बातों का 
लेखा रखता था। बन्दोबरत के विभिन्न प्रकारों, जमीत के भेद-प्रभेश तथा लगाने 
सम्बन्धी अनेक बातों की बहु जानकारी रखता भा। इसीलिए अश्वुल फजन ने उसे 
कृषकों का आश्रय” कहा है। पहले उसे परगते की आय पर एक प्रतिशत कमीशम 
दिया जाता था, किन्तु अकबर ने यहू प्रथा अन्द करके उसे तकद वेशत देता ही 
मिश्चित किया था । कुछ जमीस-जागीर भी उसके निर्वाह के लिए उसे प्रदाम की 
जाती थी। 

बन्दरगाह तथा सीमसान्‍्त चौकियाँ 

परगतों के अलावा कुछ स्थानों पर धन्य प्रकार के प्रशासनिक दल तैनात मे । 
इसके क्षस्तगंत अस्वरगाहु, सीमात्स च्ौकियाँ अथवा किले तथा थामे आति की गणसा 
की जाती थी। नौसेना मुगलों के पास नहीं भी, किस्तु उनके साभ्राज्य की सीमा पूरव 
और पश्चिम में समुद्र तक फैली होने के कारण अहुत-से अभ्दरगाहु इतके अधिकार में 
थे। ये बन्दरगाहू इस अथे सें मुल्यवात थे कि यहाँ से बहुत-सा व्यापारिक माल जाता- 
आता था तथा पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित अरब में हुज के लिए जाते बाले यात्रीगण 
यहीं से आया-जाया करते थे। इसीलिए इतकौ भी प्रशासनिक इकाइयों में गणना होती 
थी। यह ठीक है कि ये भाममात्र के लिए ही सूबे के भाग समझे जांते थे, किस्तु 
कार्यकूप में जो अधिकारी इस स्थानों का प्रबन्ध करने के लिए भियुक्त होते थे, उन्हें 
केस्रीय सरकार के आशा-आदेशों का ही पालन करता पड़ता था । एक अन्दरगाहु का 
एक ही ब्रधिकारी होता था। कभी-कभी एक से अधिक बस्दरगाहु भी उसी अधिकारी 
के प्रबन्ध में रख विये जाते थे । सूरत और रौम्बे जैसे बड़े बन्दरगाहों में एक फौजवार, 
एक काजी, एक मुहत॒सिब, टकसाल का एक बरोगा, मुतसही, कजाते का अधिकारी, 
एकाइप्टेप्ट तथा हुँछ कारकुत कार्य करते थे । सुरत एक जिक्षा माता जाता था और 
इंसके अश्ग्त बहुत-से परणते थे । इसकी सुरक्षा हेतु काफी मजबूत रक्षक-दल रहता 


अकबर महान श्हंः्‌ 


था । इसी प्रकार सीमान्‍्त चौकियों में भी रक्षक-दल रहते थे और इनका प्रबन्ध भी 
पृथक इकाइयों के रूप में किया जाता था। व्यापार के आने-जाने के मार्ग होने के 
कारण ये बन्दरगाह और सीमास्त चौकियाँ विशेष, महत्वपूर्ण थीं। इन स्थानों में 
सुपरिण्टेण्डेण्ट की अध्यक्षता में एक चुंगीधर होता था, जिसमें बहुत से क्लके,चपरासी 
कुली हृत्यादि कर्मचारी कार्य करते थे । यहाँ पर व्यापारियों से चुंगी वसूल की 
जाती थी | 
म्यूनिसिपल प्रशासन 
कोतवाल के वृत्तान्‍्त के साथ आईने अकबरी में अकबर, के राज्यकाल के 
नगर-प्रशासन की पूरी तस्वीर हमे मिलती है। विशेष महत्त्व के प्रत्येक मगर में एक 
कोतवाल नियुक्त जिया जाता था जो पुलिस कार्य के अतिरिक्त नगर प्रशासन की 
देखभाल भी करता था | छोटे शहूरों में जहाँ कोतवाल नहीं होता था, मे कार्य जिले 
के अमलगुजार को करने पड़ते थे और वही अपने अधीन कुछ ऐसे अधिकारियों कौ 
नियुक्त करता धा* जो उसकी देखरेख में पुलिस तथा तगर का. प्रबस्ध करते रहें । 
(अआईमे अकबरी, भाग २, पृष्ठ ४७) कोतवाल की तियुक्ति केल्रीय सरकार द्वारा 
हीती थी भौर बहु नगर में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापनार्थ एक छोटे से सैनिक-इल 
का प्ध्यक्ष हीता था। बहूँ तगर रक्षकों को नियुक्त करता था और उत्हें नगर के 
भिन्न-भिन्न भागों में पहुरा देने को तैनाल करता था। कोतवाल ही सम्पूर्ण तगर को 
विभिन्त क्षेत्रों (बाड़) में विभक्त करता भौर प्रत्येक थाई को अपने अधीनस्थ एऐंक 
अधिकारी के प्रबन्ध में रक्त देता था। प्रत्येक शहर में काम करने वाले व्यक्ति (कारी- 
आर इत्यादि) बहुत से संधों में सम्मिलित हो जाते थे । ये संघ मध्यकालीन भूरोपीय 
संधों (8४॥(8) की भाँति ही होते थे । कोतवाल प्रायः संघ के प्रमुख को माप्यता 
प्रदान करता था अथवा कभी-मी बह स्वयं भी संघ के प्रमुख को मामजद कर देता 
था । एक दलाल भी होता था, जिसके द्वारा व्यापार होता था। जैसा पुराने नगरों 
के विभिन्न मुह्लो के मार्मी से शात होता है, एकसा व्यवसाय करने वाले एक ही, 
, मुहुश्ले में रहुते और कार्य करते थे लोगों के साथ मिकट सम्पके स्थाप्रित करना 
और प्रत्येक परिवार की स्थिति की जावकारी रखता कोतवाल का कर्तव्य था | घर 
में कौन अतिथि आया है अथवा गया है, इस बात की जानकारी भी उसे रखती पड़ती 
थी। प्रत्येक घर का उसे एक रजिस्टर रखता पढ़ता था, सड़कों की गश्त सगानी 
प्रड़ती थी, तागरिकों ते पारस्परिक सहयोग करने के लिए प्रतिशाएँ करवानी पड़ती 
थीं, और एक-दूसरे के सुख-दुल्ल में शासित्र होने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था ।” 
(आईने अकथरी, भाग २, पृष्ठ ४१) तगर की सफाई का प्रबन्ध कोतवाल ही करता 
था| सहकों पर कूड़ा-करकंद तंथा अन्य प्रकार की कोई गन्दगी तहीं ७ दी, जाती | 
थी आर के काहिल और सिकरने लोथों को किसी ते किसी काम में लगानों भी 
दर्सी, का केतेच्य था 
कौतवास के कर्तेग्द और अधिकारों के सम्बन्ध में हमें यवेष्ट जआानक्गरी 


२०० मुंगलकालोन भारत 


प्राप्त है उत्तके अधिकार व्यापक थे और जिम्मेदारियाँ भी बहुत भारी थीं। उसके 
कार्य और कर्तव्य इस प्रकार पृथक-पृथक बताये जाते हैं--(१) शहूर की रक्षा और 
निगरानी, (२) बाजार पर तिग्रस्त्रष, (३) लावारिस सम्पत्ति की उचित देखभाल, 
(४) अनावारों को रोकथाम, (५) बृचड़लानों तथा श्मशानों पर मियन्जण, (६) अकबर 
के सामाजिक सुधारों को कार्याविनत कराना। “उसे या तो चोरों का पता 
लगाकर घुदायी गयी चीजों को उपलब्ध कष्ना पड़ता अथवा स्वयं इन वस्तुओं का 
मुआवजा भरना पड़ता था ।” वस्तुओं के दामों पर भी बहु नियस्ञण रखता था। 
उसे ब।जारों का निरीक्षण करना पड़ता था और बाटों तथा गज इृत्याकिको जु$वना 
पड़ता था । यदि कोई व्यक्ति बिता किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो कोतवाल 
ही उसके सामान-सम्पत्ति को संभाल लेता था और उसकी सूची बनाता था तथा बाद 
में उसके अधिकृत उत्तराधिकारी का पता लगाकर उसे सौप देता था। नागरिकों के 
जान-माल की सुरक्षा की उसे पूरी गारण्टी करनी पड़ती थी । बहू किसी के घरेलू 
जीवन मे अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। बूचडइुणजा[तों की, जो शहर 
के बाहुर बनाये- जाते थे, देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती थी । 8५ ध्े दिधों पर 
एक भी जानवर का वध नहीं करने दिया जाता था। कक्षाईं, बध्चिक' तथा मृतक 
शरीर को धोने वाले लोग शहर के एक्‌ कोने में रहते हैं था नहीं, यह उसे देखना 
पड़ता था और उसे यह भी देखना पड़ता था कि मे लोग शहूर के दूसरे लोगों से. 
मिलते-जुलते तो नहीं हैं। विदेशियों को रहने-सहने की सुविश्वाएँ प्रदान करना भी 
कोतवाल का ही कार्य था। इन लोगों को एक पृथक सराय में रहने के लिए स्थास 
दिया जाता था। इनके आते-जाने तथा इसकी गतिविधि पर पूरी लिगराती रक्ी 
जाती थी । 

अकबर ने तगर प्रशासत को पूर्वकालीन हिन्दू-य्यवस्था पर आधारित किया था 
और ये वगर सामाजिक एवं मानवतावादी कार्य विधियों के मध्यश्थल अनस गये थे । 
शाही आाज्ञा-भादेशों का हंढ़ता से पालन करवाते हुए कोतवाल ही सती-प्रभा, बलात्‌ 
धर्म-परिवतेत, कम उम्र में किप्रे जाने बाले शादी-सम्भग्धों, भ्रूण हत्याओं तैथो अन्य 
प्रकार के दुराजारों पर कड़ा प्रतिबन्ध रक्षता था। दुराचारिणी स्जियों को शहर से 
बाहुर रखा जाता था। कोतवाल ऐसी रत्रियों की एक सूची रखता था तथा जो लोग 
इमके पास आते-जाते थे उस पर भी गिनरानी रखता था | 

कोतवाल के कार्म अमेक और उसकी जिम्मेदारियाँ भारी थीं। अपने कार्यों 
को सुविधापूर्वक सम्पादित करने के लिए. उसे पुलिस अफसर, गुप्सचर, क्लर्क तथा 
भपरासी आदि सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करते का अधिकार था। कोसवाल 
तथा तगर के अन्य कर्मचारियों की बदियाँ लाल रंग की होती थीं । 

ग्राम-अशासन 

हमारी सबसे बड़ी वैध्ासिक देस प्राम-प्रशासन के क्षेत्र में थी। भारतवर्ष में 

हैँपों ते प्राम,पुज्ञातत्त का सुसृंगठित रवक्प रहा है, जो गॉववाप्ियों में आाहु-भाव 


अकबर महान्ु २०१ 


फैलाने के साथ ही ग्राम-प्रशासन का कार्य भी सुगमता और सुपटुता से करता आया 
है| मध्यकालीन भारत मे ग्राम-प्रजातन्‍्त्र अपने में स्वतन्त्र एवं पृथक इकाइयों के रूप 
में अवस्थित थे। दिल्‍ली के सुल्तानों ने भी इनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना लाभ- 
कारी और उचित नही समझा | शेरशाह भी ग्रामों में मुखिया, पटवारी और चौकीदार 
जैसे अर्दधं-सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पर्क रखता था। अकबर ने इस दिशा में एक 
कदम और बढ़ाया। उसने ग्राम-पंचायतों को वेधानिकः रूप से न्याय करने वाली 
संस्थाओं के रूप में स्वीकार कर-लिया और इन पंचायतों के न्याय निर्णयों को अपनी 
ओर से मान्यता प्रदान की । उसने पटवारी और चौकीदार का परगने की सरकार से 
निकटतम सम्पर्क स्थापित करे दिया। ग्राम्य-जीवन तथा भआआआम-प्रशासन में उसने 
हस्तक्षेप न करना ही उचित समझा; साथ ही यहाँ की प्रगतियों को सरकारी रूप से 
माता प्रदान कर इनके गौरव को भी बढाया । 
तत्कालीन अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके 
आधार पर अकबरकालीन भारत के ग्राम-प्रशासन की पूरी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत 
की जा सके | अबुल फजल तक ने इस दिशा में बहुत थोड़ा-सा जिक्र क्रिया है। किन्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक ही नहीं, बल्कि कुछ रूपों में तो वर्तमान काल तक 
ग्राम-प्रशासन सन्‍्तोषजनक रूप से चलता आया है। इस बात से यह भली प्रकार 
समझा जा सकता है कि जन-जीवस की भलाई, हृढ़ता तथा यहाँ के शासन-प्रबन्ध में 
ग्राम-प्रशासन का अत्यस्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक गाँव में ग्राम-प्रशासन 
के लिए ग्राम-पंचायतें थी, जिनमें गाँव में रहने वाले परिवारों के प्रमुख सदस्य-रूप 
में सम्मिलित होते थे । यह पंचायतें ही ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व सेभालती थी। 
गाँव की रक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, निर्माण- 
कार्य, ग्याय तथा लोगों नेतिक और धामिक उन्नति सम्बन्धी प्रबन्ध और व्यवस्था 
का भार ग्राम-पंचायतों को उठाना पड़ता था। पंचायतें ही ग्राम-निवासियों के खेलकुद, 
मनोरंजन तथा उत्सवन्त्थौहारों का प्रबन्ध करती थीं। मुकदसों का फैसला केरते के 
लिए एक पृथक पंचायत होती थी । दसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल के एक आलेख 
के आधार पर ज्ञात होता है कि ग्राम-पंचायतें छह उप-समित्तियों में विभाजित होती 
थीं और प्रत्येक' समिति अपना-अपना कार्य सम्पादित करती थी। ((५886 00एथ॥- 
पालक |70  ऊयाांशी पशखांबा एड उठाया शेष, 00. 25-27) | ये उप- 
समितियाँ इस प्रकार थीं--१. वाषिक समिति, २, उद्यान समिति, ३. तालाब समिति, 
४. स्वर्ण समिति, ५. न्याय समिति, ६. पंचवारा समिति | इन उप-समितियों के सदस्य 
निश्चित चुनाव-विधि द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और ऐसा ख्याल है कि यह निर्वाचन 
सर्वंसम्मति से होता था । इसके अतिरिक्त जाति-बिरादरी की पंचायतें भी थी, जो 
बिरादरी तथा फुटुम्बगत झगड़ों को तय करती थीं । प्रत्येक गाँव मे एक या दो पहुरे- 
. दार होते थे । वहाँ एक.पुजारी, एक शिक्षक, एक ज्योतिषी, एक बढ़ई, एक लुहार, 
एक कुम्हार, एक धोबी, एक नाई, एक चिकित्सक तथा एक पटवारी अथवा एक मुतीम 


२०२ मुगलकालीन भारत 


भी होता था । मे व्यक्ति ही ग्राम-संचालक संमझे जाते थे और ग्राम प्रशासन-कार्य को 
मे लोग पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना से करते थे । 

ग्राम स्वावलग्बी हीते थे और इनमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के 
दुख-दर्द में सम्मिलित होता था। प्रामीनकाल से चली आती हुई ग्राम पंचायतें हमारे 
समाज और संस्कृति की जीवन-रक्षा करती आ रही हैं । 


सेना 

प्र्तशधदारी प्रथा 

शासनकाल के आरम्पिक वर्षों में अकबर की सेना में अधिकतर मंगोल, लुर्क, 
उजयेग, अफगान तथा ईरानी आदि विदेशी सैनिक थे, जो बाबर और हुमायूं के काल 
से ही मुगलों का साथ देते चले आये थे | सैनिक-दलों के संचालक-अधिकारी भी उसी 
जाति के होते थे जिसके कि सेनिक और इन्हें इतकी सेवाओं के पुरस्का रस्वरूप जागीरें 
प्रदान की जाती थीं। हुमायूँ में नेतृत्व-शक्ति का अभाव होने तथा उसके अधीनस्थ 
सैमिक-अधिकारियों की अहुत कुछ स्वतात्र सत्ता होते के कारण सनिक अभिजात्य-बर्ग 
तियात्रण निरपेक्ञ बन गया था, जिससे मुगल सेता की शक्ति-पत्ता क्षीण हो गयी थी । 
सैतिक अंधिकारीगण अपने अधीस उतसी संझया में सैनिक सहीं रखते थे जितसी कि 
उनके लिए निर्धारित की जाती थी । ये लोग गैर-कानूनी तथा धोखे-धडी के कार्य भी 
कर बैठते थे और सरकार तथा सैमिकों को अपने मिजी स्थार्थों के लिए धो देता 
इसके लिए सरल था। प्रत्येक सुधार का विरोध करता इनका मुक्य काम बत गया 
था । अकबर द्वारा सैसिक-सला के केसद्रीकरण की तीति को अपनाने का इस्होंने विरोध 
किया भा । मुगल तथा उज़बैग सैतिक अधिकारियों के विद्रोह का भी सामता अकबर 
को अपने आरम्भिक शासतकाल में करता पड़ा था। स्थिति का भल्ी प्रकार भिरीक्षण 
करने के परचात उसकी यहू मिश्थित घारणा बन गयीं थी कि जब तक उद्धत एवं 
उच्छझु| खुल सैतिक अधिकारियों को अंकुश में रखकर सम्पूर्ण सतिक-सक्ता को अपने हाथों 
में न ले लिया जायगा और सये सिरे से सैतिक-संगठत मे किया जायगा, जिससे इस 
विभाग में प्रचलित भ्रष्टाचार धर हो जाय, तब तक सेना सम्बन्धी समस्याओं से तराण 
मिलना कठित है। इस विचारधारा का सुपरिणाम सतसबदारी प्रणाली के रूप में 
सामने आया । 

मनसब' शब्द से स्थास और पव का अर्थ निकलता है। इसलिए मससबदार 
शाही सेना के अन्तगत उच्चपद-प्राप्त अधिक्रारी होते थे । मतसबंदारी का सिम्ततम 
दर्ना १० का था और सर्वोच्च दर्जा १० हजार का था। अपने शासनकाल के उत्तराद्ध 
में अकबर ने इस सर्वोच्च दर्ज को १२ हजार का बना दिया था (बदापूंगी, साग २, 
पृष्ठ ३४२) । जिस समय मनसबदारी प्रथा आरम्भ की गयी, उस समय ५ हजार 
हे ऊपर के मनसब बादशाह के लाती-पोते तथा अन्य सिकट के झुट्ुम्बियों के लिए 


:सुएक्षित कर दिये गये थे । किस्सु बाद में राजा मामसिह, मिर्जा अजीज कोका तथा. 


५ पकने और एक्च पदस्प अधिकारियों को ६ हजार के मनसभ प्रदान कर दिये भगे थे। 


अकबर भहान्‌ २०३ 


इसके पश्चात ८५ हजार और उसके ऊपर के मनसब शाही घराने के व्यक्तियों के लिए 
रक्षित किये गये । आरम्भ में अकबर ने प्रत्येक ममसब के लिए केवल एक श्रेणी निर्धा- 
रित की थी; किन्तु शासनकाल के उत्तराद्ध में.ठसने ५ हजार से नीचे के प्रत्येक मनसब 
में तीन श्रेणियाँ और कर दी थी । इस प्रकार बहुत-से मनसबदारो को दोहरे पद प्राप्त 
थे, जेसे जात” और सवार' दोनों पद एक ही मनसबदार को मिले हुए थे। यह 
आवश्यक नही था कि जितने का मनसब' मिला हो उतनी ही संख्या मे ही कोई मनसब 
सैनिक रखे । उदाहरण के लिए, यह जरूरी नही था कि एक हजार का मनसबदार 
अपने नीचे एक हजार सैनिक ही रखे | £ हजार के मनसबदार को १ हजार सैनिकों 
का संचालक समझना (जैसां कि ब्लोकमैन, डब्ल्यू इविन, बी० ए० स्मिथ तथा कुछ 
अन्य इतिहासकारों ने भ्रमवश मान लिया है) गलत है । मनसबदारों को अपने सरक्षण 
में एक निश्चित संब्या तक सैनिक रखने तो अवश्य पड़ते थे, किन्तु यह संख्या उनके 
मनसब की संख्या का बहुत छोटा भाग होती थी। साम्राज्यी अधिकारियों के पद और 
उनके वेतन का निश्चित करने के लिए मनसब-प्रथा एक सरल माध्यम था। यह भी 
आवश्यक नहीं था कि किसी उच्च मनसब प्राप्त व्यक्ति को उसके-मनसब के अनुरूप 
ही ऊँची नौकरी पर रखा जाय। राजा मानसिह को वैसे तो ७ हजार का मनसब 
प्राप्त था, किन्तु उन्हें कभी भी दरबार में मन्श्रिपद प्राप्त नही हुआ । मन्न्रियों का 
मनसब राजा मानतिह के मनसब से कम ही था । इसी प्रकार अबुज फजल को शाही. 
सेना के अन्य अधिकारियों की अपेक्षा बहुत ही छोटा मनसब प्राप्त था, किन्तु मान- 
प्रतिष्ठा की हृष्टि से बह ऊँचे-ऊचे मनसबदारों तथा अधिक वेतन प्राप्त अनेक व्यक्तियों 
से कहीं आगे थे । यह भी जरूरी नहीं था कि किसी मनसब॒दार को सरकारी सेवा और 
नौकरी में रखा ही जाये । कुछ मनसबों का बादशाह की सेवा में उपस्थित रहने और 
जो काम उन्हें बताया जाय उसे करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। सेवाएँ 
प्रबन्ध-सेवाएँ अथवा सैनिक-सेवाओं के रूप में विभाजित नहीं होती थी और आव- 
श्यकता पढ़ने पर किसी भी मनसबदार को किसी भी सेवानकार्य के लिए बुलाया जा 
सकता था। शायद काजी और सदर को छोड़कर सभी शाही अधिकारी मनसबदारी 
प्रथा के सदस्य थे और अपने मनसब के अनुरूप कुछ संख्या में उन्हें सैनिक रखने पड़ते 
थे। मुगल सम्राट के अधीन नरेश भी जो अद्धें-स्वतस्त्र रियासतों के शासक थे, मत- 
सबदार बना दिये जाते थे और इन्हें भी अपने मनसब के अनुपात में एक निश्चित 
संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे, जितका निर्धारित समय पर उन्हें त्तिरीक्षण कराना 
पड़ता था। मनसबदार की नियुक्ति, उनकी तरक्की अथवा उनके बर्खास्त किये जाने 
के नियम-कायदे नहीं थे । बादशाह की इच्छामानत्र पर ही उनकी तरक्की होती थी 
और जब॑ वह चाहता था उन्हें नियुक्त करता था अथवा पदच्युत कर देता था । 
इन सम्बन्ध में प्रायः यह नियम बरता जीता था कि जब कोई मनसबदार 

मिरीक्षण के समय निर्धारित संख्या में सैनिक-दल उपस्थित करता था और ये सैनिक 
घुस्त और चैतन्य पाये जाते थे, तो उसके मनसब का दर्जा बढ़ा दिमा जाता था। 


२०४ मुगलकालीन भारत 


कभी-कभी यदि कोई मनतसबंद)र अपनी सेवा-भक्ति द्वारा बादशाह को प्रसन्न कर लता 
था तो उसे बहुत ही ऊँचे दर्ज का मनसब प्रदान कर दिया जाता था। ऊंँच दर्जे के 
मनसब तक पहुंचन के लिए किसी मनसब्भदार का विभिन्न श्रेणियों को पार करने की 
जरूरत नहीं थी । मनसबदारों को वतन भें भारी-भारी नकद रकम मिलती थी; कभी- 
कभी जागीर द्वारा भी वेतन देने का प्रबन्ध किया जाता था। अकबर जमीन-जागीर 
देने के बजाय नकद वेतन देना अधिक पसन्द करता था। यदि कभी किसी मनसबवंदार 
को जागीर प्राप्त हो भी जाती थी, तो वह इसे अधिक समय तक नही रख सकता था 
और उसकी जागीर एक-प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बदल दी जाती थी। मतसबदार-प्रथा 
की स्थापना के उपरान्त जागीरी क्षेत्रों में मालगुजारी भी उसी विभाग के कर्मचारियों 
द्वारा बसूल और एकत्र की जाती थी, जागीरदारों के गुमाश्तों द्वारा नहीं । ये लोग 
काश्तकारों से नियत 'कर' स अधिक कुछ भी वसूल नहीं कर सकते थे । कुछ इतिहास 
लेखकों--विशेषकर इविन, स्मिथ और मोरलेण्ड--का यह बिलार है कि इन मनसंब- 
दारों का पूरे बारह महीनों का वेतन नही दिया जाता था, बल्कि सात, भाठ अथवा नौ 
माह का ही वेतन द्विया जाता था। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा इस तथ्य की पुष्िट 
नहीं होती । उनके लेखों द्वारा यहू स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मनसबदा रो को बेतन 
पूरे बारह महीने का ही दिया जाता था। यह गलत धारणा सम्भवतः इस बात से 
उत्पन्न हुई है कि सरकार मनसबदारों के वेतन में से लिए हुए ऋण, सामान-सज्जा देने 
'का मूल्य तथा उनके (मनसबदारो के) अधीन रहने वाले प्रत्येक सैनिक का पाँच प्रति- 
शत वेतन काटती थी क्योंकि उनको राज्य की ओर से घोड़े तथा साज-सामान 
मिलता था । 

मनसबदारों को अपने सैनिकों को भरती करने की पूरी स्वतन्त्रता थी और 
आमतौर पर ये सैनिक उन्हीं की जाति अथवा फिरके विशेष के होते थे। मनसबदारों 
में बहुत-से विदेशी तुके, ईरानी, अफगानी और भारतीय राजपूत थे । कुछ मनसबदार 
अरबी तथा अन्य विदेशी जातियों के भी थे । ऊँचे मनसब-प्राप्त भारतीय मुसलमानों 
की संख्या बहुत कम थी। मनसबदारों को अपने घोड़े तथा अन्य प्रकार का सामान- 
सज्जा स्वयं खरीदने पड़ते थे । कभी-कभी सरकार भी उन्हें ये वरतुएँ प्रदान करती थी । 
प्रथम मिरीक्षण के समय मनसबदार के अन्तर्गत कितने सैमतिक और घोड़े इध्यादि हैं, 
इसकी वर्णतात्मक सूची तैयार की जाती थी और घोडो को दाग लगाया जाता था । 
प्रत्येक घोड़े पर और दो निशान होते थे--सरकारी निशान सीधे पुट्ठे पर मनसबदार 
का निशान बायें पुट्ठे पर । प्रत्येक मनसबदार को एक निर्धारित अवधि पर निरीक्षण 
कराना होता था। यह निरीक्षण कभी तो प्रत्येक वर्ष होता था अथवा हुर तीसरे वर्ष 
हुआ करता था। प्रत्येक मनसबदार को निश्चित वेतन मिलता था, जिसमें से वह अपने 
सेमिक-दल का व्यय तथा अपने सैबिको का वेतन आदि देता था । व्यय की इन रकमों 
को निकालकर भरी उसका वेतन अच्छा रहा जाता था। मोरलैण्ड.द्वारा तैयार किये गये 
निम्न लेखे से यह बात और अच्छी तरह स्पष्ट होती है । 


अकबर महानु २०४५ 

















मासिक वेतन (रुपयों मे). | 
पद अथवा दर्जा "ला के ाणाणणणण। सेना का व्यय 
प्रथम श्रेणी | प्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी 
छू,००० ३०,००० २६,००० | २८,००० १०,६०० 
३,००० १७,७०० १६,८०० | १६,७०० ६,७०० 
१,००० घ,र२े०० ८,0०० घ,००० ३,००० 
५०० | २,५०० | २,३०० | २,१०० १,१७० 
२० २५० २४० २३० १८५ 





१७ १०७ दर हि | ७ । है. है.। 
७७७॥७॥७७॥॥७॥७७७७७७७॥७॥७७७७७॥॥७७॥७७॥७॥७७/७७७७/७७७७/,ा, आन १११७. ममलबी जवलपल लीक न नजर लिन शनि मिली लिन नमकीन क बी जम जज न अ मजा सम क अर बई 
जात और सवार 


जात और सवार के महत्त्व के सम्बन्ध में विद्वानों के भिश्न+भ्िश्न विचार हैं । 
ब्लोकमैन के अनुसार जात का तात्पयं सैनिक की उस निश्चित संख्या से था जो मत- 
सबदारों को अपने यहाँ रखनी पड़ती थी और सवार! से आशय घुड़सवारों की निश्चित 
संख्या से था । / दुसरी ओर इविन का मत है कि 'जात' से घुडसवारों की संख्या का 
आशय प्रकट होता है और 'सवार' एक प्रतिष्ठा थी, जो जात की भाँति ही एक' 
निश्चित संख्या की द्योतक थी। डॉँ० रामप्रसाद' त्रिपाठी के अनुसार, 'सवार' पद 
अतिरिक्त प्रतिष्ठा का दयोतक था, किन्तु इसके द्वारा सनसबदार निश्चित संझ्या में 
घुड़सवार रखते के लिए बाध्य नहीं था। हाँ, सवार” पद के लिए मनसबदारों को 
अतिरिक्त 'अलाउन्स' अवश्य दिया जाता था| श्री अब्दुन अभीज की राय है कि जात 
दर्जा प्राध्य करने पर मनसबदार को एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े तैथा सामांत 
ढोने के लिए बैलगाड़ी आदि रखना आवश्यक हो जाता था, घुड़तवार और पैदल सैनिकों 
से इस 'शब्द' का कोई सम्बन्ध नहीं था। 'सवार' इस बात का धोतक था कि मनसब« 
वार के अधीन एक मिशिच्रत संख्या में घुड़सवार हैं । ब्लोकमैत का मत 'सवार' पद की 
संज्या के स्थापित करने के बाद जो स्थिति थी उसके मिकटतम भाणुम पड़ता है । ऐसा 
मालूम देता है कि मतसबदारी-प्रथा की स्थापना के कई वर्षों आाव समसबंदार अपने 
समस्त के अनुप्तार निर्धारित संझजया में घुड़लवार तहीं रख सके थे और न निरीक्षण 
करते के लिए उन्हें प्रस्तत कर सके थे । इसके साथ ही धोड़ा, धुड़सवारों, हाथी, ऊंट 
बैल झाति का रखता प्रत्येक दर्जे में बड़ी गड़बड़ उत्पन्न कर देता था और सम्भवत: 
इसी गड़बड़ को दूर करते के विजार से क्षकबर ते 'जात' से पृथक 'सवार' दर्जे की 
स्थापना की भी । इसके परचात जात' दर्जे से शुड़तवार का बोध नहीं होता था, बिक 
यह पता चलता था कि कितती संक्या में हाथी, घोड़े तथा सामात ढोसे के लिए बेल 
गाड़ी आदि किसी मतसबदार को रखता है। 'जात' वर्जा, जेसा कि कतिपय आधुतिक 
इतिहासकारों ने समझ लिया है, कोई व्यक्तिगत दर्जा नहीं था। वूसरी कोर सवार 


२०६ मुगलकालीन भारत 


दर्जे से यह बोध होता था कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की कितनी संख्या 
में घुडसाबार रमने होते थे । अकबर के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यह नियम 
कुछ द्ोला पह गया और घुड़सवारों की संख्या सवार' दर्जे से बहुत कम रह गयी। 
तीन श्रेणियाँ 

जुसा कि पहले भी बताया जा घुका है, ५,००० और उसके नीचे के प्रत्येक 
मनसब में तीन श्रेणियाँ थी--प्रथम, द्वितीय और तृतीय । एक मनसबदार प्रथम श्रेणी 
में तभी आ सकता था जब उसका सवार और जात' दर्जा एक समान होता था । 
इसके विरुद्ध यदि उसका 'सवार' दर्जा जात' दर्जे से कम होता था किन्तु आधे से कम 
नहीं तब वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होता था । किन्तु यदि उसका 'सवार' दर्जा 
जआात' दर्जे से आधे से कम होता था या 'सवार' दर्जा बिलकुल नही होता था तब वह 
तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। उदाहरण के लिए, ५,००० जात के मनसबदार 
का सवार दर्जा भी ५,००० का होता था, तो वह ५,००० की प्रथम श्रेणी में जाता 
भा | यदि उसका जात दर्जा ५,००० और सवार दर्जा २,००० होता था तो उसे द्वितीय 
श्रेणी प्राप्त होती थी। यदि उसका जात दर्जा ५,००० और सवार दर्जा २,५०० से 
कम होता था तो बह तृतीय श्रेणी का मनसबदार माना जाता था। यहू नियम सभी 
मनसबों पर लागू होता था। 'दु अस्पा' और 'सि अस्पा' के भेद-प्रभेद जैसी कुछ अन्य 
पेख्ीदगियों का समावेश भी किया जाता था, लेकिन हमें यहाँ उनसे कोई सरोकार नहीं, 
बयोकि इसकी शुरूआत अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में हुई थी । 

कुछ सतसबदार सेनिक दलों का संचालन करते थे । इन दलों के सैनिकों की 
भरती सरकार द्वारा की जाती थी, सस्वस्पित्‌ ममसबदार द्वारा नहीं। इन सेनिक दलों 
को 'दासिली' कहा जाता था। सेना में दाकिली ही घुड़लवार और दाखिली ही पेवल 
सेनिक होते थे । इनके अतिरिक्त सज्जन सेतिक भी होते थे, जिन्हें 'अहृदी' कहां जाता 
था। प्रत्येक सैनिक की भरती अलग-अलग होती भी और ये एक पृथक मतसबदार 
अथवा सैमिक अधिकारी के नेतृत्व में रहते थे । इनके अपने लिजी दीवास' और बढुशी 
भी हुआ करते थे । 'अह॒दी' बड़े ही छुशल और स्वामिभ्क्ति सैनिक सम्रप्ते जाते थे और 
इसकी ऊँचा वेतन दिया जाता था। कभी-फी तो एक अहूदी सैलिक को ५०० <० 
मासिक तक वेतन दिया जाता था । 

मुगल सेना में घुड़लवार, पैदल सैनिक, तोप-बन्दूकची और गजवाहुक भी थे, 
किस्तु नौ-सेता तहीं थी । धुड़सवार दल सेसा की सबसे महत्वपूर्ण शाला भी और इसे 
, सम्पूर्ण सेता का पुष्प कहा जाता था । इसकी अधिकतर भरती मससबदारों और अहूदियों 
में से ही की जाती थी। पैवल सैनिक-दल किसी विशेष महत्व का तहीं था | इसके 
अन्तगेंत बम्दुकवी, तीरस्दाज, मेबाती, तलवार चलाते बाले, महल-मुद्ध करते वाले 
चाकर-बैला (गुलाम लोग) भादि थे। आईगे शकबरी के आधार पर हमें शात होता है 
कि अमबर की सेंता में बन्दूकथियों की संक््या १९,००० थी। मेवातियों की संत्या 
कुछ हनार भी और ये 'अष्ठ सैलिक तथा भेविये' होते थे । इनसे अधिकतर डाक लाने- 


अफबर महातु २०७ 


ले जाने के लिए हरकारों का काम लिया जाता था । सेना में एक लाख तलवार चलाने 
वाले सैनिक थे जिनमे से एक हजार संनिक दरबार मे सेवा के लिए तैयार रखे जाते 
थे। ये सैनिक अपनी बीरता तथा तलवार चलाने मे निषुणता के लिए प्रसिद्ध थे । सेना 
के साथ चलने वाले चाकर-चेलों इत्यादि की गणना भी सैनिकों में की जाती थो। 
सेना का गोला-बारूद विभाग विशेष अच्छा नही था; यह बात दूसरी थी कि बडी-बडी 
विशालकाय तोपे हाथियों और हजारों बैलो पर लादकर ले जायी जाती थीं । बन्दूकें 
भी कई प्रकार की थी। इस विभाग का एक अधिकारी भी होता था, जिसे मीर आतिश 
कहते थे । इनके अतिरिक्त युद्धगज भी रहते थे जिनसे बहुत-से काम लिये जाते थे । 
वे सामान-सामग्री ढोते थे । युद्ध के समय इनको रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक हथियारों 
से सुसज्जित रखा जाता था। ये हाथी शत्रु-पक्ष के संनिको को अपनी सूंड से पकड़ लेते 
थे ओर जमीन में उन्हे पटककर अपने पैरो से कुचल देते थे । इनके ऊपर तोपे लादकर 
ले जायी जाती थीं, जिनसे लड़ाई में भड़ाका किया जाता था । इन तोपो को 'गजनाल' 
कहते थे । एक गजनाल हाथी दो सिपाहियों और दो तोपो को ले जा सकता था। 

ब्लोकमैन के अनुसार अकबर की स्थायी सेना. जिस पर शाही खजाने से खर्चा 
किया जाता था, २५,००० से अधिक नहीं थी । बाद की खोजबीनो से पता चला है कि 
यह संख्या बहुत कम है । हमें ज्ञात है कि जहाँगीर और शाहजहाँ की स्थायी सेना तीन 
लाख से कम नही थी, अत अकबर की स्थायी सेना तीन लाख से कम नहीं हो सकती | 
इसी संख्या में मनसबदारों के सेनिक-दलों तथा बादशाह के अधीन रहने वाले सैनिक 
दसों का सम्मिलित कर लेना चाहिए। पैदल सैनिक दल जिनकी संख्या कहीं अधिक 
थी, इस संज्या में सम्मिलित नहीं है । 

सेना की ओर अकबर विशेष ध्यान और समय देता था। इसके संगठन, 

नियन्त्रण और अनुशासन के लिए उसने बहुत से नियम-कायदे बनाये थे । दाग-महाली 
(सेना के हाथी-घोडे पर दाग लगाने के लिए) नामक एक पृथक विभाग था, जिसका 
प्रबन्ध कई बलकों की सहायता से होता था । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था 
कि सैनिक-मियमों का पालन किया जाता है था नही, अथवा सेनिकों में अनुशासन तो 
कम नहीं हो रहा हैं। सानव-स्वभाव का कुशल पारखी होने के कारण अकबर धीर- 
बीर और सुयोग्य व्यक्तियों को ही मनसबदार नियुक्त करता था। सैनिक विभाग में 
गदि कहीं भी उसे किसी प्रकार शिथिलता अथवा खराबी दीखती थी, तो वहू 
उसकी ओर बिना भूल किये संकेत करता कि वह तुरन्त ही दूर हो जाये । उसने अपने 
सैमिक संगठन को इतसा श्रेष्ठ बता लिया था कि युद्षक्षेत्र में जीवन भर उसे सवेदा 
विजयश्री प्राप्त करने जा सम्मान और श्रेय प्राप्त हुआ है, | 


अकबर की सैनिक-व्यवस्था में बुछ दोष और कमज़ोरियाँ भी थीं। तत्कालीन 
लेखकों, विशेषकर बवायूती, ने विस्तार से यह बात लिखी है कि प्रायः मतसबदार 
सरकार को धोखा देते हुए निरीक्षण के लिए बाजार से साधारण व्यक्तियों को पकड़ 
लाते और उन्हें फौजी वर्दी पहुनाकर सैनिकों के रूप में खड़ा करते और ले-देकर 


श्ण्८ मुगलकालोन भारत 


निरीक्षण में सफल हो जाते थे । सैनिक विभाग की ओर से दिये हुए बढ़िया धघोड़ों की 
जगह मरियज टट्टू ला रे करना तो साधारण बात थी । इस प्रकार के भ्रण्टाचार 
को दूर करने मे अकबर को कई बर्ष लगे गये । १५४८१ ई० के पश्चात निरीक्षण के 
समय असली सैतिक्री की जगह बाजार से पकड़े हुए व्यक्ति ला खड़े करता, सरकारी 
धोड़ों की जगह मरियल टट्दूओं को पास कराना अथवा सैनिकों का वैतन स्वयं ही 
हजम करना आदि भ्रष्टाचार के किससे सामने नहीं आते । यह सफलता अकबर की 
अनुपभ एवं असाधारण नेतृत्व-शक्ति, प्रशनन्धपटुता, सावधानी तथा कठोर अनुशासन 
का सुपरिणाम थी । जो सैनिक दल व्यक्तियों के अधीन थे, वे बादशाह के प्रति अधिक 
स्वामिभक्त न होकर मालिकों के प्रति ही अधिक स्वामिभक्त थे । सेना का विभाजन 
मनसबदारी ढंग पर हुआ था जौर एक मनसबदार जीवनपर्यनत एक ही सैनिक दल का 
संचालन करता था । एक रेजीमेण्ट से दूसरे रेजीमेण्ट में सैनिक अधिकारियों की बदली 
नहीं होती थी | दूसरे, मनसबदारों के सैनिक विभागों का उपविभागों (रेजीमेण्ट्स) में 
विभाजन नहीं था । सम्पूर्ण सैनिक दल' अपने संचालक-मनसबंदार की ही निकट 
अधीनता में रहुता था और प्रत्येक सैनिक के उसके साथ निजी सम्बन्ध थे । 
मनसवदारों के अन्तर्गत सैनिक दलों में प्रत्येक प्रकार की सेना की कोई निश्चित संख्या 
भी नहीं थी । तीसरे, जब सेनिक भरती का कार्य-संचालन मनसबदारों के हाथ में छोड़ 
दिया गया था तो घअष्टाचार के किसी ने किसी रूप भें अपने को रोका जाना कठिन 
था। घौये, मतसबदारों द्वारा वेतन बाँदने की प्रथा भी बहुत बुरी थी, जिससे अनेक 
दोष उत्पन्न हो गये थे । पाँचवें, मनसबदार प्रणाली में कोई संगठित केन्द्र भी नहीं 
था ओर न संगठन से उत्पक्ष होने वाली कोई शक्ति ही थी, जिसका होना राष्ट्रीय 
सेसा के लिए श्रावश्यक है | छठे, विभिन्न मनसबदारों' के अन्तर्गत सेनिक इकाइयो की 
कार्यकुशलता में भी अन्तर था और अस्त्र-शरत्रों, सामान-सज्जा तथा सैतिक- 
अनुशासन के तौर-तरीकों में भी कोई समानता महीं थी । सातवें, मनसबदारों में जिस 
शान-शौकत की आवत पड़ गयी थी, वहु भी सैनिककायंकुशलता में बाधक थी । यश्षपि 
असाधारण अथवा संकटकालीन स्थिति में अकबर अपने शौक-मौज और भोग-बिलास 
को तिशांजलि दे देता था, तथापि सामास्य समय में उसकी सेसा के साथ अमेक सेवक, 
मर्तेकियाँ, हाथी, घोड़े, ऊँट, बाजे-गाजे, दफ्तर, हाट-बाजार और त माधुम सुख-सुविधा 
और भोग-विलास के कितने साधत और सामग्रियाँ चलती थीं । आठवें, सेना का गोला- 
ब्रारुद विभाग सबसे कमजोर विभाग भा । रखला और गजसाल जैसी बड़ी-बड़ी तोपों 
के प्रदशेत के बावजूद असीरगढ़ के किले के सम्मुल मुगल गोला-बारुद असफल 
रहा । अन्त में, अकबर की सेता में विभिन्न देश और जातियों के सेलिकों और तैतिक 
अफतरों की (बो-तिहाई से अधिक तो विदेशी मे) भरती होते के कारण यहू एक 
राष्ट्रीय सेला तहीं बस पकी । देश-प्रेम के समान भाव और समाल हितों की भावना से 
यहू भनुपाणित तहीं थी । इत्हीं मूल कमजोरियों के कारण अकबर के परथात उसके 
उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मुगल तेता का अ्रध्यध्िक 'हास हुआ । 


अकबर सहानू २०६ 


इतनी कमियाँ होने पर भी मनसबदारी-प्रथा मध्यकालीनत सैनिक-व्यवस्था से 
उत्तम ही थी । कबाइली मुखियापन तथा सैनिक-दल रखने की सामन्ती प्रथा के मध्य 
मनसबदारी एक समझौता-सा था| इसके अन्दर्‌ दोनों प्रथाओ के लाभ आ गये थे । 
इसके अतिरिक्त इस प्रथा द्वारा देश के प्रत्येक स्थान की रण-शक्ति से लाभ उठाने का 
विचार किया गया था । सेना का प्रत्येक भाग किसी न किसी विशेष सैनिक कत्तेंव्य के 
लिए उपयुक्त था। उदाहरण के लिए, कुछ राजपूत सरदारो को राजनीतिक कुटनीति 
से उन राजपूत राजाओं से भिडाया जाता था, जिनके साथ उनका निजी बैर-भाव 
होता था । मनसबदारी प्रथा द्वारा बादशाह को मनसबदारों की समय पर तत्काल 
सेवा का लाभ प्राप्त हो गया तथा व्यक्तिगत विशेषता प्राप्त करने के लिए भी इसके 
द्वारा द्वार खुल गये। प्रत्येक मनसबदार यह भली प्रकार जानता था कि सम्राट के 
प्रति उसकी स्वामिभक्ति तथा सेवा-संहकार पर ही उसकी पदोन्नति अथवा पद-ह्वास 
निर्भर है। मनसबदारों के द्वारा ही देश की जनसंख्या मे से प्रमुख सैनिक और 
राजनीतिक-वर्ग की स्वामिभक्ति सम्राट को प्राप्त थी । 

वित्त थे 

यद्यपि सार्वजनिक वित्त की वर्तमान वैज्ञानिक विधि उस समग्र ज्ञात नहीं थी, 
तथापि यह कहा जा सकता है कि अकबर की वित्त सम्बन्धी नीति अत्यन्त विकसित 
तथा' अपने समय से बहुत आगे थी । सम्राट वित्त सम्बन्धी पेचीदगियों को खूब समझ्षता 
था और इस कार्य में उसे राजा टोडरमल तथा मुजफ्फरखाँ जैसे उच्चकोटि के वित्त- 
विशारदों की सलाह और सुझाव भी प्राप्त होते रहते थे । अकबर की वित्त-व्यवस्था 
(जैसा सम्राट के शासनकाल के उत्तरा्द्ध में इसका स्वरूप प्रकट हुआ) कढछोर परिश्रम, 
सदृप्रयत्नों तथा सुपरीक्षण का परिणाम थी । निस्सन्देहू कई वर्षों के सतत्‌ परिश्रम 
और सोच-विचार के पश्चात ही सम्राट ने साम्राज्य की वित्त-स्थिति को सुहढ़ और 
सुवेज्ञानिक आधार पर ला पहुँचाया था । 

करारोपण के इस्लामी सिद्धान्त में अकबर का विश्वास नही था। इस सिद्धान्त 
के अनुसार 'कर' लगाने के केवल चार साधन हैं--१. खराज, २. खम्स, २३. जकात, 
और ४, जजिया । अन्तिम दोनों 'कर' धामिक थे | इसके विपरीत अकबर का कर 
सिद्धान्त प्राचीनकालीन हिन्दुओं के सिद्धान्त से मिलता-जुलता था और प्राचीन भारतीय 
साहित्य से लिया हुआ जान पड़ता है। 'कर' सिद्धान्त का निरूपण करते हुए अबुल 
फजल ने लिखा है कि “जनता की जान-माल, इज्जत-आबरू तथा आजादी की रक्षा 
के लिए एक न्यायप्रिय राजा का होना आवश्यक है, और उसकी इन सेवाओं के लिए 
जनता को उसे धन भी देना आवश्यक है । देश-देश की जमीन में फरके होते के कारण 
प्रत्येक राजा के शासन-तन्त्र को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और तदनुकूल 
ही कर लगाने चाहिए ।” (आईने अकबरी, भाग २, पृष्ठ ५५) 

साम्राज्य की आय के साधन दो सुख्य भागो में बाँठ दिये गये थे--पहला 
केन्द्रीय और दूसरा स्थानीय । केन्द्रीय आय व्यापार, <कसाल उपहारों, उत्तराधिकारों, 


२१० मुगलकालीन भारत 


नमक, चुंगी तथा जमीन पर 'कर' लगाकर बसूल की जाती थी । हसमें भूमि-कर सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद साधन था। अपने शासनकाल के आरम्भ में ही अकबर 
के धारमिक-कर, जैसे यात्रीकर और जजिया-कर जो पूर्वकालीन मुसलमान सुल्तानों से 
लेकर अब तक गैर-मुसलमानों से वसूल किया जाता रहा षा, वसूल करना बन्द करवा 
दिया था । जकात-कर दो प्रकार का था--पहुला मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला 
घाभिक-कर था जिसका धन केवल मुसलमानों की धार्मिक और दातव्य भलाई के लिए 
व्यय किया जाता था और दूसरा पशुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर लगाया जाता था। 
धामिक-कर के ये दोनों रूप ही धीरे-धीरे विलुप्त हो गये । ऐसे राज्य में जहाँ धामिक 
सत्ता और प्रभाव के ऊपर सांसारिक प्रभाव का अंकुश था, ऐसा होना स्वाभाविक ही 
था। साम्राज्य की सरकार केवल व्यापार से कर ही नहीं वसूल करती थी, बल्कि 
कभी-कभी स्वयं व्यापार भी करती थी । सभी प्रकार का बारूद का सामान विशेषकर 
सीसा और शोरा पर सरकार का एकाधिकार था। शाही शृह-विध्वाग के साथ बहुत-से 
कारखाने लगे हुए थे, जो मुख्य रूप से आय के लिए तो नहीं थे; किस्तु सरकारी कोष 
को इतसे आय होती थी । बहुत-से नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्के ढालने के लिए 
टकसालें भी स्थापित की गयी थीं। इनके द्वारा भी अच्छी आय होती थी । अधि- 
कारियों, अमीरों, अधीनस्थ राजाओं तथा विदेशी यात्रियों द्वारा सम्राट को बहुमृल्य 
उपहार प्राप्त होते थे । इस उपहारों के बदले में बादशाह भी कुछ देता था, लेकिन 
यह उपहारों के मूल्य के सामने अत्यत्प होता था | शाही खजाने को इस प्रकार प्रति 
वर्ष लाखों रुपयों की भाय होती थी | उत्तराधिकारी-रहित (सावारिस) सारी सम्पत्ति 
भी सरकार की हो जाती थी । सम्राट अमीरों और अधिकारियों की मृत्यु के पश्चात 
उनकी सम्पत्ति, जैसा कुछ यूरोपीय यात्रियों ने भ्रमपूर्ण धारणा बना ली थी, स्वयं तहीं 
हड़प सेसा था | नमक पर भी कर लगाया जाता था । बन्दरगाहों पर २३ प्रतिशत से 
५ प्रतिशत तक खुंगी ली जाती थी | इसके द्वारा सरकार को बहुत अच्छी आय होती 
थी। स्थानीय आय घुंगी, नाव और सड़क पर तथा बहुत कुछ अन्य “अव्वाबों' (करों) 
द्वारा होती थी | 

उपर्युक्त साधनों से जो आय' होती थी, वह भूमि द्वारा होने बाली आय का 
बहुत छोटा-सा भांग था। मोरलैण्ड ने भूमि द्वारा होने वाली आय का जो हिसाब 
लगाया है, उसके अनुसार अकबर के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में यहू आय ६ करोड़ 
रुपये की बैठती थी। दस वर्ष तक विभिन्न प्रकार की जमीनों में होने वाली 
पेदावारों का औसत निकाला जाता था और उसी के आधार पर भूमि-कर लगाया 
जाता था। इस प्रकार की भूमि-कर प्रणाली अकबर के शासनकाल के आरम्भिक वर्षों 
में किये गये परीक्षणों का ही परिणाम थी । १५६० ई० में बैरामर्खा के हाथों में से 
शासत की बागडोर ले लेने पर अकबर को ज्ञात हुआ कि उसका बहुत-सा राज्य तो 
उसके अधिकारियों ओर सैनिकों में ही बेटा हुआ है और सम्राट के हाथ में भूमि का 
थोड़ा-सा ही अंश है जिसे खालसा कहते हैं। यह राज्य के हित में था कि ज॑ गीरदारों 


अकबर महान्‌ २११ 


को सन्तुष्ट रखा जाय, अतः जागीरों के लगात को बढाकर दिखाया गया था । परिणाम- 
स्वरूप सम्पूर्ण साम्राज्य का लगात जितना था उससे अधिक दिखाया गया था । सरकारी 
कोष में भी यथार्थतः बहुत ही कमर रुपया -था | एक समय अपने किसी अत्यम्त 
आवश्यक कार्य से जब अकबर को थोड़े से रुपयों की जरूरत पडी तो खजाने में १४ रु० 
तक नहीं निकले । इस घटना से मजबूर होकर अकबर को तुरन्त ही आ्थिक व्यवस्था 
की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना पड़ा । इसके पश्चात तो उसने वित्त विभाग पर इस 
विभाग की हालत सुधारने की दृष्टि से बहुत-से प्रयोग किये । इनमें तो प्रथम से १५६३ ई० 
में किया गया, जब सम्राठ ने ऐत्मादर्सां को खालसा-भू-भागों की, जिसमे आगरा और 
दिल्‍ली तक लाहौर का एक हिस्सा शामिल था, देखभाल करने के लिए नियुक्त 
किया । ये ढाई प्रान्त कई क्षेत्रों में विभक्त किये गये भौर प्रत्येक से एक करोड़ दाम 
अर्थात ढाई लाख रुपयों की आय नियत की गयी । किन्तु इससे कर प्रणाली में कोई 
मूल परिवर्तन नहीं हुआ । शेरशाह द्वारा निर्मित कर-निर्धारण प्रणाली, जो हुमायूँ के 
समय से चली आ रही थी, अब भी पूवंवत चालू थी । जमीत की स्थानीय ताप-जोख हो 
जाती थी और सम्राठ द्वारा निश्चित हुई फसल की किस्मों के दामो फर ही सरकारी 
कर की माँग तकदी के रूप में कर दी जाती थी | जो भाव और मुल्य निश्चित किये 
जाते थे वे सभी परगनों पर लागू होते थे और ये प्रायः वही होते थे जो राजधानी में 
अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित होते थे । १५६६ ई० में एक दूसरा परीक्षण 
किया गया था । १४५६४ ई० में मुजफ्फरखाँ को दीवान नियुक्त किया गया और राजा 
टोडरमल उसका सहायक नियुक्त हुआ । इन्होंने इस प्रणाली में दो बड़े दोष बताये । 
पहला लगान की अनुमानित संझ्या और दूसरा सम्पूर्ण साम्राज्य में एक ही दर और 
भाव के निश्चय के आधार पर सरकारी माँग करता । उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, 
किन्तु सरकार द्वारा जमीन की नाप-जोख करने का अभी तक अपने ही आदमियों 
द्वारा प्रबन्ध न करने तथा पटवारियों के लेखों (रेकाडइ) से काम ने होने के कारण 
१५६६ ई० में मुजप्फरखाँ ने जो कर-पत्रक (हाली-हासिल अथवा जमाबन्दी) तैयार 
किया वह सही आय से पूरी तरह मेल नही खाता था। हाँ, दूसरे दोष के निवारण 
में उसे अवश्य सफलता प्राप्त हुई। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप आगे से सरकारी 
माँग (भूमि-कर) वकदी में वसूल की जाने लगी | यह माँग एक समान आधार पर 
नहीं थी, बल्कि विभिन्न स्थाओं पर जो अनाज के मूल्य की दरें प्रचलित होती थीं उन्हीं 
के आधार पर प्रस्तुत की जाती थी। इसमें केवल एक ही दोष का निवारण हुआ। 
इसलिए शासन के तेरहवें वर्ष (१५६६ ई०) में एक और प्रयोग किया गया। उस 
समय नये दीवान शियाबुद्दीन अहमद ने जहाँ तक खालसा भूमि का सम्बन्ध था, वहाँ 
तक शेरशाह के करारोपण के सिद्धान्त को त्याग दिया और खेतो में होने वाली पैदावार 
का एक क्रामचलाऊ अन्दाज लगाकर सरकारी माँग प्रस्तुत करने की परिपाटी 
आरम्भ की । इस प्रणाली के द्वारा जो नस्क' कहलाती है और आमतौर पर 'कनकुत' 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं; फसल की बिना नाप-जोख किये ही जमीन की पैदावार का एक 


२११२९ भारत का इतिहास 


साधारण-सा अन्दाज लगा लिया जाता था। जब फसल पक जाती थी तो गाँव के 
मुखिया तथा कुछेक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सरकारी गुमाश्ते खेतों पर जाते 
थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति खेत. की कुल पैदावार का अपना-अपना अन्दाज लगाता 
था | इन्हीं के आधार पर प्रत्येक खेत की कुल औसत पैदावार निकाल ली जाती थी 
और उस पर सरकारी कर निर्धारित किया जाता था। यदि काश्तकार ' लगाये हुए 
पैदायार के अन्दाज पर यह आपत्ति करता था कि यह तो बहुत अधिक आँकी गयी है, 
तो समझौता हारा कम-बढ़ती पर मामला तथ कर लिया जाता था। यह बात स्पष्ट 
नहीं है कि १५६९ ई० में आरम्भ को गयी कर-निर्धारण की यह प्रणाली गाँव के 
हिसाव से थी अथवा बेती के हिसाब से । 

चौथा प्रयोग शासनकाल के पद्धहवें वर्ष (१५७०-७१ ई०) में किया गया था, 
जबकि प्रत्येक परगने के लिए अलग-अलग भूमि-कर दरों की नयी अनुसूचियाँ भूमि की 
भ्षसल पैदावार के आधार पर तैयार की ययी थीं। इस कर-प्रणाली के अन्तगेत इस 
बार जागीरी-भूमि भी आ गयी, जो अब तक माल मन्जालय के नियन्त्रण के बाहुर ही 
रहती आयी थी । नरक! प्रणाली त्याग दी गयी और सरकारी अधिकारियों द्वारा 
जमीन की उचित नाप-जोल तथा खेतों की कुल असल पैदावार को आँकते के आाधार 
पर कर निर्धारण के दरों की अनुसूची तैयार की गयी थी । इस प्रणाली के जन्मवाता 
राजा टोडरमल थे । 

यह प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इस आधार पर तैयार की गयी 
कर-अनुसूची आगामी दस वर्षों (१५८० ई०) तक काम में. लायी जाती रही । इसके 
पश्चात अकबर ने और बड़ा प्रयोग किया । यहू प्रयोग भूमि-कर को नकदी में प्रस्तुत 
करना था। यश्षप्रि विभिन्न प्रकार के अनाजों पर भूमि-कर की दरें दस बर्षों तक बदली 
नहीं थीं, तथापि इनके दाम, जिनके आधार पर वस्तुओं की जगहू सरकारी माल: 
गुजारी तकदी में बदल दी जाती थी, एक-दूसरे साल में अदलते-बदलते रहते थे और 
प्रत्येक वर्ष इन पर सम्राट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती थी ।"“इसका परिणाम 
यह होता था कि मालगुजारी इकट्ठी करने में विलम्ब हो जाया करता था, क्योंकि. 
सम्नाट के एक स्थान पर त रहने के कारण प्रस्तुत किये गये मालगुजारी पश्चों पर 
मूल्य निर्धारण के लिए शीघ्र ही आशाएँ जारी नहीं हो पाती थीं। इस असुविधा से 
बचने के विचार से कर-निर्धारण की अनुसूचियों को वस्तुओं में प्रस्तुत न करवाकर 
सकद रुपया आना-पाई में प्रस्तुत करवाना आरम्भ कर दिया और ये सुल्य जिनके 
आधार पर वस्तुएँ तकदी में बदली जाती थीं, विभिन्न स्थानों में प्रचलित पिछले दस 
वर्षों के मुल्यों के औसत पर निश्चित किये गये थे । 

समालगुजारी बन्दोबस्त में, जो १५५० ई० में 'आईने-दहसाला” आशापन्र द्वारा 

जारी किया गया था, कुछ निश्चित कायदे थे । सर्वप्रथम, साञ्राज्य की सम्पूर्ण भूमि 
एक समान माप-प्रणाली द्वारा, जो सिकन्दर-लोदी के गज, जिसकी मात्रा ४१ अंगुल 
था ३३ इंच की थी, के आधार पर मापी जाती थी। गज-माप,पर आधारित 'जरीब 


अकबर महामु २१३ 


जिसका इस्तेमाल शेरशाह ने किया था, सन की रस्सी की बनायी जाती थी और गरम 
तथा ठण्डे मौसम में यह सिकुड़ और बढ भी जाती थी । इसकी जगह अकबर ने बाँस 
की जरीब चालू की, जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े होते थे । बीघा जो क्षेत्रफल 
की इकाई था, ६० गज ><८ ६० गज अथवा ३,६०० वगे गज का होता था। प्रत्येक 
गाँव, प्रत्येक परगना, प्रत्येक काश्तकार के अधीन क्षषि-योग्य भूमि को निश्चित किया 
जाता था । दूसरे, क्ृषि-योग्य सम्पूर्ण भूमि चार श्रेणियों में विभक्त की जाती थी। 
इस श्रेणी-विभाजन का आधार भूमि की किस्म अथवा उसका उपजाऊपन नही था, 
बल्कि इस पर होने वाली काशत का निरन्तर जारी रहना था। (१) पोलज भूमि प्रथम 
श्रेणी की भूमि के अन्तगंत आती थी और इस पर सदेव काश्त होती थी । (२) परौती 
भूमि भी लगभग स्देव ही काश्त करने योग्य थी, लेकिन पुनः उर्वरा-शक्ति को प्राप्त 
करने के लिए एक दो वर्ष के लिए यह खाली पडी रहती थी | (३) छच्छर भूमि पर 
तीन अथवा चार वर्ष है काश्त नही होती थी । (४) बंजर भूमि पाँच वर्ष अथवा 
और अधिक समय तक बिना काश्त के छोड़ दी जाती थी। उपर्युक्त पहली तीन प्रकार 
की प्रत्येक भूमि तीन श्रेणियों में और विभक्त की जाती थी और इन तीनों श्रेणियों के 
भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी; जो प्रत्येक प्रकार की भूमि की स्टैण्डडड 
पैदावार समझी और भानी जाती थी । तीसरे, पिछले दस वर्षों की पैदावार के आधार 
पर प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। सरकार 
औसत पैदावार का एक-तिहाई वसूल करती थी । चौथे, मालगुजारी वस्तु रूप में न 
लेकर नकद रुपयों, आनों और पाइयों में ली जाती थी। इसके लिए अकबर ने अपने 
सम्पूर्ण साम्राज्य को बहुत-से दस्तूरों में विभक्त कर रखा था । एक दस्तूर के अन्तर्गत 
सभी स्थानों में प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिए एक दाम निश्चित होते थे। प्रत्येक 
दस्तूर की मृल्य-अनुसूची प्रत्येक प्रकार के अताज के पिछले दस वर्षों के दामों पर ओसत 
अनाज का प्रचलित मूल्य समझा जाता था । इस औसत को अनाज की प्रचलित-दर 
समझते थे । प्रत्येक अन्न के लिए पैदावार की अलग-अलग अनुसूची होती थी और 
प्रत्येक दस्तुर के अनाज के भावों की अलग-अलग अनुसूची होती थी । 

उपर्युक्त हिसाब के आधार पर ही प्रत्येक काश्तकार पर 'कर' लगाया जाता 
था । काश्तकारों पर कर लगाने के लिए प्रति वर्ष असल पेदावार अथवा अनाज का 
प्रचलित मुल्य निश्चित करने की अब आवश्यकता नहीं थी । कर-निर्धारण के लिए 
अब तो केवल भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल तथा किस मौसम में क्या-क्या काश्त 
हुई है, भादि बातों की जानकारी ही आवश्यक थी । इसके आधार पर सरकार और 
काश्तकार दोनों को ही मालग्रुजारी क्या लेनी-देनी है; इसका हिसाब लगाना पड़ता 
था। खेतों में बीज बोये जाने के एक-आध महीने के अन्दर ही सरकारी कर्मचारी 
इसका हिसाब तैयार कर सकते थे कि सरकार को क्या मालगुजारी लेती है । लेकिन 
इसका मतलब यह भी नहीं कि 'आईने दहसाला' प्रणाली को व्यवहार में लाने के 
पश्चात सरकार ते पैदावार और फ़सलों के भूल्यादि का लेखा रखना बन्द कर दिया 


६॒ 


२१४. भुगलकालीन भारत 


था । परगनों के सरकारी अधिकारी पूर्वबत प्रत्येक काश्तकार के अधीन प्रत्येक प्रकार 
की भूमि का नाप, इसका क्षेत्रफल, भिन्नर्नभश्न फरालों की पैदावार आदि बातो का 
लेखा रखते थ। प्रत्येक दरतूर' में सभी तरह के अनाज के प्रचलित भाषों का लेखा 
भी ये लोग रखते थे ये लेख अत्यन्त आवश्यक थे और इन्ही पर यह भावी बन्दोबस्त 
निर्भर था । 
आईने दहुसाल।' के सम्बन्ध में इतिहास के विद्वानों में मतभेद है। वी० ए० 
स्मिथ ने इसे दस साल का बन्दोबस्त माना है और उनका मत है कि यह पिछले दस 
वर्षों की औरत पैदावार पर आधारित है। स्मिथ ने पिछले दत्त वर्षों के मुल्यो के 
आभत वा कही उल्लेख नही किया है, जिनके आधार पर वस्तुरूपी सरकारी कर को 
रुपयों ॥ बदला जाता था। दूसरी ओर मोरलैण्ड ने, जिन्होंने मुगलकालीन माल 
साब्धी समरयाओं का अध्ययन करने में अपने बीस वर्ष लगाये थे, केवल दस साल के 
नकद करों की माँग के ओसत का हवाला दिया है और प्रत्येक फसल में प्रत्येक प्रकार 
की भूमि की दस वर्ष को औसत पैदावार का कोई जिक्न नहीं किया। प्रोफेसर श्रीराम 
शर्मा का गत यहू जान पहता है कि अकबर का लगाने सम्बन्धी बन्दोबस्त उसके 
शासनकाण के लन्तिम समय तक शेरणाए द्वारा निर्धारित मुल्य अनुसूची पर आधारित 
था | डॉ० रामतसाद जिपाड़ी ने पैदावार और सूल्य के इन दोनों ओसतों को सम्भव: 
स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया । इस विषय का सुक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन करने 
पर यह ज्ञात होता है ध १५०० ई० का अकबर का बन्दोबस्त पिछले दस वर्षों को 
औमत पैदाबार पर आधारित था भर पिछले दस वर्षों के औसत मूल्यों पर वस्तुरूपी 
सरकारी लगाते रुपयों में बदला जाता था । जैसा कि ऊपर बताया गया है, भौसत 
पैदावार निश्चित करने के लए प्रत्येक १९गता एक इकाई माला जाता था और मुल्य 
निश्चित करने फे लिए 'दस्तुर' को इकाई मात्रा जाता था। यहू निश्चित कहा जाता 
है कि यहू बन्दोबस्त स्थायी नहीं था और न यह बाषिक ही था, क्योंकि अबुल फजल 
ने लिक्षा है कि अकबर ने शेरशाहु की प्रारम्भिक बन्दाबस्त-प्रणाली काम में लाती 
बस्द कर दी थी, क्योंकि इसके द्वारा बिलम्ब होता था और अ्रष्टाघार भी फैलता था। 
ऐसा जान पड़ता है कि सरकारी लगाने समय-समय पर भूमि को अतल पैदावार के 
आधार पर परिवरद्धित किया' जाता 73 था यद्यपि इस बात का कोई निश्चित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, तथापि ऐसा मालुम पड़ता है कि यह अन्दोबस्त दसवर्षीय भा | 
'आईने बहुसाला' की स्थापता के पश्चात भी प्रत्येक काश्तकार द्वारा की जाने वाली 
प्रत्येक प्रकार को फसल तथा प्रत्येक फसल का भूल्य जो प्रत्येक दस्तूर में प्रचलित 
होता था, बड़ी सावधानी से नोट किया जाता था । 
यहू प्रणाली खालसा भुमि-क्षेत्रों में ही जाशु की गयी थी । १५८६-४२ ई० में 
इसके अन्तर्गत जागीरी भूमि भी भा गयी। अब जागीरदार मनभचाहे दग से अपनी 
जागीरों' की व्यवस्था नहीं कर सबते थे | साथ ही बंजर भूमि को भी, जहाँ तक 
सम्भव हो, उब्बरा भूमि में परिवर्तित करते की जेष्टा की गयी थी। इसके लिए उस 


२१६ मुगलकालीस भारत 


माल विभाग के पुए्तैनी अधिकारी इतका (दस्तूरुल अमलों का) सग्रह-सकलन किया 
करते थे । 'दस्तृदबल अमलों' के अतिरिक्त माल विभाग के अधिकारियों की सहायता 
और लाभ के लिए पूरे और ठीक निर्देशन दिये जाते थे । इतिहासकार स्मिथ ने ईतकी 
तुलना हमारे देश के ब्रिटिशकालीन जिले के कलक्टरों के लिए 'टॉमसन लिखित 
निर्देशनो' से की है। मालगुजारी एकत्र करने वालों को बहुत-से अधिकार प्राप्त थे । 
काश्तकारों के साथ हन्हें मित्रता का भाव रखता पड़ता था | जरूरतमन्द किसानों को 
ये स्वेच्छा से तकावी (ऋण) बाँट सकते थे, जिसे आगे चलकर ये धीरे-धीरे वसूल कर 
लेते थे । काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के विचार से प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से फसलों की हुई हानि के लिए मालगुजारी में छुट अथवा माफी देने 
का अधिकार इन्हें प्राप्त था। ये लोग कृषि-योग्य भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि 
पर लगान वसूल नहीं कर सकते थे और लगान भी मुखिया भादि किसी मध्यस्थ के 
द्वारा नहीं, बल्कि सीधे किसानों से लिया जाता था। बकाया को वसूल करने की भी 
ये लोग चैष्टा करते थे, लेकिन अनुचित बल-प्रयोग द्वारा नहीं। मुख्य निर्देशन जो 
इन्हें दिया जाता था वह यह था कि ये लोग काश्तकारों के हितों की रक्षा तथा उनकी 
भलाई के लिए पूरी-पूरी चेष्टा करें। दरबार में इन्हें मासिक चिट॒ठा भेजना पड़ता था, ' 
जिसमें लोगो को स्थिति, जनता की सुरक्षा, बाजारों के भाव और दरें, गरीब लोगों 
की स्थिति सम्बन्धी बातों का वर्णन रहता था| इतिहासकार स्मिथ ने तो इस व्यवस्था 
की भूरि भूरि प्रशंसा की है। वह लिखता है, “संक्षेप में, यह प्रणाली अत्युतलम और 
प्रशंसनीय थी । सिद्धान्त बड़े अच्छे थे भौर अधिकारियों को जो व्यावहारिक निर्देशन 
दिये जाते थे ने बही भे जिनकी कामना की जाती थी ।/४ 
यहापि भू-लगात बन्दोबस्त और जन सि्धान्तोी पर यह आधारित था, उसकी 

अंग्रेज लेखकों मे जो ब्रिटिश-काल में भारत के माल-प्रशासन से मिकट सम्बन्ध रखते 
थे, बहुत प्रशंसा की है तथापि हग्होंने इस बात पर सन्देह प्रकट किया है कि जिलों 
और परगणसों में माल विभाग के कर्मचारी शाही नियमों और आशज्ञा-आंदेशों का 
ईमानदारी से पालन करते होंगे । विसेण्ट स्मिथ ने लिशा है, “लेकिन जो सिद्धान्त 
हुप में था वही व्यवहार में भी था, इस सम्बन्ध में शंका हुए बिना नहीं रह सकती । 
आजकल भी वर्तमाम ब्रिटिश सरकार अत्यात सावधानी और मिगरानी बरतते के 
मावजूद (सिद्धास्स और व्यवहार के मध्य) सामंजस्य प्राप्त करने मे प्रायः असमर्थ रही 
है, जबकि अकबर के समय में तो आजकल की अपेक्षा इतनी निगरानी और देखभाल 
भी नहीं थी ।/* दूसरे, इन लेखकों के अमुसार पकबर का कर-निर्धारण भी अत्यम्त 
सकते था। यदपरि यह कहना ठीक है कि सिद्धान्त और व्यवहार में सामंजस्य प्राप्त 
करता कठित है भौर क्रकबर के समय में माल विभाग में भ्रष्टाचार भी फैला हुआ 


४. 60080 06 07880 ०87), 90, 376-77 
४ ॥04.,, ७. 277 


अकबर महान २१७ 


था, तथापि ब्रिटिश शासन की अपेक्षा सम्भवत उस समय सरकारी नियम-उपनियमो 
का सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिक ईमानदारी से पालन कराया जाता था । 
उन्नीसवी अथवा बीसवी शताब्दी की अपेक्षा 'उस समय सार्वजनिक नैतिकता और 
नियम-पालन का मापदण्ड निस्सन्देह ऊँचा था। अपनी बात पर सच्चाई से कायम 
रहना उस जमाने के लोग अपना पावन धामिक कर्तव्य समझते थे । बिना किसी कानूनी 
प्रमाण तथा दस्तावेज के भी लोग दूसरी-तीसरी पीढी तक केवल सच्चाई और ईमान- 
दारी पर अपने कर्जे उतारते थे । तत्कालीन यूरोपीय पर्यवेक्षक सोलह॒वी-सत्रहवी 
शताब्दी मे हमारे पूर्वजों द्वारा ईमानदारी बरतने और युगों से पूजित व्यावहारिक 
नियम-कायदों को बिना किसी हिंचक के पालन करने के स्वभाव को देखकर दंग रह 
गये थे । यथार्थत: ब्रिटिश सरकार के पास कही अधिक संगठित पुलिस-शक्ति और 
गुप्तचर विभाग होने पर भो इस काल की अपेक्षा मध्य युग में चोरी और डकंती की 
घटनाएँ बहुत कम होती थी। इसीलिए न्यायपूवेक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि वर्तमान काल की अपेक्षा उस समय प्रत्येक सरकारी विभाग की (माल विभाग मे 
भी) स्थिति कम सन्‍्तोषजनक नहीं थी । सच तो यह है कि नियम-पालन न करने तथा 
भ्रष्टाचार को ग्रहण करने के नये-नये तरीकों का स्रोत तो ब्रिटिश-काल की व्यवस्था 
थी । जहाँ तक करों की दरो का सवाल है अकबर की दरे प्राचीन भारत मे प्रचलित 
दरो से कहीं अधिक थी । ये दरें कम भी नहीं हो सकती थी, क्योकि फीरोज तुगलक 
को छोड़कर दिल्‍ली के प्रायः सभी सुल्तान अधिक दरे रखते आये थे । शेरशाह तक ते 
भी, यद्यपि वह लगान-बन्दोबस्त के लिए प्रसिद्ध है, सरकारी 'कर' के रूप मे पैदावार 
का एक-तिहाई लेता तिश्चित कर रखा था और इस 'कर' के अतिरिक्त जरीबाना, 
महसीलाना तथा बीमा आदि और वसूल किया जाता था । अकबर कृषको से जरीबाना, 
महसीलाना आदि 'कर' नही लेता था। जहाँ तक यूरोपीय इतिहास लेखकों के विचारों 
का स्थाल है कि ब्रिटिशकाल की अपेक्षा अकबर के शासनकाल में भूमि कर की दर 
अधिक थी । यह ध्यान देने योग्य बात है कि उसने (अकबर ने) जमीदार के अस्तित्व 
को स्वीकर नहीं किया था और जमीन की पैदावार किसान और सरकार दोनों में 
बेंट जाती थी । ब्रिटिश शासनकाल में पनपने वाली जमीदारी प्रथा के अनुसार जमीदार 
पैदावार का आधा भाग काश्तकारों से वसुल कर लेते थे, जबकि सोहलवी शताब्दी के 
काश्तकारों को कैवल एक-तिहाई भाग ही सरकार को देना पड़ता था । प्रमाण और 
परम्परा दोनों से ही इस विचार की पुष्टि होती है कि मध्ययुगीन किसान ब्रिटिश 
शासनकाल के किसान से कहीं अधिक खुशहाल था। १५ अगस्त, १६४७ ई० के 
पश्चात के कृषि-विधान के अनुसार अब यह अपनी पूर्व-दशा को प्राप्त करने के लिए 
श्रग्रसर हो रहा है। 
दकसाल ह॒ 

अपने शासनकाल के आरम्भिक वर्षों में अकबर ने अपने पू्व॑ वर्ती सुल्तान 
समआ॥्जाटों की ही टकसाल प्रणाली को भाधू रखा और बहुत साधारण-से परिवततेन किये; 


श्श्प सुगलकालीन भारत 


उदाहरण के लिए, सिक्कों के ऊपर उपाधियों सहित अपना नाम खुदवाना, सिक्‍का 
ढलने का स्थान, वर्ष आदि अंकित कराना। अकबर की टकसालें छोटे अधिकारियों 
के प्रबन्ध मे रहती थीं। यह अधिकारी चोधरी कहलाते थे। टकसालों में एकसूत्रता 
बहुत कम थी । १५७७ ई० में सम्राठ ने टकसालों में सुधार करना चाहा और ख्वाजा 
अन्वुससमद शिराजी नाम के एक प्रसिद्ध कलाकार एवं सुलेखक को दिल्‍ली की शाही 
टकसालो का सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त किया । सूबो की राजधानियो में भी जो टकसालें 
अब तक चौधरियों के प्रबन्ध मे थी, उनको जिम्मेदार और योग्य अधिकारियों के 
सुप्रबन्ध मे रख दिया और वे सब अब्दुससमद के अधीन कर दिये गये । रूवाजा अब्दुस- 
समद के नीचे दिल्‍ली की टकसाल में एक दरोगा (सहकारी सुपरिण्टेण्हेण्ट), एक 
सराफी, एक अमीन (दरोगा का सहकारी), एक मुशर्रिफ (एकाउपण्टेण्ट), एक तोलने 
वाला, एक धातु को गलाने वाला, एक प्लेट को बनाने वाला ओर एक व्यापारी जो 
सिक्‍को के लिए सोता, चाँदी और ताँबा दिया करता था, आदि कर्मचारी कार्य करते 
थे। इतने ही कर्मचारी सम्भवतः लाहौर, जोनपुर, अहमदाबाद, पटता और टाँडा 
(बंगाल) की प्रान्तीय टकसालों में कार्य करते होंगे । 

टकसाल में सोने, चाँदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे । चाँदी का सिक्का 
जो रुपया बाहुलाता था, आजवकाल के रुपयों को भाँति ही गोल शक्ल का होता था और 
उसकी तोल १७२९'५ ग्रेन बैठती थी। अकबर ने एक चौकोर रुपया जिसे 'जलाली' 
कहते थे, चलाया किन्तु यह जनता द्वारा गोलाकार रुपये की भाँति पसन्द नहीं किया 
गया । ग्पये का आधा, चौथाई, आठवाँ, सोलहूवाँ और बीसवाँ भाग भी सिक्के के 
रूप में ढाले जाते थे । साँबे का सिबका दाम” अथवा पैसा या फलुत! होता था । 
इसकी तोल ३२३५ ग्रेन बेठती थी । दाम और रुपये में ४० शोर १ का अनुपात 
था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल का होता था और २५ जीतल का एक पैसा 
माता जाता था । स्वर्ण का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का 'इलाही' था, जो दस रुपयों 
के बराबर होता था। स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का 'शंसब' था जो तोल में १०१ तोले 
से भी कुछ अधिक बैठता था और सम्भवतः ऊँचे दर्ज के व्यापारिक लेन-देन में ही 
काम में लाथा जाता होगा। विभिन्न धातुओं के इस सभी सिक्‍कों में विशुद्ध धातु 
प्रयोग में लायी जाती थी। इन सिक्कों की तोल पबकी और सच्ची रखी जाती थी 
तथा इनकी बनावठ भी सुन्दर कौर कलात्मक होती थी । पसिमकों के ऊपर सुस्दर 
अक्षरों में उपाधियों सहित बादशाहू का ताम, ढलाई का स्थान और ब्ष अंकित रहता 
था। कुछ थोड़े से सिक्कों पर ही चित्र-समान रेखाएँ अंकित होती थीं, सम्भवत: 
इतका' उपयोग मेडिलों के रूप में किया जाता होगा । 

अपनी टकसाल को इतने अच्छे वैज्ञानिक आधार तक पहुँचा वेने' के लिए 
अकबर प्रशंसा का अधिकारी है और काधुनिक सिमकाशारित्रियों ने उसके सिक्कों की 
बड़ी प्रशंसा की है। इतिहासकार विसेण्ठ स्मिथ लिखता है, “सिक्कों में विशुद्ध धातु 
का प्रयोग कराते उनकी तोल पूरी रखबाने और उनका रूप-स्थरूप सुन्दर रखवाने के 


अकबर महानु २१६ 


लिए अकबर विशेष प्रशंसा का अधिकारी है। मुगल सिकको की यदि रानी एलिजाबेथ 
अथवा उस समय के अन्य किसी यूरोपीय राजा के सिक्कों से तुलना की जाय तो ये 
ही उत्तम सिद्ध होंगे। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने सम्भवतः सिक्‍कों के 
बजन अथवा विशुद्धता में कुछ कमी-बेशी करने के लोभ-लालच से बिगाडने की चेष्टा 
कभी नहीं की । अकबर के बहुत-से सिक्‍को का सोना तो विशेष विशुद्ध समझा जाता 
है 
न्पाय 

मध्यकालीन न्याय प्रणाली इस्लामी न्याय नियम पर आधारित थी जिसके 
अनुसार लोगो को दो भागों में बाद दिया जाता था--एक तो मुसलमान धर्म को 
मानने वाले और दूसरे न मानने वाले । गैर-मुसलमान राज्य के तागरिक़ नहीं माने 
जाते थे । गैर-मुरानमानों को जिम्मी' कहते थे, जिसका अर्थ यह होता था कि ये लोग 
एक शर्तेनामे पर रहते थे और इनके ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगे रहते थे । मुकदमो का 
फैसला सम्राट मुस्लिम कानून के अनुसार स्वयं किया करता था, चाहे पक्ष-विपक्ष मे 
मुसलमात हों अथवा गेर-सुसलसान । किन्तु व्यवहार रूप मे हिन्दुओ के ऊपर, जिनकी 
जनसंख्या सबसे अधिक थी तथा जिनदा अपना अत्यन्त विकसित न्याय विधान था, 
इस्लामी कानूनो को आरोपित करता सम्भव नहीं था। फौजदारी के मामलो मे तो 
सभी के लिए एशलामी कानून का ही व्यवहार किया जाता रहा, किन्तु दीवानी एवं 
धामिक मामलों मे यदि विवाद के दोनों पक्षों में हिन्दू होते थे तो हिन्दू कानून का 
सहारा भी लिया जाता था। ७४ प्रतिशत लोग गाँवों में रहते थे ओर गाँव ग्राम- 
पंचायतों के रूप में समठित थे, इसलिए देहातों में मध्यकालीन सुल्तानों को न्याथ- 
व्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी । नगरों में जहाँ तक मुसलमान 
प्रजा का सम्बन्ध था इसके सभी मामले वे (सुल्तान) निबटाया करते थे, लेकिन हिन्दू- 
प्रजा के वही झगड़े जो फौजदारी कानून के अन्तर्गत आते थे तथा मुसलमान और 
हिन्दुओं दोनों पर एक समान लागू होते थे, शाही दरबार मे पेश किये जाते थे । 

यद्यपि अकबर ते राजपद सम्बन्धी इस्लामी सिद्धान्त को मानने से इनकार 
कर दिया था, तथापि पूर्ववर्ती सम्राठ-सुल्तानों के समय से चली आयी हुई न्याय- 
व्यवस्था में उसने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये थे; अधिक सुगम और कार्यशील 
बनामे के उद्देश्य से उसने कुछ व्यावहारिक तथा साधारण-से परिवर्तेत अवश्य किये 
थे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तत जिसको उसने चालू किया था, वह इस्लामी कानून के 
अधिकारःक्षेत्र को सीमित करता था और साथ ही सामान्य अथवा परम्परागत कानून 
को इस प्रकार विकसित करना था जिससे उसके अन्तर्गत अधिक से अधिक मामले भा 
जाये । उरदाहुरण के लिए, इस्लाम धर्म को छोड़ते अथवा हिन्दू धर्म या ईसाई मत का 
प्रचार करने के लिए इस्लामी न्‍्याय-विधान द्वारा प्रस्तावित प्ृत्युदण्ड को वह व्यवहार 





९ 0087, ॥06 (68 ॥०87), 7. 57 


२२० मुगलफकालीन भारत 


में नहीं लाता था। तीसरे, हिन्दुओं के मुकदमों का फैसला करने के लिए उसने हिन्दू 
न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी । (बबायंसी भाग २, पृष्ठ ३७६) 

साम्राज्य भर में सबते बड़ा न्यायाधीश राजा होता था । अनादिकाल से चक्नी 
आती हुई प्रथा के अनुसार उसका दरबार लगता था और वह स्वयं ही मुकदमों के 
फैसले करता था। आमतौर से राजा का दरबार ही अपीन की सबसे बड़ी अदालत 
होती थी, लेकिन कभी-कभी वह नये-नयें मुककमे भी ले लिया करता था। अकबर 
प्रत्येक दिन अक्सर थोड़ा बहुत समय लोगों की फरियादें सुनने और झ्गड़ों को निबटाने 
में लगाता था। प्रत्येक गुषवार को वह विधिवत अदालत करता था और बड़े-बड़े 
मामलों की सुनवायी करता था। उस समय पक्ष और विपक्ष के लोगों के अतिरिक्त 
केवल न्याय विभाग के उच्चाधिकारी तथा सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध 
अमीरों और सरदारों को ही वहाँ रहने की आज्ञा थी। किसी नृशस अथवा क्रूर अप- 
राध के लिए यद्यपि सूबे के गरबंनरों को भी मृत्युदण्ड देने का अधिकार प्राप्त था किन्तु 
आमतोर पर ये लोग ऐसे मामले बादशाहु के पास भेज दिया करते थे ओर बादशाह 
ही सोच-विचारकर दण्ड-व्यवस्था करता था। यदि वह ठीक समशता था तो मृत्युदण्ड 
भी देता था। मृत्युदण्ड प्राप्त किसी व्यक्ति को फाँसी देने से पहले तीन बार शाही 
आज्ञा लेनी पड़ती थी । 

सम्राट के पश्चात दूसरा न्‍्यायाधिकारी प्रमुख काजी होत। था और बही प्राय: 
सर्देव प्रमुख सदर भी होता था। उसकी नियुक्ति सन्नाट द्वारा होती थी भौर उसी की 
इख्छापयेस्त वहु अपने पद पर कार्य करता था। काजी का बेतन नकद दिया जाता 
था। बेतन के अलावा उसे जीविका के लिए कुछ जमीन भी दी जाती थी, जो 'मदद- 
माश' कहुलाती थी । अब तक प्रमुख काजी की मुझ्य योग्यता इस्लामी धर्मेशास्त्र का 
उसका शान तंथा उसकी संक्रीर्ण मजहूबी विचारधारा ही समझ्षी जाती रही थी। लेकित 
अकबर ने इस पद पर उन व्यक्तियों को नियुक्त करना आरम्भ किया जिनके धामिक 
विचार उदार थे तथा जिनमें सभी मत-सम्प्रदायों के लोगों के प्रति पूर्ण सहासुभूति थी । 
प्रमुक काजी बावशाहु की अमुमति से प्रान्त, जिलों और तगरों में काजियों की निधुक्ति 
करता था। परगतों के सदर मुकामों में भी काजी नियुक्त किये जाते थे, किन्तु गाँवों 
में काजियों की भावश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो प्राम-पंचायतों द्वारा ही स्थाय- 
व्यवस्था की जाती थी। सेना के लिए एक पृथक काजी नियुक्त था, जिसका अधिक्रार- 
क्षेत्र सेता तक ही सीमित था। कभी-कभी बड़े नगरों में एक से अधिक काजियों की 
नियुक्तियाँ भी की जाती थीं और इनके पृथक-पृथक अधिकार-क्षेत्र तिर्धारित कर दिये 
जाते थे | काजियों की सहायता के लिए मुफ्ती हुआ करते थे । इसका प्रमुख कर्तव्य 
कानून के अर्थ बताता तथा फतवा जारी करसा था। जब काजी में ही 'फतवा' जारी 
करते की योग्यता होती थी तो उसे 'मुपती' क्री सहायता की आवश्यकता ही महीं पड़ती 
थी । प्रमुज-प्रमुख गगरों में 'मुहतसित्र' नियुक्त किये जाते थे जो ताप-तोल के बाठ, गज 
आदि का मिरीक्षंण करते थे, जुआ और शराबज्ञोरी को रोकते थे, तंथा इस बात की 


अकबर महान र२१ 


ओर भी ध्यान देते थे कि मुसलमान लोग प्रतिदिन पाँचों नमाज पढ़ते है या नहीं 
तथा रमजान पर उपवास करते है या नहीं। इसी प्रकार ये लोग भी न्याय-व्यवस्था 
का कुछ कार्य सेभालते थे और सामाजिक निम्नमो और कतंव्यों का पालन करवाते थे। 
'मीर आदिल' राजधानी तथा प्रान्तीय सदर मुकामो में नियुक्त किये जाते थे, लेकिन 
छोटे-छोटे शहरों और परणनों में नहीं । इन लोगो के कर्तव्य भी काजियों के 
समान थे । 


मुकदमों का फैसला करने के अतिरिक्त जेलो का निरीक्षण करना और कैदियों 
की हालत देखने का कार्य भी काजी के सुपुर्दे था। कैदियों के मामले पर भल्री प्रकार 
विचार करने के पश्चात वह उन्हे मुक्त भी कर सकता था । अपने अधिकार-श्षेत्र के 
अन्तर्गत वक्‍फ का ट्रस्टी भी काजी होता था। मुकदमों की सुनवाई करते समय 
अदालत के मुंशी द्वारा सबूतों को दर्ज करवाना आवश्यक था, जिससे अपराधी के विरुद्ध 
अपराध-पत्र तैयार करने के काम में उनका उपयोग किया जा सके । गवाहों से जिरह 
की जाती थी और अपराधी को अपना बचाव करने के लिए पूरा मौका दियां जाता 
था। अपराधी के चेहरे-मोहरे, चाल-डाल और उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करने 
की आवश्यकता पर अकबर विशेष जोर देता था । जिरह करने के पश्चात सत्य पर 
पहुँचने के लिए उसने न्यायाधीशों को आवश्यक निर्देश दे रखे थे । 

अदालतों का संगठन तथा आपस में उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध बड़ा गड़बड़ 
था| उच्च स्यायालय जिनके अन्तर्गत शाही तथा काजी की अदालतें भी आती थीं, 
अपीलों की ही सुनवाई तहीं करते थे बल्कि नये मुकदमे भी ले लेते थे | यह जरूरी 
तहीं था कि कोई अपील जिले अथवा प्रान्त क्ली अदालत मे पहुँचने के बाद ही प्रमुख 
काजी की अदालत में जाय | कभी-कभी नगर न्यायालय की कोई अपील जिले की 
अदालत में जाती थी, कभी प्रान्तीय अदालत में और कभी प्रमुख काजी की अदालत में 
अथवा कभी शाही अदालत में एकदम सीधी ही पेश कर दी जाती थी । दूसरे, कभी- 
कभी एक प्रकार के ही मुकदमे अनेक न्यायाधिकारियों द्वारा फैसला किये जाते थे और 
यहू निश्चित नहीं किया जाता था कि किस प्रकार के मुकदमे छोटी अदालतों में लिये 
जायेंगे । उदाहरण के लिए, केवल काजी ही नहीं, मीर आदिल और प्रान्तों के गवर्नेर 
भी फौजदारी के मुकदमे करते थे, जिनमें बिलकुल एकसे ही अपराध होते थे । 
दीवानी मुकदमे काजी, मीर आदिल और प्रान्तों के दीवान किया करते थे । तीसरे, 
न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के विभाग, पृथक कार्य नहीं करते थे और शासन- 
व्यवस्था के गवर्नर और दीवान जैसे अधिकारियों को न्याय-व्यवस्था का कार्य भी सौंप 
दिया गया था । चोथे, न्‍्याय-विधान भी ठीक प्रकार से तैयार नहीं था। हिन्दू और 
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून--उदाहरण के लिए, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक आदि से 
सम्बन्धित कानूत--दोनों जातियों के न्यायशास्त्रों में सम्मिलित थे, किन्तु देश का 
परम्परागत प्रचलित कानून लिखा ही तहीं गया था, अतएवं न्‍्यायाधीश अपनी स्वतन्‍्त्र 
विचार धारणा के सहारे न्याय करते थे । पाँचवें, आधुनिक मापदण्ड की अपेक्षा उस 


२२२ मुगलकालीन भारत 


समय का फोजदारी कानून बहुत सख्त था और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था। 
बह अपराध को देखते हुए अनुपयुक्त एव अनुपात-रहित होता था । 

फौजदारी के मामले तय करने के लिए जिस हरलामी कानून का सहारा लिया 
जाता था, उसके अनुसार अपराधियों के लिए चार प्रकार के दण्ड निश्चित थे--- 
(१) किसास अर्थात बदला लेना । हत्या करते अथवा घायल करते के अपराधों मे इस 
दण्ड का प्रयोग हीता था। (२) दिया अर्थात क्षति-पूत्ति करना | यहू भी हत्या और 
घायल करने के अपराधों के लिए लागू होता था। (३) हड्ड अर्थात दुराचार से सम्बन्धित 
अपराधों के लिए यहु दण्ड दिया जाता था। (४) ताजीर अर्थात बह दण्ड जो स्थाया 
धीश अपने स्वतन्त्र विचार से उचित समझकर दे । ताजीर का राम्बन्ध उन अपराधों 
से होता था जो हडड की सीमा के बाहर थे । 

जो दण्ड आमतौर पर दिये जाते थे, वह इस प्रकार थे--भिश्च-भिन्न अवधि के 
लिए बीद और जुरमाने, जमीत-जायदाद को जब्ती, कोड़े लगाता, अग्र-विच्छेदन 
करना, देश-निकाला करना भर मृत्युदण्ड । मृत्युदण्ड प्रायः सम्राट द्वारा ही दिया 
जाता था, वैसे दुराचार, राजद्रोह, हत्या आदि अपराधों के लिए प्रान्तीय गवर्तरों को 
भी यह दण्ड देंगे का अधिकार था । मृत्युदण्ड प्राप्त अपराधी व्यक्ति को आमतौर पर 
हाथी + पैरो के नीच कुचलवाकर मरवा दिया जाता था । 
बन्दी गृह 

उस समय बन्दीगृह दा प्रकार के हीते थेन--एव तो ऊंची स्थिति के बन्दियों 
के लिए और दूसरे साधारण अपराधियों के लिए | प्रमुष सरवार भौर राजकुमार जो 
शाजद्रोह मे अपराधी होते थे, उन्हे देश ने विभिन्न भागों में किलों के अन्दर कोद 
करवाकर रखा जाता था | इनमें खालियर, रणथम्भौर, रोहुतास, भवखर और बयाता 
के किले मुख्य थे। राजधानी, प्रान्तों के सदर मुकाम, जिलों और परणनों में भी 
स्थानीय बन्दीएहु थे । दण्ड-प्राप्त बच्दियों के अतिरिक्त विचाराधीन बन्दी भी इन्हीं 
जैलों में रबे जाते थे | न्याय-विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जेलो का समय-समय पर 
निरीक्षण होता रहुता था। ये लोग केदियों की दशा देखते-भालते रहते थे और जिन 
क्दियों को यहू समझते थे कि काफी कष्ट उठा चुके हैं, उन्हें छोड़ भी देते थे । 
कभी-कभी राजध्रानी की जेल का निरीक्षण बादशाह और प्रान्तों की जेलों का वहाँ के 
गवर्तर भी किया करते थे। कीदियों के रहने-सहने; उनके स्वास्थ्य-सफाई और भोज- 
वादि का प्रबन्ध वर्तमान काल की जैलों की अपेक्षा सन्‍्तोषजनक नहीं था । 
पुलिस-व्यवस्था 

अकबर की पुलिस शासन-व्यवस्था अत्यन्त सुहढ़ तथा जनहितकारी थी। 
समस्त पुलिस को नगर पुलिस, जिला पुलिस तथा ग्राम पुलिस इत तीन श्रेणियों में 
विभाजित किया गया था । राज्य के प्रत्येक्त शहर तथा करबे में कोतवाल रखा जाता 
था, जिसका कर्तव्य जनता में सुल और शान्ति की व्यवस्था करता था। कोतवाल के 
, कार्यों का वर्णत पहले ही किया जा बुका है; बहु शहर की पुलिस का प्रधान तथा 


अकबर सहानू २२३ 


अपराधी के लिए दण्ड निश्चित करने का न्यायाधीश भी होता था । वह चोरों, डाकुओं 
तथा अन्य साधारण अपराधियों के विषय में सोच-विचार करके दण्ड दिया करता था। 
उसका मुख्य कतेव्य नागरिक जीवन में शान्त वातावरण को स्थापित करना था। 
इसके अतिरिक्त अकबर की सामाजिक व्यवस्था को सुहृढ रखने तथा तौल-वाप और 
बाजार के भावों का निरीक्षण करने के लिए भी वही उत्तरदायी रहता था । संयोगवश 
यदि वह चोर को पकडने में असफल हो जाता तो चोरी किये हुए सारे सामान के 
मूल्य का उत्तरदायित्व विशेष रूप से उस पर रहता था, प्रत्येक कोतवाल अपराधियों 
को बेंतो की मार, अंग-भग तथा अन्य प्रकार के कष्ट देने का अधिकार रखता था 
परन्तु बह मृत्युदण्ड नही दे सकता था। संक्षेप मे, कोतवाल के कतंव्य समुचित थे तथा 
उसकी शक्ति विस्तृत एवं निरंकुश थी । जिले मे कानूनों और आज्ञाओ के पालनाथे 
फौजदार की नियुक्ति होती थी । इस कारये को सफल करने के लिए आमिल तथा परगने 
के अन्य मालगुजारी के कर्मचारी उनकी सहायता करते थे । जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों 
पर नगर की सुरक्षा आदि कतंव्यों के पालन के लिए फोजदार एक कोतवाल को भी 
रखता था। सड़कों की सफाई तथा मरम्मत कराना एवं हर प्रकार कौ अव्यवस्थाओं को 
मिटाना फोजदार के मुख्य करतंब्य थे। कोतवाल की भाँति फोजदार भी चोरी मे गये 
हुए सामान का स्वय उत्तरदायी होता था, यदि वह चोर को पकड़ने मे असफल हो जाता 
था। उसे अशान्तिकाल में समुचित आचरण करने तथा साधारण समय मे शान्ति एवं 
सुख की व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित करने का अधिकार था । प्रत्येक परगते में 
एक से अधिक थाने अथवा पुलिस स्टेशन हुआ करते थे । गाँवों में पुलिस शासन के लिए 
अकबर ने वहाँ की प्रात्रीन परम्पराओ का अनुसरण करते हुए स्थानीय उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त को स्थापित किया। गाँव के मुखिया के लिए यह आवश्यक था कि वह 
धोरों अथवा डाकुओं को एक निश्चित समय तक खोज निकाले । असफल' होने की 
दशा में मुखिया को ही हानि को पूरा करना पडता था। यदि एक से अधिक गाँवों के 
अन्तगंत कोई अपराध होता तो वहाँ के मुखियों पर उसका उत्तरदायित्व समझा जाता 
था । साधारणतया प्रत्येक अपराध का उत्तरदायित्व पूरे गाँव पर होता था और हाति 
की पूर्ति के लिए चन्दा किया जाता था। साधारण पुलिस-कार्य के लिए प्रत्येक गाँव 
में एक चौकीदार भी रहता था । 

अकबर की संरक्षता मे पुलिस का प्रबन्ध अत्यन्त सुन्दर, सुदढ एवं उच्चकोटि 
का था जिससे जनता में शान्ति और अनुशासन की समुचित व्यवस्था रही । फिर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय चोरी, दुश्चरित्रता; धोखेबराजी अथवा अन्य 
प्रकार के ऐसे विध्तन जो प्रजा की शान्ति भंग करने वाले है, नहीं होते थे । उस समय 
भी कुछ पेशेवर चोर और डाकू पहाड़ियों और जंगलों मे रहा करते थे और जिस 
समय स्थातीय पुलिस को वे असावधान' और तिश्चित्त समझते थे तभी खुले मैदान में 
आकर लुट-खसोट कर लेते थे। यूरोपीय यात्रियों ने स्रोलहवी शताब्दी (१५६०- 
१६०० ई०) के अन्तर्गत देश की क्या स्थिति थी, इसका बडा सुन्दर वर्णन किया है । 


२२४ मुगलकालोीन भारत 


यद्यपि उन्होने कुछ बातें बढा-चढ़ाकर भी लिखी है, परन्तु नियमों की हृढ़ता, लोगों 
के उच्चादर्श एवं दण्ड-विधान-कठोरता के हृष्टिकोण से प्रजा का स्तर इस समय से 
कही अधिक ऊँचा था । 

शिक्षा 


सोलहवी शताब्दी में संत्तार में किसी भी देश की सरकार अपनी प्रजा को 
शिक्षित बनाना अपना कर्तव्य नहीं, समझती थी । स्वयं इंगलेण्ड को भी अपना यह 
कतंव्य १८७० ई० में ज्ञात हुआ | निःसन्‍्देहू अपने समय में अकबर बहुत अग्रणी था, 
उसने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने का सफन प्रयत्न किया । बचद्यपि उसने स्कुल 
जाने वाली जनता के लिए देश में बहुत-से मदरसे और कॉलेज रथापित नही किये तथा 
शिक्षा-व्यय के लिए राज्य-कर में से कोई विशेष भाग नियत नही किया, फिर भी उसने 
शिक्षा को भिन्न-भिन्न प्रणालियों द्वारा प्रोत्साहन दिया । उसके राज्य में प्रारम्भिक, 
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए पृथक संस्याएँ थी, जिनमें से कुछ को सरकार ने 
स्थापित करके उनका पोषण भी किया, जबकि अन्य पाठशालाएँ सार्बजसिक हिल पर 
निर्भर थीं। मकतब्न (प्रारम्भिक पाठशालाएँ) मष्जिदों में होते थे, जिनमें कुरान के 
अतिरिक्त प्रारम्भिक पठन-पाठन तथा गणित की शिक्षा दी जाती थी । इसमें और भी 
अधिक उन्नति के लिए मदरसों की भी व्यवस्था थी जिनको हम माध्यमिक पाठशाला 
अथवा कॉलेज कह सकते हैं। अकबर ने फतेहपुरसीकरी, आगरा, दिल्‍ली तथा अन्य 
स्थानों में भी मदरतों (कॉलेजों) की स्थापना की और उनको आारथिक सहायता प्रदान 
की । उसके दरबारियों ने भी उसकी नीति का अनुसरण किया । उसके राज्य के बिल- 
कुल प्रारम्भ में माहम अनगा ने दिल्‍ली में पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे के निकट 
एक मदरसा बनवाया था । झवाजा मुईन ने भी दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की 
थी। इसी प्रकार के अनेक मदरसे उन प्रसिद्ध कस्बों में भी थे जहाँ मुसलमानों की 
आबादी की बहुलता थी । इन मदरतों में बड़े-बड़े प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा इस्लाम आध्या- 
त्मिकता, धर्मशात्त्र, दर्शन, तकेशासत्र तथा ज्योतिष आदि विशज्वाओं की शिक्षा दी जाती 
थी। इन शिक्षकों में अधिकांश विदेशी शिक्षा प्राप्स लोग हीते थे । देश के प्रत्येक भाग 
में हिन्दुओं को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशालाएँ तथा सच्चतर केन्द्र थे। 
प्राचीन तुके आक्रमणकारियों ते मूतिभंजन (बुतशिकनी) के जोश में आकर कुछ केज्दों 
को सष्ट कर दिया था, फिर भी हिन्दुओं के शिक्षा-केन्द्र पूर्णतया नष्ट नहीं हुए थे । 
अकबर के समग्र में हमारी प्राचीन शिक्षा का पुनरुत्वार हुआ । उस समय प्रत्येक गाँव 
में एक पाठशाला होती थी जो मन्दिरों में होती थी । इसमें पठन-पाठन, गणित तथा 
धामिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। बड़े बड़े शिक्षा-केम्द्रों में भारतीय 
आध्यात्मिकता, संस्कृत, व्याकरण, दशेन, साहित्य, तकेशास्त्र, ज्योतिष, गणित तथा अन्य 
विषयों का अध्ययन होता था। अकबर ते पाठ्यक्रम की सूची का पूर्ण निरीक्षण करके 
मकतब एवं मदरसों (कॉलेजों) के प्रौढ़ विशाधियों के लिए उनके निश्चित विषयों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी जोड़ दिय्रा। ये विषय नैतिक एवं 


अकबर भहात्‌ र्र्५ 


सामाजिक आचरण, गणित तथा उप्तकी सहायता के लिए गिनने का ज्ञान कराना, क्रषि- 
क्षेत्रमिति, रेखागणित, ज्योतिष, मुँह के लक्षणों को जानने का ज्ञान कराना, भविष्य का 
ज्ञान कराना, गृह सम्बन्धी मित्तेव्ययता, सार्वजज्ञिक शासन, मौषधि, तर्ंशास्त्र, सिब्बी, 
रियाजी तथा इलाही विज्ञान एवं इतिहास थे। सस्कृत के विद्यार्थी व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान, तकंशास्त्र, वेदान्त एवं पातंजलि का अध्ययन करते थे । श्नेःशने' इन विषयों 
का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षक-वर्ग शिष्यो को केवल स्मन्ण करने मे सहयोग 
देते थे । विद्यार्थियों को नीति-वचन* तथा वचन-पालन का उपदेश विशेष रूप से दिया 
जाता था, आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता 
था। सम्भवत:ः मदरसों (कॉलेजों) में उपयुक्त विषयों पर अधिक जार दिया जाता था। 
उपयुक्त सारे विषयों को एक ही शिक्षा सस्था में पढाया जाना असम्भव था | हिन्दुओं 
के लिए मदरसे खोले जाने का दूसरा सुधार भी हुआ । मध्ययुगीन भारत में पहली 
बार हिन्दू मौर मुसलमान दोनों मिलकर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे तथा समान 
पुस्तकें पढ़ते थे। उपयुक्त सुधार फारसी के राजभाषा हो जाने तथा अवबर की 
ग्यापक राष्ट्रीयता के उद्देश्य के कारण आवश्यक हुआ । * 


बी० ए० स्मिथ का यह कहना है कि “सुधार वास्तविकता से सम्बन्धित न था, 
अतः असत्य एवं व्यथे था |” यह बात ठीक नहीं है । इस पद्धति से ऐसे योग्य तथा 
विश्यात पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने अकबर के अन्तिम समय में तथा जहाँगीर एव 
शाहजहाँ के शासत को सफल बनाने में पूर्ण सहायता दी । वे किसी भी समय तथा 
किसी भी राज्य में यश प्राप्त करने योग्य थे । यह स्पष्ट कहना ही पर्याप्त होगा कि 
ये सुधार पूर्ण लाभदायक सिद्ध हुए । अकबर का दरबार विद्या तथा कला का केन्द्र 
था । बादशाह, उसके दरबारी तथा अन्य कमंचारी भी उसके निर्माण में उदारतापूर्वक 
सहयोग देते थे । निस्सन्देहु यह उच्चकोटि की सभ्यता, कला-कौशल तथा उन्नति का 
युग था। अनेक विषयों मे उच्च साहित्यिक कार्य किये गये, जिनमें विशेष रूप से 
अकबर के समय का हिन्दी पद्य-साहित्य अद्वितीय है तथा यह सदैव के लिए उच्चकोटि 
के साहित्य में गिनने योग्य है। ऐसे उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण बिना उच्तित 
शिक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध एवं समुचित बातावरण के सम्भव नहीं था । 

राजकीय शिक्षा एवं सस्कृति के प्रसार की योजता,में दरबारियों का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । अकबर ने विद्वानों तथा कलाकारों को विभिन्न प्रकार के उच्च- 
कोटि के वैज्ञानिक एवं साहित्य ग्रन्थ लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया | धर्मशास्त्र, दर्शन, 
साहित्य, जीवन-चरित्र, इतिहास, गणित, ज्योतिष, औषधि तथा अन्य विपयों पर अनेक 
ग्रन्थ लिखे गये । पद्म की ओर भी उदासीनता नहीं दिखायी गयी । ललिताकलाओं में 
भवन-निर्माण-कला, संगीत-कला, चित्रकारी इत्यादि को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । 
अकबर की यह प्रशंसनतोय इच्छा थी कि भारत में एक मिश्रित सभ्यता की स्थापना 


।७0७॥॥///एशशशाा ० 


* वा 25, शंत6 4तं-4/8व (80थाग्राभाए0), ४०, ), एए 27 8-79 


२२६ पुगलकालीन भारत 


की जाय। इस काये में सहायता देने के लिए देश के विद्वानों को आमस्त्रित किया गया। 
इसी इच्छा से प्रोत्साहित होकर एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गयी और सस्कृत, 
अरबी एवं तुर्की मे उत्तम ग्रन्धथों का अनुवाद कराया, जिससे सभी हिन्दू तथा मुसलमान 
एक-दूसरे के धामिक तथा सास्कृतिक गुणों से परिचित हो सके । उपर्यक्त कार्य के लिए 
देश के प्रख्यात विद्वानों से सहयोग के लिए झनुग्रह किया गया । इस कायें में सहायता 
देने के लिए अनेक विदेशी विद्वानों को उनके स्वदेशीय विचारों को प्रदान करने के 
लिए आमन्त्रित किया गया । संस्कृत के बहुत-से निबन्धो, वेदों, रामायण एवं महाभारत 
का फारसी में अनुवाद किया गया | मुसलमानों के आध्यात्मिक ग्रन्थ तथा कलाओं का 
जो अरबी में लिखे हुए थे, फारसी में अनुवाद किया गया। भारतोय इतिहास के 
अध्ययन तथा लेखन-शैली को प्रोत्साहुत देने के लिए एक संस्था की स्थापना की गयी। 
अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की गयी । बहुत-सी ऐतिहासिक पुस्तकें श्रेष्ठ इतिहास- 
कारों ने लिखीं । राजमहल में राजकीय पुस्तकालय संत्तार के विशाल पुस्तकालयों मे 
एक था । इसमें सहस्नों सुन्दर हस्तलिखित, चित्रमय तथा सजिल्द पुस्तकें थीं। वर्णन 
तथा भाणा के अनुसार पुस्तकें प्रथक-पृथक फ्रमश, रखी हुई थी। इनमें विशेषतया 
संस्कृत, फारसी, यूनानी, कश्मीरी तथा अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तकें थीं। 

हिन्दी की'भी प्रगति हो रही थी और उसको भी प्रोत्साहन मिला, यद्यपि शिक्षा 
का माध्यम फारसी था जो कि दरबारी भाजष्ना थी तथा राज्य-कर्मंचारियों के लिए 
अतिवार्य थी। हिन्दू पाठशालाएँ प्रायः मन्दिरों में होती थी तथा कुछ तिजी पाठशालाएँ 
भी बनायो गयी थीं । (न्दुओं द्वारा स्थापित की जाने बाली संस्थाओं में हिन्दी माध्यम 
से शिक्षा देने का प्रबन्ध था। बादशाह द्वारा जो नियम बनाये गये थे, उनका उद्देश्य 
मनुष्य के नैतिक तथा मानसिक-स्तर को उन्नत करता था। फिर भी मानना पड़ेगा 
कि यहू योजना विशेषतया उच्चतर एवं मध्यवर्गीय मनुष्यों के लिए बनायी गयो थी । 
धाप्तिक-मीति 

यहु पहले बताया जा चुका है कि जिज्ञासु अकबर ने भारत में प्रचलित अनेक 
धर्मों का शास्त्रीय विधि से निरीक्षण किया था। इस कार्य के फलस्वरूप वहू इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रत्येक धर्म में सत्य विद्यमान है! और यह कहना गलत है कि 
सत्य केवल इस्लाम धर्म तक ही सीमित है जो दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया धर्म है । 
अतः उसने इस्लाम धर्म को राज्य-धर्म के स्थान से पृथक करके 'दीन इलाही” नामक 
नवीन धर्म को उस स्थान पर स्थापित किया । वहू तवीत धर्म, जिसकी तुलता हमारे 
समय के ब्रह्मवाद (वियोसोफी) से की जा चुकी थी, एक सारपूर्ण धर्म था तथा इसमें 
प्रत्येक धर्म में से लिये हुए उत्तम नियम संयुक्त थे । वह बुद्धि ओर तर्क पर अवलम्बित 
था, किसी व्यक्ति विशेष के कथन पर लहीं । अकबर की यह प्रमुख नीति थी कि वह अपने 
धर्म को प्रजा से बलपूर्वक अपनाने का प्रयत्न नहीं करता था, इसलिए यहू दरबारियों 
तक ही सीमित रहा तथा कुछ हजार ही इसके अनुयायी हो सके । दीन-इलाही की 
स्थापना के बाद भी अकबर ने अपती प्रजा को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतन्त्रता देते की 


ड़ 


अकबर महानु. २२७ 


नीति का अनुसरण किया । बादशाह को यह पूर्ण विश्वास था कि प्रत्येक धर्म में सत्य 
का अ्षंश है, उनमें ईश्वर भी है चाहे उसकी उपासना गिरजाघर, मस्जिद अथवा मन्दिर 
में कही भी की जाय । इसलिए सहनशोलता की नीति का अनुसरण करना उसके लिए 
स्वाभाविक था। उसका कहना था कि प्रत्येक्त धर्म को समान समझना चाहिए तथा 
प्रत्येक धर्मानुयायी को अपने धर्म मे विश्वास करते और उसका पालने करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मुसलमानों के आगमनकाल से ही उसका जैसा अनुचित 
व्यवहार रहा, उसके विपरीत अकबर ने हिन्दुओ को सार्वजनिक पूजा-पाठ करने तथा 
धर्मोपदेश देते के लिए स्वतस्त्र कर दिया। जो हिन्दू स्त्री-पुरुप और बच्चे बलपूर्वक 
मुसलमान बनाये गये थे, उनको इच्छानुसार अपने बाप-दादो के धर्म में जाने की आज्ञा 
मिल गयी। ईसाइयो को गिरजाघर बनाने तथा हिन्दू और मुसलमानों को उनकी इच्छा 
के अनुसार ईसाई बनाने की आज्ञा मिल गयी। धामिक विश्वास के ऊपर योग्यता 
अथवा अयोग्यता निर्भर नहीं थी। राजकीय पदो पर निधुक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
उसकी जाति अथवा धामिक विश्वास का ध्यान न करके समान रूप से होती थी | हर 
धर्म को समान स्थान देना, हर धर्म के प्रचारकों को अपने धर्म के अपनाने की आशज्ना 
देना तथा मुसलमान बने हुए व्यक्ति को अपने बाप-दादा के धर्म "को अपनाने की छूट 
देने आदि को कट्टर मुल्ले इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय समझते थे । इसके कट्टर अनु- 
यायी विशेष रूप से उलेमा लोग थे जो अब राज्य-कार्य मे माननीय थे । वे सदेव 
अपने कट्टर धर्म की नीति का अनुसरण करते थे। इस धार्मिक स्थिति के परिवर्तन 
पर उनकी भारी धत्रका लगा। उन्होंने अकबर पर उसकी धामिक नीति के विरुद्ध 
अनेक वोपारोपण किये । यही नहीं मुसलमानी प्रजा को उसके विपरीत उन्होंने यह्‌ 
कहकर भड़काया भी कि अकबर ने अपना धर्म बदल दिया है। फलस्वरूप जोनथुर के 
काजी-मुल्ला मुहम्मद याजदी ने १५८० ई० में इस आशय का एक फतवा निकाला 
कि अब बादशाहू मुसलमान नहीं रहा है। अतः मुसलमानों को उसके' प्रति विद्रोह 
करना नियमासुकूल है। इसी समय अकबर ते कुछ शासन सम्बन्धी सुधार किये थे, 
जैसे जागीर की भूमि को खालसा (स्थायी) भूमि में परिणत करना तथा शाही पदा- 
घिकारियों के भत्तों में कमी करना । इन सुधारों के कारण भी कुछ असन्तोष फैला । 
इन्हीं कारणों से बिहार ओर बगाल के कुछ ऊँचे कर्ंचारी क्टुर इस्लाम धर्म के 
मानने वालो में मिल गये । उन्होंने एक भयानक विद्रोह पैदा कर दिया । अकबर की 
व्यक्तिगत ध।मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की नीति का परिणाम सर्वप्रथम हानिकारक 
सिद्ध हुआ । इससे साम्राज्य घरेलु क्षगडों मे फेस गया | फिर भी सभी धर्मों को समान 
मानने की नीति को बादशाह ने नही छोड़ा । ज्पद्रव दबा दिया गया तथा उपद्रवियों 
को कठोर दण्ड दिये गये । उसकी पूर्ण धामिक सहनशीलता की नीति कसौटी पर ठीक 
उतरी, जो उसके समस्त काल में प्रचलित रही और औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के 
समय तक कुछ रूपान्तरों के साथ चलती रही | 

बी० एु० स्मिथ तथा बृल्जले हेग आदि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का कहता 


२श८ मुगलकालीम भारत 


है कि एक ओर तो अकबर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णु नीति का अवलम्बन किया, 
किन्तु दूसरी ओर उसने इस्लाम धर्म के प्रति असहनशीलता का व्यवहार किया । यह 
विचारधारा ईसाई धर्म-प्रधारकों तथा इतिहासकार बदायूँनी के कश्त पर आधारित 
है। अकबर के आवतिध्य-सत्कार सेलकुछ ईसाई धर्म-प्रधारकों ने यह समझकर कि 
बादशाह हमारे धर्म में सहायता करता है तथा उसे आवर की हृष्टि से देखता है--- 
यही नहीं, यहू स्वयं ईसाई धर्म से प्रभावित भी है--अपने प्रधान प्रचारकों को यह 
बढ़ा-चढाकर लिख भेजा था । उन्होने यूरोप के ईसाइयों को विश्वास दिला रखा था 
कि ब्रादशाह ने इस्लाम धर्म छोड़ ही नहीं दिया है, बल्कि वह उसका दमन भी कर 
रहा है । बदायूंती कट्टर मुल्ला था। यह बादशाह के अन्य धर्मों के प्रति व्याय तथा 
उदारतापूर्ण व्यवहार को इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय तथा दमन समझता था। यह 
क्हाजा धुका है कि अकबर ते इस्लाम धर्म को राजधर्म नहीं रखा अतएवं कट्टर 
मुसलमानों में धारमिक असश्तोष फैल गया था। उन्होंने अपने धर्म के नाश होने का 
दोषी अकबर को इसलिए भी ठहराया क्योंकि अकबर ने प्रश्येक धर्मानुपायी को अपने 
धर्म का प्रच/र करने तथा प्रत्येक को उसकी ,इनछा के अनुसार अपने पुराने धर्म को 
अपना लेने की स्वतस्जता प्रदान की थी। बनी इस प्रकार के हीन कार्यों की एक 
बड़ी सूची देता है, जो इस प्रकार है : 
१. अकबर ते नमाज के समय रेशमी वरुतों और आधूषणों का पहनता 
अनिवार्य कर दिया । 
. उसने मुस्लिम नमाज का निषेध करा दिया । 
, उसने सभा में अनाज देना रोक दिया । 
« उसने मुस्लिम उपवासों (रोजा) का निषेध करा दिया । 
मक्का की धार्मिक यात्रा को मन्‍द कर दिया। 
« मुस्लिम त्यौहारों का क्रम तोड़ दिया । 
» कोई भी व्यक्ति अपने लड़कों का नाम मुहम्मद तथा अहमद नहीं रख 
सकता था । 
ये. मस्जिदों को सुटकर भस्तबल बना दिया गया। 
९, दाढ़ी बनवाने की स्वीकृति दे दी । 
१०, जंगली सुअरों तथा चीतीं का माँस खाने की स्वीकृति दे दी। 
११, अरबी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन वही दिया गया । 
१२. निषेध के दिनों में यदि कोई मनुष्य गाय अथवा पशुओं की हृष्या करता 
था तो उसे दण्ड का भागी बनता पड़ता, कभी-कश्नी तो प्राणदण्ड की 
सजा भी दी जाती थी । 
अकबर के कार्यों की उपर्यक्त आलोचना से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उनमें 
से कुछ आलोचनाएँ बिलकुल झूठी थीं। यदि अकबर ने नमाजबन्दी की आज्ञा दी थी 
तो यहू कहना तो बिलकुल तिराधार था कि समाज के समय रेशमी वस्त्र तथा गहने 


2. बी अ्ध ए७ आए न्छा 


लक 


अकबर महान २२६ 


पहनना आवश्यक है । बदायूंनी की निजी पुस्तक तथा ईसाई धर्म-प्रचारको के लेखों से 
हमें यह ज्ञात होता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते थे । इस बात को इस प्रकार से भी 
कहा ग्रया है कि सर्वकाधारण मुसलमान भी नित्य पाँच बार नमाज पढ़ता था। इस 
बात का अनुमान लगाता भी ठीक नही है कि सभी व्यक्ति रमजान के रोज मनाने के 
लिए रोके गये थे । मक्का की धर्म-यात्रा भी पूर्व॑वत्‌ जारी रही, इस बात को हम ईसाई 
धर्म-प्रचारकों के लेखों के साथ-साथ अन्य कई साधनों द्वारा भी जानते है. जैसे 
१५८४ ई० में बहुत-से मुसलमान स्त्री-पुमपो को मक्का जाने की स्वीकृति दी गयी 
थी। यह भी तत्कालीन लेखको द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के सम्पूर्ण साम्राज्य मे 
मुसलमानी त्योहारों का मनाया जाना तथा लडको का अहमद एव मुद्ठम्मद से नामकरण 
करना साधारणतया सभी स्थानों पर प्रचलित था। मस्जिदो को लुटकर अस्तबल बनाते 
का हमे कोई भी प्रमाणिक एवं हृढ उदाहरण प्राप्त नहीं होता । हिन्दू मन्दिरों की 
तरह किसी भो मस्जिद में मूल्यवान वस्तुएँ नहीं होती थी, अत. वे लूटने योग्य नहीं 
थीं। यह सम्भव ही सकता है कि युद्ध के समय मस्जिदों को फोौजें रखने के काम में 
लाया गया हो । यह हमें ठीक पता है कि देश में सेकड़ों मस्जिदे बनी हुई थी और 
यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। यह विश्वास कर लेना कि उनको लूटकर अस्तबल 
बना दिया गया, भिथ्या है। हमें अकबर के शासनकाल के पश्चात के समय के चित्रों 
से यह ज्ञात होता है कि दरबारी तथा सरदार खूब दाढियाँ रखते थे । यदि अकबर ने ' 
अपनी दाढ़ी कटा दी तथा उसके कुछ दरबारियों ने उसका अनुसरण भी जिया तो 
इस्लाम धर्म के दमन का कारण इसे नहीं समझना चाहिए। इसी तरह सुअरो का 
माँस खाने के लिए भी किसी पर दबाव नहीं डाला जाता था। हाँ, सम्भवतः ऐसा था 
कि जो व्यक्ति इसे खाते थे उनको घृणित दृष्टि से नहीं देखा जाता था और न दण्ड 
ही दिया जाता था। अकबर ने फारसी के प्रचार में उन्नति की तथा संस्कृत एवं हिन्दी 
को भी आश्रय दिया था, अरबी को नष्ठ करने का न तो कोई नियम बनाया गया 
और न हो कोई आशा दी गयी थी। बदायूँनी की भाँत्ति कुछ कट्टर लोग संल्कृत को 
प्रोत्साहन प्राप्त होने से ही अरबी की अवनति होना समझ बैठे । इस प्रकार यह 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने पूर्वजों के धर्म का दमन करते के 
लिए कदापि प्रयत्न तहीं किया था। इस्लाम धर्म को उच्च स्थान से उतारकर दूसरे 
धर्मों, के बराबर रखने के लिए अकबर ने यहु सब किया था। वह मोहम्मद साहब को, 
केवल पैगस्मरों में से एक मानता था, सर्व श्रेष्ठ पैगम्बर नहीं, जेसा कि मुसलमान लोग 
मानते हैं । ॥ 
राजकर्मजारीकपचरथा 

मुगल राजकीय (शाही) कमंचारी व्यवस्था जिसके द्वारा सुरूर शासभ एवं 
साम्राज्य को सुहढ तथा व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती 
क्योंकि अधिकांश कर्मचारी तुक, उजबेग, मंगोल, फारस के निवासी, अरब निवासी 
तथा अफगान थे, केवल थोड़े-से कर्म बारी भारतीय मुसलमानों तथा हिन्दुओं में से थे। 


२३० मुगलकालीन भारत 


ब्लोकमैन के काभतानुमार अकबर के ७० प्रतिशत उच्च-पदाधिकारी विदेशी थे, जो 
प्रायः मध्यना शिया में नौकरी करने आये थे और उनमे से कुछ यहाँ पर एक या दो 
पीछियो से बमे हुए थे । उसमें से बहुत-्से बाबर और हुमायूं के साथ आगे थे ओर 
उन्होंने शाही-बंश रे सम्बक्ता स्थापित कर लिया था। अकबर ने हिन्दुओ के लिए भी 
ऊची नौकरियाँ प्राप्त करने की सुविधाएँ रखी थी। किन्तु हिन्दू उच्च-पदाधिक।रियों 
की सब्या फौज तथा दीवानी पदों के लिए अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम थी। 
भारतीय मुसलमानों का भी कोई महत्त्वपूर्ण रथान नहीं था । हिन्दू उच्च-पदाधिकारियों 
में प्राय, प्रभावशाली राजपूत लोग ही थे। यद्याप अकबर की यह नीति थी कि भारत 
भारतीयों के लिए है फिर भी उसके शासन के अन्तिम समय तक शादह्वी नौकरियों पर 
विभिन्न जातियों के लोग भरे थे, उनमे विशेषतया विदेशी थे । 

सेबाओं की प्राप्ति व्यक्ति के गुणों और परिपक्‍वता पर निर्भर थी। भरती 
होने के लिए द्वाति, नरल और घ॒र्म का ध्यान नहीं रखा जाता था। कभी-कभी 
राजनीतिक परिस्थिति बादशाह को बाध्य कर देती थी और उसे कुछ विशेष मनुष्यों 
को उच्च पदों पर नियुक्त करना भी पह्ता था। परन्तु इन लोगों को तब तक तरक्की 
नहीं दी जाती थी जब्र तक वे अपनी सेवा और स्वामिभ्रक्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं 
देते थे । सी राज्य-कर्मंचारियों को मतसबदार की उपाधि दी जाती थी तथा उनकी 
स्थिति, पद भौर वेतन का अनुमान उनके मनसब से ज्ञात होता था। उनकी उच्नति 
कार्य कुशलता पर निर्धारित थी, न कि उनके वेतन अथवा दीर्घकालीनता पर । बादशाहु 
को इस बात का अधिकार था कि वड़ स्वेष्छानुसार राज्य के सर्वोच्च कर्मचारियों 
तथा मन्तियों तक को उत्के पद | “", तथा ऊँचा कर दे; यहाँ तक कि प्रधानमन्ती 
को गवनेर तथा उरासे भी नीचे पद पर तिमुक्त कर सकता था। राजा टोडरमल को 
प्रधानमस्ती के पद से हटाफर गवर्तर के पद पर निधुक्त कर दिया, इस प्रकार के कई 
उदाहरण मिलते हैं। किती प्रदाधिकारी को सर्वोच्च पद पर' पहुँचने के लिए यहु 
आवश्यक नहीं था कि वह क्रमशः धीरे-धीरे बीच के प्रश्येक' पदों पर नियुक्त होकर 
सर्वोच्च पद पर पहुँचे । कभी-कभी वह सीधा ही उच्च पद पर नियुक्त कर दिया 
जाता था । किसी भी व्यक्ति का ऊँचे पद पर पहुँचना या बने 'रहुना असम्भव था जब 
तक कि उसमें कार्यकुशलता और स्वाभिभक्ति म हो । 

शाही नौकरियों का प्रबन्ध मौकरशाही सिद्धात्तों पर आ्रधारित था। इसका 
सगठत और वातावरण फोजी था। सेना के सम्बन्ध में यहू कहा जा चुका है कि 
प्रत्येक अफसर की, चाहे बहू फौजी अफसर हो या नहीं, मनसब अर्थात फौजी पद पर 
नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक अफसर के लिए सेता रखता अनिवार्य था और जब 
कभी राज्य को आवश्यकता पड़ती थी तब ने राज्य को सेता देते थे । इस संह्था के 
सदस्यों को मतसबदार कहूते थे | वे ३३ श्रेणियों में बंढे हुए थे जो दस के मतसब से 
दस हजार तक के मनसब थे । इस प्रकार राज्य की नौकरियों का स्थायी प्रबन्ध फौजी 
भियमों के आधार पर किया था ता हस लोगों को शासन सम्बन्धी और स्याय 


अकबर सहानू २३१ 


सम्बन्धी विशेष कार्यों के साथ फौजी कार्य भी करने पड़ते थे । दूसरी नौकरशाहियों 
की तरह मनमसबदार भी अपने कार्य मे कुशल और स्वामिभक्त थे । 

विशेश्न प्रकार के पदो की सब्या बहुत थोंडी थी । शासन, मालगुजारी तथा 
न्याय विभाग को नोकरियाँ एक-दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न नही थी। वास्तव में दीवानी 
तथा फोजदारी नौकरियों में भी कोई विशेष अन्तर नही था । किसी भी कर्मचारी को 
किसी भी नग्रे स्थान पर किसी भी समय भेजा जा सकता था । उदाहरणार्थ, राजा 
टोडरमल जो एक उच्चकोरटि का अथंशास्थी था, उसको भी अनेक बार गर्वनर और 
सेनापति बनना पडा | अबुत्त फजल जो एक बहुत बड़ा विद्वान तथा इतिहासकार था, 
उसको भी नीति-विशारद दूतों के पद पर नियुक्त किया गया था दक्षिण मे फौज के 
साथ भी प्रस्थान करना पडा | राजा बीरबल जो केवल दरबारी विद्वान था उसे भी 
पठानों के विपरीत युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दी गयी थी । शिक्षा अथवा 
ओषधि सम्बन्धी कोई नोकरी उस समय पृथक रूप से नहीं थी, यद्यपि अध्यापक और 
वेद्य राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किये जाते थे । 

जैसा प्रायः कहा जाता है, राज्य कर्मचारी दो बड़े-बडे विभागों मे विभाजित 
थे-- (१) जो केवल दरबारी कार्य करते थे, (२) जो राजधानी अथवा प्रान्तो मे स्थायी 
कार्यकर्ता थे । दोनों प्रकार के पदाधिकारियों के नाम भिन्न-भिन्न रजिस्टरों में लिखे 
हुए थे। दरबार में नियुक्त कर्मंचारियों को बादशाह की आज्ञापालन के लिए हर 
समय तत्पर रहना पड़ता था। इन लोगों के निजी दल भी हुआ करते थे, उनको भी 
इस कार्य के लिए तेयार रहना पड़ता था | जिन पदाधिकारियों के नाम दूसरे रजिस्टर 
में थे, वे गवनेर करे, प्रान्‍्त के, जिले तथा गृह-विभाग के पदों पर निधुक्त थे । 

कर्मेचारियों का वेतन या तो जागीर द्वारा अथवा शाही खजाने से नकद रुपयों 
में दिया जाता था । अकबर नकद रुपया देने वाले नियम को पसन्द करता था, परन्तु 
जागीरों की नियुक्ति द्वारा वेतन देने का ढंग पुराने समय से ही चला आ रहा था । 
अकबर उसे पूर्णरूप से नहीं मिटा सका था । किन्तु उसके राज्यकाल के अन्त समय 
में ऐसे बहुत कमर अफसर थे जिनको वेतन के बदले जागीर दी गयी थी । कर्मचारियों 
के वेतन तथा भत्ते बहुत ही अधिक थे । ५,००० के प्रथम श्रेणी के मनसबदार को तीस 
हजार रुपये प्रति माह तथा उसी कक्षा के द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को उन्तीस 
हजार रुपये प्रति माह और तृतीय श्रेणी के मनसबदार को अट्ठाईस हजार रुपय्रे प्रति 
माह वेतन स्वरूप प्राप्त होते थे। इन पदाधिकारियों को अपने पास सेना रखने का 
व्यय स्वयं ही देना पड़ता था। जब उनके वेतन में से सेना व्यय काट लिया जाता था 
तो पाँच हुजार वाले मनसबदार का अदठारह हजार रुपये प्रतिमाह, एक हजार वाले 
मनसबदार को पाँच हजार रुपये तथा पाँच सौ वाले मनसबदार को एक हजार रुपये 
मासिक वेतन मिलता था। अकबर के समय में वेतन वर्ष के बारह भहीनों का दिया 
जाता था | 

मुगलकालीन तौकरियों का प्रबन्ध भली प्रकार किया गया था। किन्तु फिर 


२३२ मुगलकालोन भारत 


भी इनमें बहुत सी घुटियाँ बनी रहीं । प्रथमतः नियुक्ति, उन्नत्ति, तथा पदच्युति के लिए 
कोई निश्चित नियम नहीं थे। दूसरे, कार्य करने की कोई निश्चित अवधि नही थी 
हसालिए अनेक षटयस्ज हुए तथा कभी-कभी लोगों ने कर्तध्यपालन की ओर भी ध्यान 
नही दिया । किसी व्यक्ति को नियुक्त करना अथवा तरक्की देना बादशाह की इच्छा 
पर निर्भर था। अकबर मे मनुष्यों के चरित्र को भलोभांति परखने का विशेष गुण था, 
वह मनुष्य के चरिन्न को तत्क्षण समझने की सामर्थ्य रखता था। यही कारण है कि 
उसने विशेष तथा उत्तम कर्मचारियों को नियुक्त किया और उन व्यक्तियों को ही 
तरक्की दी जो उसके लिए पूर्ण योग्य थे। परन्तु उसके उत्तराधिकारी योग्य शासक 
' नहीं 4 । अत' शाही नौकरी-व्यवरथा मे अवनति होने लगी। तीसरे, जो सेनाएँ 
मनसबदारों को रखनी पड़ती थी उन पर बहुत व्यय होता था | परम्परा के अनुसार 
तथा प्रतिष्ठा रखने के ध्यान से उच्चको्ि के अफसर अपन्ययी थे । मितव्ययी होने का 
उन्हें कोई प्रलोभन नहीं था। अधिकांश कर्मचारी भोग-विलास के लिए अपार धन 
व्यय करते थे ओर इस घन की प्राप्ति के लिए गरीबों का शोषण होना स्वाभाविक 
ही था। इस कर्मियों के होते हुए भी अकबर ने राज्य-सेवादल का ऐसा अच्छा प्रबन्ध 
किया कि उस समय के संगठन, बार्यकुशलता और स्वामिभक्ति को हृष्टि से संसार भर 
में ऐसी सरथा पयप्ति नहीं थी । नौररशाही अकबर की आशा का जल्दी और सफलता- 
पूवंक पालन करती थी मौर जिसके कारण अकबर का शासनकाल इतसा सफल और 
सुप्रसिद्ध हुआ | 
सामाजिक और आर्थिक दशा 

देश और उसके निवासी 

अकबर के समय का भारत आजकल के भारत के समान ने था । उस समम न 
हो रेलवे लाइनें ही थीं और त पंजाब और वर्तमान उत्तर प्रदेश की तरह देश में नहरों 
का जाल था | स्वतसत् भारत को नदी-धाटी योजताएँ तथा क्रद्योगिक एवं मशीस 
सम्बन्धी उन्नतियाँ मध्यकालीन भारत में कल्पता के परे थीं। उस समय पक्की सड़कें 
नहीं थीं, देश के भिश्न-सिन्त भागों तथा मुख्य-मुक्य नगरों में कश्षण्नी सड़कें थीं जितके 
दोभों श्षोर छायादार वृक्ष लगे हुए थे । व्यापारियों तथा यात्रियों को सुविधापूर्वक राधि 
व्यतीत करने के लिए इन पर सरायें भो बनी हुई थीं। सिस्धु, गंगा, ससुता, भाभरा 
तथा बंगाल की नदियाँ जिनमे ताने चलायी जा सकती थीं, सामात के यातायात के 
काम आती थीं। अकबर के समय में अब से अधिक जंगल थे | अधिकतर जंगल 
गोरकपुर, गोंडा, लक्षीमपुर सेरी तथा बिजनौर के जिलों, वर्तेमाम उत्तर प्रदेश, बिहार 
तथा मध्य प्रदेश के कई भागों में पाये जाते थे । जंगलों, के कारण जंगली जासबर भी 
पाये जाते थे। ऐसे जानवर गंगा के मैदान के कुछ भागों में भी रहते थे । गंगा, यमुना 
के दक्षिणी भाग पर प्रायः हाभी पाये जाते थे । मालबा के कुछ भागों में शेरों का 
शिकार किया जा सकता था तथा कभी-कभी गंगा के मैदात के जंगलों में गेंढे तथा 
बीते भी देखे जाते थे । आगरा के तिकट अकबर के शिकार केलने का एक विश्तत मैदात 


अकबर महात्‌ २३३ 


था। यहाँ पर अनेक प्रकार के जगली जानवर शिकार के लिए पर्याप्त थे। अधिक 
जगलों तथा बागो के कारण वर्षा तथा पैदावार,प्रचुर मात्रा मे होती थी। इस प्रकार 
की साधारण स्थिति के अतिरिक्त देश की प्राकृतिक दशा में कोई अन्तर न था । देश 
में गाँवों की अधिकता थी, वे एक-दूसरे के निकट बसे हुए थे और उनमे काफी जन- 
संख्या थी । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा कराँची आदि आधुनिक नगर उस 
समय नही थे । कन्नौज तथा विजयनगर की भाँति प्राचीन राजधानियों की स्थिति 
अत्यन्त जीण-शीर्ण थी । अकबर के समय में फतेहपुरसीकरी, आगरा, दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
बनारस, लखनऊ, लाहौर, मुल्तान, उज्जेन, अहमदाबाद, अजमेर, पटना, राजमहल 
तथा ढाका आदि प्रसिद्ध नगर थे । ये सब नगर पूर्ण समृद्धिशाली तथा पर्याप्त जनसख्या 
से परिपूर्ण थे । बड़े बडे बाग देश के सभी भागों मे पाये जाते थे, विशेषकर बड़े-बडे 
नगरो के समीप । जैसा मौनसरेट ने कहा है, दूर से देखने मे केवल गाँव ही नहीं, 
वरन्‌ नगर भी बहुत सुन्दर लगते थे । 

देश घना बसा हुआ था । जंगल तथा विस्तृत नि्जन प्रदेश इृधरे-उधर फंले हुए 
थे । उस समय की आबादी आज़कल की अपेक्षाकृत घनी नही थी तथा प्रत्येक स्थान 
में भिन्न-भिन्न प्रकार की जातियाँ रहती थीं। ह्विन्दुओ की संख्या बहुत अधिक थी और 
वे भिन्न-भिन्न जातियों मे विभक्त थे, जिसमें प्राय' राजपूत; ब्राह्मण, कायस्थ तथा वैश्य 
जाति के लोगों की गणना, उच्च वर्णों में की जाती थी। वे परस्पर खान-पान तथा 
बिवाह आदि नहीं करते थे । उस समय की जाति-प्रथा इस समय से कही अधिक विषम 
थी । राजपूत नियमानुसार फौजी आदमी होते थे तथा उनके अन्य वंशज नेताओं के 
झुप में राज्य की सेवा करके मनसबदार जेंसे उच्च पदों पर नियुक्त होते, थे | ब्राह्मण 
पूना-पाठ तथा पठन-पाठन में लगे रहते थे | वैश्य व्यापार करते थे। कायस्थ बहुघा 
बलके, पेशकार तथा मालगुजारी के कर्मचारी हुआ करते थे। कुछ निम्न श्रेणी के राजपूत 
झाका भी डालते थे । मुसलमान दो भागों में विभक्त थे। एक भाग उन लोगों का था 
मो कि अरब, फारस तथा अन्‍य देशों से यहाँ आकर नौकरी अथवा व्यापार करने 
लगे' थे ओर दूसरा मुसलमानों का वह भाग था जिसके पूर्वंज हिन्दू थे। बाद वाले 
भाग की संख्या स्वभावतः अधिक थी। अरब तथा फारस के विदेशी मुसलमान 
व्यापारी बन्दरगाहों पर बसे हुए थे । जो लोग नौकरी के ध्येय से आये थे वे अधिकतर 
फ्रच्चर भारत में बस गये तथा कुछ लोग बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुण्डा के 
दरबारों में रहने लगे । अकबर के दरबार में विदेशी मुसलमानों की सल््या बहुत 
अधिक थी | अरब ओर फारस के निवासी, तुर्की, मंगोल तथा उजबेगों के अतिरिक्त वहाँ 
पर कुछ अबीसीनिया और अर्भीनिया के निवासी भी थे । विदेशी यात्रियों के लिए 
देश का द्वार खुला हुआ था। उनको यहाँ रहने के लिए किसी भी प्रकार की रोकटोक 
ने थी। यूरोप तथा एशिग्रा के विभिन्न देशों के लोग--पुतेंगाली, अंग्रेज, चीनी, ' 
जापानी, तु्कों तथा यहूदी आदि--भी काफी थे यहूदियों ने आर्मीनिया की तरह एक 
छोटा-सा शक्तिशाली व्यापारिक सम्प्रदाय बना लिया था। फारसी लोग यद्यपि थोड़ी 


२३४ मुगलकालीन भारत 


मात्रा में थे परन्तु तो भी अकबर के दरबार में उनका कुछ प्रभात था । वे उस समय 
सेक व्यापार नहीं करते थे वरन्‌ क्षि तथा बहईगीरी का कार्य करते थ । ये लोग गुजरात 
के नवसारी तथा अन्य जिलों में बसे हुए थे । यूरोपियनों में केबन पुर्तेगाली ही अच्छी 
परिस्थिति में रह रहे थे । वे हमारे देश के पश्चिमी तट पर गोआ तथा अन्य स्थानों 
के शासक थे । गगा तथा सिन्धु के मुहानों पर भी उनके व्यापारिक केन्द्र थे । 
नगर 

अकबर के समय की आर्थिक संस्थाओं तथा उस समय की मनुष्यों की दशा 
का ज्ञान प्राप्त करते के लिए हमारे पास काफो सामग्री है। सर्वप्रथम तो हम आईने 
अकब'री से ही जान सकते है। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो अन्य फारसी 
के ग्रन्थ तथा तत्कालीन यूरोपीय यातियों के विवरणो--जिनमे देश की आर्थिक दशा 
का वर्णन है--से वह कमी भी पूरी हो जाती है। उस समय साम्राज्य में बड़े-बड़े 
तथा समृद्धिशाली नगर बहुत-से थे, जिनमें दिल्‍ली, आगरा फतेहपुरसीकरी, अजमेर, 
लाहौर, मुल्तान, उज्जैन, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, इलाहाबाद, पटना, राज- 
महल, बर्देवान, हुगली, ढाका तथा चटगाँव बहुत प्रत्तिद्ध थे। यूरोप के निवासी हमारे 
देश के तगरों की राभृद्धि को देखकर बहुत ही अचम्भित होते थे। १५०५ ई० में 
फिच ने लिखा है कि “आगरा तथा फतेहपुर बहुत ही बड़े शहर हैं। दोनो ही लन्दन 
की अपेक्षाकृत अधिक घने तथा विशाल नगर हैं। आगरा से फतेहपुर २२ मील है । 
रास्ते भर में खाने-पीने इत्यादि वस्तुओं की दुकानें हैं । बहाँ ऐशा प्रतीत होता है मानो 
मनुष्य शहर में ही है । मार्ग में मनुष्यों का झुण्ड का हुपड होता था जिससे ऐसा प्रतीत 
होता था मानो कोई व्यक्ति बाजार में हो | भोनसरेट के कथनानुसार लाहोर संसार 
के सबसे विशाल नगरों में से एक था और उसकी समानता का यूरोप अथवा एशिया 
में दूसरा नगर था ही नहीं। दिल्‍ली लाहौर से भी बड़ा नगर था। जौनपुर और 
इलाहाबाद समृद्धिशाली नगर थे तथा बतारस संसार का सबते अधिक प्राचीन और घनी 
आवादी वाले घन-सम्पन्न नगरों में से एक था । खानदेश में बुरहानपुर बहुत बड़ा और 
घनाढ्य तगर था। अबुण फजल ने अहमदाबाद के बारे में लिखा है कि “वह बहुत ही 
सुन्दर तथा धनाहूय नगर था, जो अपनी जलवायु के कारण संसार में प्रसिद्ध है तथा 
जहाँ पर संसार की अच्छी से अ्षष्छी चीजें उपलब्ध हैं ।” बिहार प्रान्त में पटना सबसे 
बड़ा नगर था | बंगाल में राजमहल, बर्दवान, हुगली, ढाका तथा घटगाँव सबते अधिक 
प्रसिद्ध नगर थे। तत्कालीन विदेशी यात्रियों की प्रशंसा द्वारा महू स्पष्ट हो जाता है 
कि अकबर के समय में तगरों की जनसज्या पूर्ण रूप से उबित अवस्था में थी । 
ग्रातापात 

प्रसिद्ध नगर कष्ची सड़कों द्वारा एक-दूसरे से मिले हुए ये | ये सड़कें बरसात 
के समय को छोड़कर हुर समय अश्छी अवस्था में रहती थीं । सड़कों के दोनों किसारों 
पर वृक्षों की कतारें थीं और उन पर बड़ी-बड़ी दीवारों वाली सरायें बनी थीं, जिससे 
व्यापारियों तथा यात्रियों की सुविधा मिल सके । हमारी बहुत-स्ी नदियाँ जिनमें पूरे 


अकबर महान २३५ 


साल नाते चल सकती थी, माल तथा सवारिषों के यातायात के काम में लायी जाती 
थी । कुछ नदियों पर विशेष रथानों पर पुल बल़े हुए थे। मुनीम्खाँ ने अकबर के 
शासनकाल के प्रारम्भिक दिनो में जोनपुर मे गोमती का पुल बनवाया था। इस तरह 
सन्देश अथया पन्नव्यवहार के साधनों की कैभी न थी ओर सडकों एवं नदियों से पूरे 
साल तक यावायात का काम लिया जाता था । जैसा कि शरशाह के समय में सरकारी 
डाक हरकारो द्वारा ले जायी जाती थी, ये हरकारे प्रत्येक सराय पर नियत थे । 
समाचार एक दिन मे ७० मील से ८० मील तक भेजे जा सकते थे । 

फृषि तथा अन्य पदार्था की उत्पत्ति 


अधिकाश मनुष्यो का जीवन निर्वाह खेती हारा ही होता था । अधिकतर खेती 
करने के वही ढग थे जो आजकल है। साधारण फसलो के अतिरिक्त गेहूँ, जौ, चना, 
मटर तथा तिलहन, गन्ना, नील, पोस्त देश के सभी भागों में पैदा होता था। उस समय 
भी प्रायः आजकल की भाँति ही पृथक-पुथक स्थानों मे पृथक-पृथक फसलें होती थी । 
ईख की खेती वर्तेमान उत्तर प्रदेश के बहुत-से भागों, बिहार तथा बगाल में की जाती 
थी | नील की फसल उत्तर भारत के बहुत-से स्थानों तथा विशेष कर मध्य भारत मे 
पैदा की जाती थी | कपास भी बहुत-से स्थानों पर पैदा होती था। खेती की वस्तुएँ 
तथा औजार आजकल की ही भाँति थे । अकबर के समय मे भ्िचाई का क्ृत्रिम प्रबन्ध 
नहीं हो सका था किन्तु तो भी देश मे पर्याप्त उपज होती थी तथा अनाज कम उत्पन्न 
होने के समय भी बाहर से नहीं मेंगाया जाता था। कृषि के अतिरिक्त भन्‍्य उपजों 
में मछलियाँ, खनिज पदार्थ, धातुएं, नमक, अफीम तथा सुरा आदि रसायन पदार्थे 
विशेष थे । मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती थी; वे सस्ती भी बहुत थी । लोहा देश के 
बहुत-से भागों मे निकाला जाता था, उसका प्रयोग हथियार, औजार तथा शस्त्र आदि 
बनाने भे होता था। तांबे की खानें राजस्थान तथा मध्य भारत मे थीं, जिनसे अकबर 
के समय मे अधिक माज्रा मे धातु निकाली जाती थी । नमक साँभर झील तथा पंजाब 
की पह।ड़ियों से आता था ओर बहुत से स्थानों पर समुद्र के पानी द्वारा भो तैयार 
किया जाता था। अफीम मालवा तथा बिहार में बहुत पैदा होती थी। अकबर के 
निषेध करने पर भी ताड़ी तथा महुआ से शराब बनायी जाती थी। शोरा भी अधिक मात्रा 
में बनाया जाता था क्योंकि बारूद के काम के लिए उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती थी । 
उच्चयम तथा कला-कौशल 

सबसे बड़ा उद्यम कपास पैदा करता तथा इससे कपड़ा तैयार करना था । 
कपास का धन्धा प्रत्येक गाँव में प्रचलित था। गाँवों में बहुत-से कातने वाले तथा 
जुलाहे होते थे । रुई के काम के मुख्य केन्द्र जोनपुर, बनारस, पटना, बुरहानपुर, 
लखनऊ, खैराबाद, अकबरपुर तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा में अनेक 
स्थानों पर थे। वास्तव में सारे देश में यह कार्य होता'था और उडीसा से बंगाल तक 
का भू-भाग ऐसा प्रतीत होता था मानो सारे का सारा इलाका कपड़ा बुनने का कार- 
खाता हो । विशेषकर ढाका उत्तम प्रकार के सुती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पर 


हा 


२३६ मुगलकालीम भारत 


अनेक प्रकार की तंजेब अथवा मलमल तैथार की जाती थी । हमारे भारतीय कपास से 
सुन्दर से सुन्दर कपड। बुनना जानते थे ।, इसके अतिरिक्त रंगने वाले कारखानों की भी 
कपारा के कारखानों के साथ उन्नति हुई । देश में सुन्दर एवं पक्की रंगाइयो को देखकर 
एडब टेरी अत्यधिक प्रभावित हुआ । उसका कठना है कि कथड़ों पर अनेक प्रकार के 
फूल और आक़ृतियाँ अपनी वारतबिक आकृति में तथा उत्तम रगो से छपे होते थे तथा 
धुलने पर उनका रंग फीका नहीं पडता था। रेशम बुनने का उद्यम भी उस्नतावस्था में 
था | अकबर की सहायता से इस उद्यम कों ओर भी अधिक प्रेरणा मिली । आगरा, 
फरतेहपुरसीकरी तथा लाहौर रेशम बुनने के मुख्य स्थान थे तथा गुजरात एवं बगाल के 
बहुत-से नगरो में विभिन्न प्रकार के रेशमी कपड़े बनाये जाते थे | दूसरा मुख्य उद्यम 
शाल-दुशाले तथा दरियाँ युगने का था । इस उद्यम का मुख्य केद्र काश्मीर था यद्यपि 
लाहोर, आगरा तथा अन्य नगरो में भी इनकी बुनाई होती थी । कुछ स्थानों पर ऊनी 
कपड़ा बुनने का काम भी किया जाता था। ऐसे स्थानों पर कम्बल तथा दूसरी ऊनी 
वबस्तुएँ तैयार की जण्ती थीं, किन्तु रेशम तथा सूत की तरह यह उद्यम उन्नति पर नहीं 
था और न अधिक प्रचलित ही था | बुनने वाले कारखानों में बहुत-से व्यक्तियों को 
पर्याप्त उद्यम प्राप्त था । दूसरे प्रकार के वे लोग थे जो खेसी पर निर्भर थे | इसके 
अतिरिक्त उस समय बहुत-से छोटे-छोटे उद्यम भी थे; जेसे लकड़ी के कारखाने, 
पिदारियों, सन्दूक, स्टूलन, और आलमारियों के कारखाने, चमड़े का सामान, बरतन, 
कागज तथा इंट बनाने के व्यवताय आदि | टैरी का कहना है कि उसने “बहुत-से 
अनोखे बस, ट्रंक, कलमद्रान तथा बड़े-बड़े सुरदर चित्रों से परिपूर्ण कालीनो को 
बाजारों में देखा था ।' कला से चित्रित तथा आभूषित हेस्‍शों और कलमदान आदि 
पर हाथी दाँत का कार्य भी होता भा । हथियारों, तलबारों, तीर, धमुष, भाला, बर्छी, 
बसदूक बताये जाने का कारय्ये उन्नतशील था। उसी प्रकार शोरे से बन्दूक की बारूद 
बनाने का भी काये होता था। इन उद्यमों में अधिकतर धनवान व्यक्ति ही अपना 
रुपया लगाते थे। ये ही अपनी बनायी हुई बच्दूको को विदेशों मे भेजने का प्रबन्ध 
करते थे । राज्य मे नि:सम्देह अनेक प्रकार के सामानों को अधिक से अधिक संख्या में 
तैयार करने के लिए अनेक कारखानों को भरसक प्रोत्स|हुन दिया तथा राज्य के भी 
बहुत-से कारखाने थे जिनमें सैकड़ों मनुष्य काम करते थे । 
वेदेशिक व्यापार 

अकबर के समय में हमारे देश का व्यापार एशिया ओर यूरोप के बहुत-से देशों 
के साथ अत्यन्त उन्नत तथा गतिशील रूप से चलता था। अकबर विदेशों से समुद्र 
द्वारा ध्यापार करने में विशेष रुखि रखता था। आशिक दशा को ठीक करने में बह 
हमेशा प्रयत्तशील रहता था । बाहुर भेजे जाने ब।ले पदार्थ विशेषत: सूती माल, भिन्न- 
भिन्न प्रकार के सूती कपड़े, गोल मि्ेे, नीज़, अफीम, अतेक प्रकार के इत्र तथा 
ओऔषधियां ह॒त्पादि थे । स्ोने-चाँदी की ईंटें, घोड़े, धातु, रेशम, हाथी-दाँत को वस्तुएं, 
मूँगे, हृण-मणि, द्वीरेजवाहुरात, रेशमी कपड़ा, मज़मल, जड़ाऊ कपड़ा, -भोटे कपड़े, 


अकबर भमहानु. २३७ 


सुगन्धित पदार्थ, इच्न आदि विशेष रूप से बाहर से मंगाये जाते थे । चीन से चीनी मिट्टी 
के बतेत, अफ्रीका से गुलाम, यूरोप से शराब मेंगायी जाती थी | चीनी मिट्टी के बतेंत 
अकबर तथा उसके दरबारियो को बहुत प्रिय थे। अतः उनकी माँग बहुत रहती थी । 
शीशे के बतंत भी बाहर से मंगाये जाते थे, ये सम्भवत. वेनिस से आते थे । निर्यात 
में सूती कपड़े सबसे मुख्य थे। हमारा देश अयने यहाँ के मनुष्यों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के अतिरिक्त अफ्रीका, अरब, मिस्र, ब्रह्मा, मनकक्‍का तथा एशिया के अन्य देशों 
को भी कई प्रकार का कपड़ा भेजता था। हमारे सूती कपड़े की माँग इटली, फ्रांस, 
इंगलेण्ड तथा जमंती आदि यूरोप के देशों में भी थी । समुद्र द्वारा विदेशी व्यापार करने 
के मुख्य-मुख्य बन्दरगाह गुजरात में कम्बे, सुरत, भड़ौच; सिन्ध में लाहौरी बन्दरगाह, 
वेसीन, चोल, रत्तागिरि जिले में दाबुल (वर्तमात भावुल))। मलाबार में गोआ तथा 
भटकल, कालीकट तथा कोचीव और पूरबी किनारे पर नेगापद्रम, मछलीपट्ूटम तथा कुछ 
अन्य बन्दरगाह, बगाल में सतकाम, श्रीपुर, चटर्याँव तथा सुनारगाँव प्रसिद्ध थे। इन 
सामुद्रिक मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के लिए दो स्थल मार्ग भी थे५ वे लाहौर से 
काबुल तथा और भी आगे, मुल्तान से कन्धार तथा कुछ और आगे भरे जाते थे । किन्तु 
समुद्री मार्ग इनकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा लाभप्रद थे। बहुधा स्थलमार्गों की 
अपेक्षा वे अध्विक काम में लाये जाते थे। राज्य के द्वारा आयात एवं निर्यात माल पर 
साधारण कर वसूल किया जाता था। सरत के बन्दस्गाहु पर आयात तथा निर्यात 
पदार्थों पर सरकार साढे तीन प्रतिशत कर लेती थी तथा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत 
कर लिया जाता था, किग्तु सरकार का यह हढ़ तियम था कि सूल्यवान धातु बाहर न 
भेजनी चाहिए। किसी भी व्यापारी को सोना या चाँदी को निर्यात करने की आज्ञा 
न थी। इसके विरुद्ध चांदी-सोना तथा अन्य मुल्यवान धातुएँ हर वर्ष बाहर से मेंगायी 
जाती थी । व्यापार का स्तर हमारे लिये बहुत अधिक अनुकुल था। 
वस्तुओं के साव ' 

नित्य काम में आने वाली वस्तुएँ जैसे अताज, शाक, फल, दूध, घी, मक्खन, 
तेल, मछली, भेड़ का माँस तथा कपड़े और दूसरे प्रकार की सामप्रियाँ बहुत सस्ती 
थीं। टेरी ने कहा है कि समस्त राज्य में खाद्य-पदार्थ बहुत सख्या में थे, किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं थी, प्रत्येक मनुष्य बिना किसी कमी के जीवन व्यतीत करता था। 
गेहै का सामान्य भाव एक रुपये में बारह मन था, जो आठ मन के थे, सबसे अच्छा 
चावल दस मन का था, मूँग अठारह मन की, उरद सोलह मत की तथा नमक सोलह 
मन का बेचा था । एक भेड़ एक रुपया आठ आना तथा इससे भी कर में खरीदी 
जाती थी। भेड़ का माँस एक रुपये में सत्रह सेर, दूध एक रुपये में ४४ सेर बेचा 
जाता था। मजदूरों का दैनिक वेतन भी कम था, एक अनुभवहीन मजदूर को एक दिन 
में दो दाम अर्थात १ र० का हुक भाग दिया जाता था। एक बढ़ई को सात दाम 
अर्थात १ रु० का हु७ भाग तथा अनुभवी मजदूर को एक में दिन सात दाम दिये 
जाते थे । हर जगह पर सस्ता होने और कम सूत्य होने का प्रभाव यह पड़ा कि 


१३८ मुगलकालोन भारत 


साधारण आदमी भी अपने जीविकोपार्जन के साधन सरनता से प्राप्त कर सकता था। 
इतिहासकार स्मिथ की सम्मति यह है कि सम्भवत, एस समग्र के मजदूर की अपेक्षाकृत 
अकबर तथा जहाँगीर के समय में मजदूर के पास खाने को अधिक सामान होता था। 
साथ ही मोरलैण्ड का कहता है वि प्राय: कहा जाता है कि उस समय के मनुष्यों का 
आर्थिक स्तर आजकल के मनुष्यों के ही समान था । सत्य यहु जान परता है कि यद्यपि 
अकबर के समय में सापध्रारण मनुष्य की आय अधिक नहीं थी फिर भी वह भूखों नहीं 
मरता था ओर अवाज तथा जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की कमी का अनुभव नहीं 
करता था, क्योकि ये वस्तुएँ बहुत सस्ती थी । उस समय के साधारण मनुष्यों की 
भावश्यकताएँ आजकल के लोगों की अपेक्षा वद्ढी अधिक कम थीं । 
आधिक क्यधस्था 

अकबर के राज्यकाल तथा समस्त मुगलकाल की आथिक व्यवस्था की महत्त्व- 
पूर्ण बात यहू थी कि उस समस्त काम तक पैदा करने वालों और उपभोक्ताओं के बीच 
में एक बड़ी साई थी। उत्पादकों म॑ सती करने वाले, व्यवत्तायी तथा व्यापारी थे और 
उपभोक्ता दीकाती और फोशी पदों के सरदार तथा कर्मचारी, व्यावसांयिक धाभिक 
जातियाँ, तौकर, गुलाम और भिखारी, अधिक संध्या में निधुक्त किये हुए पदाधिकारी 
तथा परेयु नौकर थे । राज्य तथा घर के कार्य इनसे बम अफसरों तथा नोकरों के 
हारा भी किये जा सकते थे, किन्तु घती व्यक्ति दासों तथा अनुचरों की भीड़ से घिरे 
रहुना अपनी शान समझले थे । इसी प्रकार घामिक मँगते भी बहुत से थे जो कि कोई 
भी लाभदायक कार्य नहीं करते थे । इस प्रकार राज्य की आय का विशेषांश अधिक 
लोगों के तीकर रखते पर ही व्यय हो जाता था। यहू सारा व्यय उन इने-गिने उत्पादकों 
के ऊपर था, जिनको पहले बताया जा चुका है। सरदारों तथा नौकरों को बड़े-बड़े 
उपहार दिये जाते थे | वे सरदार और पदाधिकारी दोनो ही अपनी-अपनी शान दिखाने 
के लिए बेतत का बहुत बड़ा अंश व्यय कर डालते थे। वे स्वादिष्ट भोजन, महुमुल्य 
बस्त्रों, जबाहरातों, हाथियों तथा घोड़ों के बड़े पमी थे। वे अपने पुत्र तथा पुत्रियों के 
विवाहों, इमारतों, मस्जिद तथा भकबरों भौर विदेशों के सुन्दर पदार्थों के खरीदने में 
असंत्य धन व्यय करते थे। इस प्रकार अपव्ययतता उनको ऋणी बना देती थी और अन्त 
में बे कृषि से धन उत्पक्ष करते को विवश हो जाते थे । मध्यवर्ग के ब्यक्ति, व्यावसायिक 
व्यक्ति तथा साधारण राजकर्मचारियों की आर्थिक दशा ठीक थी। उच्च श्रेणी के 
व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। परन्तु जो व्यक्ति राजदरबार के या 
सरदारों अथवा अफसरों के पद प्राप्त करने का सौभाग्य रकतते थे, उनकी आर्थिक दशा 
भौर भी ठीक थी । निपुण कारीगरों के पास अच्छा जीवन व्यतीत करने को प्रशुर 
धत था। परन्तु अनुभवहीन मजदूरों, चपरासियों तथा छोटे-छोटे दुकानदारों की दशा 
खराब थी। मजदूरों तथा चपरासियों को कम वेतन मिलता था तथा उनके प्रति 
दुष्यंवहार भी होता था। इस तरह नीचो श्रेणी के व्यक्ति गरीब थे तथा उनको 
पोड़ा-सा भी आराम नहीं मिलता था। बहु भाज की तरह कच्चे मकानों में बहुत 


अकबर महान २३९ 


ही थोडे धन से अपना पेट भर गुजर करते थे और उनके पास बहुत कम सामान 
होता था । 
अफाल 

जिस देश में फसले वर्षा पर तिर्भर होती हैं, वहाँ पर ठीक समय पर वर्षा न 
होने से अकाल पड जाता है । उत्तर-पश्चिमी भारत १५५५-५६ ई० अर्थात अकबर के 
शासन के प्रथम वर्ष मे अकाल से पीडित हुआ । इसके साथ ही साथ महामारी का 
प्रकोप हुआ, जिससे बहुत-से व्यक्ति मारे गये । १५७३ तथा १५७४ ई० के मध्य मे 
गुजरात में छह माह तक अकाल पड़ा । यहाँ के बहुत-से निवात्ती भागकर भारतवर्ष 
के अन्य प्रान्तो में बस गये । १५६५-६६ ई० के मध्य काश्मीर तथा पंजाब मे वर्षा की 
कमी के कारण अकाल पड़ा | वहाँ पर बहुत-से व्यक्ति भूखों मर गये । बगाल में अकाल 
१५७४ ई० में पड़ा | साधारण तौर से दुशिक्षों के साथ-द्ी-पाथ मद्दामारी का जो 
प्रकोप होता था जिससे बहुत-से व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठते थे । 

अबुल फजल द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर अकाल से पोडित व्यक्तियों की 
आपत्तियों को दूर करने का प्रबन्ध करता था। यह हमको पूर्णतया ज्ञात है कि उसने 
१५६५ ई० में शेख फरीद को मुक्ति-कार्य का प्रबन्ध करने के लिए विशेष तौर से नियुक्त 
किया था । अकबर की सरकार द्वारा अकाल-पीड़ितों हेतु किये गये सहायता कार्यों के 
विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास अधिक साधन नहीं हैं । 
खेल 

अकबर को मृगया-प्रेम अपने पूर्वजों से प्राप्त था। यह उसका प्रतिदिन का 
मनोविनोद था | उसके सरदारों तथा दरबारियों ने भी उसका अनुकरण किया । बाज 
का निशाना मारता उसका द्वितीय मनोविनोद था। सोलहवी शताब्दी के मध्य चौगान 
उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को बहुत प्रिय था । समय-समय पर राज्य जानवरों की लड़ाई 
का प्रबन्ध करता था । हाथियों, चीतों तथा जंगली सुअरो की लड़ाई देखने के लिए 
बहुत लोग एकत्र होते थे । कुश्ती लड़ना, कबुतरों का उड़ाना तथा मुक्केबाजी तो बहुत 


ही प्रचलित थे। अबुल फजल द्वारा ज्ञत होता है कि अकबर के समय में दो बराबर : 


के जोड़ वाले पहलवान उसके सामने प्रतिदिन कुश्ती लड़ा करते थे। कुश्ती समाप्त 
हो जाने के बाद वह उतको इनाम देता था। अकबर एक उस्ताद से कबूतर उड़ाना 
सीखा करता था तथा उसे इस कीड़ा में वृद्धावस्था तक रुचि रही । कबूतर उड़ाना 


समस्त मुगलकाल में प्रचलित रहा तथा कुछ मुख्य शहरों जेसे लखनऊ तथा आगरा में , 


अब भी प्रचलित है। पतंग उड़ाना इतना ही लोकप्रिय था जितना कि आजकल । 
अकबर के समय में धर के भीतर खेले जानें'वाले खेंल उच्च श्रेणी के पुरुषो को 
बहुत प्रिय थे । अकबर को स्वयं शतरंज खेलने का बहुत शौक था। शतरज सम्भवतः 
हमको अपने पूव॑जों से ही प्राप्त हुई थी तथा बाद में अरब, फारस तथा चीन में फेल 
गयी । यह खेल कट्टर मुसलमानों द्वारा भी धार्मिक दृष्टि से दोष-रहित समझा जाता 
था इसलिए यह प्रत्येक धनी हिन्दू तथा मुसलमानों के घरों में प्रचलित था। दूसरा खेल 





२४० मुगलफालीन भारत 


जो शतरंज के समान सर्वप्रिय था वहु था चौपड़ | तीसरा प्रसिद्ध खेल फासा था तथा 
चौथा पच्चीसी, जो कोड़ियों से खेले जाते थे । चौपड, फासा तथा पच्चीसी एक कपड़े 
पर खेले जाते थे । कपड़े पर ऐसी लकीरें बनी होती थी जो एक-दूसरे को इस प्रकार 
काटती थी कि उस पर चार वर्ग बन जाते थे और प्रत्येक बड़े वर्ग में २४ छोटे-छोटे 
बगों पर रंगीन कपड़ों के टुकड़े सिले हीते थे । अकबर विशेष रूप से चन्दन-मन्दल 
तथा पच्चीसी का शौकीन था । इन खेलों की आक्रतियाँ आगरा के किले में अब भी 
विद्यमान हैं। उस समय ताश खेलना भी प्रचलित था। 
सेले तथा प्योहार 

मध्य भारत के व्यक्ति उत्सवों, मेलों तथा त्यौद्दारों से बहुत आनन्द प्राप्त करते 
तथा उनमें मचि रखते थे । अकबर का दरबार राष्ट्रीय त्यौहारो का केन्द्र था । र का 
बन्धैन, दशेहूरा, 3८ तथा आदि हिंक्लू त्योहारों को सभी दरबारियो 
स्वीवार कर लिया था हैथा ये बड़े पे आल से मनाये जाते थे । फारस का त्यौहार 
नौरोज भी अकबर की अध्यक्षता में दरबारियों द्वारा एक सप्ताह तथा और अधिक हर 
सात मनाया जाता था | सूर्य तथा चद्धमा सम्बन्धी गणनाओं के अनुसार सम्राट तथा 
राजकुमारों के जन्म-दिवम और सम्राट के राज्याभिषेषा की वर्षगांठ भी त्योहारों के 
समान धूमधाम से मनायी जाती थी । हिन्दू अपने तीर्थस्थ।नों की यात्रा करने के बहुत 
शौकीन थे। ये तीर्थस्थान देश के प्रत्येक भाग में पाये जाते थे | प्लामिक स्थान जहाँ 
पर समय-समय पर मेले लगते तथा बहुत-से व्यक्ति इफट्ठे हीते थे, सथुरा, अयोध्या, 
प्रयाग, गया, उज्जैन, पुरी, कांजीवरम तथा रामेश्वर थे। अकबर ने हिन्दू तीर्थयात्रियों 
से धामिक-कर १५६३ ई० में हटा दिया, इससे उनको धामिक यात्रा के लिए सुविधा 
मिली । मुसलमान अजमेर तथा मत्का की धाप्रिक यात्राएँ किया करते थे । राज्य ते 
उनको हूर प्रकार की सुविधा प्रदान कर रखी थी। भारतवर्ष के बहुत-से जहाज यात्रियों 
को लालसागर ले जाते के लिए पश्चिमी तट पर उपस्थित रहते थे। अकबर ते 
१४७५ ई० में स्वंसाधारण को आज्ञा दी कि जो व्यक्ति मक्का की यात्रा करना चाहे 
. उसे मार्गव्यय राजकोष से मिलेगा । बहुत बड़ी संज्या में मुसलमानों ले इस आशज्षा से 
, लाभ उठाया। अकबर ने पुर्तगालियों से, जिनका कि समुद्र पर अधिकार भा मित्रता. 
बनाये रखी । कभी-कभी ये लोग जहाजों के आज्ञापत्रों को प्रदान करने के लिए रुपया 
लेने के अतिरिक्त धामिक यात्रियों से बलपूर्वक बहुत बड़ी रिश्वत लेते थे । 

मनोविनोद के अन्य साधन कठपुतली, जादूगरों के खेल, बन्दरों के नाच, नटों 
का तमाशा, भाँड़ों की भड़ई तथा रामलीला थे । शादियों तथा अन्य संस्कारों के समय 
भी बड़ी चहल-पहल रहती थी और ये मनोरंजन के अच्छे साधत थे । देश में नाच 
और गाना तो सभी स्थानों पर होता रहता था । 

मध्यकाल में मद्यपान एक सामान्‍य दोष था जिससे समाज का उच्च-वर्ग ग्रस्त 
था | अकबर भी अपने पूर्वजों के समान मधपानत करता था । परन्तु वहू बहुत ही अल्प 
मात्रा में इसका सेवल करता था। वह ताड़ी तथा स्वदेशी सध का सेवल करता था, 


अकबर भहात र्व१ 


यूरोपीय छुरी का नहीं । उसके सभी पुत्र शराबी थे। उनमे से दो अधिक मद्यपान के 
कारण संसार छोड़कर चल बसे तथा तोसरा जहाँगीर अपने शरीर की सुगठता के 
कारण जीवित रहा । कुरान के अनुसार मद्यपान निषिद्ध होने पर भी मुसलमान 
दरबारी मद्यपान में धुत्त रहते थे। राजपूत भी शराब तथा अफीम के व्यसनी थे । 
इनके अतिरिक्त अन्य जातियों वाले राज्य-पदाधिकारी भी मद्यपान करते थे । परन्तु 
सर्वेताधारण इस दोष से दूर थे । परम्परा तथा धर्म द्वारा निषिद्ध होने के कारण 
जनता मद्यपान नही करती थी और सदाचारी जीवन व्यतीत करती थी । 


-फारसी साहित्य _ 

मध्यकान के इतिहास में अकबर का शासतकाल कला-कौशल तथा विद्या की 
उन्नति का युग था। उसकी उदार तथा हितात्मक-नीति एवं विद्या को उसका आश्रय 
देने के साथ अन्तरराष्ट्रीय शान्ति, समुद्धि तथा विदेशी आजक्रमणों से निश्चितन्ता आदि 
के कारण एक ऐसी परिस्थिति बन गयी जिसमें साहित्य तथा कला का विकास होना 
स्वाभाविक था । यह आश्चय की बात नहीं है कि उस समय धुरन्धरै विद्वानों द्वारा 
अनेक साहित्य-प्रन्थ लिखे गये । फारसी साहित्य की दो भागों में बॉँदा जा सकता है। 
पहले में मौलिक कृतियाँ तथा दूसरे में अनुवादित कृतियाँ आती है। पहली श्रेणी के 
साहित्य में पन्नों तथा पद्म का विशेष स्थान है। उन्हें पत्र सम्बन्धी साहित्य में शैली 
तथी रचना को दृष्टि से आदश समझा जाता था। अबुल फजल के पत्रों का संग्रह 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 'इंशा-ए-अबुल फजल' में है। उस समय 
की प्रथा के अनुसार विद्वान ऐसे पत्र लिखकर छोड जाते थे जो आदर्श साहित्य समझा 
जाता था| धर्मान्ध सम्राट औरंगजेब ने भी, जो कि अबुल फजल को नास्तिक बताता 
था, अपने पुत्रों से अयुल फजल के पन्नों फी शैली की प्रशसा की थी । इसफे अतिरिक्त 
अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखित लेखों का संग्रह भी प्राप्त है। उस समय की सांस्कृतिक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहू बहुत लाभदायक सामग्री है। दूसरा स्थान 
फारसी पद्म का है। उस समय साहित्यिक विचारधाराएँ पद्य मे लिखकर प्रकट की 
जाती थीं। भारतीय तथा विदेशी मुसलमान दोनों ही इसको पसन्द करते थे। 

मुगल तथा फारस के निवासी अपनी प्रिय सौन्दर्योपासना को फारसी पद्च में 
बड़ी सरलता से व्यक्त कर सकते थे। अकबर के समय में अनेक व्यक्ति ऐसी अनुभूति 
अभिव्यक्त किया करते थे । उस कार्य को प्रोत्साहन और सहायता मिलने से फारसी 
पद् -क्षेत्र उम्नतावस्था में था। सहृठ्नों विदेशी तथा भारतीय कवि अकबर के दरबार में 
रहते थे । अबुल फजल का कथन है--“ उनमे से बहुतों ने 'पूरा दीवान! अथवा मंसनवी 
को लिख डाला था | अकबर द्वारा सहायता-प्राप्त उनसठ कवियों का व्णेन कआईने 
भकबरी द्वारा ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त, पन्द्रह व्यक्ति और भी उन्हीं लोगों पे 
सम्बन्ध रखने वाले रहते थे, किन्तु वे अकबर के निकट कभी नहीं आये । उन्होंने भारत 
के भिन्न-भिन्न स्थानों से अपनी रचनाएँ अकबर के पास भेजी थीं। उनसठ कवियों की 


हे 


२४२ मुगलकालीने भारत 


रचनाओ में से कुछ का वर्णन अबुल फजल ने उदाहरण के रूप में अपने ग्रन्थों में किया 
है । उन सब में उनके भाई अबुल फंजी सर्वेश्षेष्ठ कवि थे ।” अन्य विद्वान आलोचको 
का कहता है कि फीजी उस समय ही नहीं वरत्‌ अमीर खुसरो के बाद भी फारसी भाषा 
का भारतवर्ष में सर्वोत्तम कवि धा। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी की श्रेणी 
में उसकी गणना की जाती थी। इस प्रकार फजों भारतवर्ष के उन तने कवियों में से 
एक था, जिनकी रबनाओ को विदेश में भी सम्मान श्राप्त था और विदेशी उन्हे बड़े 
बचाव से पढठते थे । अकबर के दरबार में फंजी तथा अन्य कवियों ने जो रचनाएं की 
थी, उनके मूल्याकन में आलोचकों के भिन्न-भिन्न विचार है। इतिहासकार स्मिथ के 
अनुसार उन कवियों को कवि कहना उतनी ही भूल है जितनी किसी पत्रिका के आरम्भ 
तथा अन्त को सुधारने वाले को उसका लेखक मानता क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना- 
शक्ति को कठिन शब्दावली बनाने, शब्दों के अनेक पर्याय लिखकर विद्धत्ता विश्वाने, 
साधारण विषयों को बढ़ा-चढ़ाकार लिसने तथा बड़े तुल्छ विपय्रो पर अपनी लेखनी 
चलाने में ही प्रयुक्त किया था । अतः उनके द्वारा रचित कविता को कविता नहीं 
कहा जा सकता )* भारतवासियों के तत्कालीन साहित्यिक कार्य को उत्तम साहित्य का 
रूप दिया जा सकता है। स्मिथ के सारे विबार तो कोई भी स्वीकार तहीं कर सकता 
पर-तु यहू निविवाद है कि “उस समय फारसी कवियों ने कल्पना की अपेक्षा भाषा पर 
अधिक जोर दिया था ।” बहुधा उनका प्रधान विषय 'प्रेम! ही रहा करता था । 

अनेक श्रेष्ठ विद्वानों ने कुरान पर विस्तृत टिप्पणियाँ लिखीं जिनमें से कुछ 
अपना स्वतन्त्र साहित्यिक महत्व रखतो हैं। इस समय का प्रधान कार्य संस्कृत, अरबी, 
तुर्की तथा यूनानी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों का फारसी में अनुवाद करना था। पिछले 
पृष्ठों में बताया जा चुका है कि अकबर ते भारतीय तथा इस्लामी संस्कृति को मिलाकर 
एक करने का भरसक प्रयत्न क्रिया था। इन दोनों संस्कृतियों के मिश्रित साहित्य के 
लिए ही उसने अपने यहाँ अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें सरकृत, अरबी 
तथा फारसी के विद्वान कार्य करते ये । स्वयं बादशाहू के नियन्त्रण में यह कार्य प्रारम्भ 
किया गया था। हसमें 'जिचेजदीदे-मिर्जाई! के एक भाग का अनुवाद अमीर फतैउल्ला 
शिराजी ने फारसी में किया था। 'ताजक' (ज्योतिष की एक प्रतिद्ध कृति) तथा तुजके 
बाबरी अथवा बाबर के जीवत-चरित्न का भी फारसी में अनुवाद किया गया । तुजके 
देय बेल उन पंप कह टन लोग मे सिवप कप; का अनुवाद मिर्जा अब्दुरंहदीम खानखामा ने किया था। मुल्ला अहमद कासिम 
ग, शेक्ष मुनध्वर तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर भजुमुलबुल्दान' (गाँवों तथा शहरों 
की अनुपम कृति) का अनुवाद फारसी में किया | स्वयं अबुल फजल ने संस्कृत की 
श्रेष्द कृतियों--जैसे किशन जोशी, गंगाघर, महेश, महानन्द आदि--का फारसी में 
अनुवाद किया था । जग ला रह आग जग गला 
है महाभारत को फारसी में लिखा और उसका नाम “रज्मतामा' (यूड्रों की पुस्तक) रखा 


जा 
थे... &८०४०, (6 (7769॥ 020, 0. 46 





+५ 


अकबर महान २४३ 


. गया । रामायण का अनुवाद भी इन्हीं विद्वानों ने किया था । द्वाजी इब्नाहीम सरहिन्दी 
ने अथवेवेद का अनुवाद फारसी में किया । संस्कृत मे गणित की पुस्तक 'लीलावती' का 
अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। शाहाबाद के मुल्ला शाह मुहम्मद ने 'राजतरंगिंणी' 
नाम के काइमीर के प्रसिद्ध सस्कृत इतिहास का फारसी में अनुवाद किया। मौलाना 
शेरी ने 'हरिवंश-पुराण” का, अबुल फजल ने “'पंचतस्त्र' (अनवारे सहेली) का और 
फंजी ने 'तल-दमयन्ती' की कथा का अनुवाद फारसी में किया । 

फारसी की सभी प्रारुम्भिक कृतियों में ऐतिहासिक साहित्य सर्वोच्च स्थान पाये 
हुए था। इतिहास के प्रति अकबर के अपार प्रेम तथा इतिहासकारों के सहयोग के 
परिश्रमस्वरूप केवल अकबरकालीन घटनाएँ ही नही वरन्‌ उससे बहुत पूर्व की घटनाओं 
को भी खोज-खोजकर लिखा गया था।5 उस समय की प्रसिद्ध रचनाओं से अबुल 
फजल का “अकबरनामा' तथा 'आईने अकबरी', निजामुद्दीन अहमद की “तबकाते 
अकबरी', गुलबदन बेगम का 'हुमायूंनामा” तथा जौहर का 'तजकिरात-उन-वाकयात' 
आदि विशेष रूप से विव्यात हैं। अब्बास शरवानी ने 'तोहफाई अकबरशाही' अथवा 
तारीखे शेरशाही' लिखी थी । अक्रबर ने एक सहुस्न वर्षीय इस्लाम के इतिहास का 
संग्रह कराने की आज्ञा दी । नकीबर्खाँ, थट्टा का मुल्ला मुहम्मद तथा जाफरबेग इस 
काम को करने के लिए नियत किये गये । यह पुस्तक समय पर तैयार हो गयी और 
इसका नाम तारीख अलफी” रखा गया। अबुल फजल ने इस पुस्तक का प्राककथन 
लिखा था। अन्य इतिहास भी लिखे गये जिनमें अब्दुल कादिर बदायूँतरी का 'मुन्तसब- 
उत-तवारीख', अहमद यादगार का 'तारीखे सलातनी अफगाना', बयाजीद सुल्तान का 
तारीसे हुमायूँ', नूरल हक का 'जुबदातुल तवारीख,' असदबेग का 'वाकयात' तथा शेख 
अलह॒दाद फैजी सरहिन्दी का 'अकबरनामो” आदि प्रसिद्ध हैं। 
हिन्दी पद्च 

अकबर का शासनकाल हिन्दी पद्म के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। उसकी 
राजसत्ता के प्रभाव, हिन्दू विचारघाराओं के उसके ज्ञान, उसकी व्यक्तिगत धारमिक 
स्वतन्त्रता की नीति तथा प्रत्येक धर्म की अच्छाइयों पर ध्यान देना, आस्तरिक तथा 
बाह्य शान्ति आदि कारणों से हिन्दू भावनाओं तथा साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ | 
इसके परिणामस्वरूप हिन्दी के बहुत-से श्रेष्ठ कवियों ले हिन्दी में उच्च साहित्यिक 
कविताएँ रचीं । हिन्दी के प्रधान कवि तुलसीदास, सुरदास, रहीम खानखाना, रसखान 
तथा बीरबल थे । ससार के सभी आलोचक विद्वान उस समय के समस्त कवियों में से 
सर्वेश्रेष्ठ कपल गे ही मातते हैं। कदाचित वे अकबर के सम्पर्क में नहीं आये 
थे। उन्होने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष बनारस में ही व्यतीत किये यहाँ पर 
उन्होंने २५ उच्च साहित्यिक ग्रन्थ लिखे | उनमे सर्वोत्तम कृति 'रामचरितमानस' है जो 
रामायण के नाम से सर्वेसाधारण में विश्यात है । इसमे सात काष्ड हैं और इसमें 





£ आईतने अकबरी, भाग १, १० १०४-१०६ 


अकबर महान २४५ 


ओर दरबारियों तक ही सीमित नहीं थी । वास्तव में यह जमता की प्रत्॒त्ति थी और 
देश के अन्दर काफी संख्या में हिन्दी के विह्ान और कवि थे जिन्हे स्थानीय जमींदारों 
तथा रईस व्यक्तियों द्वारा आश्रय प्राप्त होता था । यदि कोई व्यक्ति उस समय की, 
जो कि हिन्दी कविता 28, स्वुम्ेयुग माना जाता है, विशेषताओं को जानना चाहता है 
तो उसे मिश्रबन्धु विनोढ.तैथा रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास” पर दृष्टि 
डालदी होगी । 


चित्रकला 

कुरान में इसका निषेध होने पर भी अकबर चित्रकारी से प्रेम करता था। वह 
कहा करता था कि चित्रकारी मनुष्य को अधर्मी बनने के स्थान पर अपने कार्य मे 
व्यक्तिगत आकर्षण प्रदान करने के लिए उसे ईश्वर की ओर झुकने तथा सहायता लेने के 
लिए बाध्य करती है। अकबर की तरह सफवी-बशोय फारस के बादशाह भी कला के 
उदार संरक्षक थे और उन्हीने कुरान के निषेध का कोई ध्यान न रखते हुए चीन अथवा 
मगोल की चितन्रकारी को भारत मे प्रचलित किया तथा श्रेष्ठ चीनी चि्रकारों को 
अपने देशवासियों को चित्रक्ारी सिखाने को आमन्त्रित किया। सर्वप्रथम चित्रकार 
निर्जीव वस्तुओं जैसे पेड़, पहाड, नदी आदि के चित्र बताया करते थे। फिर उन्होने 
चिड़ियों तथा जानवरो के चित्र बनाना शुरू किया और तेब अन्त में मसुष्य का चित्र 
बिहजाद तथा उम्तका शिष्य तब्रीज के आगा मीरक थे । बिहजाद पहले सुल्तान हुरेत 
बैगरा के दरबार मे रहता था, परन्तु बाद मे फारस के शाह इस्माइल के दरबार मे 
आ गया । उसको चीनी तथा भपोली चित्रकारी को सुधारकर पूर्णरूप से फारसी 
चविश्रकारी में परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ से यह कला अकबर की आज्ञा 
द्वारा भारतवर्ष में लायी गयी तथा उसके दरबार में बस गयी। यह उस भारतीय 
चित्रकला में मिली गयी जो संरक्षण के क्षमाव भौर एपेक्षा के बावजूद प्राधीमकाल 
से ही ली आ रही थी। पौलहमी शताब्दी में अणम्ता की चित्रकारी के हारा उसी 
शैली का अतुकरण किया गया। झकबर के दरबार के चित्रकारों की प्रयोणता के 
विषय में अबुल फजल कहता है कि “यहू सत्य है कि हिल्दुओं के चित्र हमारी 
चित्रकारी को मात करते हैं। वास्तव में, सम्पूर्ण संसार में अमेक समान चित्रकार 
धोड़े-से पाये जाते हैं ।” (अईने अकबरी, भाग १, ६० १०७) 

अकबर के दरबार में इन दोनों फारसी और भारतीय शैलियों का एकरूप 
होता प्रारम्भ हो गया तथा कालासख्र में ये शेलियाँ एक हो भी गयीं। इस कला में 
जो विदेशी गुण थे वे धीरे-धीरे लुप्त हो गग्ने तथा सन्त में यह पूर्णतया भारतीय बन 
गयी इसका ऋमिक विकास तारीले खानदाने तैमूरिया' तथा 'बादशाएनाएशए', जो कि 
पटना की खुदाबक्स सा्वेजनिक पुस्तकालय में सुरक्षित रफ्ली हुई हैं, द्वारा देखा जा . 
सकता है। अकबर का संरक्षण पाने के लिए बहुत-से उत्तम चिन्॒कार उसके वरबार 





२१४६ मुृगलफालीन भारत 


में आये । उनमे रो योग्य और संख्या में अधिक हिन्दू चित्रकार ही थे। उनको अकबर 
की राजधानी फतेहपुरसीकरी की दीकारों पर तथा कागजों पर चित्र बनाने का कार्य 
सौंपा गया । अकबर के दरबार के सन्रह चित्रकारों में से तेरह हिन्दू थे, जो मनुष्यों 
का चित्र बनाने में दक्ष थे। उनमे से मुख्य-मुख्य चित्रकार दशवन्त, बसावन, केसू, 
लाल, मुकन्द, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकरन, सावला, हरिवंश तथा राभ थे। 
दशवन्त कहार का लड़का था तथा पालकी ले जाया करता था। वह दोवार पर चित्र 
बनाने का बहुत शोकीन था | एक बार अकबर ने इसको चित्र बनाते तथा उसकी 
चित्रकारी को देख लिया था। अकबर ने इसको तुरन्त ही राजदरबार में चित्रकार 
नियुक्त कर लिया और उसके कार्यों में सहायता प्रदान की। जब उसका यश पराकाष्ठा 
पर पहुँचा, वह पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। बसावन को कुछ 
आलोचक दशवच्त से भी बड़ा चित्रकार मानते हैं। उसने चित्र के पीछे के धरातल 
तथा भाक्ृतियों के चित्र बनाने, रंगों के बेंटवारे तथा मानव-चित्र बताने में रुयाति 
प्राप्त की । आईने अकबरी में वर्णित बहुत-से हिन्दू चित्रकार कायस्थ, चितेरा, सिला- 
वट तथा खाती जाति के थे। उनमें से कुछ को महाभारत के फारसी अनुवाद “रण्म- 
तामा के चित्र बनाने को नियुक्त किया गया । 

अकबर ने चित्रकारी का एक पृथक विभाग स्थापित किया तथा इसका प्रधान 
अपने दरबार के एक श्रेष्ठ विज्रकार रुवाजा अब्दुससमद को बनाया । अब्दुससमद' 
फारस का निवासी था जो कि शिराज से आया था। उसको 'शीरी कलम” अथवा 
मधुर लेखनी' की उपाधि मिली | बादशाह ने स्वयं इस विभाग का निरीक्षण क्रिया 
तथा इसको हर प्रकार का प्रोत्साहन ४िएा । दरबार के चित्रकार जितने चित्र बनाते 
थे उनको प्रत्येक सप्ताह बादशाह के सामने रखा जाता था तथा जिन लोगों के चित्र 
अत्यधिक सुन्दर होते थे उनको वहू इनाम भी देता था। जिन चित्रकारों के चित्र 
बादशाह पसन्द कर लेता था उनको कैवल विशेष इनाम ही नहीं देता था, उनकी 
वेतन-वृद्धि भी करता था। कलाकारों को शाही कर्मचारी समझा जाता था तथा वे, 
शाही नौकरी मे मनसब का पद भी प्रहण करते थे । वे अपना वेशत अपने पद के 
अनुसार प्राप्त करते थे। चित्रकारी विभाग का प्रधान अब्दुससमंद ४०० का मनसबदार 
था। परन्तु उसका दरबार में प्रभाव अन्य बराबर वाले पदाधिकारियों से अधिक था। 
जकेशरुका चित्रकारी के प्रति प्रेम तथा उसको हर प्रकार का आश्रय प्रदान करने की 
उसकी भावनाओं के कारण चित्रकारी स्कूल की स्थापना हुई, जिसको हम राष्ट्रीय 
भारतीय चित्रकला स्कूल कह सकते हैं। इसमें भारत के प्रत्येक स्थान से तथा विदेशों 
से विद्यार्थी चित्रकारी पढ़ने आते थे । वे भिन्न-भिन्न जाति तथा धर्मों के होते थे। 
किन्तु उनके सामने एक ही आदर्श था ओर वह था उच्च दर्ज का चित्र बनाता, 
जिसको सम्राट--जों कि कला का महात पारक्ती था--पसन्‍्द कर सके । 
सुन्दर लेखत-कला 

चित्रकला के साथ ही साथ सुन्दर लेखन-कला भी थी जिसका भारतवर्ष, फारस 


अकबर भमहान २४७ 


तथा चीन में बहु" आदर होता था । इसको एक ललित कला माना जाता था। बहुत- 
से मुगल सम्राट इससे प्रेम करते तथा इसे प्रोत्साहन देते थे । यद्यपि अकबर पढा-लिखा 
नहीं था फिर भी वह इसमें रूचि रखता था, अत, "उसने बहुत-से सुलेखको को अपने 
दरबार मे नियुक्त किया था। इनको बादशाह ने अपने पुस्तकालय के लिए बहुत-सी 
पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ करने का काम दिया। जिस प्रकार चित्रकारी के एलबम बनते 
हैं उसी प्रकार अच्छे लेखों के भी एलबम बनाये गये थे + अबुल फजल हमको बताता 
है कि अकबर के दरबार में आठ प्रकार की लेखन-कला प्रचलित थी जिनमे से आठवी _ 
नश्तालीक' अकबर को विशेषतया पसन्द थी। ये पूर्णतया टेढी पक्तियों में लिखी जाती 
थी । अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखक मुहम्मद हुपेत कश्मीरी था। उसको 
प्रसिद्ध सुलेखफ़ थे; जे गे मौलाना बाकिर, मशाद के निवासी मुदृम्मद अमीन, मीरहुसेन 
कलंकी तथा अन्य । 
इससे ही सम्बन्धित जिल्दसाजी तथा जिल्‍्दो को सुन्दर चित्रों से सुमज्जित 
करने की कला थी । वे व्यक्ति जो पुस्तकों पर जिल्द बनाने, उनके हाशियों तथा सुख- 
पृष्ठ पर चित्र बनाने तथा उनमे दिय्रे हुए विवरण अथवा प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए 
चित्र बनाने को नियुक्त किये थे, कलाकार कहलाते थे । उनका उतना ही सम्मान होता 
था जितना कि चित्रकारों का । उस समय लिखी गयी दर्जनों पुस्तकें जिन पर सुन्दर 
जशिल्दसाजी तथा चित्रों से सुसण्जित करने का काम भी किया गया था, हमको प्राप्त 
है तथा देश के विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। उनके द्वारा अकबर तथा उसके 
उत्तराधिका रियों के समय की सुन्दर सुलेखन-कला तथा वित्र॒कला के उच्च स्तर का 
अनुमान लगाया जा सकता है । 
संगीत । 
बाबर की तरह अकबर भी संगीत का भक्त था । अबुल फजल ने लिखा है 
कि--बाशाह संगीत की तरफ बहुत ध्यान देता है तथा जो व्यक्ति इस सुन्दर कला 
को सीखता है अथवा जानता है उन सबको वह सहायता प्रदान करता है ।” आईलने 
अकबरी में उसके दरबार के ३६ श्रेष्ठ संगीतशज्ञों के नाम दिये हुए हैं। उनको सात 
भाँगों में बाँटा गया है। प्रत्येक भाग सप्ताह में नियत किसी चिशिष दित बादशाह को 
संगीत सुनाता था। सम्राट स्वयं अच्छा गायक था तथा नगाड़ा भी बजाता अच्छा 
जानता था । उसते हिमदशायक लॉल अलावन्त हारा तीखा था जिले हिल भाषा के 
_प्रत्येक ताल तथा स्व॒र को उसे सिखाया | अकबर ने अपने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में 
तानसेन को रीवा से बुलवाया तथा उसको अपने दरबार में बहुत ही क्च्च स्थान प्रदान 
किया । तानसेन उस समय का सबसे अच्छा गायक था । अबुल फजले. लिखता है कि 
उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले एक हजार वर्ष तक कोई भी 5 भायक नहीं 
हुआ । उससे राजा मार्नासह तोमर (१४८६-१५१८ ई०) द्वारा स्थापित ग्वालियर के 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी । कहा जाता है कि उसमें कुछ नये रागों का आविष्कार 


२४५८ मुगलकालीब भारत 


भी किया था । उसकी शक्ति के प्रति यह भी विश्वास किया जाता है कि वह अपने 
संगीत से यमुना नदी का बहुना भी बन्द कर देता था । दूसरा प्रसिद्ध संगीतश् बाबा 
रामदास था | उत्तका तानसेन के बाद दूसरा स्थान था । बह बेरामखाँ के साथ रहा 
करता था । बरामखाँ उससे इतना प्रसन्न था कि एक अवसर पर उसने उसे एक लाख 
मुद्राएँ इनाम में दी थी । दूसरा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बाबरा भो था। कभी-कभी 
वह ब्रिजू बाबरा भी कहा जाता था। यद्यपि उसका वर्णन अबुल फजल द्वारा दिया 
हुआ नहीं मिलता फिर भी हम उसको बिना किसी आपत्ति के अकबर तथा तानसेन 
के समय का कह सकते हैं। सीकरी में स्थान दिखाने वाला उसके मकान को शाही 
धवन के बाहुर की तरफ बताता है और जो किवदन्तियाँ प्रचलित है वे तानसेन के 
साथ उसकी पतिद्वन्हिता का रमरण दिलाती हैं । प्रसिद्ध गायक रामदास के पुत्र 
सूरदास जितका नाम हिन्दी के उच्च कवि के स्थान पर रहेगा, अकबर के दरबार के 
एक गायक थे | बादशाह के संगीत-प्रेम तथा उसके द्वारा संगीत को संरक्षण प्रदात करने 
के कारण वाद्य एवं संगीत-कला में आश्चयं जनक उन्नति हुईं। उसके समय में हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों का संगीत मिलकर एक बन गया। संगीत की दो विभिन्न प्रणालियों 
को मिलाकर एक करने तथा राष्ट्रीय भारतीय संगीत को जन्म देने का श्रेय अकबर 
को मिला । 

भवन-निर्माण-फ्ला। | 

तुर्केअफगान आक्रमणकारी मैसोपोटामिया की प्रात्रीन मेहराबदार भवन 


निर्माण-कला को हमारे देश में अपने साथ लाये। हमारे देश में आने से पूर्व ही ससा- 
निदों तथा ब्रब्वासिद खलीफाशों हवा “>_ रुक सधार करके उस कला का रूप बदल 


दिया गया था और उत्तका बतावट। चाव मुंसलमाती भवस-निर्माण-कला पड़ गया था। 
जिस समय यह स्थापत्य-कला भारत में आयी उस समय भारतीय स्थापत्य-कला अपनी 
चरमसीमा तक पहुँच चुकी थी | इस कला पर भारतीय स्थापत्य-कला का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा । इसके दो कारण थे--(१) सुसलमानों ने हिस्दू राजों, पर्चीकारों तथा 
शिर्पकारों को नियत किया तथा इस लोगों ते मुसलमानी इमारतों में अपने देश की 
कला के विचार प्रदरशित किये. (२) प्रारम्भिक सुसलमाती इमारतें हिलू भवनों तथा 
मस्दिरों के उस सामात से बनायी गयी थी जितको मुसलमान विजेताओं ने सष्ट किया 
था। उपर्भुक्त परिस्थितियों को छोड़कर दिल्‍ली के सुल्तानों तथा उन स्वतम्त्र स्थामीय 
बशों ८ जिन्होंने दिल्‍ली सल्ततत के बाद स्वतत्थ राज्य स्थापित किये, जो इमारतें 
बतवाओी जहु कारीगरी तथा चित्रकारी दोतों में बिदेशी थीं। अकश्नर से इल दोलों 
प्रणालियों को इकटूठा किया तथा दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय भारतीम भवत-तिर्माण- 
कली की स्थांपता की | उसकी भवत-तिर्माण की अपत्ती अलग ही धारणा भी, उससे 
बहुत-सी इमारतें बतवाने का विचार किया; जैसे भवत, सरिजिद, सकबरे तथा किले 
आदि | उसते जिस कार्य-विभाग की स्थापना की, उसकी मोज़ताएँ बोस्य शित्पकारों 
तथा इंजीनियरों द्वारा पूर्ण की ययीं । अदुल फजल लिखता है कि “बादशाह शानदार 


अकबर महान्‌ २४६ 


महलो तथा वस्त्रों के चित्र बनाता है, जो बाते उसके मस्तिष्क के अन्दर होती हैं उनको 
पत्थर तथा मिट्टी रे प्रत्यक्ष रूप दिया जाता है /'१* है 2020 बनने ज जेल 
इलाहाबाद में तीन विशाल किले बनवाये । आगरे का किला ग्वालियर के किले के सहश 
है, जेंसा कि पर्सों सकेत करता है कि इस है कि इस किले का ही नमूना आगरे के किले का नमुना 
बना होगा । इसकी परिधि लगभग डेंढ मील की है तथा इसके दिल्‍ली दरवाजा एवं 
अमरसिह दरब्नाजा दो मुख्य दरवाज है। अकबर ते किले मे पाँच सौ लाल पत्थर की 
इमारतें बनवायी । इनमे से बहुतो को शाहजहाँ ने तुडबाकर नष्ट करवा दिया था 
क्योकि उसकी रुचि अपने बाबा से भिन्न थी, वह लाल पत्थर के स्थान पर सफेद 
संगमरमर पत्थर अधिक पसन्द करता था । फिर भी अकबर के द्वारा बनवायी हुई 
बहुत-सी इमारते इस समय विद्यमान है। इनमें से सबसे महत्त्वपू्ण 'अकबरी महल 
तथा 'जहाँगीरी महल' हैं। ये दोनो महल एक ही नभूने के बने हुए हैं। जहाँंगीरी महल 
में पत्थर के सुन्दर नक्‍्काशीदार तोडे हैं जो पत्थर के शहतीरों, चौडे छज्जों तथा 
समतल छतों को संभाले हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि इसकक ढाँचा हिन्दुओं 
की प्रणाली से मिलता-जुलता है, इसको उदयपुर अथवा चित्तौड़ के महलो की श्रेणी 
से अलग नद्ी कहा जा सकता । लाहोर का किला भी तभी बनवाया गया था जबकि 
गरे का किला बता था । अन्दर की सभी इमारतें उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार की 
कि आगरे के जहाँगीरी महल में हैं । केवल अन्तर इतना है कि आगरे के किले की 
अपेक्षा लाहौर के किले की सजावट अधिक आकर्षक है तथा जिसके बनाने मे कलाकार 
ने अपने भावों को नही दबाया है । तोडों मे हथियारों तथा सिंहों की मूर्तियाँ और 
खिड़कियों तथा दरवाजों के किनारे पर मोरो की मूर्तियाँ इतनी अधिक मात्रा में बती 
हुई हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके बताते में हिन्दू कारीगरों की सख्या 
अधिक रही होगी और उसकी देखभाल में धामिक कट्टरता से काम भी नहीं लिया 
गया होगा । इलाहाबाद के किले का बाद में निर्माण हुआ | इसकी बहुत-सी इमारतें 
यहाँ तक कि अन्दर की दीवारें तक नष्ट हो गयी हैं। 'जनाना भवन' से जो कि अब 
तक ठीक दशा में है, विदित होता है कि इस किले की इमारतों की विशेत अवस्थाक्षों 
में ऊपरी बनावट के साथ इसके खम्मों को क्रमानुसार व्यवस्था थी । अकबर के समय 
की भवन|निर्माण-कला का सबसे अच्छा नमृतता उसकी नयी राजधानी फर्तेहपुरसीकरी 
में था | यहाँ पर अकबर ते एक ढालू पहाड़ी टीले पर जो वो मील लम्बा तथा एक 
मील भोड़ा था, एक बहुत ही शानदार शहर बसाया। इसके तीनों तरफ दीवार तथा 
चौगी तरफ कृत्रिम झील थी। दीवारों में तो, दरबाजे थे। मुख्य दरवाजा आगरा 
दरवाजा था जिसका रख शहर की तरफ ने था । इसके अन्दर खास-खास इमारतों में 
सरकारी दफ्तर, दीवाने खास तथा दीबाने आम, टकसाल, पंच्रमहुल, मरियम का 
महून्न, तर्बी भुल्तानी का महल, बादशाह का शयनागार तथा पुस्तकालय, णोधाबाई 


वास, ८ 
११ &जी हैं छा हिपतिताह$ धंपरए छा ियाओ, रै0े, 5 9. 22० 


२५० मुगलकालोन भारत 


का महल तथा बीरबल का महल थे । इसकी सीमा से बाहर जामा मस्जिद है जिसमे 
एक भव्य द्वार है जो बुलन्द दरवाजा के नाम से प्रख्यात है। मस्जिद के भीतर 
शेख सलीम चिस्ती की सफेद सगमरमर की कक्न बनी हुई है । इनमें से बहुत-सी हमा- 
रते भवन-निर्माण-कला की मिश्रित शेली की थोतक हैं जिनका कुछ भाग ,मुसलमानी 
तथा अधिवाश हिन्दू है । उनमे जो शंगारिक आक्ृतियां है वे जैन तथा दिन्दू मन्दिरों के 
अन्दर अंकित कृतियों की नकल है । आलोचक दीवाने खास को उच्च इमारतों मे 
स्थान देते है। बुलन्द दरवाजा, जो कि संगमरमर तथा लाल पत्थर का बना है, 
“समस्त भारतवर्ष में वर्ण भवन-निर्माण-कता को प्रतीक है। फतेहवुरसीकरी को 
बनवाने में ग्यारह साल (१५५६-१ ४७० इ०) लगे। यत्चपि यह वीरान स्थान में स्थित 
है फिर भी यह अब तक बडी हो अच्छो, आकर्ष यह अब तक बडी ही अच्छो, आकर्षक तथा हढ़ स्थिति में स्थिर है ।” फर- 
ग्यूसन के अनुसार यह उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया था। 
अकबर ने अन्य बहुत-सी इमारते जैगे अटक का किला, आमेर तथा मेरटा की मस्जिदें 
और भिन्न स्थानों में कई अन्य इमारते बनवायीं । उसने तिकन्दरा (आगरा) मे अपने 
मकबरे का निर्माण किया । उसकी मृत्यु के पश्चात जहाँगीर ते इसमे कई एक परि- 
बतेन किये और उसको पूरा कराया । 

अबुल फजल हमको बताता है कि अकबर ने बहुत-स्ली सरायों तथा बहुत-से 
तालाबों और कुओ का प्रजा के हितार्थ निर्माण कराया था। उसने बहुत-सी घामिक 
इमारतें एवं स्कूल भी बनवाये | वह लिखता है कि “सरायें जो कि यात्रियों की 
सुविधा के लिए बनवायी गयी थीं, प्रत्येक स्थान पर विद्यमान थी। प्रजारहुत तथा 
कृषि में वृद्धि करने के लिए बहुत-से तालाब तथा कुएँ भी खोदे जा रहे हैं । सकुल तथा 
धामिक इमारतों का निर्माण हो रहा है तथा भारतवर्ष का जय-स्तम्भ हूर सास 
बनवाया जाता है ।/*२ 

अकबर ने स्थापत्य कला की एक नथी शैली को जन्म दिया जो भारतीय तथा 
विदेशी कल्लाओं का सुन्दर समत्वय था । इसे मुगल स्थापत्य-्कला कहां जाता है। 
इस शेली का प्रभाव देश की सभी तयी इमारतों पर पड़ा । राजस्थान के राजाओं के 
भवन भी इससे प्रभावित हुए बिना न रहे । भामेर, बीकानेर, जोधपुर, भोरछा तथा 
दतिया में अकबर के समय के बने हुए भवन शुद्ध मुगल कला के प्रभाव के धोतक हैं । 
पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि “उपरोक्त राजपूत भवनों को देखकर कोई भी यहू आसानी 
से कल्पना कर सकता है कि हनमें प्रारम्भिक मुगल कला जैसे कटोरेदार मेहराओें, 
काँच की पच्चीका री, रंगीन पलस्तर का काम तथा खोदकर ब्रताये हुए चित्र जिस 
प्रकार हिन्दू राजाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना लिये गये थे ।/3 

रहने-सहने के भवन ही नहीं बरन्‌ हिन्दुओं के मन्दिर भी स्थापत्य-कला की 
नयी शैली के प्रभाव से न बच सके । हसमें सस्देह नहीं कि अकबर ते प्राच्रीत हिल्दू 





११ आईने अकबरी, भाग १, पृष्ठ ३१४ 
१३ (07076 प870५ 0 009, ५४०, ५, 9. 548 


अकबर महान २५१ 


मन्दिरों से हिन्दू स्थापत्य-बाला की कई एक बातें ग्रहण को और उन्हें आगरे के किले 
और फतेहपुरततीकरी के महलो में स्थान दिया, विन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि 
मथुरा और वृन्दावन के उस समय के बने हुए हिन्दू मन्दिरों मे आगरा ओर फतेहपुर- 
सीकरी की मुगल-शेली व थोडी-बहुत माज़ा में प्रयोग अवश्य किया गया है । 

मुगल भवन-निर्माण-कला की एक विशेषता चित्ताकषंक नक्‍्काशी थो । सीकरी 
के तुर्की सुल्तान के महल तथा सिकन्दरा के अकबर के मकबरे की नक्‍काशी में पौधों, 
फूलों, तितलियों, कीडो, मकोड़ों आदि की आक्ृ्तियाँ मुख्यत. पायी जाती हैं । छिद्रमय 
जाली बनाने का काम भी बहुत महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। पच्चीकारी तथा 
आबनूस की लकड़ी द्वारा बनायी हुई वस्तुएँ, जिसमे तत्कालीन दस्तकार बहुत निपुण 
थे, भी बहुत मिलती है। मुगल कला में रंगीन पालिशदार खपरेल तथा सजावटदार 
नकक्‍काशी को विशेष स्थान दिया गया था। मुगलकालीन भवन-निर्माण-कला में 
चमकीली तथा सजी हुई नक्काशी का विशेष स्थान था। फतेहपुरसीकरी में तुर्की 
सुल्तान का महल इसका आदर नमूना है। हि । 
बाग 

“० भुगलों के आगमन से पूर्व भी भारतवर्ष में बाग थे परन्तु इनका निर्माण 

रेखागणित के अनुसार नहीं किया जाता था और न इनके 'फ्रीडास्थल ही थे । बाबर 
अपने साथ भारतवर्ष में एक नवीन प्रणाली को, जो कि भारत तथा तुकिस्तान में 
उन्नति की चरमसीमा पर थी, अपने साथ लाया । उस प्रणाली में मुख्य गुण नहरों, 
तालाबों तथा जल-प्रपातों का होना है और थे इस ढंग से बने हुए थे कि रास्ते के 
दोनों तरफ नालियाँ थीं जिनमें पाती क़पर तक भरा रहता था। उनके द्वारा कृत्रिम 
सिंचाई होती थी । ढालु स्थानों पर चथूतरों की श्ंखलाएँ बनी थीं; विशेषतः यह 
सबूतरे कुरान के अनुसार रवगे के आठ भागों की तरह संख्या में आठ होते थे तथा 
कभी-कश्नी सात नक्षत्रों के आधार पर सात चबुतरे भी बनाये जाते थे । बहुध्रा मुख्य 
मण्डप सबसे ऊपर वाले चयूत्रे पर बनता था, परन्तु कभी-कभी सबसे नीचे वाले 
चबूतरे पर भी बनाया जाता था | ऐसा इसलिए किया जाता है कि दर्शकगण फव्वारों 
तथा जल-प्रपातों का हृश्य यहाँ से निविध्ततापूर्वंक देख सकते थे। अकबर ने ऋपने 
महलों में कई बाग लगवाये परन्तु उसके नाम से सम्बन्धित सबसे ,बड़ा बाग उसके 
सकबरे सिकन्दरा में है। इस बाग के मध्य में उसका सुन्दर मकबरा बना हुआ है। 
यहू बाग चार भागों में विभक्त है। इतके ज्ारों ओर दीवारें हैं तथा प्रत्येक दीवार के 
मध्य में एक फाटक है। मकबरा के चारों तरफ तालाब हैं जिनमे अधिक सथ्या में 
फब्बारे लगाये गये है जिनके आसपास सुन्दर एवं आकर्षक एकसे जलमागे बने हुए हैं । 
जलमागों के कितारे-किनारे पत्थर को पटरियाँ हैं जिनके आसपास सरो, ताड़, मोर- 
पंखी तथा अन्य प्रकार के मनोरंजक पेड़-पौधे लगे हुए हैं । 

अकबर ने फल्न वाले आग भी लगवाये, क्योंकि वहु बागबाती का भी शौकीन 
'थां। अथुल फजल ने लिखा है, “बादशाहु फलों को ईश्वर के दिये हुए सबसे बड़े 


२५२ मुगलफालीन भारत 


उपहारों में एक उपहार समझकर उनको देखता था और उन पर अत्यधिक ध्यान देता 
है | बहुत-से इराक तथा तूरान के बागबान आकर देश में बस गये हैं तथा वृक्षों का 
लगाना उच्नतावस्था में हैं।”" ४ 


व्यक्तित्व तथा चरित्र ु 
अकबर प्रभावशाली तथा सुन्दर आक्वृति का व्यक्ति था। 'राजत्व उसके शंग- 


प्रत्यंग में आभासित होता था। तत्कालीन सभी लेखक इस विषय मे एकमत हैं कि 
अकबर का व्यक्तित्व असाधारण था तथा कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना 
नही रह सकता था। जहाँगीर अपने पिता का निम्नलिखित शब्दों में विवरण देता 
है--“उसका शरीराकार मध्यम था परन्तु कुछ लम्बा प्रतीत होता था। उसका रंग 
गेहुआ था, उसकी आँखे व भौहें काली थीं ओर उसका रग-रूप साफ होने की अपेक्षा 
कुछ साँवला था, उसका शरीर सिंह के समान था, छाती चौड़ी थी, उसके हाथ तथा 
भुजाएँ लम्बी थी, उसके नाक की बायीं ओर एक बड़ा मसा था, जो देखने में बड़ा 
अच्छा मालूम पड़ता था तथा इसका आकार आधे मटर के बराबर था। कुछ व्यक्ति 
जो मुख-लक्षण-निरूपण विद्या के ज्ञाता थे, इस मसे को सभूद्धि तथा भाग्यशाली होने 
का प्रतीक बताते थे । उसकी बोली बहुत तेज तथा गौरवपूर्ण थी । उसके बोलने एवं 
बात करने तथा विषय की व्यवस्था करने का ढंग बड़ा प्रभावशाली था। काम करने 
में तथा दैनिक चाल-ढाल में अकबर जनसाधारण से भिन्न था और उसमें ईश्वरीय 
प्रकाश विद्यमान था ।** 

फादर मॉनसरेट नामक एक और व्यक्ति जो कि अकबर के निकट रहा था, 
लिखता है-- उसकी मुखाकृति तथा शरीर की बनावट राजत्व के योग्य थी। हर 
एक व्यक्ति उसको देखते ही राजा समझ सकता थां। उसके कम्धे घोड़े थे, उसकी टाँगें 
कुछ झुकी हुई थीं, जिससे घोड़े की सवारी में उसे कुछ सुविधा होती थी। उसका 
रंग साफ परन्तु बहुत हरका काला था। वहू श्रपता सिर सीधे कम्धे की ओर कुछ 
शुक्राये रखता था। उसकी आँखें समुद्र की तरह (जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती 
हैं) चमफती थीं। उसके पलक भारी थे और सरमसेटिया के निवासियों, चीनियों, 
तैफोतिया के तिवासियों तथा लगभग समस्त एशियां के तिवासियों व अपग्रिकतर 
उश्लरी भाग के उ्यक्षितयों के पलकों के समान थे। उसकी भौंहेँ पतली थीं; उसकी 
सासिका सामान्य आकार बाली आगे की ओर को झुकी हुई पर बीच में उठी हुई थी । 
उससे मासिका-छिठ्र फैले हुए थे, मानों बहू कोधित हो और बाम भाग पर एक मसा 
था जो उसके ऊपरी ओंठ से मिल गया था। जिस प्रकार तुमे लोग युवावस्था से 
पहले दाढ़ी बनाते थे, मूछें नहीं, उसी प्रकार अकबर भी केवल दादी असाता था।' 
झपने पूर्वजों के विपरीत बहु अपने सिर के बाल उस्तरे से तहीं असमभाता था। बह 


सककणक---कतस/र भावी, 


१७ आाइने अकबरी, भाग १, पृ० ६४ 
१५ तुजके जहांधीरी, भाग १, पृ० ३३-१४ 





अकबर महान्‌ श्श्रे 


टोपी भी नहीं पहनता था, पर भारतीय प्रथा के अनुसार साफा बाँधता था। कुछ 
लोगों का मत है कि वह साफा भारतीय प्रथा के अनुसार भारतीयों का अनुरंजक बनने 
के लिए बाँधघता था । वहू अपने बाएँ पैर की घसीटकर चलता था मानो उसका 
यह पैर लेगड़ा हो; यद्यपि उसके पर मे कोई खराबी नहीं थी। उसके शरीर का 
गठन अच्छा है; उसका शरीर न दुर्बल, न क्षीण, न विशालकाय और न भद्दा है। 
उसमे पराक्रम और शक्ति है। जब्र वह हेसता है तब वह वक्ररहूप हो जाता है पर 
जब वहू शान्त और निश्चल होता है तब उसमें उत्तम ढंग और उच्च गौरव होता है। 
कोशावस्था में वह प्रतापयुक्त दीखता है ।*४* 

वह इतना शक्तिशाली था कि सिंह की गर्दन को तलवार के एक ही वार से 
काट देता था । जब कभी वह चाहता था तब मौसम की गरमी-सरदी इत्यादि की 
तनिक भी परवाद्द त करके अधिक से अधिक थकावट तथा कठिताइयो को सहन कर 
सकता था । उसे कठिन परिश्रम करने की आदत थी ओर अवसर मीलो पैदल चला 
जाता था | ब।तबीत करते समय उसका अन्तःकरण शुद्ध रहता था और दूसरों की 
बात ध्यान से सुनता था। साधारण जनता के प्रति इतती सहानुभूति रखता था कि 
सब कामों से समय निकालकर उसकी बात सुनता था तथा उसकी प्रार्थता स्वीकार 
करता था। निर्धन व्यक्तियों के छोटे-छोटे उपहार भी वह प्रसप्नतापूर्वक स्वीकार 
करता था, हाथ से छूता था और कभी-कभी उन्हें छाती से लगा लेता था किन्तु बड़े- 
बड़े सामन्तों के उपहारों की ओर देखता भी नहीं था ।१४ 

वहू एक आज्ञाकारी पुत्र, अनुग्रहशील भाई एवं पिता तथा अनुरागशील पति 
था। अपने मित्रों के प्रति उसका व्यवहार सर्देव श्रद्धालु था तथा उत्तके कल्याण आदि 
के लिए वहू हुर तरह से संलग्त रहता था। अपने अनन्य मित्र अबुल फजल के देहावसान 
की शोक-बैला में वहू फूट-फूटकर रोया और पूरे दो दिन तक उसने अन्न का एक प्रास 
तक न छुआ । समकालीन अनेक राजकुमारों की भाँति बहुपत्नीधारी होते हुए भी वह 
पत्नीपरायण था। मानव-प्रकृति में ससकी अटल श्रद्धा थी और इस कारण निरधेनों 
तथा असहायों की रक्षा करना वह अपना परम कतेंव्पय मानता था । 

अकबर घुटनों तक नीचा रेशमी अंगरखा पहनता था जो स्वर्ण-सूत्रों की बुनाई 
क्या फूल-पत्तियों के आकर्षक कशीदों से सुशोभित रहता था और एक बड़े फीते द्वारा 
बाँधा जाता था | उसके पगड़ी बाँधने के ढंग में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रणालियों 
का सम्मिश्रण था उसकी पगड़ी बहुमूल्य मोतियों तथा अन्य प्रकार के रत्नों से आभू- 
षित थी । उसका पायजामा जो ऐड़ियों तक का होता था, मुक्ता के गुच्छों द्वारा बाँधा 
जाता था । तत्कालीन प्रथानुतार उसके कमरबन्द में एक कटार सर्देव रहती थी । 





१६ (877070986 प्लञा॥०7 ० 09, ५४०. ॥0, 9. 55 से उद्धत फादर मॉनर्सरेट 


का कथन । 
4७ शक्ष' 070, 3870, ४०), प, 9. 33 


अकबर महान २५५ 


थी और अभिव्यक्ति में प्रवाह था। तत्कालीन दर्शन एवं धर्म तथा अन्य गढ़ विषयों 
के आचार्यों से विचार-विमर्श करने का उस्ते व्यतत-सा था। इन विज्ञ समितियों में 
वहु जिस वाकूपहुता का परिचय देता था उसे सुनकर कोई यह अनुमान भी न लगा 
सकता था कि वह ध्यक्ति निरक्षर होगा । 

अकबर अन्तःस्थल से धामिक था। यदाकदा उसके विचार-मण्डल में शकाएँ 
उत्पन्न हो जाती थी जिनका समाधान करने के लिए वहु कई रात-दिन गहन अध्ययन- 
मनन एवं विज्ञ-विमश में व्यतीत कर दिया करती' था। उसने विभिन्न धर्मों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया था जिसके फलस्वरूप ही उसे इस्लाम की अपूर्णताओ का 
स4६2 आभास हो सका था । यद्यपि अपने शैंशव और यौवन के धर्म' में उसे कोई 
विशेष रंचि एवं श्रद्धा न ही, तथापि उसेकी धारमिकता में कोई अन्तर नहीं आया | 
प्रतिदित नियमित रूप से चार बार--प्रात., मध्याह्न; सध्या एवं अद्धं-रात्रि की बेला 
में-- वह भगवत-भजन करता था और अधिकांश समय प्रार्थनाओं में व्यतीत करता 
था । परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण उसका अउनता जीवत था, जिसे उसने निरूतर 
रात्याव्बेषण का एक साधन बना रखा था। मानव और ब्रह्म के मैध्य के आध्यात्मिक 
तरब सम्बन्धी गवेषणा का विषय उसे बड़ा मोहक लगता था। उसकी अनेक कंद्दाबतो 
में स्वंशक्तिमान परमेश्वर के प्रति उसकी अग्राध श्रद्धा का आभातप्त होता था। वह 
बहुधा कहा करता था “प्रकृति मे शुन्य स्थानों के सम्भावित के विषय में तक॑ करना 
नितास्त आवश्यक है, क्योकि ब्रह्म स्वय सर्वव्यापी है ।” 

,_“पृष्टा और चर सृष्टि के मध्य एक व्यापक सम्बन्ध है जो भाषा के माध्यम 

द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ।' 

“प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमतानुसार परम पुरुष को किसी न किसी नाम से 
पुकारता है । परन्तु उस अब्ोध्य और निव्रेद तत्त्व का नाम देना वास्तव में व्यर्थ है ।” 

परन्तु अरुबर का व्यक्तित्व उतना पूर्ण और मर्यादित भी न था जितना अबुल 
फजल ने उसे चित्रित किया है। उत्तका व्यक्तिगत चरित्र भी दोषों से मुक्त न था। 
यूँ तो प्रति सप्ताह महल में लगाये जाने वाले मीनाब्राजार में सुन्दर रमणियों की 
अकबर द्वारा उत्कंठित खोज की कथाएं तथा बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर की पत्नी 
से सम्बन्धित किवदन्तियाँ जिसमें उसमे अपने सतीत्व और मात-रक्षा के लिए कढार 
निकाली थी, भाट और चारणों द्वारा निभित निराधार कथाएँ जान पड़ती हैं। भ्रम्नाट 
मनसा अथवा कर्मणा निपट व्यभिचारी, व्यसनी, भोगासक्त भी नहीं कहा जा रसाकता 
यहापि अपने जीवन के पूर्वाद्ध में स्त्रियों के विषय में उसने अवश्य कुछ स्वतन्त्रता से 
काम लिया और उसके अन्त पुर में स्त्रियों को संख्या ५,००० थी। सेविकाओं 
(नौकरानियों) की संख्या इसमें से घटा देते पर भी उसकी बैगमों की संख्या कुछ कम 
न रही होगी। इस 'क्षेत्र में यह स्पष्ट है कि अकबर तत्कालीन स्तर के ऊपर न उठ 
सका । वहु भादक वस्सु का भी प्रयोग करता था तथा छल एवं कपट का भी- 
व्यवहार करता था। कभी-कभी उसे क्रीध भी भा जाता था गौर क्रोध के दुस्सह 


२५६ मुंगलकालोन भारत 


कावेश में आकर वह अनुचित दण्ड दे दिया करता था। परन्तु इस प्रकार की सयम- 
क्षीणता यदाकदा और क्षणिक हो होती थी | सब मिलाकर निरपेक्ष भाव से देखने १२ 
वह अधिकाशत: सयमी प्रततत होता हैं । उसके द्वारा कोई दुव्य॑बहार अपने जीवन के 
किसी आवेश, उत्तेजना अथवा मानसिक दुर्बलताओं से शरित होकर नहीं हुआ । 

अकबर में महान सैनिक और सकते सेताती के उपयुक्त ही असाधारण साहस, 
शौय ओर शारीरिक पराक्रम विद्यमान था। अपती अलौकिक कष्टसहिप्णता के बल 
पर ही वह भिन्न जलवायु अथवा भौतिक वठितादयों के उन दुस्सह प्रभावों से अछता 
बच जाता था जिनसे साधारण व्यक्ति प्रधावित हो जाते है । उसमें छुक्ा मौलिक एय 
अपूर्व सगठन-क्षमता तथा प्रभावशालो जनाकर्षज व्यक्तित्व था जिसके फलावरूप बहू 
बड़ी सरलता से अपनी सेना को शासित कर पाता ओर युद्ध विजय-मी प्राप्त कर लेता 
था। यही कारण था कि जीवन भर उसकी विजयपताका कभी गहीं झुकी। उसका 
सिद्धान्त था-- शासक को सदा युद्धश!न रहना चाहिए, अन्यथा उसके पड़ोसी उसके 
विरुद्ध विद्रोह करता प्रारम्भ कर देगे। सेना को रणक्षेत्र का अभ्यास बनाये रखना' 
चाहिए, अन्यथा इस प्राकृतिक शिक्षण के अम्ाव में वे स्वाथरत और अकर्मण्य हो जाते 
है ।” आक्रमण का सामता करने की अपेक्ष। स्वयं पहले आक्रमण करना श्रेष्ठता है, 
अकबर इसी नीति का अनुगामों था । अकबर की सेना का संग्रठझत निर्दोष था। 
तत्कालीन परिस्थितियों एवं भारतीय पुरुषों की स्वाभाविक प्रधृत्तियों के अध्ययन के 
ऊपर निर्धारित रण-शेली का ही वहू सफल प्रयोग करता था । 

जैसा पहले बताया जा चुका है, अकबर ने राजत्य एवं राज्याधिकार के 
सिद्धान्त में आमुल परिवर्तत किया । मयत्यालीन भारत में इस्नामी शाहशाही (एकछभ) 
के सकुचित हृष्टिकोण को त्यागने वाला बहू पहुला व्यक्ति था। उसका अपना सिद्धान्त 
था कि राजा अपनी प्रजा का, भाहे वह किसी भी जाति, वर्ग अथवा धर्म की बयों 
ही, पिता होता है। इस सिद्धान्त द्वारा उसने प्राचीव हिन्दू आदर्श को पुनरुद्धार क्रिया 
और शासन एवं प्रजा के बीच पेदा हुए भेदभाव को अधिकाधिक कम करने की भरसक 
चेष्टा की । संगठित भारत का विधार उसके लिए एक मधुर स्वप्न था जिसे 
वास्तविकता में परिवतित करने के लिए उसने अनवरत एए अथक प्रयत्न किये । केवल 
राजनीतिक एक्ता ही उसका कांदर्श न थी वरन्‌ वह सांस्कृतिक, प्ामाजिक, क्राथिक 
एवं धरामिक एकता के आधार पर उसकी नीव भी हृढ करता चाहुता था । तत्कालीन 
संसार का अन्य कोई भी सम्राट तत्सम उत्कृष्ट आाद्शों से प्रभावित न था । 

क्षकबर की शासव-निपुणता और नोतिमत्ता अद्वितीय था । वहू तवीन विचारों 
और सिद्धान्तों का कुशल सुष्टा था। शासन में मूलभूत मुख्य सिद्धान्तों तथा राजसत्ता 
की सुक्ष्म से सूक्ष समस्या के विशद ज्ञान का सम्मिलित उपयोग निपुणता से करना 
उसकी ईश्वरदत्त प्रतिभा का सुचक था ओर यह संकटकाल में उपयोगी भी हुआ । ऐसी 
शासन-प्रणाली बनाता जो भ्रजा के स्वभावानुकूल हो, उसकी अद्भुत मेधा की परिचायक 
है। तत्कालीन परिस्थितियों के प्रतिकुल तथा समाज के लिए घातक आधार-विधारों 


अकबर महात्‌ु. २५७ 


को चाहे वे परम्परागत अथवा धर्मानुमोदित ही क्यों न हो, त्याग देने का साहस भी 
उसमें था । इस्लाम द्वारा प्रतिपादित राज्याधिकार के सिद्धान्त का त्याग तथा तीथ्थ- 
यात्रा पर लगाये गये घुणित राज्य-शुल्क तथा जजिया आदि का त्याग इसी प्रकार के 
कुछ चुने हुए उदाहरण हैं। इस्लाम का राज्य-धर्म की सत्ता से स्थान्तरण करना 
एवं धामिक असहिष्णुता तथा धामिक समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करना एक 
. असाधारण योग्यता एवं व्यक्तिगत चरित्र वाले सम्राट द्वारा ही सम्भव हों सकता 
था। संक्षेप में, अकबर अत्यन्त विवेकी, ज्ञानशील, नीतिज्ञ और साहसी शासक था, 
जिसने शासन के आधारभूत सिद्धान्तों तक का परिवर्तत और परिवद्धेत करके उसे 
अपने देश, काल और समाज के अनुरूप बना दिया । 

वास्तव में, अकबर की राजसत्ता राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित थी, किन्तु 
डावटर रामप्रसाद त्रिपाठी के मतानुसार उसका आदर्ण एक विश्वव्यापी साम्राज्य था, 
एकदेशीम अथवा राष्ट्रीय नहीं । अकबर की मध्य एशिया और फरणाना प्रान्त की जहाँ 
उसके पूर्वजों की राजधानी थी, विजय अभिलाषा और उन्हें अपने स्प्म्नाज्य में मिलाने 
की इच्छा पर ही यह मत आधारित है। उनके अनुमार एक सावेभोमिक 'राजत्य की 
भावना से प्रेरित एवं अभिभावित हुए बिना यह नितान्त असम्भव था कि वह इतने 
विशाल राज्य-क्षेत्र के ऊपर जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ निवास करती हों, अपनी 
सत्ता स्थापित रख सकता । अकबर कया करता और क्या सम्भव हो पाता, यह केवल 
अनुमात का विषय है। अकमर ने जो किया उससे यह स्पष्ट है कि उसने पूर्णतया अपने 
को भारतीय बना लिया था और इस देश के राजनीतिक, सामाजिक, आधिक एवं 
सांस्कृतिक विकास और वृद्धि में उसी प्रकार दत्तचित्त होकर भाग लिया जैसे वह मूलतः 
भारतीय वंश और धघ॒र्म-परम्परा का ही अनुयायी हो । 'संगठित भारत” के रूप में वह 
राजसत्ता के स्वप्न-देखता था | उसने अपनी नीति एव ब्विजय द्वारा सम्पूर्ण उत्तरी भारत॑ 
तथा दक्षिणी भारत के एक भाग को एक ही राजतन्त्र और शासन-व्यवस्था में लाने का 
सफल प्रयत्न भी किया। सम्पूर्ण राज्य में राज्य प्रणाली एक ही प्रकार की थी । चन्द्रगुप्त, 
समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन लजली, मुहम्मद बिन तुगलक और अन्य शासकों के समय में भी 
भारत का प्रधान भाग एक ही राजसत्ता के अधीन था । परन्तु तत्कालीन साम्राज्य के 
अवयवधृत प्रान्त परस्पर इतने घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित न थे । एक ही सम्राट के प्रति 
राज्यभक्ति होना ही उनमें पारस्परिक लगाव"का माध्यम था। परन्तु अकबर ने अपने 
राज्य के समस्त प्रान्तों में राज्य-प्रणाली, करमेंचारीगण, भूमि-कर एवं सिक्कों की एक 
ही व्यवस्था स्थापित की । भिन्न-भिन्न प्रान्तों के राज्य-कर्मचारियों के पद एक होते थे 
ओर वे भी उसी केन्द्रीय सत्ता के सदस्य माने जाते थे, जिसके फलस्वरूप सैनिकों और 
पदाधिकारियों की एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बदली भी हो जाया करती थी । छसके 
कारण तत्कालीन परिस्थितियों में सम्भव साम्राज्य में सर्वोत्कृष्ट कोटि की राजनीतिक 
और राज्यतान्त्रिक एकता पायी जा सकी । फारसी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
कर अकबर ने सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात भी किया। भाषा का साहित्यिक और 


२१५८५ मुगलकालीम सारत 


सांस्कृतिक फलिवर उसने सर्वोत्तम भारतीय और मुस्लिम विचारधारा द्वारा सम्पन्न 
किया । इसमें घापिक अथवा अन्य लौकिक शास्त्रों के विषय पर मौलिक एवं अमु- 
बादित दोनो प्रकार के संग्रह फिये गये ।' यह पहले ही बताया जा चुका है कि अकबर 
के अनुवाद विभाग द्वारा हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ वेद, पुराण आदि तथा विभिन्न शास्त्रों 
से सम्बन्धित अन्य संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया था। अरबी, लुर्की 
और ग्रीक भाषा के अमृत्य ग्रन्थ भी फारसी में अनुवादित किये गये । इस सबका 
उद्देश्य धा--प्रजा के उच्च और मध्यम वर्ग के लिए एक लोकप्रिय साहित्य का निर्माण 
करना । तीसरे, शिल्प, चित्रकला, संगीत आदि ललित-कलाओं का राष्ट्रीयकरण भी 
किया गया ओर वह हिन्दू और मुसलमान दोनों की ही समान रूप से थाती बनी । 
कुछ प्रचलित बुराइयों का उन्मूलन कर समाज को सशक्त बताने का सद्प्रयत्त भी 
अकबर ने किया। सती-प्रथा, बाल-विवाह एवं वृद्धऔ-विवाह का अकबर ने बहिष्कार 
किया । वेश्यावूल्ि के विषय में उसका विशेष रूप से कठोर नियन्त्रण रहता था। 
उसने उनको सम्राज से पृथक किया। कसाई, शिकारी एवं चाण्डालों को भी उसने 
नगर के बाहुर रहने के लिए बाध्य किया | १२ वर्ष की आयु के पूर्व ही खतने की 
प्रथा को उसने रोका एवं धर्मे-परिवर्तित मुसलमातों को अपना' प्रारम्भिक धर्म पुनः 
स्वीकार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी। व्यवसाय और व्यापार की नियस्त्रित कर 
देश की आथिक समृद्धि का मार्ग भी उसने खोला । अनेक प्रकार की दस्तकारियों को 
देश में प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप देश विकास एवं समृद्धि की चरमसीमा पर 
पहुँचकर विदेशी यात्रियों भौर दूतो की आँखों में चकाचोंध पैदा करने लगा। अकबर 
की हत्छा थी कि उसके सांझ्राज्य के अन्तर्गत विभिन्न धर्मों की धाराएँ परस्पर 
मिलकर बहें जिससे संकुचित हृष्टिकोण, हुठ, धर्मान्धता, धार्मिक असहूयोग और 
पारस्परिक कलह का अवसान हो जाय । यद्यपि वह अपने आदशों में पूर्णछप से फली- 
भूत न हुआ तथापि वहू अपती अधिकांश प्रजा का स्तेहभाजन बन गया और उसे एक 
राष्ट्रीय शासक की उपाधि भी मिली । 
इतिहास में स्थान 

अकबर अपने आदर्श, प्रतिभा, चरित्रअल और कार्य-कपालों के कारण 
मानव सम्राटों में एक गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया है। अपनी उत्कृष्ट देशभक्ति 
तथा असाधारण मेघा के कारण तत्कालीन अन्य भारतीय नरेशों के स्तर से वह कहीं 
अधिक ऊँचा उठा ज्ञात पड़ता है । 

परन्तु वहु न केवल स्वप्न ही देखता था और न कोरा आदश्शवादो व्यक्ति ही 
था । वह पूर्ण यथार्थवादी था । वास्तविकता के क्षितिज से दूर होने की अपेक्षा वह 
समस्या के भीषणतम रूप का गहूत अध्ययल और हल करना ही श्रेयस्कर समझता 
था । यही कारण था कि वह अपने जीवन में इतनी सफलताएं प्राप्त कर सका । उत्कर्ष 
आदर्श और अमित यथायंता के इस अभूतपूर्व सम्मिलित द्वारा अकबर ने भारत के. 
मुस्लिम शासकों में सवेध्च स्थान प्राप्त किया। इसी विशेषता द्वारा बहु भारत के 


अकबर सहानु २५६ 


केवल मुस्लिम ही नही वरन हिन्दू नरेशों में भी अपना एक गण्यमान्य पद निश्चित 
कर सका । अकबर के समकालीन और भी महाने शासक थे; यथा इंगलैण्ड की रानी 
एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ तथा फारस का महान अब्बास | परन्तु यह निवि- 
वाद रूप से प्रमाणित है कि अनेक हष्टिकोण से वहू उन महान व्यक्तियों से भी महृत्तम ' 
था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ का यह युक्तिपृर्ण कथन सत्य है कि “वह मनुष्यों का 
जन्मसिद्ध शासक था जिसकी गणना इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में होना पूर्णतया 
न्यायसंगत है ।” 


800४5 ४0४ फएरहरसता॥ए कराए 30॥४6 


गीशाडांवा सद्याशााथह2 । 


. 


2. 


 भै, 


ऊ 
हि 5, 


मे 


कण फटी : 4॥0द0वााव, 3 005. (एक्षाई3०6 का(0 शाह्ीशी--- 
प्र, 8८०८१०४6. ) हा 
#णणं फ़ड्ट] ; अशिन॑-4ढ0दा४ं, 3 ५08, (7शाशब्राध्त 7700 शछाइ्ाशी-- 
एठ0. 40ए ह80लाप्रशा॥, पठी5, मी 806 वा फए उद॥06 शांत 72४०0 
ब06 0076266 99 87 3860४ 5ककाएव' (204 247/00) , 


.  विब्रत॥एफ्णा, 6790 (कव]7 ; केंआारवद/व्र-घा-य्रएदाह 2, ४05, 7 8॥0 


पा (पाक्माइ॥८त 4000 8प््ां॥--५०, वा 99 ५. मर. ॥.0ए6 क्षात॑ 
शण, वा ७9४ श००ण४ण० प्थं8). 

ह80 रांरथाा-परव-तांह ; 7246वदृद्ान-4/07,. 3 ४०७, (ए"थधाइ2०वतं 
गरा० 8एइ्ञाॉ४॥ 99 8, 06). 

एथ/90, . विंग0फ0 ९8: रक्ादिन॑-सक्रापक्राबव (7क्ा।॥०त.  वंप्र0 
शाग्ञाओ ०9 0०. 87885), 


साहा॥0 2.०2742८ : 


, 


# क्र 


5६ 


हि 


णापशाबवांठ : (०78णॉ०९ सल्ड्वांगांई 0.क्रशावां।४ ((8४7॥) 
(74738606 वउग0 छचष्टां॥॥ 099 7, 5. स०9879) (922). 

एका९', प्र, ; हब वश्दादंक के गधवोंद : 7/7ब्राटाह री स्‍बाडगा हक 
(583-9]) द्काब 7० खरबिशोवा! (2599-7606) (92व). 

फ 786 : 06 7॥#छ० मेरा ब48,ी5 ९४०, ([.807) (प्एथशाभशव्त 
770 शाह 99 7. 8 प0०9900), 


40०४४ #/97:5 : 


के 


क्र 


क 


>+ ७ हद + ४० ० १5 


है280, 'रैं, स्प्रथात ; 20ऐव--4%8व7 ((709) (898) 

मैडीॉट, 500॥7ी : ख््राइवशवंता।ं 3986, 

छाएएणा, !, : 4/0४/ (932). 

पाडंड, जञ. ; (धकाहैाब26 उराहए70"7 ०/ 7744, १०. एप, 

पका, [00 : 2796 ८क॥/वाँ 5#प्रटा।#४ ती #९ 2/72/वां 2097० (936). 
एजस०6, शें, ; 4709 णी ॥९ 70447 3/०8४7 (903). 

१०४३०, 7, : >28म्र8 दा 82 07०4 2०2४ (903) 


२६० समुगलकालोीन भारत 


8, श७॥080॥, 6. 8. : 4॥०८/ (890),. 
9, शण्वा, 3, 7, ; #द/82९४ ६/ 77४ ८०४४ ० 46247 (4 903), 
0, श०7०४४००, '़ञ. म, : शा्रीव 47 ॥॥6 0०4 ० 4६४८० (920). 
ध7, ४००७४॥० ए, मर, ; अद्धादांबा 5580 णी ॥ध्रआंक ॥र4 (929),. 
2, ००, 00फा एकता ; डद्वंधवा' 4647, ४०03, | 06 ॥ (880 8॥0 
88 5). 
3. 0][08, 0, प्र, ; #बाएडाक्षाव 6० 72/845 (प्रए०), 
]4, इ$क्रा9), 0, ; 72868 2/छांक्रराव। 696७7फ6॥ ० ॥2 ॥4०87॥58 (94) 
5, इियांए ९, 3, ; 4047, #7८ 0/2४८/ ॥/०2४४ (99), 
]6., 7609, ३, $ वाह ब्रावं 47॥7486085 ० >475/74/, 
7, परताएशणां, 8, ९, ; 5०06 4579०ट८५8 दा मिलाकर अबाएऑंड।व0 (]936), 


अध्याय ६ 
जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई०) 


प्रारश्भिक जीवन (१५६६-१६०५ ई०) 

जहाँगीर का जन्म अनेक आराधनाओं का परिणाम था। अकबर के सभी पुत्र 
उसके युवाकाल में ही चले बसे थे । उसकी यह उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि उसके विशाल 
साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए उसे एक युवराज की प्राप्ति हो । उसने 
भगवद-आ राधना की, सस्तों ने आशीर्वाद संचित किये और अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिए्ती की दरगाह तक पैदल चलकर गया। तत्कालीव अन्य सत्ताओं की सेवा भी 
उसने इसी स्वार्थ से की । अन्ततोगत्वा फतेहपुरसीकरी के शेख सलीम चिश्ती ने सम्राट 
को तीन पुत्र देने का आशीर्वाद दिया। जब १५६६ ई० को अकबर की बेगम, 
जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जमानी, गर्भवती हुई तो वह शेख की कुटी में भेज 
दी गयी जहाँ ३० अगस्त, १५६६ ई० को उसने एक पुत्ररत्त को जन्म दिया जिसका 
ताम शेख के नाम के आधार पर ही सुल्तान मुहम्मद सलीम रखा गया। अकबर उसे 
शेलों बाबा ही कहता था| अपनी प्रतिशानुतार अकबर ते पैदल चलकर शेख मुईनुद्दीन 
चिएती के दरगाह की यात्रा सम्पन्न की। नवजात शिशु का पूर्ण सतकंता एवं लाड़- 
प्यार द्वारा लालन-पालन फतेहपु रसीकरी में हुआ एवं काल प्राप्त होने पर नयी राज- 
धानी फरतेहपुरसीकरी में जहाँ अकबर ने सुरम्य भवनों से घिरे हुए एक विशाल 
प्रासाद का निर्माण किया था, उसके अध्ययन-अध्यापत की व्यवस्था की। उसका 
विद्वारम्भ-संस्कार २८ नवम्बर, १५७३ ई० को मनाया गया । राजकुमार को फारसी, 
तुर्की, अरबी, गणित, हिन्दी, इतिहास, भूगोल तथा अस्य उपयोगी शास्त्रों का सम्यक्‌ 
ज्ञान देसे के लिए एक के बाद दूसरे योग्य आचारये नियुक्त किये गये | परन्तु इस सम्पूर्ण 
विज्ञमण्डली में जिस एक पुरुष के व्यक्तित्व ने उसके मस्तिष्क पर अमिट छाप लगायी, 
वह था अबदुरंहीम खानखाना । वह एक सर्वेतोमुखी प्रतिभावान व्यक्ति था। अरबी, 
तुर्की, फारसी और हिन्दी का प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ-साथ वह एक कुशल सैनिक 
एवं धुरन्धर नीतिश भी था। इसी व्यक्ति के शिक्षत्व में सलीम ने फारसी पर अधिकार 
प्राप्त किया तथा तुर्की और हिन्दी की भी प्रचुर जानकारी प्राप्त की । फारसी में पद्च- 
रचना करना भी उसने सीखा। हिन्दी गीते उसके प्रिय विषय थे। उत्ते भूगोल और 
इतिहास का भी अध्ययन कराया गया । उद्भिज्ण और प्राणिशास्त्र, संगीत भोर' चित्र- 
कला एवं अन्य जीवन-कलाओं में भी वह रवि लेने लगा। साथ ही शारीरिक और 
सैनिक-शिक्षा पर भी ध्याल दिया गया जिसमें उसने व्यायाम एवं अस्त्र-शस्त्रों का 


२६२ सुगलकालीन भारत 


समुचित प्रयोग सीखा। कालान्‍्तर में वह एक लक्ष्ययेधी और शक्तिशाली आखेटक 
बन गया । 

तत्कालीन प्रथानुसार अल्पाथस्था में ही उसे सैन्‍्य-व्यवस्था के साथ सम्बन्धित 
होना पड़ा । १५८१ ई० के काबुल के आक्रमण के अवसर पर उसे सेना की एक टुकड़ी 
का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। तत्पश्चात उसे स्वतन्त्र रूप से सैन्य-शासन के साथ 
ही प्रजा-शासन की भी शिक्षा दी गयी । १५७७ ई० मे दसहजारी और १५८५४ ई० 
में बारह॒हजारी की उपाधि से उसे राजकीय पद में स्थान दिया गया । 

पन्द्रह वर्ष की आयु मे सलीम की सग्राई अपनी ममेरी बहन आमेर के राजा 
भगवानदास की पुत्रो मानवाई के साथ हुई । विवाह-सस्कार हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
ही प्रणालियों द्वारा १३ फरवरी, १५८५ ई० को सम्पन्न हुआ । राजा भगवानदास ने 
अमूल्य दान-दहेज दिये। अभागा खुसरों जिसका जीवन दुर्धिनों में बीता और जिसकी 
अत्यन्त मामिक मृत्यु हुई, इसी दाम्पत्य की देन था। गहाँगीर मानबाई में प्रचुररूपेण 
अनुरक्त था। उसे शाह बेगम का पद प्राप्त था | भानबाई ने १६०४ ई० में अपने पुत्र 
के पितृ-भक्ति-विंहीन व्यवहार से आन्तरिक अवसाद पा आत्महत्या कर ली थी। इस 
घटना से जहाँगीर पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसके चार दिनों तक पानी अथवा भोजन 
का स्पशें तक ने किया । मानबाई के जीवनकाल में ही सलीम ने अन्य रमणियों से 
विवाह कर लिया था जिसमें से मोटा राजा उदयर्धिहु की पुत्री जगत गोसाई उफे 
जोधाबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । श्वाद में तो उसके अच्य.पुर.मे स्क्षियों 
की संख्या ८०० हो गयी थी। थोड़ी आयु से ही उसने सुरापान आरम्भ कर दिया 
था जिसका उसे व्यसन हो गया। अन्य इच्च्रिय-जन्य भोगों का व्यसन भी काफी हो 
गया था । 
सलीम का विद्रोह (१५६९-१६०४ ई०) 

सलीम के असंयरमित चरित्र एवं मद्य तथा भोगों के व्यसन में पड़ जाने से 
अफबर को बड़ा असन्तोष हुआ । उसने शिक्षा और दण्ड-भेद दोनों ही प्रकार से उसे 
सुधारने का यत्म किया । परन्तु पिता और पुत्र के बीच का भेदभाव उत्तरोत्तर प्रगति 
ही करता गया क्योंकि सलीम अपने पिता की मुस्यु के पूर्व हीं उसके वैभव एवं राज- 
सत्ता का अधिकार लेना चाहता था। कुछ यूरोपियन विद्वानों का मत है कि अकबर 
को इस्लाम के प्रति उदासोनता एवं सलीम की उसके प्रति संरक्षक भावताएँ ही इस 
"५भार्द को उत्पन्न करने का प्रमुख कारण थीं, परन्तु यह मिराधार जान पड़ता है। 
प्रलीम इस्लाम का कट्टर अनुयायी कभी ने था और न वह उसकी संरक्षणता करने में 
समर्थ था पिता ओर पुत्र के बीच का भेदभाव १५९१ ई० में दिखायी दिया जब अकबर 
की बीमारी में विष देने का सम्देह उस पर किया गया। यह सन्देह भी निर्मल था । 
१५६६ ई० में जब अकबर ते खातदेश की विजय करने के लिए प्रयास किया, सलीम 
को मेवाड़ के राणा अमरसिह पर आक्रमण करने भेजा गया । परन्तु वह मेवाड़ ते 
जाकर अजमेर में ही धूमता रहा तथा कुसंगति एवं महृत्वाकांक्षा से पराभूत ह 

$ 


जहाँगीर १६३ 


खुल्लमखुल्ला विद्रोह करने पर उतारू हो गया । यहाँ से सलीम लगभग एक करोड़ 
रुपये तथा उन्ही दिनों मरे हुए शहबाजखाँ कम्बोह की सम्पत्ति प्राप्त कर आगरे के 
किले के दो करोड़ रुपये के मूल्य वाले कोष पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अग्रसर 
हो गया | इसमे वहू सफल न हो सका, अतः यमुतरा पार कर वह प्रयाग चला गया, 
जहाँ उसने अपना दरबार स्थापित किया । बिहार का एक भाग भी अपने अधोनस्थ 
कर वह स्वतन्त्र नरेश बन बैठा । बिहार के राजकोष से उसने ३० लाख रुपये हथिया 
लिये और इस प्रदेश की व्यवस्था करने के लिए एक शासक को भी नियुक्ति की । इस 
विद्रोह का समाचार अकबर को असीरगढ़ भे मिला, जिसके फलस्वरूप उसने ख्वाजा 
मुहम्मद शरीफ को, जो सलीम का मित्र ओर बालसखा था, शान्ति-स्थापना के लिए 
प्रयाग भेजा । परन्तु वह स्वयं सलीम से जा मिला और उसके अधीनस्थ प्रधानमन्त्री 
का पद ग्रहण कर लिया । इन घटना-क्रमों से विवश होकर अकबर को असी रगढ़ का 
युद्ध बन्द कर १६०१ ई० के मध्य में आगरे में आना पड़ा। सलीम भी ३०,००० सैनिको 
का नेतृत्व करते हुए यह कहते हुए आगे बढ़ा कि वह अपने पिता की क्षअ्स्थंनय-हेतु जा 

रहा है। रास्ते में बह डकौती जोर-लुदमार करता गया । सम्राट ने शहजादे को अपनी 
सेना का विरछेदन करने एवं तुरन्त प्रयाग लौटने का आदेश दिया। सलीम को 
सम्राट द्वारा शक्ति-प्रयोग मे अपनी पराजय का भय लगा अतएवं उसने अपनी राज्य- 
भक्ति ओर विश्वसनीयता का वचन भिजवाया । सम्नाठ ने उसे क्षमा कर बंगाल और 


उड़ीसा का गव्ेर नियुक्त किया | तब सलीम इ का गन ने बाद लोट गया किन्तु उसने अपनी 


बुरी भावनाओं को नहीं छोड़ा तथा बिहार ओर उड़ीसा को चाज नहीं लिया। उसने 7 


नरेश का पद ग्रहण किया और नियमित रूप से दरबार लगाना, फरमान जारी करना, 
तथा मनसब और जागीर प्रदान करना आरम्भ किया | ग्रोक्षा में पुतंगा लियों से सैनिक 
सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयत्न भी उसने इसी बीच किया । इस विद्रोह से 
विकल हो अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से परामर्शा बुलाया | परन्तु सलीम ने 
१६९ अगस्त, १६०२ ई० को बरखी सराय और अन्तरी के बीच ओरछा के वीरसिह 
देव नामक विद्रीही से अबुल फजल का वध करवा दिया । इस समाचार को सुनते ही 
अकबर शोक और अमर्ष में डूब गया और जनता के समक्ष तीन दिन तक न आया । 
उसने सलीम की भत्सेना की और वीरसिह को मृत्युदण्ड का आदेश दिया परन्तु वह 
निकल भागा और आगे चलकर जहाँगीर का कृपापानत्र बना 

यद्यपि सलीम को अमानुषिक व्यवहार के अनुरूप हो दण्ड मिलना चाहिए था 
परन्तु अकबर ने ऐसा करना ठीक न समझा । सम्राद का दूसरा पुत्र मुराद पहले ही 
मर चुका था और तीसरा पुत्र दानियाल शने:-शर्नं: अवसान को प्राप्त हो रहा था। 
खुसरो अभी अत्यन्त अल्पवयस्क था। अन्तःपुर की स्त्रियों ने भी सम्राट को बीती छातें 
भूलने एवं सलीम को क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना की । जहाँगीर की विमाता सलीमा 
बेगम से शास्ति स्थापना प्रयाग जाने देने के लिए सम्राट से प्रार्थना की जो स्वीकृषत 
की गयी । उप्तते सलीम को सीधे मार्ग पर लाने का कार्य सम्पन्न किया | सलीम आगरा 


+ 


२६४. मुगलकालीन भारत 


आया और उसकी पितामही मरियम मकानी ने उसे अकबर के समक्ष ले जाकर उसके 
चरणों पर नत करा दिया | अकबर ने उसे उठाकर आलिगन किथा। सलीम ने सम्राट 
को ७७० हाथी और १२,००० स्वणे-मुद्राएँ भेंट कीं। अकबर ने केवल अत्यन्त शीलता 
से उसे क्षमा ही प्रदान नहीं की अपितु उसे अपना युवराज घोषित कर पुरस्कृत भी किया। 

कुसंग के विशद परिणामों से दूर करने के लिए अकबर ने जहाँगीर को 
१४ अक्तूबर, १६०३ ई० को मेवाड़ विजय के लिए भेजा जिसे वह १५६६ ई० मे नही 
कर पाया था। सलीम फतेहपुरसीकरी तक गया परन्तु अपने को राणा के समक्ष अशक्त 
और असमर्थ देखकर उसने प्रयोग लौट जाने के लिए आज्ञा मांगी | अकबर ने यह 
प्रार्थना मान ली । प्रयाग आकर शाहजादा फिर दुराचरण में फंस गया और पुनः अर््धे- 
स्वतन्त्र राजसत्ता का आविर्भाव कर बैठा । अकबर इस बात से अत्यन्त क्रोधित हुआ 
ओर शाहजादे को बलपूर्वक सम्मार्ग पर लाने के लिए प्रयाग जाने की तैयारियाँ करने 
लगा । परन्तु अपनी माता की भअस्वस्थता और मृत्यु के कारण यहू अपने विचार कार्य- 
रूप में परिणत न कर सका । अकब रे सलीस के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकार देने 
की ठानी । वह आमेर के राजा मानसिंह का भानजा और मिर्जा अजीज कोका का 
दामाद होने के कारण साम्राज्य के दो सुविज्यात वीर वंशों से सम्बन्धित भी था। 
उसकी आयु इस समय सन्रह वर्ष की थी। उसकी आकृति सुन्दर और आचार-व्यवहार 
प्रभावपूर्ण या । उसका व्यक्तिगत जीवन भी निरफवाद था। परन्तु सलीम के जीवन- 
पर्यन्त खुसरों का उत्तराधिकारी बनाना भी असंगत होता । इस कारण अकबर को यह 
विधार त्यागता पड़ा । सलीम ने भी अपनी स्वार्थरक्षा के हितार्थ अपने पिता के पास 
आगरा जाकर आत्मसमर्पण करने में डी 'मस्गएण समझा । इसलिए अपनी मातामही के 
देहावसान के उपलक्ष में अकबर के प्रति सबदना प्रदर्शित करने के लिए दरबार में . 
उपस्थित हुआ। अकबर उससे दरबार आम में सादर मिला परन्तु राजप्रासाद में 
उसके दुरभिचार के लिए उसकी भत्सना की, महू पर तसाचा मारा और हकीम की 
संरक्षता में एक स्तानागर में बन्दी कर दिया। दस दिन के कारावास के उपराध्त 
शाहजादा मुक्त कर दिया गया और पुनः स्तेहपाश्न बना लिया गया। २० अप्रैल, 
१६०४ ई० को अकबर सबसे छोटे पृन्न दानियाल के मर जाने के उपराग्त सलीम 
ही अकेला पुत्र और उत्तराधिकारी बच रहा, अतः भविष्य में उसे किसी प्रकार से 
दण्डित न करने का अकबर ते निश्चय कर लिया । 

हन्हीं दिनों अकबर का स्वास्थ्य भी दिनोंदिन क्षीण होने लगा । ३ अक्तूबर, 
१६०५ ई० को उसे संग्रहणी हुई और दिनोंदिन उसकी दशा गिरती गयी । दरबार में 
दो दल बन गये--एक सलीम के पक्ष में था और दूसरा खुसरों के। मानसिह और 
मिर्जा अजीज कोका सलीम के दमत और खुसरो के राज्याभिषेक के पक्ष में थे, परन्तु 
उनके अयुयायी अल्प-सृंझ्या में थे । रामदास कछवाहा ने सलीम के हितों की रक्षा के 
लिए राण्यकोष पर अपने राजपूतों का पहुरा लगवा दिया और बहुत-से मुसलमान 
सरदार, जिनमें बोर्‌हा के सैय्यद भी शामिल थे, उनके पक्ष में हो गये । २१ अक्तूबर 


जहाँगीर २६५ 


को मरणासन्न सम्राट ने अपनी राजकीय पगड़ी और कटार द्वारा सलीम को आभूषित 
कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । २५-२६ अक्तूबर, १६०४५ ई० की अद्धेरात्रि 
को अकबर की मृत्यु हुईं। इस समय सलीम का पक्ष खुसरो की अपेक्षा कही अधिक 
शक्तिशाली था | इस पक्ष ने सलीम से पहले ही इस्लाम की रक्षा और खुसरो तथा 
उसके पक्ष के लोगो को क्षमा करने की प्रतिज्ञा करवा ली थी । उसका राज्याभिषेक 
अकबर की मुत्यु के आठवें दिन निविध्न रूप से सम्पन्न हुआ । 
राज्याधिषेक (३ नवम्बर, १६०५ ई०) 

जहॉगीर का राज्याभिषेक गुरुवार, ३ नवम्बर (पुराने हिसाब से २४ अवतूबर), 
१६०५ ई० को आगरे के किले में हुआ | अपने मस्तक पर उसने अपने ही हाथो राज- 
मुकुट रखा और नूरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर बादशाह गाजी की उपाधि घारण की | 
अनेक कारावासी मुक्त किये गये और उसके नाम के सिक्‍के चलने लगे। निम्न १२ 
प्रसिद्ध निबन्धों में उसने अपनी नीति घोषित की ! 

(१) तमगा नामी महसूल जिसमे मीर बहरी तथा अन्य महसूल सम्मिलित थे, 
उसने बन्द करवा दिये । 

(२) उसने सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं के निर्माण के 
आदेश दिये । | 

(३) व्यवसायियों की जानकारी और स्वीकृति बिना उनके सामान की गाँठ 
खोलना बन्द कर दिया गया । ॒ 

(४) मृत्यु के पश्चात किसी मनुष्य की सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी को 
मिलते की व्यवस्था की । यदि मृत पुरुष का कोई उत्तराधिकारी न होता तो वह 
सम्पत्ति राज्य-पदाधिकारी के संरक्षण में जमा की जाती और सार्वजनिक भवनों के 
निर्माण एवं जीणोंद्वार के प्रयोग मे लायी जाती । 

(५) मद्य तथा अन्य मादक वस्तुओं का निर्माण एवं क्रय निषिद्ध कर दिया 
गया । 

(६) राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर बलपूर्वेक अधिकार कर लेने 
की मनाही की गयी । 

(७) नाक या कान काटने के दण्ड को उसने अवैध कर दिया । 

(८) क्रषकों की भूमि बलपूर्वक लेने की मनाही की गयी । 

(६) सम्राट की आज्ञा बिना जागीरदार अथवा परगनाधीश अपने परगने में 
किसी व्यक्ति के साथ विवाह-सूत्र मे बद्ध न ही सकता था । 

(१०) दीनों और असहायों की चिकित्सा के लिए सरकारी ओऔषधालयों की 
स्थापना की गयी । ह 

(११) साल के कुछ दिनों में पशु-हत्या अवैध मानी गयी। सप्ताह के दो 
दिनों भी--गुरुवार को, जब जहाँगीर सत्तारूढ़ हुआ; और रविवार को, जो अकबर 
का जन्म-दिवस था---पशु-हुत्या बन्द रखी जाती थी । 


२६६ मुगलकालीन भारत 


(१२) अकबर के समग्र के समस्त कर्मचारी एवं ज़ागीरदार अपने-अपने पदों 
पर पुन: प्रतिष्ठित कर दिये गये । 

यमुना-तट पर एक स्थान से.आगरा किला के शाह बुजज तक घण्टियाँ लगी 
हुई एक स्वर्ण जजीर लगादी गयी जिससे न्यायप्रार्थी किसी राजकर्मंचारी अथवा सेवक 
की सहायता बिना घण्टा बजाकर सीधे सम्राट से फरियाद कर सकता था । 


अकबर के राज्यकाल के अन्तिम दिनो में जो छोटे-बड़े राज्य प्रदाधिकारी 
थे, जहांगीर ने उन्हे ज्यों का त्यों बना रहने दिया तथा कुछ ऐपे व्यक्तियों को भी 
जिनसे उसका व्यवद्वार प्रतिकूल तक था, अभिवृद्धि प्रदान की । अब्दुर रज्जाक मामूरा 
ओर ख्वाजा अब्दुल्ला को जिन्होंने उसे छोड़कर अकबर का पक्ष ग्रहण किया था, अपने- 
अपने पदो पर बना रहने दिया । अबुल फजल का पुत्र अब्दुरंहमान दोहजारी मनसब- 
दार के पद पर नियुक्त किया गया। मानभिह और अजीज कोका को भी जिन्होने 
खुसतरों के राज्यारोहण के लिए पक्ष लिया था, क्षमा कर दिया गया और उन्हें अपने 
पद से नहीं हटाया गया। परन्तु उनकी सत्ता अफबर के समय के बराबर न रही । 
बगाल का गवर्नर मानसिह के स्थान पर सलीम का क्षपापान्न कुंतुबुद्दीन कोका बनाया 
गया । स्वभावतः कृतज्ञ जहाँगीर ले अपने अनेक क्ृपापान्नों को जिनमें कोई विशेष 
योग्यता ने थी, अच्छे-अच्छे पद प्रदान किये। शरीफर्खाँ प्रधानमन्त्री बनाया गया | 
कुतुबुद्दीन कोका और ओरछा का वीरसिह देव इसी वर्ग के कुछ व्यक्ति थे । नवनियुक्त 
पदाधिकारियों में दो विशेष रूप से योग्य-पात्र थे । एक था नूरजहाँ का पिता गियास 
बेग जो दीवान अथवा राज्य-कर मन्त्री नियुक्त किया गया और उसे इतमादउद्दौला 
की उपाधि दी गयी । दूसरे जमामबैग को महावतखाँ की उपाधि दी गयी और उसे 
डेढ़-हुजा री मनसबदार बना दिया गया । 
खुसरो का विद्रोह (अप्रेल-मई १६०६ ई०) 

जहांगीर के राज्यारोहण के कुछ भहीनों के भीतर ही उसके ज्येष्ठतम पुत्र 
खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । खुसरो के मामा आमेर के राजा मानसिंह 
की मध्यस्थता के कारण जहाँगीर ने खुसरो को उसके गत-व्यवदह्ार के लिए क्षमा 
अवश्य कर दिया परन्तु मानसिह के बंगाल जाते ही उसे आगरा किले के एक भाग में 
बन्दी बना दिया। खुसरो अपने भूतकाल में पितामह की गद्दी पर बेठ सकने के 
स्वरणिम क्षणों एवं दरबार के शक्तिशाली सरदारों के पक्षपात के सुबद गौरव को अपने 
मानसपटल से दूर न कर सका था, अतः इस निरादरपूर्ण व्यवहार के प्रति वह सहिष्णु 
न रह सका । वह इससे मुक्त होकर उस राजसत्ता को हथियाने का प्रयत्न करने लगा 
जो किसी समय उसके हुस्तगत होते-होते बची थी। ३५० अश्वारोहियों को साथ 
लेकर ६ अप्रैल, १६०६ ई० की संध्या को सिकन्दरे में अकबर की दरगाह को देखने 
के बहाने वह निकल भागा और शीघ्रतापूर्वक दिल्‍ली की ओर अग्रसर हुआ । मार्ग में 
३०० अश्वारोहियों का नायक हुसेत बेग बदरशी उससे भा मिला । पाने.शनेः उसके 
अनुयायियों की संक्या १२,००० तक पहुँच गयी। तदनत्तर शाहजादा खुसरों ते 


जहाँगीर २६७ 


राजकीय रक्षा-दल पर हमला कर एक लाख रुपयों पर अधिकार जमाया। दिल्‍ली 
होते हुए वह लाहोर पहुचा जहाँ उससे इस प्रान्त का दीषान अब्दुरहमान आ मिला । 
शाहजादे ने अब्दुरंहम्नान को अपना मन्‍्त्री निमुक्त किया। तरनतारन में खुसरो ने 
सिकखों के पाँचवे गुरु, गुरु अर्जुनसिह कु आशीर्वाद भी प्राप्त किया । लाहौर पहुँच 
कर उसने वहां के दुर्ग को तहेशीय गवर्नर दिलावरखां द्वारा सुरक्षित पाया | नगर के 
पट बन्द थे । खुसरी ने विजय की चेष्टा भी की किन्तु निष्फल रहा । 

खुसरो के पलायन के कुछ ही घण्टो के अन्दर सम्राट को उसके भागने का 
समाचार ज्ञात हो गया । उसे पकडने के लिए शेख फरीद की अध्यक्षता में सेना की 
एक टुकड़ी भेजी गयी। स्वयं लाहौर जाकर सम्राट ने प्रतिक्षण इसी उपादान में 
लगाया । इस समय लाहौर शाहज़ादे ने घेर रखा था। दो व्यक्तियों द्वारा घिर जाने 
की आशंका से खुसरों ने अपनी सेना की एक टुकडी लाहौर के घेरे में छोड दी और 
स्वयं १० हजार संनिकों की अध्यक्षता करता हुआ राज्यसेना से मुठभेड़ करने के लिए 
अग्रसर हुआ । जहांगीर ने शान्ति-उपकरणो द्वारा अपने पुत्र को अनुकूल लाना चाहा 
परन्तु जब वे प्रयत्त विफल रहे तो भेरोवाल के मंदान मे दोनो सेबाओ में युद्ध हुआ । 
यद्यपि सुसरो की सेना की संख्या अधिक थी फिर भी वह बुरी तरह पराजित हुआ 
ओर अपने चुने हुए एवं विश्वस्त मित्रो तथा अब्दुरंहमान एवं हुसेन बेग आदि के साथ 
भाग खड़ा हुआ। इस झसमेले में उसका रत्त-संजूषा रहु गया जो कि साम्राज्यपक्षी 
लोगों के हाथ लगा । 

हुसेन बेग ने परामर्श दिया कि काबुल को परास्त कर वहाँ से दिल्ली पर 
आक्रमण कर सिंहासन पर प्रभुत्व जमाया जाय । तदनुसार खुसरो ने शाहपुर के घाट 
पर चिनाब पार की परन्तु अपने साथियों सहित वहू अपनी खोज में भेजे गये पुरुषों 
द्वारा पकड़ा गया । जहाँगीर उस ससय लाहौर में था। शाहजादे के बन्दी बनने का 
समाचार सुनकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे अपने शिविर मे लाने का आदेश 
दिया । मई, १६०७ ई० को हथकड़ी पहने खुसरो को बन्दीरूप में पूरे दरबार मे 
बैठे हुए सआ्आाट के सम्मुख लाया गया | खुसरो के दायीं ओर हुसेन बेग और बायीं 
ओर अब्दुर्रहूमान था। शाहजादा धर-थर काँप रहा था तथा रुदन कर रहा था। 
उसने सम्राट के सम्मुख दण्डबत करने का प्रयत्त किया परन्तु उसे अपने स्थान पर 
खड़े रहने का आदेश मिला । विद्रोही शाहुजादे की सम्राट ते कटु भत्सेना की और उसे 
बन्दी बनाने का आदेश दिया । उसके अन्य अनुयायी हुसैन बेग और अब्दुरंहमान क्रमश: 
बैल और गधे को ताजी खाल मे सीं दिये गये। गधे की पूंछ की ओर मुँह कर उन्हें 
गधों पर घढ़ाकर लाहौर की सड़को पर घुमाया गया । हुसेन बेग १२ घण्टे के अन्दर 
मर गया। अब्दुरंहुमान चौबीस धण्टे भर की दण्ड-यम्त्रणा के पश्चात मुक्त कर दिया 
गया | खुसरों के अन्य छोटे-छोटे अमुयायियों को एक मील लम्बी सूली पर कतार में 
लटका दिया गया और स्वयं उसे एक हाथी पर आरूढ़ कर इन कतारों के बीच से ले 
जाया गया। जाते समय उससे व्यंग्यपृवंक अपने सहूचरों से सम्मान ग्रहण करने का 


२६८. सुगलकालीन भारत 


आदेश दिया गया। इस वीभत्स काण्ड ने उसके कोमल हृदय को शोकप्लावित कर 
दिया जिसके फलस्वरूप कई दिन उसने रो-रोकर काटे । 

, जहाँगीर अब गुरु अर्जुनसह की ओर अग्रसर हुआ जिन्होंने खुसरों को आगरे 
से लाहौर जाते समय अपने आशीर्वाद का पात्र बताया था। सम्राट की दृष्टि में एक 
राजद्रोही को अवलम्ब देने के कारण वह अपराधी थे। किवदन्ती है कि जहाँगीर ने 
गुर अर्जुन पर दो लाख रुपयों का दण्ड निश्चय किया जिसे गुरु ने देने से मना कर 
दिया जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया। सम्राट का यह कार्य विवेकशुन्य 
था ओर उसे गुरु अर्जन जैसे धार्मिक व्यक्ति के साथ एक साधारण स्तर के अपराधी 
जैसा व्यवह्वार त करना चाहिए था । सिक्ख विचार परम्परा के अनुसार जहाँगीर ने 
अपने हठधर्म के आवेश मे आकर ही यह दुष्कृत्य किया । गुरु को पाशविंक यन्जणाएँ 
देकर मारा गया, बताते हैं । सम्भवत: यह आरोप निराधार है। परन्तु यह बात सत्य 
है कि गुरु केवध से सिक्खों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गये जिसके 
परिणामस्वरूप औरंगजेब के समय में विद्रोह की आग भभक उठी । 

खुसरो के आगरे से भागने के एक माह के भीतर ही जहाँंगीर ने पूरा उपद्रव 
शान्त कर लिया । इस वीरकार्य में जिन व्यक्तियों का सहयोग उसने पाया, उन्हें उचित 
पुररकार देकर वह आगरे लोट आया, परन्तु पुत्र जैसे निकट सम्बन्धी द्वारा किये गये 
इस विद्रोह के परिणाम शुभ न हुए। यत्र-तन्न दूसरे विप्लव भी राज्य में हुए । इनमें 
से सर्वप्रथम बीकानेर के राजा रायसिंह का था। यहू पॉचहुजारी मनसबदार था और 
मुगल दरबार के सर्वेश्रेष्ठ सरदारों में से माना जाता था। शाही रमणियों को अपने 
संरक्षण में पंजाब ले जाने का काम हसे सौंपा गया । परन्तु वहू क्पता रक्षण-कार्य 
मथुरा में ही व्यागकर बिना आज्ञा बीकानेर चला गया जहाँ जाकर विद्रोह का झण्डा 
खड़ा कर विया। उसने नागौर पर अपना भधिक।र जमाया तथा राजकीय ससा का 
उल्लंघन किया | राय जगप्लाथ कछवाहा उसके दमन के लिए भेजा गया। उसने 
रायसि]ह को परास्त किया और उसे दरबार में उपस्थित किया । जहाँगीर ने उसे क्षमा 
प्रदान की तथा उसके मनसब् और पद पर उसे बहाल कर दिया । बिहार के संग्राम 
नामक अल्प-शक्त जागीरदार ने खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर अराजकता पैदा 
कर दी। उसे बिहार के प्रदेशाधिपति जहाँगीर कुलीखाँ ते परास्त किया । परम्तु 
खुसरो के विद्रोहजनित' देश की आन्तरिक अशान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव फारस 
के शाह पर पड़ा जिसने अवसर पाकर कन्धार-विजय के लिए अपने पग आगे बढ़ाये । 
कश्धार (१६०६-१६०७ ई०) 

मध्यकालीन युग में सैनिक और व्यापारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण 
होने के कारण कन्धार प्रचुरकाल तक भारत और फारस के बीच के बैमनस्थ और 
कलह का कारण बना रहा | यह भारत का सिंह॒द्वार था। विदेशी आक्रमणकारी, भाहे 
वहू फारस के हों अथवा मध्य एशिया के, इसी को अपने आक्रमण-क्षेत्र का आधार 
बनाकर अग्रसर होते थे । इस दुर्ग पर अधिकार होने के बाद काबुल पर आक्रमण कर 


लहाँगीर २६६ 


विजय प्राप्त करना किसी भी सत्ता के लिए बायें हाथ का खेल था । यही कारण था 
कि फारस की सरकार के लिए सीमान्‍्त प्रदेश मे यह एक महत्त्वपूर्ण स्थान समझा 
जाता था। व्यापारिक हृष्टि से भी इसकी सत्ता कुछ कम न थी। भारत, फारस, तुर्की 
एवं मध्य एशिया से व्यापारी यहाँ एकत्रित होते थे तथा भारत से मध्य एशिया एवं 
यूरोपीय देशों के लिए भी यही एकमात्र मार्ग था। बाबर ने, जो इसकी दुहरी महत्ता 
से भलीभाँति परिचित था, इस स्थान को १५२२ ई० में अपने अधीन बना लिया । 
परन्तु १५५८ ई० में हुमायूँ की मृत्योपरान्त यह फारस के सम्नाद के राज्याधिकार में 
पहुँच गया जिसकी व्यवस्था के लिए उसने शाह मिर्जा हुसैत को नियुक्त किया | परन्तु 
१५६४ ई० में अकबर ने पुनः उसे मुगल राजतन्त्र का एक भाग बना लिया । अकबर 
की मृत्यु के पश्चात जब खुसरो का विद्रोह आरम्भ हुआ तो शाह अब्बास को खुरारान 
के अध्यक्ष को उत्तेजित कर कन्धार पर आक्रमण करते के लिए प्रस्तुत करने का स्वर्ण 
अवसर मिला । परन्तु इस दुर्ग के अधिपति शाहबेगखाँ ते शक्तिपुवेक इसका सामना 
किया । १६०७ ई० के प्रारम्भ में जहांगीर ते युद्ध से घिरे हुए शाहबेगखाँ को सहायता 
भेजने के लिए मिर्जा गाजी की अध्यक्षता में सैन्यदल भेजा । इस सहायक सेना को 
देखते ही फारसी सैनिकों के पैर उखड़ गये। वे भयाक्रान्‍्त हो अपना घेरा उठा 
खुरासान लौट गये । चाल विफल होने पर शाहु अब्बास ने इस आक्रमण के प्रति 
अपनी भज्ञानता प्रदर्शित की, खुरासान के सरदारों की भत्संना तथा जहाँगीर से 
क्षमायाचना की । उसने लिखा है कि युद्ध विकल सीमान्त प्रदेशीय वर्गों का ही एक 
ऐच्छिक व्यवहार था। इस मूर्ख एवं धृष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए उसने उन्हें दण्ड भी 
दिया । जहांगीर झगड़ा फिर से खड़ा न करना चाहता था। उसने इसी विवेचना को 
समान लिया। इस प्रकार यह मामला भी समाप्त हुआ । 

भविष्य में किसी प्रकार के उपद्रव से बचने के लिए सम्रगूट ने उन स्थानों पर 
जाना उचित समझा । लाहौर से २७ मार्च, १६०७ ई० को प्रस्थान कर वहू ४ जून 
को काबुल पहुँचा । यहाँ पर वह ११ सप्ताह रहा। इसी बीच में वहाँ की प्रजा के 
महत्त्वपूर्ण अंशों के घनिष्ठ सम्पर्क में आया। काबुल में जो चुंगी का कर लगाया 
जाता था, उसे उसने हुटा दिया । तत्यश्चात वह अगस्त में लाहोर की ओर रवाना हुआ । 
मार्ग में मुगयास्थल पर हत्या कर उसके पुत्र खुसरो के राज्याभिषेक करने का षड़्यन्त्र 
भी रचा गया । इस षड़यन्त्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं में खुसरो स्वय, नुरुद्दीत, फतेहउल्ला, 
इतमादुद्दोला का पुत्र शरीफ एवं इतवारखाँ नामक एक ख्वाजा आदि व्यक्ति सम्मिलित 
थे । खुसरो के मनमोहक व्यवहार, वित्ताकर्षफ भाषण तथा निर्दोष व्यक्तिगत जीवन 
से प्रभावित हो ४०० के लगभग पुरुष उंसके पक्ष में हो गये । इतनी अधिक संख्या 
को विश्वासपात्र बना लेने के पश्चात षड़यर्त्र का छिपा रहना असम्भव था। भत्त में 
रहस्य का भण्डाफोड़ हो गया और सन्देहप्राप्त खुरंम ने इस बात का पता जहाँगीर 
को दे दिया । तुरन्त इस विषय में छानबीन की गयी और इतवारखाँ के कई पत्र पकड़े 
गये । इन षड़यस्त्रकारियों में एक मिर्जा मुहम्मद उजबेग को जब अभयदान का लोभ 


२७० मुगलकालीन भारत 


दिया गया तो सम्पूर्ण पड़यस्त्र का पता लग गया। सम्राट ने साधारण पुरुषों को 
क्षमादान दिया तथा नूरुदीन, शरीफ एवं बेदाग तुरकंमान को मृत्युदण्ड दिया। खुसरो 
को अस्घा कर दिया गया परन्तु उसकी ईष्टि-हानि सर्देव के लिए न हुई । थोड़े विश्राम 
के पश्चात जहाँगीर १ मार्च, १६०८ ६ई० को आगरा सौदा । खुसरो को किले में बन्दी 
बनाकर रखा गया । कमणाद्रवित होकर सम्राट ने अपने चिकित्सकों को खुसरो की 
दृष्टि-दान के लिए व्यवस्था करते का आदेश दिया। केवल एक नेन्न दृष्टि प्राप्त 
कर सका । 


रजहाँ 

ध मई १६११ ई० में जहाँगीर ने मेह 22 अमन न विधवा से विवाहू किया और 
उसे 'नुरमहल' की उपाधि दी, जो बाद में नुरजहाँ मे परिवर्तित कर दी ग़यी । नूरजहाँ 
शरने -शने' सम्राट और साम्राज्य-शासत सम्बन्धी मामलों पर असीम प्रभाव डालने 
उपस्थित हुआ था। उसे इतिमादउद्दीला की उपाधि दी गयी थी । नुरजहाँ के मादक 
व्यक्तित्व के चारो और मंनोनीत अनुरजक किवदस्तियों का परिवेष्ठन मिलता है। 
इतिहासकारों के मतानुसार दुर्दव से पराभूत ही नूरजहाँ के माता-पिता अपनी मातृ- 
भूमि फारस को छोड़कर अपने भाग्य की परीक्षा लेने भारत आये थे। मार्ग के लिए 
प्रधुर सामग्री जुटाये बिना ही वह इस दुस्साध्य यात्रा पर अग्रसर हो गये । पति-पत्नी 
दारिद्र से बुरी प्रकार प्रसित थे । गियासबेग की पत्नी का लगभग पूर्ण गर्भिणी होना 
एक और विषम समस्या थी । इस बुभुक्षित और वलान्स नारी ने मार्ग में ही कस्या- 
रत्न को जन्म दिया। मार्ग मे इस नवज्यत शिशु को ले जाने में दम्पत्ति असमर्थ थे । 
अतः उसे एक पेड़ के नीचे छोड़कर उन्होंने अपने पथ पर पग अग्नतर किये । अभी कुछ 
दूर ही चल पाये थे कि माता को अपना शिशु-शुन्य जीवन एक असाध्य भार ज्ञात पड़ने 
लगा और उसते अपने पति को उस बच्ची को उठा लाने के लिए लौटा भेजा । शिशु 
के समीप उन्होंने एक चमत्कार का दर्शन किया । एक सर्प कुण्डली बनाये बैठा था और 
अपने फन द्वारा धूप से उसकी रक्षा कर रहा था। गियासबेग ने सर्प को दूर करने के लिए 
शोर मचाना आरम्भ किया तथा बच्ची को उठा लिया । अनेक कंष्टों का सामना 
करते हुए वे लाहोर पहुँचे । यहाँ गियासबेग के एक पुराने मित्र ने उसका अकबर से 
परिचय कराया। अककर ने उसकी साधारण पद पर नियुक्ति की, परन्तु असाधारण 
योग्यता एवं मेधा का पुरुष होने के कारण मिर्जा सम्राट के गृह-कार्यकर्ताओं में प्रधान 
के पद पर शीघ्र प्रतिष्ठित हो गया। उसकी बच्चों मेहरुन्निसा कालान्‍्तर में एक 
सनोहारी रमणीरत्त के रूप में विकसित हुई । अनुपम सौन्दर्य एवं अद्वितीय स्त्री-सुलभ 
गुणों की साधन बनी यह सुन्दरी युवराज सलीस की हृदयेश्वरी बनने की महत््वा- 
कांक्षी थी। सलीम भी उससे विवाह करता चाहता था। परन्तु अकबर इस सम्बन्ध 
के लिए सहमत न था। अतः उसका पाणिग्रहण, उसके पिता के समान, फारस से 
आये हुए साहसी युवक शेर अफगन के साथ, जो अकबर की सेता में नौकर था, 


जहाँगीर २७१ 


सम्पन्न हुआ । जब जहाँगीर के ह्वाथ में राजसत्ता आयी तो उसने शेर अफगन की 
हत्या करवाने और मेहरुन्निसा पर अधिकार प्राप्त करने का यत्न किया । इसमे वह 
सफल हुआ तथा उसे अपने दरबार में लाया । चार वर्ष के उपरान्त उसने अपनी शादी 
की और उसे अपनी राजमहिषी के गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित किया । 

मर्यादित ऐतिहासिक दृष्टिकोण में इस, मनोनीत कथानक के लिए स्थात कम 
है। इसके अनुसार मिर्जा ग्ियासबेग का पिता ख्वाजा मुहम्भद शरीफ खुरासान के 
सुल्तान बेगरबेगी का मन्त्री था। वह उच्च वंश में उत्पन्न एवं उच्च शिक्षा प्राप्त था । 
१५८७ ई० में उसका देहावसान हो जाने पर उसकी वंश की वह महत्ता न रही और 
उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके पुत्र मिर्जा गियासबेग ने अपना 
भाग्य भारत में आजमाने की सोची तथा अपने दो पुत्र और गरिणी स्त्री के साथ 
लाहौर की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में उसे प्रचुर घन एवं सम्पत्ति की क्षति उठानी 
पडी परन्तु कारवाँ के स्वामी मलिक मसूद ने उसे अवलस्बन प्रदान किया। करधार 
में उसकी पत्नी ने एक कज्या को जन्म दिया जिसका ताम मेहरुझ्षिसा रखा गया । इस 
मलिक मसूद नामक व्यापारी ने ही गियासबेग का परिचय अकबर से' कराया जिसके 
फलस्वरूप वह राज-परिचर्या में लग सका। सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होने के कारण 
अपने कार्य में उसने असाधारण प्रतिभा दिखायी । अतएवं उते तीन सौं का मनसबदार 
बसनाकर १५६५ ई० में काबुल का दीवान बना दिया गया। वयस्क होने पर इसी 
बीच में मेहरुन्चिसा का विवाह अलीकुली इस्तजलू के साथ कर दिया गया । वह फारस 
का निवासी था और प्रारम्भ में अब्दुरंहीम खानखाना की अध्यक्षता मे पदस्थ था 
परन्तु बाद मे राजकीय सेवा में पहुँच गया था। १५९६ ई० मे जब शाहजादा सलीम 
को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था उस समय अलीकुली भी उसके 
साथ था। एक हाथ से शेर मारने के उपलक्ष में उसे शेर अफगन की उपाधि मिली 
थी। सलीम के विद्रोह के कुछ ही काल के पश्चात शेर अफगन सलीम को छोड़कर 
अकबर से जा मिला । जहाँगीर जब सम्राट बना तो उसने शेर अफगन को क्षमा कर 
दिया, बंगाल प्रदेश के अन्तर्गत बर्दवान का फ़ौजदार नियुक्त किया एवं १६०५ ई० में 
उसे एक जागीर दे दी । शेर अफगन पर राजद्रोही होने का अभियोग लगाया गया 
ओऔर जहांगीर ने बंगाल के तत्कालीन शासक कुतुबुद्दीनखाँ को (जो वहाँ राजा मान सिह 
के बाद अगस्त १६०६ ई० में नियुक्त हुआ था) शेर अफगन को दरबार में भेजने को 
आज्ञा दी। शेर अफगन को राजाज्ञा की अवहेलना करने पर दण्डित करने का आदेश 
भी दिया गया। प्रदेशाधिपति का आदेश मिलने पर शेर अफगन दो भृत्यों सहित 
€ अप्रैल, १६०७ ई० को कुतुबुद्दीन के शिविर में उपस्थित हुआ | कुतुबुद्दीन की सेना ने 
उसे एक्दम घेर लिया। अवसर की भयानकता को समझकर तथा अपमानपूर्ण व्यवहार 
को देखकर कुतुबुद्दीन से इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा । कुतुब॒द्वीन जब आगे 
बढ़ रहा था, क्रोधोहेलित शेर अफगन ने उस पर कटार का मर्मान्‍्तक प्रहार किया । 
कुतुबुद्दीन के सहकारी इस बात पर शेर अफगन पर टूट पड़े ओर उसके शरीर के 


२७२ मुगलकालीन भारत 


टुकड़े-टुकड़े कर दिये । परन्तु मरते-मरते भी शेर अफगन ने प्रदेशाधिपति के निजी 
व्यक्ति अम्ब्खाँ पर भी घातक प्रहार किया। अम्बखाँ और प्रदेशाधिपति बारह धपण्टों 
के भीतर ही परलोकवासी हो गये । ह 
कुतुबुद्दीन की मृत्यु से सम्राट अमर्पे से भर गया । उसने अपनी डायरी में 
लिखा, “शेर अफगन को तरकबास मिला और यह आशा की जाती है कि उस कुल- 
महे दुरात्मा को यहू अभिशष्त जीवन स्वेव के लिए भोगना पड़े ।/ जहाँगीर ते शेर 
अफगन की विधवा एबं उसकी पुत्री लाइली बेगम को दरबार में बुला दिया । विधवा 
मेह्रुप्तिसा को उर्सने अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका के पद पर तियुक्त 
किया । मार्च १६११ ई० में नौरोज के त्यौहार के अवसर पर जहाँगीर की हृष्टि 
उस पर पड़ी और वह आसक्त हो गया। मई १६११ ई० से उसने नृरजहाँ से विवाह 
कर लिया । 
जहांगोर ओर नुरजहाँ का सम्बन्ध 

शर अफगन की मृत्यु एवं इस विचित्र रमणी के साथ राज्जाट के विवाह के 
विपय में अनेक विवादास्पद धारणाएँ पायी जाती हैं। इस घटनाओं की आधारभूत 
परिस्थितियाँ तथा जहाँगीर के व्यक्तिगत दायित्व के विषय में इतिहासकारों में मतभेद 
है | डॉक्टर बेनीप्रसाद का मत है (देखिए जहांगीर, पृष्ठ १५२) कि शाहजादा सलीम 
ने मेहरुन्रिसा को कभी नहीं देखा था। अकबर ने कभो उस विवाह सम्बन्ध का 
निषेध भी नही किया था और न जहाँगीर का शेर अफगन के वध में हो कोई हाथ 
था। तबनुसार जहाँगीर ने मेहरज्लिसा को मार्च १६११ ई० में प्रथम बार देखा था । 
इस बात का समर्थेत करते के लिए 'जहाँगीर' के इस प्रसिद्ध इतिहासश ने निम्त 
प्रमाण उपस्थित किये हैं : 

(१) तत्कालीन किसी भी फारसी ग्रन्थ में जहाँगीर के 'शाहुआादा' काल में 
मेहरुत्लिसा के साथ विवाह करने के लिए इच्छुक होने अथवा अकबर द्वारा उसका 
निषषंध किये जाने का कहीं संकेत नहीं मिलता और न उसके द्वारा शेर अफगन की 
हत्या में भाग लेने का ही विवरण पिलता है । 

(२) तत्कालीन यूरोपियन यात्री अथवा धर्मे-प्रवारकों ने भी इस परम्परा- 
प्राप्स कंधानक से सम्बन्धित कुछ उल्लेख त्हीं किया है, यद्यपि ये व्यक्ति शाही परिवार 
से सम्बन्धित किसी भी लोकापवाद का संग्रह करने में विशेष रूप से उद्योगशील 
रहते थे । 

(३) कोई प्रत्यक्ष कारण भी ऐसा नहीं ज्ञात पड़ता जिसके फलस्वरूप अकबर 
ने सलीम को मेहरुप्नचिसा के साथ विवाह करने की आज्ञा न दी हो क्योंकि उन दिनों 
इस प्रकार के विवाह प्रचुर मात्रा में प्रचलित थे । 

(४) यदि अकबर ने ऐसा किया होता, तो वहु शेर अफगन को शाहजादा 
सलीम के निजी कर्मचारियों के साथ १५९६ ६० में नियुक्त कर अविवेकपुर्ण कार्य 
कभी न करता और यदि सलीम शेर अफगन को अपना प्रतिस्पर्दी मानता तो वह 


जहाँगीर २७५ 


॥ 


| जहाँगीर को शेर अफगन की मृत्यु के लिए दोषी ठहराने के लिए तत्कालीन 
कोई भी स्पष्ट तथा अकाटूय प्रमाण नहीं मिलते । कोई इस बात से सहमत नहीं हो 
सकता कि मानपिह को बंगाल के प्रदेशाधिपति के पद से केवल सम्राट की मनोरथ- 
पूर्ति के लिए ही हटाया गया । परन्तु साथ में यह भी स्पष्ट है कि शेर अफगन पर 
कोई निश्चित अभियोग भी न था । यदि था भी तो उसे उसके प्रति पूर्णरूपेण अनभिज्ञ 
रखा गया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कोई अवसर भी नही दिया गया । 
उसका अन्त आकस्मिक रूप से सम्पन्न करने की योजना, योजना को सफली भुत करने 
के लिए प्रयुक्त साधत, जहाँगीर की मृत शेर अफगन के प्रति उद्गारित घुणा तथा 
उसका | नुरजहाँ के विषय में उल्लेख न करना आदि ये .सब सन्देहजनक है। डॉक्टर 
ईएवरीप्रसाद के शब्दों मे यदि 'प्रेमासक्ति की धारणा” सत्य है तो शेर अफगन की 
हत्या का उद्देश्य भी स्पष्ट ही है । 

' इस विषय में एक प्रश्न और विचारणीय है। यदि जहाँगीर नूरजहाँ को 
क्षपनाने के लिए इस प्रकार बुरी तरह उत्कण्ठित था तो फिर क्‍यों न'उसने १६०७ ई० 
में ही, जबकि वहू दरबार में लायी गयी थी, विवाह कर लिया ? उसने चार साल 
बाद १६११ ६० तक ही क्यों विवाह करने के लिए प्रतीक्षा की ? यहाँ यह ध्यान रखने 
योग्य है कि तूरजहाँ दरबार से ले जाकर सम्राट की विमाता सलीमा सुल्ताना बेगम 
की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी। यह विमाता जहाँगीर के प्रति अत्यन्त दया 
और सौहाद का भाव रखती थी । इसी नारी ने शाहजादा सलीम और अकबर के बीच 
विद्रोह के समथ शान्ति स्थापना हेतु मध्यस्थता की थी। सभी जानते हैं कि मुगल 
अस्तःपुर की रमणियाँ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में परम कुशल होती थीं। 
मेहरदपच्लिसा का सलीमा सुत्ताना के साथ रहने का अर्थ यह है कि वह जहाँगीर के 
अधिकार में पूरी तरह आ गयी थी । विवाह-संस्कार का चार साल तक स्थगित कर 
वैना जनसाधारण की सन्‍्देहु-हृष्टि से बचने के लिए अनिवार्य था। इसी कारणवश 
विवाह के तीन साल बाद ही नूरजहाँ का उल्लेख करने की सावधानी भी 
बरती गयी । 
मुरजहाँ का चित्र 

इस विवाह के समय जहाँगीर लगभग ४२ वर्ष का एवं नूरजहाँ ३४ वर्ष की 
थी। उसके पूर्व बंप का सोन्दर्य और ताजगी अभी तक उसमे ज्यो.की त्यों विद्यमान 
थी और कुछ काल पश्चात तक बनी रही । उसमें उत्कृष्ट स्वास्थ्य के साथ प्रचुर मात्रा 
में शारीरिक शक्ति भी थी। उसकी प्राकृतिक छवि को ख्यूृंगार एवं आभूषण-भरणों 
ने ओर भी कमनीय बना दिया था| नूरणहाँ में एक तीक्षण भेधां तथा समस्याओं के 
रहस्य को क्षण भर में समझ सकते की विशेष क्षमता थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त 
थी तथा कविता, संगीत एवं विश्रकला में विशेष अभिरुचि रखती थी । फारसी में वह 
पद्म-रचना भी करती थी, उसमें एक साधारण आविष्कार-क्षमता थी जिसके फलस्वरूप 
सवीन प्रकार की भूषा, आभूषण तथा ख्यूंगार के नये-तये ढंगों की वह व्यवस्था किया 


२७६ मुगलफालीन भारत 


करती थी । उसके द्वारा प्रचलित वेषभूषा की प्रणाली का अचूक प्रभाव ओरंगजेब के 
समय तक बना रहा । , 
नुरजहाँ अत्यन्त समाजप्रिय एवं उदारहुदय स्त्री थी। निर्धनों ओर पण्डितों 
की वहु मित्र थी । अताथ कन्याओं के विवाह का व्यय उठाने तथा प्रतिदिन प्रधुर 
मात्रा में दान देने का उसने नियम्त बना रखा था। उनमें पुरुषोचित मेधा और 
महत््वाकांक्षा थी। गहुनतम राजनीतिक अथवा शासन सम्बन्धी समस्याओं पर 
अधिकारपूर्ण जानकारी प्राप्त करता उसके लिए बाये हाथ का खेल था। अपने सम्पके 
में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति को अपनी सत्ता से पराभृत करने में उसे 
आन्तरिक आनन्द का अनुभव होता था । यह वीर ओर घेयेनिष्ठ थी तथा आवेशों के 
वशीभूत हो अपना सन्तुलन न बिगड़ने देती थी । वास्तव में संकट की विकरालता के 
अनुरूप ही उसकी तप्निवारक शक्ति तथा योजनीयता भी बढ़ जाती थी । 
नुरजहाँ का प्रभाव और प्रभुत्थय असीम था। १६१३ ६० में वह 'बादशाह- 
बेगम अधवा पट्महिषी बतायी गयी। इस प्रकार बहु साम्राज्य के स्त्री-समाज की 
अग्रणी तथा शाही वंश की अधिष्ठानी बनी । वहु इतती शक्तिप्रिय रमणी थी किन 
केवल उसने सभी राजकीय मामलों में हाथ बेंटाना ही आरम्भ किया वरन्‌ सम्पूर्ण 
राजसत्ता भी अपने हाथों भे लेने के लिए उद्योगशील होने लगी । जहाँगीर अपनी आयु 
तथा बुरे स्वास्थ्य के कारण शने:शने: आराम और आलस्‍स्य के वशीधूत होता जा 
रहा था। उसे भी राजसतता को इस मेधावी, श्रमशील तथा परम प्रेमासक्त रमणी के 
हाथ सौंपता अप्रिय न लगा । कुछ काल बाद वह प्रजा को शाही शझ्रोले में से दर्शन 
भी देने लगी तथा स्पष्ट रूप से राज्य-संचालन का कार्य करने लगी। किन्‍्हीं-किन्‍्हीं 
सिक्कों पर तो उसका नाम भी खुदवाया गया । अपने विवाह के कुछ वर्षों के भीतर 
ही नूरजहाँ ने अपना एक दल संगठित कर लिया तथा राज्य की पूरी बागडोर अपने 
हाथ में ले ली। इस दल का ताम था 'नूरजहाँ-गुट' जिसमें वह स्वयं, उसके माता- 
पिता-भाई तथा उसकी भतीओ का पति शाहुजावा खुरंस सम्मिलित थे । नूरजहाँ की 
माता, भस्मत बेगम जो एक सुशिक्षित तथा सस्तुलित विचारों बाली स्त्री थी, उसकी 
प्रधान परामशंदात्री थी। वह संस्कृत भावनापन्न थी तथा गुलाब के इज निकालने की 
विधि की आविष्कर्ती माली जाती है। इस स्त्री ने अपनी महत्त्वाकाक्षी ओर चंचल प्रकृति 
को पुत्री तूरजहाँ को संयभित बनाये रखने में बड़ा श्रेयस्कर काम किया । नूरजहाँ का 
पिता इतमादुद्दोला एक योग्य शासक था तथा इसका भाई आसफर्खां असाधारण क्षमता 
का अरथेशास्त्ी एवं नीतिज्ञ थ।। नूरजहाँ के राजनीतिक दल के भाधारस्तम्भ् यही 
परिश्रम्ती एवं प्रतिभावान व्यक्ति थे । शाहजादा खुरंम का, जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम 
से बन के रत का रह कदर है.) मे पछदी मे कह अप हुआ था । अपने 
शासन के प्रारम्भिक काल (१६११-१६३१२ ई०) में नरजहा ने उसे अपना कृपापात्र बनाया। 
तुरजहाँ के प्रभुत्व का प्रभाव 
नुरजहाँ का अपने पति के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | वह सम्नाट जहाँगीर 


अहाँगीर श्छद 


उसे त्यागकर अकबर से जा मिलने के अपराध के लिए कभी भी क्षमा न करता और 
न इतने ऊँचे पद पर उसकी नियुक्ति ही करता । 

(५) बंगाल जैसे समृद्धिशाली प्रान्त के द्रत्य-साधतों एवं साम्राज्य मे प्रभाव- 
शाली सत्ता से मानसिह को वंचित रखने के लिए ही कुतुबुद्दीत को बंगाल का प्रदेशा- 
प्रिपति नियुक्त किया था । मान भथिह के स्थान्तरण के कुछ काल पूर्व ही शक्षम्राट की 
अप्रसन्नता-प्राप्त अजीज कोका के साथ भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया गया था। 
कुतुबुद्दीन को बंगाल का गवर्नर इसलिए नहीं बनाया गया था कि वह भेहरुप्नलिसा को 
सम्राट के पास भिजवाये । 

(६) नूरजहाँ जैसी श्रेष्ठात्मा और चरित्रनिष्ठा नारी यदि यह निश्चित रूप 
से जान पाती कि उसके पूर्व पति की ह॒त्या में जहांगीरं का हाथ है तो कदाचित उसके 
साथ विवाह करने के लिए सहमत न होती । 

(७) शेर अफगन की मृत्य के पश्चात उसकी विधवा का दरबार में लाया जाता 
स्वाभाविक-सी बात थी क्योंकि उसके पिता और भाई वहीं पर नियुक्त थे। सलीमा 
बेगम की अनुधारिका के रूप में उसकी नियुक्ति भी कोई अपवादस्वरूप घटना न थी । 

इसके विपरीत, डॉक्टर ईश्वरीप्रसाद का मत है कि शाहूजादा काल में जहाँगीर 
का नूरजहाँ के प्रति आसक्त हो उसके साथ विवाह करने के लिए उत्कष्ठित होना एक 
सहज सामास्य-सी बात है और कदाचित शेर अफगन के वध में भी उसका प्रचुर हाथ 
था । अपने मत की- पुष्टि के लिए उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किये हैं : 

(१) सम्राट की निर्दोषता के विषय में डॉक्टर बेनीप्रसाद द्वारा दिये गये तक 
नकारात्मक ही हैं। अतएवं उत्तरकालीत भारतीय इतिहासज्ञों के यथार्थ स्पष्टवाद के 
सम्मुख वे निर्बल पड़ते हैं। ये इतिहासकार इस प्रकार के विषयों में अपने पूर्वकालीन 
इतिहासशो से कहीं अधिक सुगमता से अपने विचार भ्रस्तुत कर सकते थे । 

(२) शेर अफगन के ऊपर राज़द्रोह का कोई अभियोग आरोपित न था, 
इसका केवल सम्देह-मात्र था, और इन्ही सम्वेहजनित राजद्रोही विचारों के लिए दण्डित 
करने के लिए कुतुबुद्दीन को आदेश मिले थे । इसी आधार पर उसका बन्दोकरण जिस 
आकस्मिकता से किया गया, वह स्वयं सन्देहोत्पादक है। 

(३) जहाँगीर अपने जीवन की न्यूनतम घटना का बविशद वर्णन करने वाले 
वप्रक्तियों में था, परन्तु उसने जिन परिस्थितियोंवश नूरजहाँ से विवाह किया उसका 
संकेत तक नहीं किया है। यह सन्देहास्पद है। उसके विवाह के तीन साल पश्चात 
पहुली बार उसने न्रजहाँ का उल्लेख किया है। 

(४) नूरजहाँ को दरबार में लाकर विधवा सलीमा बेगम की अनुचरी बनाकर 
अन्त:पुर में रखना, जबकि उसके भाई एवं पिता दोनों राजधानी में रहते रह 
सहज ही उसकी देशभाल कर सकते थे, एक विचित्र-्सी बात लगती है। राजद्राह 
अभियुक्त अन्य कर्मचारियों एवं सरदारों के सम्बन्धियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं 
किया जाता था। 


२७४ सुगलकालीत सारत 


भारत का वर्णन” एवं भारतीय इतिहास के कुछ अंग! नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
में तत्कालीन डव लेखक डी लायट ने जहाँगीर के शाहुआदा काल में नूरजहाँ के प्रति 
आसक्त होने का उल्लेख किया है। शेर अफगन की मृत्यु के सदच्योपरान्त न्रजहाँ से 
विवाह न कर जहांगीर शेर अफगन की सुृत्युकारक परिस्थितियों से जनसाधारण को 
विकल उत्कण्ठा को शान्त करना चाहता था। इससे न्रजहाँ को भी अनावश्यक 
उत्तेजना न हुई । 

इन सब तकों के आधार पर डॉ० ईश्वरीप्रसाद की धारणा है कि यद्यपि सम्राट 
की शेर अफगन की मृत्यु के लिए निरविवाद रूप मे दोषी नहीं प्रमाणित कियाजा 
सकता, किन्तु जिन परिस्थितियोंवश उसकी मृत्यु हुई और उसे उसके पिता द्वारा इस 
सम्बन्ध के न करते से रोकना आदि असीम सन्वेहजनक अवश्य है ।" 

इस सम्पूर्ण कथानक में दो विचारणीय विषय हैं--एक तो जहाँगीर का 
शाहजादा काल मे मेहरुप्निसा के साथ विवाह के लिए इच्छुक होने का विषय और 
दूसरा उसका शेर अफुगन की मृत्यु में दायित्व । पहले विषय में डॉक्टर बेनी प्रसाद 
की घारणा का कोई स्पष्ट कारण ही नहीं हृष्टियोबर होता लिक्षके ग्ररिणामस्वरूप 
अकबर ने सलीम और मेह्रुन्निता के विवाह के सम्जस्ध में निषेध अछह़ किया हो 
समालोचना की कसोटी पर खरा नहीं उत्रता । अबुल फजल के कर्णन से तो यह 
स्पष्ट है कि अकबर ने सनीम और उच्च-वंशोद्भव जैनसा कोका की पृश्री के विवाह 
के लिए पहले मना कर विया था और कैवल यह देखकर ही कि इससे शाहजादे के 
हृदय पर विषम प्रभाव पड़ा, अन्त में अनुमति प्रदान की थी ।* नभेहराणिसा भौर 
सलीम के सम्बन्ध में तो एक कारण भी निषेध करने के लिए यथार्ष था । डी लायट 
के अनुसार शेर अफगन के साथ मेहुरुप्निसा की मेंगनोी पहले ही से हो चुकी थी । 
उपर्युक्त लेखक के मतानुसार दोनों में प्रेम भा। “अकबर के जीवसकाल में ही जबकि 
वह कुमारी ही थी, जहाँगीर उससे प्रेम करता था; पर उसका बाकदात तुर्की चौर 
अफगरन' (शेर अफगन) के साथ पहले ही हो चुका था । उसके पिता में उसे उसके 
साथ विवाह करने की अनुमति ते दी, यद्यपि उसके प्रति उसकी प्रेम-भावना पूर्णरूप 
से कभी पुष्ठ न हुई।”'२ 

इस लेखक का, जिसका सम्राट के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात-भावी होने 
का प्रश्त ही नहीं उठता, यह उल्लेख उत्तरकालोन मुस्लिम ऐतिहासिकों के विवरण 
की पुष्टि करता है। कई महिलाओं के साथ विवाह हो घुकने के उपरान्त ही जैनखाँ 
कोका की पुत्री में आसक्त हो जाना उसके व्यक्तित्व की इसी विशेषता का स्पष्ट द्योतक 
है जिसके अनुसार उसका नूरजहाँ में अनुरक्त होना असम्भव नहीं लगता । 





" # शाण( परांड0ज ०0 ०४ रेएाद शी ॥7098, 99. .465-67 
९ #0भ्रातध78, ५४०), 9, 058. 


३ 0णांए[० ण॑ एादीं॥ भाव पिशर्णणलां8 0" वऊंदा तर]8॥09, 9, 8] 


जहांगीर २७६ 


अजीज कोका को सेता का अध्यक्ष बनाया गया । १६१३ ई० में जहाँंगीर रणस्थल 
के पास रहकर शत्रु पर दबाव डालने के उद्देश्य से अजमेर पहुँचा । शाहजादा खुरंम 
को मेवाड-आक्रमण की बागडोर सौपी गयी ७ १६१४ ई० के आरम्भ मे पूर्ण उत्साह 
के साथ आक्रमण प्रारम्भ हुआ । परन्तु शीघ्र ही शाहजादा खुरंम और अजीज कोका 
में मतभेद उत्पन्न हो गया। एतदर्थ अजीज कोका वापस बुला लिया गया । अब केवल 
खुर्रम पर आक्रमण का पूर्ण उत्तरदायित्व था। उसने सैन्य-संचालन मे अपूर्व योग्यता, 
रोड, शक्ति तथा असाधारण सौभाग्य का परिचय दिया। राणा के प्रदेश मे उसने 
आतक फेला दिया। उसने गाँव, नगर और उपवन जलाकर नष्ट कर डाले तथा 
मन्दिर तुडवा दिये । पव॑तो मे छिपे सिसौदिया-वंशजों को भूखा मारकर विवश करने 
के लिए उसने खाद्य-सामग्री का आयात-निर्यात बन्द कर दिया । इन भीषण सकटों से 
आक़रान्त होने पर भी राजपूतो ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शत्रु-सेना पर 
बार-बार हमले किये। इस निरन्तर युद्ध के फलल्‍्वरूप दोनों दलों को गहरी क्षति 
उठानी पड़ी, परन्तु अकाल तथा बीमारी के प्रकोप के कारण राजपूतो की क्षति मुगनीं 
की अपेक्षा कही अधिक रही । राणा के साथी क्रमश उसे छोड़-छोड़कर जाने लगे । 
सरदारो ने उसे शाम्ति स्थापना का परामर्श दिया । यही मत राजकुमार कर्ण का भी 
था। अनन्त समृद्धि ओर साधनसम्पन्न मुगल-साम्राज्य से टक्कर लेते रहना इस छोटे- 
से साधन-क्षीण मेवाड़ के लिए नितान्त दुष्कर था। निदानस्वरूर राणा अमरपधिह ने 
खुरंम के साथ सन्धिवार्ता आरम्भ की । खुरंम ने भी राणा के राजदूत शुभकरण और 
हरिदास का सौहाद्ेपूर्ण सत्कार किया तथा अपना भृत्य संम्रोर्ट जहाँगौर के दरबार में 
अजमेर भेजा । जहांगीर ने प्रसन्नतापूर्वक राणा की सन्सध्रि-शर्तें स्वीकार कर लीं तथा 
अपनी मुद्रा से अंकित एक फरमान द्वारा शाहजादा खुरंम को सन्धि स्थापित करने का 
अधिकार दे दिया ! 

राणा अमरतिह शाहजादा खुरेंम से मिले और उसे एक बहुमूल्य लाल तथा 
अन्य वस्तुएं तथा सात हाथी और नो अश्व भेंट किये | खुरंम बड़ी सहृदयता से उससे 
मिला तथा आलिगन कर अपने साथ बैठाकर बहुमूल्य उपहारों द्वारा उसका सत्कार 
किया । राणा के जाने के पश्चात राजकुमार कर्ण खुरंम के समक्ष आया और उसका 
भी उसी प्रकार स्वागत और सत्कार किया गया । इस प्रकार राणा और सम्राट के 
मध्य १६१५ ई० में सन्ध्रि स्थापित हो गयी । सन्धि की शर्तें इस प्रकार थी ; 

(१) राणा ने सम्राट जहाँगीर की अध्यक्षता स्वीकार की । 

(२) सम्राट से राणा को चित्तीड़ समेत वह सारा प्रान्त लौटा दिया जो 
अकबर के समय से मुर्गलों के आधिपत्य में आ गया था । 

(३) चित्तौड़ के दुर्ग को सुरक्षित करना अथवा मरम्मत निषिद्ध घोषित किया गया । 


(४) राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब।७१ नहीं किया 
गया। यह निश्चित हुआ कि राणा का युवराज अपनी सेता के साथ मुगल सम्राट की 
सेवा में उपस्थित हो । 


२५०... मुगलकालीत भारत 


(४) अन्य राजपूत सरदारों की भाँति राणा को मुगल परिवारों से वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य होना आवश्यक न था । 

मेबाड़ और दिल्‍ली की राज्यसत्ताओं के इतिहास में यह सन्धि अपना विशेष 
स्थान रखती है। इसके पूर्व किसी सिसौदिया-वंशज ने किसी भी मुगल शासक की 
प्रत्यक्ष रूप से अधीनता स्वीकार न की थी | दो राज्यसत्ताओं के बोच की एक चिर- 
रथायी विद्वेष-भावना का इस सन्धि ने अन्त कर दिया । जहाँगीर तथा उसके लड़के 
खुरंम को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होने अत्यन्त उदार शर्तों के साथ एक ऐसे 
बूट को समाप्त कर दिया जो लगभग ७५ वर्षों तक अकबर के पृवंजो तथा सिसौदिया 
बश #» बीच होता रहा था| सम्राट ने मेतबाड के प्रति उदार नीति अपना कर और 
उसके आर “रैक मप्मलो में हस्तक्षेप न करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय 
दिया जिसका परिणाम दोनो दलों के लिए लाभदायक हुआ। मेवाड़ के राणा तब 
तक मुगल-साम्राज्य के प्रति राज्यभक्त बने रहे जब तक कि ओऔरगर्जेब की अधिवेक- 
पूर्ण नीति ने ड्राणा राजपसिह्‌ को स्पष्ट विद्रोह के लिए विवश ने कर दिया । 

कुछ लेखकों ने राणा अमरत्तिह को अपने वशगत शत्रु के समक्ष अपनी 
स्वाघीनता खो बैठने का दोषी ठहराया है। परन्तु यहु आरोप स्वथा निराघार है। 
भेत्राड़ जैसी एक छोटी-सी रियासत का विशाल, अनेक साधन-समीकरण-सम्पन्न और 
शक्तिशाली मुगश-साम्राज्य के विरोध में एक असम थुद्ध को क्षतियमित रूप से बनाये 
रखना कदापि सम्भव ने था। उसे कभी ने कभी शुकता ही पड़ता। मेवाड़ की 
परिस्थिति मे शान्ति अपेक्षित थी और १६१५ ई० की सन्धि में उसे वह शान्ति 
सम्मान और गौरव सहित मिला । उसकी अन्तर्देशीय स्वतन्जता से कोई अस्तर न 
आया तथा विजयी सता ने उसकी राज्य-परिवार सम्बन्धी सभी भावनाओं का सत्कार 
भी किया । राजा ने केवल नामसात्र के लिए मुगल सत्ता स्वीकार की थी । इस प्रकार 
संकट प्रस्त देश के लिए इतनी अपेक्षित शास्ति-संग्रहू के इस सुबर्ण अवसर को राणा 
अमरत्िह यदि उपयोग में ने लाते तो यह अविधेकपूर्ण कार्य होता । 
दक्षिण पुर 

सम्पूर्ण भारत को विजय कर एकछन्न शासन-सत्ता में लाने की अपने पिता 
की मीति को जहाँगीर ते भी अपनाया | इस प्रकार जहाँगीर की वक्षिण की नीति 
बकेबर की नीति का बढ़ावा मात्र थी। क्रकबर ने भारत के उत्तरी और दक्षिणी 
प्रदेशों को एक अ्रविभाज्य सांस्कृतिक सत्ता का भाग सानने तथा उन्हें शान्तिपूर्ण 
अथवा अवश्यकता पड़ने पर यौद्धिक उपचारों द्वारा अपने आधिपत्य में लाते का आादशे 
प्राब्ीन हिन्दू सम्नाटों के उदाहुरण से सीखा था। उसकी मृत्यु के समय १६०५ ई० 
में मुगलों के साम्राज्य में पुरा खानदेश तथा अहुमदसगर के कुछ भाग सम्मिलित थे । 
जहांगीर के लिए अहमदनगर का शेष भाग जीतने तथा दो स्वतमत्र रियासतो-- 
बीजापुर एवं गोलकुण्डा--को परास्त करने का काम शेष भरा । १६०८४ ई० में उसने 
सर्वेश्रेष्ठ १२,००० अएवारोहियों का नेतृत्व करते हुए लानखाना को दक्षिण विजय के 


जहांगीर २७७ 


की अनुपम सावधानी से देखभाल करती थी। न्रजहाँ के प्रभाव का ही फल था कि 
जहांगीर के देनिक मद्यपान की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती गयी और वह अति सुरापान 
के उन घातक परिणामों से बच सका जिसके कारण उसके दो छोटे भाइयों को जान 
से हाथ धोना पड़ा था। शासक्र तथा राज्याधिपों के लिए स्वाभाविक चिन्ता एवं 
अरोचकताओं को भी उसने सम्राट से दूर रखने का अधिकराधिक प्रयत्न किया । मुगल 
दरबार की वेभव-समृद्धि के लिए उसने सफल प्रयत्न किये तथा अपने पति की आन 
एवं ललित-कलाओं की अभिवृद्धि एव ललित कलाओं की संरक्षणब्रियता का भी अनु- 
मोदत किया । उसने अमित दान दिये तथा अनेक प्रकार से स्त्री-हितों की रक्षा तथा 
विकास की योजनाएँ की । इन मामलों में उसका जहाँगीर के ऊपर शुभ प्रभाव पढा तथा 
दरिद्र-सहायेच्छु और कला एवं साहित्य के पुजारियो को प्रोत्साहन तथा सहायता मिली । 

इसके विपरीत राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धी मामलों मे उसके प्रभाव ने 
अत्यन्त घातक परिणाम पैदा किये। अपने सत्ताकाल में शक्ति-संग्रह तथा दलबन्दी के 
मामलों में वह असाधारण रूप से अनुरागशील बनी रही । १६११-१२ ई० तक वह 
प्रसिद्ध नुरजहाँ-गुट की अधिष्ठ।श्री के रूप मे राजतन्त्र की एकछत्र स्वामिनी बनी रही 
और उन व्यक्तियों को उसमे निकाल बाहर किया जो इस दल के प्रभाव और सत्ता के 
बिरोध में थे । अपने भाई, पिता तथा अन्य सज्जनों को उसने साम्राज्य के गौरवशालों 
पदो पर प्रतिष्ठित करा दिया । इस काल में उसने शाहजादा खुरंम को अवलम्ध देकर 
गौरव और समृद्धि के सर्वोत्कृष्ट-स्तर पर पहुँचा दिया। शाहजादे के लिए किसी भी 
बात की मनाही न थी और उसका युवराज बनना एक निविवाद सम्भावना लगती 
थी । परन्तु जब इस प्रभुतामयी बेगम ने अपनी पुत्री (शेर अफगन की पुत्री) लाइली 
बेगम का बिवाहु शहरयार (जिसका उपनाम नैशुदनी अर्थात मिखदृदु था) के साथ कर 
दिया तो अपने जामाता का पक्ष लेने लगी । उसने खुरंम को धूल में मिला दिया तथा 
आत्मरक्षा हेतु विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। परिणामस्वरूप न्रजहाँ की 
राज्य-शासन में हस्तक्षेप करने की नीति ने साम्राज्य की नीव को गृहू-कलह के कम्प 
में डगमगा दिया | बेगम की शक्तिप्रियता ने उच्च अधिकारियों को स्वामिभ्क्तिपूर्ण 
सेवाओं के प्रति उदासीन बना दिया। बहू अपनी नीति से मतसेव रखने वाले योग्य 
और स्वामिभकत सरदारो के प्रात सन्देह रखने लगी । जिसके परिणामस्वरूप बेगम और 
कमेठ पुरुषों के बीच असहयोग की खाई गहरी हो चली । महाबत्खां को, जिसने अपने 
पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमोर-उल-वमरा को प्रतिष्ठा प्राप्त को * थी, विद्रोह का 
झण्डा खड़ा कर सम्राट को बन्दी बना लेने के लिए विवश होता पड़ा क्योंकि उसे 
प्रत्यक्ष जान पड़ा कि यदि बेगस को सनमानी करते दी जायगी तो उसे सकुटुम्ब मरता 
पड़ेगा । स्त्रियोचित मदसम्पन्न तथा अपनी राजकीय प्रभुता के नाटकीय प्रदर्शन की 
अभिलाषिणी तूरजहाँ के कारण दरबार और साम्राज्य में अह्ितकर कार्य भी हुए। 
जनसाधारण को बहुमूल्य भेंट देकर प्रसन्न करते का सरल मार्ग उसने क्षपताया जिससे 
घूस और दुरभिचार फैल गये। अनेक गुणोपेत होने पर भी वह स्त्री ही थी और स्वयं 


२७८ घुगलकालीस भारत 


राज्य के सभी मामलों की देखभाल भी न कर सकती थी । व्यक्ति-सम्पर्क से दूर रहने 
के कारण राज्य-सचालन में अकुशलता, इन्द्र तथा अनेतिकता का समावेश हो गया । 
मेयाड़ का युद्ध तथा शान्ति-सन्धि. ४7 ७४ हा । 

पूर्ण शक्ति लगाने पर भी अकबर पूरे मेवाड़ पर विजय स्थापित न कर सका 
था। १५६७ ई० में अपनी मृत्यु के पूर्व ही राणाप्रताप ने अपने खोये हुए राज्य का 
अधिकांश भाग फिर से हथिया लिया था । उसके पुत्र अमरसिह में यद्यपि उसकी-सी 
अजेय और दुर्दम आत्मनिष्ठा एवं स्वाधीनता के प्रति अजर प्रेम न था तथापि वहू एक 
बीर सैनिक अवश्य था जिसने मुगल आक्रमण-विरोधी अपने पूर्व-पुरुषों की नीति को 
जानते रखा । अकबर ने अपने राज्यकाल के पिछले दिनों में मेवाड विजय के लिए 
कई अनुष्ठान व्यवस्थित किये परच्तु उसके सेनापतियों की अकर्मण्यता तथा सिसौदिया- 
बगजों के शक्तिशाली विरोध के कारण उसकी मनोकासना सफल न हो सकी । 

अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति के अनुगामी जहाँगीर ने सम्पूर्ण देश पर 
एकछत्र राज्य स्थापित करने की आकाक्षा से अपने द्वितीय पुत्र परवेज को १६०४ ई० 
मे २०,००० अश्वारोहियो की अध्यक्षता में राणा अमरर्िहु को पराजित करने के लिए 
भेजा । आसफर्खाँ, जफरबेग जो कि पाँच हजारी मनसबदार तथा मन्त्री था, शाहजादे 
का परामर्शदाता बनाकर भेजा मया । दूसरे गणमान्य राज्याधिकारी भी सहायता के 
लिए नियुक्त किये गये । राणा अमर सिह का खाचा सागर भी; जिसने अपने भतीजे का 
पक्ष छोड़कर मुगल दरबार में वेतनभोगी होकर रहना भारम्भ कर दिया था, शाहजादे 
के साथ भेजा गया। अमरसिह ने बड़ी वीरतापूर्वक अपने अ्रदेश की रक्षा की । देवार के 
दरें पर घमासान युद्ध हुआ जो अनिर्णीत रहा । दोनों पक्षों ने अपने-अपने को विजयी 
घोषित किया । सम्राट के अनुयायित्ा न तिर्दयथ भाव से देवार के पाश्वेवर्तों इलाके का 
विध्वंस किया परन्तु खुसरो के विद्रोह के फलस्वरूप वे आगे न बढ़ सके । रणस्थन 
छोड़ने के पूर्व मुगलों ने सागर को चित्तोड़ का राणा नियुक्त कर दिया जिससे राजपूतों 
में पक्ष-मेद हो जाय । 

दो वर्ष पश्चात १६०८ ६० जहांगीर ने महातब्खाँ के नेतृत्व में १२,००० 
अप्रवारोही, ५०० अहुदी, २,००० अन्दूकची, ६० हाथी तथा 'छोटी तोपें राणा को 
परास्त करने के लिए भेजी । महाबतस्नाँ ने बड़ा. पराक्तम दिखाया तथा राणा के देश 
पर आंतक फलाकर उसे पर्वतमालाओों में आश्रय लेने के लिए विवश कर दिया। परम्तु 
श्ण्वामाथ्छादित मेबाड़ की सग्त श्रेणियों और उपत्यकाओं ते उसके अतिक्रमण को 
रोका। १६०६९ ई० में वहू वापस बुला लिया गया और अब्दुह्लाखाँ को इस आक्रमण 
का अध्यक्ष बनाकर भैजा गया'। अव्दुल्लालाँ ने मेवाड़ की पहाड़ियों पर आक्रमण किये 
परग्तु राणा को बन्दी बताने में असफल रहा । एक मुठभेड़ में उसने राजकुँमार कर्ण 
को परास्त कर दिया परन्तु स्वयं उसने भी मुठभेड़ की उत्तरतम-महत््वस्थली रणधुरा 
में राजपूत्तों के हाथ बुरी तरह मूह की लायी। तदनन्तर राजा बसु को उस स्थान पर 
नियुक्त किया गया परन्तु वहू भी राणा पर प्रभुत्व त जमा सका । उसके बाद मिर्जा 


जहाँगीर श्परे 


अम्बर ने अधीनता स्वीकार कर ली । इसी समय दक्षिणी सैनिको ने अहमदनगर का 
घेग भी उठा लिया | शाहजहां दक्षिणी आक्रमण का शीघ्रातिशीघ्र अन्त करना चाहता 
था, उधर नू्‌रजहाँ का रुख भी बदलता जा रहा था । फलस्वरूप १६२१ ई० भें उसने 
शान्ति स्थापित की । दक्षिणियों ने मुगलो के आधिपत्य से छीने हुए सारे प्रान्त लौटा 
दिये तथा उनके पाश्वेवर्ती लगभग १४ लाख की राजस्व की आमदनी के क्षेत्र भी 
मुगल-साम्राज्य को दे दिये। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डा की रियासतों ने 
सम्राट को क्रमश, बारह, अठा रह और बीस लाख रुपये भेंट किये । 

इस घटना से शाहजहाँ की और गोौरव-वृद्धि हुई । अगस्त १६२१ ई० में उसने 
अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार सुना । इसके थोड़े ही दिनों पश्चात उसने अपने 
भाई शाहजादा खुसरों का गला घोटकर अन्त कर देने के लिए रजा नामक व्यक्ति को 
नियुक्त किया तथा स्वंय सन्देह से बचने के लिए मृगया खेलने चला गया । कुछ दिनों 
बाद उसने अपने पिता जहाँगीर को समाचार भिजवाया कि खुसरो की मृत्यु उदरशुल 
के कारण हो गयी । समाचार से जहाँगीर को बहुत दुख हुआ और पूरे देश ने इस 
सुदृदय और मेधावी तथा लोकप्रिय शाहजादे की असामय्रिक मृत्यु परे शोक मनाया । 
परन्तु सम्राट ने अपराधी को दण्डित करने के लिए कोई व्यवस्था न की । 
कस्धार की पराजय (१६२२ ई०) 

कन्घार का महत्त्वपूर्ण दुग भारत तथा फारस सरीखे प्रतिस्पर्द्धी देशों के बीच 
जिस प्रकार कलह का कारण बना हुआ था, पहले ही बताया जा चुका है। यद्यपि 
दोनों राज्यों का परस्पर शान्तिपूर्ण व्यवहार था, परन्तु एक-दूसरे के सन्देह को बचाते 
हुए वे अपना उद्देश्य पूरा करने की घात में बने रहते थे । फारस के शाह को नीति 
जहाँगीर से चिक्रनी-चुपड्टी और प्रशंसापूर्ण बात करते हुए उसकी तनिक-सी असावधानी 
से पूरा लाभ उठाकर कन्धार पर अधिकार जमा लेने की थी १६०५ ई० में फारसी 
लोगों से करघार को हृथिया लेने का यत्त किया थां, परन्तु वे सफल नहीं हुए । यह सत्य 
पूर्णपेण ध्यान में रखते हुए कि केवल बल-प्रयोग से काय्ये नहीं चल सकता, शाह 
अब्भास मे १६११ ई० के आरम्भ में आगरा के लिए सुल्यवान भेंट सहित एक दूत 
अकबर की मृत्यु पर संवेदना तथा जहाँगीर के राज्यारोहण के उपलक्ष में बधाई प्रकट 
करने हेतु भेजा । इसके बाद दूसरे दृत भी भेजे गये जिमका उद्देश्य भी जहाँगीर को 
असावधान तथा निश्चिन्त बनाये रखना तथा फारस की सेना को सुअवसर प्रदान करना 
मात्र था। दूसरा दूत १६१५ ई० में, तीसरा १६१६ ई० में तथा चौथा १६२० ई० 
में आया । १६२१ ई० के अन्त में शाह ने जिसे नूरजहाँ गुट के क्षीण होने तथा 
नूरजहाँ और शाहुजहाँ के मध्य बढ़ते हुए भेदभाव का पता लग गया था, कन्घार विजय 
के लिए एक बड़ी सेना भेजी । कम्धार का घेरा १६२२ ई० के आरम्भ में प्रारम्भ हो 
गया और साथ ही एक जन-प्रवाद भी फैल गया कि फारस की दूसरी सेना थट्टा पर 
आक्रमण करसे के लिए आरा रही है। जहाँगीर इस समय अपनी बीमारी के उपरान्त 
काश्मीर में स्वास्थ्य-जाभ कर रहा था | उसने शाहजहाँ को, जो इस समय दक्षिण से 


रृप्४ड सुगलकालीन भारत 


था, कन्धार की रक्षा करने के लिए आदेश दिया, परन्तु शाहजादा पहले से ही अपने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहा था, अतः उसने राजाज्ञा की अवहेलना की। 
४५ दिन घिरे रहने के उपरान्त दुर्ग फारसी सत्ता के हाथ लगा । शाह अब्बास ने एक 
पत्र देकर एक दूत जहाँगीर के पास भेजा जिसमें कन्धार को फारस देश का प्रान्त 
बताते हुए इस आक्रमण को न्यायसंगत बताया गया । इस पन्न में दोनों साम्राज्यो के 
मध्य मेन्री-सम्बन्ध बनाये रखने की आशा भी प्रकट की गयी थी। जहाँगीर ने शाहु 
पर विश्वासघात तथा कमीनेपत का आरोप लगाया तथा शाहजादा परवेज को दुरगं 
को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। परन्तु शाहजहाँ के विद्रोह के कारण इसमें 
सफलता न मिल सकी । 
शाहजहाँ का विद्रोह 

नुरजहाँ का गुट जो कि १६१२ ई० से शासन की एकछत्र बागडोर संभाले 
हुए था, १६२१ ई० के अन्त में क्षीण होने लगा । मद्यपान तथा अफीम के प्रति व्यसन 
एवं शरीर के दुव्यंवबहार के फलस्वरूप जहाँगीर ने अपना शरीर जीणं बना लिया था। 
उसका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरने लगा । इससे नूरजहाँ को भय हुआ । उसका 
समस्त जीवन महत्त्वाकाक्षा की सिद्धि तथा प्रभुत्व के वातावरण में बीता था। अब 
उसे लगने लगा कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात न केवल उसकी शासन-सत्ता वरन्‌ 
प्रमुख मामलो में उसका हाथ भी न रह सकेगा | वहू शाहजहाँ की योग्यता, शक्ति, 
महत्त्वाकाक्षा तथा गयवे से भलीभाति परिचित थी, जिनके कारण राजसस्ता में अपने 
गौरवशाली पद पर बने रहते के विषय में भूलकर भी सोचना उसके लिए व्यर्थ था। 
यह पूर्णरूपेण समझकर कि साम्राज्य में दो स्वेच्छाधारी व्यक्ति अ्थत्ति वह स्वयं और 
शाहुजहाँ एक साथ नहीं रहने पायेंगे, उसने जहाँगीर के कनिष्ठतम जीबित पुत्र 
शहरयार को, जो उसके हाथ की कठपुतली बन सकता था, अपनाना प्रारम्भ किया। 
राजनीतिक मतपेदों की विषमता हन शक्तिशाली व्यक्तियों के धामिक मतान्तरों के 
क्रारण और भी भीषण हो गयी । नूरजहाँ उदार शिया सम्प्रदाय की थी तथा दूसरे 
धर्मों के प्रति सहिष्णु रहना जानती थी । परन्तु शाहुजादा उत्तरोत्तर सुन्नी पनन्‍्च का 
अनुयायी होता जा रहा था| उसे फारसी निवासियों का प्रभुत्व तथा शिया प्रमें का 
दरबार में बोलबाला अच्छा न लगता था। शहरयार को राज्याकृढ़ करने की योजना 
सफल बनाने के लिए नूरजहाँ ने शेर अफगत द्वारा उससे उत्पन्न कम्सा लाइली बेगम की 
मेंगनी शहरयार के साथ विसम्बर १६२० ई० में कर दी तथा विवाह अप्रैल १६२१ ६० 
में आगरे में सम्पन्न हुआ । शहरयार, ६,००० जात और ४,००० सवार के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । 

दुर्भागयवश नूरजहाँ की माता, जो उसके ऊपर सन्तुलनकारी प्रभाव बनाये 
रखती थी, १६२१ ई० में चल बसी तथा उसका पिता इतमादुद्दौला जनवरी १६२२ ई० 
में । इन दोनों की मृत्यु से भूरजहाँ-गुट भंग हो ,गया भौर मूरजहाँ और शाहजहां के 
मध्य भेदभाव भी बढ़ गये । 


जहाँगीर २८१ 


लिए रवाना किया । अत्यन्त पराक्रम के पश्चात भी खानखाना विशेष सफलता न 
प्राप्त कर सका । उसका विरोध अवीसीनिया मे उत्पन्न हुए अहमदनगर के प्रध/नमनन्‍्त्री 


एवं सैन्य तथा थुद्धकाल के प्रकाण्ड पण्डित मलिक अम्बर ने किया । इस यो इस योग्य व्यक्ति 


ने अहमदनगरें राज्य को विवेकपूण शासन तथा उदार राजस्व नीति द्वारा सुसगठित 
बनाकर भ्रजा-प्रिय राजप्तत्ता की नीब डाली थी | उसने निजामशाही सना मे प्रचुर 
मात्रा मे मराठो को भरती करने भे बुद्धिमत्ता दिखायी । इन मराठो को उसने गरुरिल्ला 
नीति से युद्ध-प्रणाली मे सिद्धहस्त बनने के लिए उत्साहित भी किया । इस प्रणाली में 
ये लोग सहज प्रवीण थे तथा यह प्रणाली उन लोगो की प्रकृति तथा देशस्थिति के 
अनुकूल भी थी । इस प्रकार की अदम्य व्यवस्था द्वारा निजामशाही राज्य ने मुगलो 
के दाँत खट्टे कर दिये और खानखाना मुगल सेना के नैतिक बल को कायम न रख 
सका । अतएव सेना में एकरसता तथा शक्ति बनाये रखने के लिए जहाँगीर ने शाह- 
जादा परवेज को सेता का (नाममात्र के लिए) अधिष्ठाता बनाया तथा आसफ्ाँ की 
संरक्षता मे उसे दक्षिण के लिए भेज दिया। शाहजादा खानदेश और बरार का 
प्रदेशाधिपति बनाकर १६१० ई० से प्रारम्भ में ही भेज दिया भया था परन्तु वहू भी 
खानखाना से किसी भी प्रकार अधिक सफलता प्राप्त न कर सका यद्यपि वह दक्षिण 
में कई साल रहा । एक के बाद दूसरे योग्य मुगल सरदार तथा खानजहाँ लोदी, 
अब्दुल्लाखाँ आदि भेजे गये परन्तु विजय-सुन्दरी ने किसी के गले में भी जयमाला ने 
डाली । मलिक अम्बर के मराठे लड़ाके कभी सामने जमकर न लड़ते थे। वे मुगल 
सेना के इ॒र्द-गिद लगे रहते तथा पथ-भ्रम कराकर आक्रमण के अवसरों पर ले जाते, 
उसकी सामग्री की 57वस्था अस्तव्यस्त कर देते तथा अवसर पाकर टूट पड़ते। इस 
प्रकार की रणनीति के मुगल लोग अभ्यस्त न थे | वे ऊब गये तथा उनका नैतिक हास 
होने लगा । सेनापति एक-दूसरे के विरुद्ध दोषारोपण करने लगे तथा अपने अध्यक्ष की 
व्यवस्था को विफल बताने लगे । 

१६११ ६० में मुगलों ने अहमदनगर को घेर लेते का विशाल प्रयत्त किया। 
क्षब्दुल्लाखाँ ने गुजरात की ओर से तथा खानजहाँ लोदी, मानसिहू और अमीर-उल- 
उमरा ने बरार और खानतदेश की ओर से एक ही समय आक्रमण करने की व्यवस्था 
की । परन्तु यह योजना असफल रही क्योंकि बिना अपने संगियों की प्रतीक्षा किये हुए 
अब्दुल्ला्खा अपने गन्तब्य की ओर बहुत शीघ्षता से आगे बढ़ गया। मलिक अम्बर 
के गुरिलला सैनिक उसके ऊपर दूट पड़े तथा उसे गुजरात की ओर घकेल दिवा जिसके 
फलस्वरूप मुगल-पक्ष को महान क्षति उठानी पड़ी । जहांगीर इस पर कुद्ध हुआ । उसने 
अब्दुल्लाखाँ को भला-बुरा कहा तथा खानखाना को दक्षिण सैन्य-व्यवस्था का अध्यक्ष 
बनाकर भेजा । खानखाता ने आक्रमण जारी रखा तथा १६१२ ई० मे दक्षिणियों को 
परास्त किया परन्तु मुगल सेना में पूर्वंबत फूठ पड़ी रही जिससे उन लोगों को कोई 
विशेष सफलता ने मिल सकी | 

मलिक अम्बर के विरुद्ध मुगलों की चिर-असफलता के कलंक का टीका सा ज्ाज्य 


२८४२ मुगलकालोन भारत 


के माये से हटाने के लिए नूरजहाँ के परामर्शानुसार जहाँगीर ने परवेज को प्रयाग 
बुलाकर शाहजादा खुर्रम को दक्षिण का अध्यक्ष बनाकर भेजने की ठानी | १६१६ ई० 
के प्रारम्भ मे उसे शाह सुल्तान का पुद देकर अहमदनगर के लिए रवाता किया। 
सम्राट स्वयं रणस्थली के पास रहुकर अपना प्रभाव डालने के लिए अपने पूरे दरबार 
के साथ माँड नामक स्थान पर आ गया | शाहजादा खुरंम मार्च १६१७० में 
बुरहानपुर पहुँच गया तथा तत्काल मलिक अम्बर से लिखा-पढों आर्स्म्त कर दी । इस 
परम शक्ति से भयग्रस्त हो मलिक अम्बर ने सारी शर्तें स्वीकार कर लीं और बाजा- 
घाट का पूरा प्रान्त जो उसने कुछ काल पूर्व ही मुगलो से छीन लिया था, लौटा दिया। 
अहमदनगर का किला भी सुगलो की अध्यक्षता में दे दिया गया । सोलह लाख रुपये के 
मूल्य की सम्पत्ति का उपहार लिये हुए बादशाह आदिलशाह रवय शाहजादा खुरंम की 
अभ्यर्थना में उपस्थित हुआ । जहाँगीर ने सन्धि को शर्तें स्वीकार की गौर १६१७ ई० 
में सन्धि हो गयी । मुगल दरबार में इस शान्ति-स्थापना का एक महाकाये के रूप 
में स्वागत हुआ तथा शाहजादा खुरंम की सफलता पर उसके प्रति असीम सम्मान 
प्रदर्शित किया गय# । नूरजहाँ ने इस अवसर पर बड़े साज और बेभव के साथ उत्सव 
मनाये, मानो शाहजादे ने एक महान विजय प्राप्त की हो । जहाँगीर की प्रसन्नता की 
कोई सीमा त रही । उसने शाहजादा खुरंम को परम गोरवशाली 'शाहजहाँ' नामक 
उपाधि से पुरस्कृत किया । सत्य वास्तव में यह था कि शाहजादा खुरंम ने अब्दुल्लाखाँ 
को आशिक विजय का पूरा-पूरा लाभ उठाकार अपनी उससे अधिक शक्ति पर केवल 
शत्रू के मतत पर आतंक जमा दिया ओर यहू अल्पस्थायी सन्धि स्थापित कर ली। 
मलिक अम्बर की वारतव में कोई पराजय न हुई थी और वहू दो साल के भीतर ही 
पुनः अपना सिर उठाने लगा । 

१६१७ ई० की सन्धि की अवहेलना मलिक अम्बर ने १६२० ई० में की; जब 
| उसने बीजापुर एवं गोलकुण्डा के साथ एक दल का तिर्माण कर खानखाना पर आक्रमण 
कर उसे अहमदनगर के दुर्ग में घेर लिया । शाही दल वालों की सेना आमने-सामने 
के युद्ध में कुशल रहते हुए भी गुरिल्ला युद्ध-व्यवस्था के समक्ष नितान्‍्त असहाय पड़ती 
थी । निदानस्वरूप उन्हें भागकर बुरहानपुर में शरण लेनी पड़ी । दक्षिणी सैनिकों ने 
माँडू तक आक्रमण किये । खानखाना को बार-बार प्रार्थनाओं के फलस्वरूप सम्राट ने 
शाहूजहाँ को दक्षिण जाकर उहण्ड मलिक अम्बर को दण्डित करते के लिए भेजा । परन्तु 
पंजाब में काँगड़ा युद्ध में ध्यस्त होने के कारण शाहजहाँ कुछ समय तक दक्षिण की ओर 
न जा सका । हस प्रार्थना के स्वीकृत हो जाने पर बहु अपने पिता से लाहौर में बिदा लेकर 
दक्षिण की ओर बढ़ा । उज्जैन पहुँचकर उसने ५,००० अश्वारोहियों की एक टुकड़ी 
अब्वुलहसन तथा दूसरी सन तीज के अधीन मि बे माँड के समीप से मराठों को खदेड़ 
देने के लिए भेजी । बड़ो आसानी से यह काम हो गया तथा मराठें अहमदनगर राज्य 
की नयी राजधानी खिड़की तक खदेड़ दिये गये | शाहजहाँ अब अहमदनगर की ओर 
अग्रतर हुआ जहाँ मुगल सेवा अब भी घिरी हुई थी । जब मुगल पाटन पहुँचे तो मलिक 


जहांगीर २८७ 


को नवंदा पार करके दक्षिण की ओर अग्रग्नर न होने दे । उसके पीछे हटने के परिणाम- 
स्वरूप उच्चपदस्थ शाही सैनिक कर्मचारियों और गुजरात की सेना में जिसका वह्‌ 
' शासक था, असन्तोष फैल गया और गुजरात प्रान्त उसके हाथ से निकल गया । शाहजहाँ 
अपने कुटुम्ब को असीरगढ मे सुरक्षित छोड़कर बुरहानपुर पहुँचा, जो दक्षिण मे मुगल- 
साम्राज्य की राजधानी था। उसने अपने पुराने शत्रु मलिक अम्बर से सहायता के लिए 
मािक प्रार्थना की, पर मलिक अम्बर ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह 
एक अनाश्रित राजकुमार के कारण शक्तिशाली मुगल सम्नाट के प्रकोप का भाजन नहीं 
बतना चाहता था। इसी प्रकार की विनय उसने बीजापुर के नरेश से की पर वहाँ भी 
उसे निराश होना पड़ा | विवश होकर उसने महाबतखाँ से सन्धि-वार्ता प्रारम्भ की, पर 
यहाँ भो आशा ने उसे सहारा न दिया।। उसका राजदूत अब्दु रहीम खानखाना, जिसको 
राजकुमार ने आत्मविनय और कुरान की शपथ के द्वारा अपनी ओर रहने के लिए 
वचनबद्ध कर रखा था, महाबतखाँ से जा मिला, जिसने भगोडे शाहजहाँ को बन्दी 
करने के लिए नवेदा पार की । सम्राट ने महावत्खां के पास यह आदेश भेजा किया 
तो बह राजकुमार को बन्दी करके दरबार मे प्रस्तुत करे अथवा उसको देश से निर्वा 
सित कर दे । अब शाहजहाँ को ताप्ती पार करके अपने थुराने शत्रु गोलकुण्डा के 
सुल्तान के प्रदेश में जाने के अतिरिक्त और अन्य मार्ग न दिखायी दिया | वह अक्टूबर 
में वहाँ पहुंच गया और शाही सेनिक शेष वर्षाऋतु बिताने के लिए बुरहानपुर आ 
गये । जहाँगीर ने अजमेर से डेरा उखाड़कर नवम्बर १६२३ ई० में काश्मीर के लिए 
कुच्च किया । 

तेलंगाना में भ्रमण करता हुआ शाहजहाँ मछलीपटूम पहुँचा और कुछ दिवस 
वहाँ निवास करने के पश्चात नवम्बर में वहाँ से चल दिया । तदुपरान्त उसने उत्तर- 
पूरब की दिशा में उडीसा में पदापपण किया जो उस समय मुगल-साम्राज्य का एक प्रान्त 
था। उस प्रान्त का अकुशन और कायर शासक अहमद बेगर्खा प्रान्त की रक्षा हेतु कोई 
समुचित प्रबन्ध न कर सका और भागकर पहले कटक पहुँचा, तत्पश्चात बदंवान और 
अन्त में ढाका । बदेवान के उत्कट फौजदार सलीह ने शाहजद्ाँ का विरोध करने का 
हृढ संकल्प किया, पर विजय-सुन्दरी शाहजहाँ का कण्ठहार हुई और सलीह को उसके 
सामने धुटने टेकने पड़े । बर्दवान का अधित होकर शाहजहाँ ने राजमहल की ओर पग 
उठाया, जो उस समय अकबर नगर के नाम से विख्यात था | उसने राजमहल पर घेरा 
डाल दिया ओर घमासान युद्ध के उपरान्त, जिसमे बंगाल का शासक इश्नाहीमर्खाँ मृत्यु- 
पयेन्त बीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ स्वगंधाम को सिधारा, उसको पराजित कर सका ! 
उड़ीसा का शासक अहमदबेगखाँ, ढाका में उसके अधीन हो गया । इस प्रकार उडीसा 
ओर बंगाल के प्रान्त शाहजहाँ की मुदुठी में आ गये । ॥ 

इन दोनों पूरबी प्रान्तों को अपना आधार-स्तम्भ मानकर शाहजहाँ ने बिहार, 
श्वध, प्रयाग और आगरा को भी अपने पंरो-तले रोदने को योजना बनायी, जिससे 
बह अपने क्ुद्ध पिता से उपकारक शर्तें स्वीकार करवाने की स्थिति में आ जाय । उसके 


श्ष८ समुगलकालीन भारत 


युद्धकुशल सेनाधिप, मेवाड़ के राजकुमार भीम ने पटना पहुँचकर रक्तहीन विजय 
प्रात की । वहाँ का कायर शासक मुखलिसखाँ राजपूत शूरवीर के आगमन का समा- 
चार पाते ही अपनी प्राण-रक्षा हेतु नगर, का भार परित्यक्त करके भाग गया। समस्त 
बिहार, जिसमे रोहतास का अवितश्नर दुर्ग सम्मिलित था, शाहजहाँ के हाथ में आ 
गया । एतद्रूपेण उसे जौनपुर भी मिल गया और शाहजहाँ ने बनारस के समीप गगा 
को पार करके कम्तीत में अपना डेरा डाला | उसने प्रयाग को आयूलत करने की आज्ञा 
दी। सम्राट प्रयाग और अवध दोनो से हाथ धो बैठता यदि मार्च १६२४ ई० में परवेज 
भर महाबतखाँ धुरहानपुर से घिरी हुई दुर्गरक्षक फोज के उद्धार के लिए समय पर 
शीघ्र ही न पहुँच जाते । उनके आगमन के फलस्थरूप अब्दुल्लाखाँ को वह्ाँका पेरा 
पठाकर झूसी जाना पडा । महा।बतखाँ ने बलपूर्वक नौकाएँ एकत्रित करके गंगा के 
प्रयाग से उत्तर-पश्चिम मे लक्भग चालीस कोस की दूरी पर पार किया । उसने विद्वोौही 
राजकुमार की खाद्य तथा अन्य सामग्रियों को अवरोधित कर दिया | अब शाहूजहाँ के 
सामने खुल्लमखुटला युद्ध करने या दक्षिण में भाग जाते के अतिरिक्त कोई अन्य चारा 
नेद्दीं था, अतः उसे “बिना तैयारी के ही युद्ध करता पड़ा ।- मेवाड़ के राजबुम।र भीम 
का प्रमतत धावा राज्य-सेना के श्रेष्ठतम सेनिकों के विमद्ध सफल ने हो सब! और 
अन्तिम एवास तक वह युद्धस्थल में संघर्ष करता हुआ इस संसार से विदा ले गया। 
शाहूजहाँ पूर्णतः परास्त हुआ पर भाग्यवश उसके प्राणों की रक्षा हुई और वह वहां 
से भाग गया। वह भागकर रोहतास पहुँचा और मुमतांजमहुल की सन्तानोत्यति के 
कारण यात्रा में असमर्थ पाकर बहीं फ़ोड़कर उसने बंगाल में शरण ली । 


बंगाल से शाहजहाँ ने फिर एक आर उड़ीसा, तैलेंगाना और गोलकुण्डा होते 
हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया भर अहमदनगर की भूमि पर पैर रखा। उसके 
अनुपस्थित-काल में अहृमदतगर के सर्वशक्तिसम्पन्न मसत्री मलिक अस्बर और बीजापुर 
के सुल्तान के मध्य एक व दुतम बैर-भावता का प्रादुर्भाव हो चुका था। अवटूबर 
१६२३ ई० में बीजापुर तथा अहमदनमर ने मदह्ाबत्खां से सहायता मॉँगी, पर उस 
चतुर सेनापति ते मना कर दिया और यहू निश्चय किया कि वह शाहुजहाँ के विद्रोह 
को दबाने के लिए बीज।पुर को सहायता देगा | तब शाहजहाँ (६२३ ई० के भ्रन्‍्त में 
दक्षिण से भगाकर उड़ीसा पहुँचा । ज्योंही महाबतखां ने शाहजहाँ को देश निर्वासन 
देने के अभिप्राय से उत्तर दिशा को प्रयाण किया, मलिक अम्बर ने सनन्‍्तोष की साँस 
ली ओर गोलकुण्डा से सन्धि-वार्ता करके बीजापुर की सेवा को बीदर में पराजित 
किया । बीदर में लुट-खसोठ करने के उपरान्त उसने बीजापुर मे आदिलशाहू को घेर 
लिया । विपदग्रस्त सुल्तान ते मुगल सेना में प्रस्तुत अपनी सेना ,.की दुकड़ी को वापस 
बुला लिया और जिन मुगल साम्राज्यवादियों के कन्धों पर दक्षिण का भार था उनसे 
शीघ्रातिशीघ्र सहायता देने की अनुनय की । दो शत्रु दलों के मध्य में घिर जाने की 
शंका से भयभीत मलिक अम्बर ने अपनी सेता का एक भाग बीजापुर दुर्ग की दीवारों 
को पेरे रहने के मिमित्त छोड़कर अग्रमार्ग प्रहण किया और भटीवी में मुल्ला मुहम्मद 


जहांगीर श८५ 


इसी समय फारसी सेता ने कन्धार के दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिससे त्राण 
करने के लिए शाहजहाँ को आज्ञा मिली थी। परन्तु शाहजादा नुरजहीँ के आचरण से 
इतना शंकित था कि उसने अपनी प्रतिष्ठित गद्दो दक्षिण को छोड़कर जाना उचित न 
समझा । उसे भय था कि उतरोत्तर क्षीण-स्वास्थ्य सम्राट की मृत्यु के पश्चात कही 
नुरजहाँ उसके सहज अधिकार को कुचलकर शहरयाड को सम्राट न बता दे । उसने 
सम्राट से प्रार्थना की कि उसे सेना के ऊपर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र शासन का अधिकार एवं 
पंजाब का प्रदेशाधिपत्य तथा उसके कुटुम्ब के निवास के लिए रणथम्भौर का दुर्ग 
प्रदान कर दिया जाय । यदि ये शर्तें स्वीकार की गयीं तो वर्षकाल के उपरान्त वह 
कन्धार विजय के लिए प्रस्थात करेगा । नुरजहाँ ने, जिसने जहाँगीर को एक प्रकार के 
बौद्धिक दासत्व में जकड़ रखा था, उप्ते विश्वास दिलाकर यह समझा दिया कि शाहजहाँ 
के ये विचार विद्रोह की भावना से अनुप्राणित हैं। इस पर सम्राट ने क्रोधित होकर 
शाहजहाँ को आदेश भेजा कि यदि वह वर्षाकाल के उपरान्त कन्धार विजय के लिए 
जाता चाहता है तो अपने अधीनस्थ समस्त शाही अधिकारीजनों तथा सेन को फौरन 
दिल्‍ली वापस भेज दे । इसी समय एक असोख्यकर घटना हो गयी जिसने दोनों दलों 
के भेदभाव को भर भी बढ़ा दिया । शाहजहाँ ने कुछ काल पूर्व घौलपुर के परगने को 
जागी र-रूप में मिलने के लिए प्रार्थता की थी | सम्राट से अवश्य स्वीकृति की आशा 
में उत्तने स्वीकृति-वचत आने के पूर्व हो दरियालां को उसकी बागडोर संभालने के लिए 
धैज दिया । नूरजहाँ ने धौलपुर के उस परगने को शहरयार के लिए जागीर के रूप 
में पहले ह्वी माँग लिया था एवं एक फोजदार की नियुक्ति कर दी थी । अतएवं उस 
परगने पर अधिकार जमाने में दरियाक्षां और शहरयार के फौजदार शरीफ-उल-मलिक 
में मुठभेड़ हो गयी । शरीफ-उल-मलिक की आँख में चोद आयी तथा युद्ध में बहुत-से 
व्यक्ति मारे भी गये । तृरजहाँ ने इस घटना का पूरा-पूरा लाभ उठाया | जहाँगीर ने 
शाहुजहाँ को डॉँटा-फटकारा तथा उसे दक्षिण को पुरी सेना को दरबार में तुरन्त भेजने 
का आदेश भेजा । 


इस प्रकार शाहुअहाँ से मनमृटाव होने के पश्चात जहाँगीर ने शहरयार की 
पदवृद्धि करके उसे १२,००० जात और ८,००० सवार के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
ओर कन्धार भाक्रमण का उसे मुख्य सेनाध्यक्ष नियुक्त किया । इससे कुछसमय उपरान्त 
ही पंजाब में स्थित शाहजहाँ की कुछ जागीरें शहरयार के नाम में परिवर्तित कर दी 
गयी । अन्ततोगत्वा शाहजहाँ द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने और क्षमायाचना पर 
भी उत्तर में स्थित उसकी शेष जागीरें, जिनमें हिसार सम्मिलित था और जो राज्य- 
उत्तराधिकारी की निर्दिष्ट सम्पत्ति समझा जाता था, शहरयार को सौंप दिये गये । 
मुरजहाँ अपने भाई आसफर्खाँ से इसलिये शंक्रित रहती थी क्योंकि उसे सन्देष्ठ था कि 
वह (भासफर्खाँ) अपने दामाद 'शाहजहाँ का पक्ष लेता है।जेगम ने महाबत्ाँ को 
काबुल से बुलाया, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सैनिक था ओर जिसकी दरबार ने अब 
तक अवहेलता की थी भौर उसको ६,००० जात और ५,००० सवार के उच्च पद पर 


श्८६ मुगलकालीन भारत 


आसीन कर दिया । महाबत्खाँ के प्रतिद्वन्द्दी आसफर्वां की राजकोष लाने के लिए 
आगरा भेज दिया गया। 

अभी कठिनता से इस दशा में पग उठाये ही गये थे कि शन्नु द्वारा/क़रघार पर 
आधिपत्य जमा लेने का समाचार प्राप्त हुआ | जहाँगीर ने फारस के शाहू के ऊपर 
विश्वासघधात का दोषारोपण किया और उस महत्त्वशा नी दुर्गें को वापस लेने की तैयारी 
की आज्ञा दी | इसी समय शाहजहाँ को खुलेआम विद्रोह करने का समाचार सुना गया 
झौर यह भी समाचार मिला कि वह आगरे पर अचानक छापा मारता चाहता है। 
शाहजहाँ को विश्वास था कि उसका पिता नूरजहाँ का गुलाम बन गया है अतः उसे 
अपने पिता से न्याय की कोई आशा नही रही थी । पर नूरजहाँ के ग्रुप्तवर बड़ी 
सलग्नता से अपने कार्य में लगे हुए थे । उसने विद्रोही की योजनाओं को नष्ठ करने 
तथा उसे मात देने के लिए कोई कसर न उठा रखी । शाहजादा परवेज को अपनी 
सम्पूर्ण सेता सहित बिहार से वापस बुला लिया गया और आमेर, मेबाड, कोटा, बूंदी, 
भोरछा तथा अन्य राज्यों के राजभक्त अधिपतियों को सम्राठ को सहायता देने के लिए 
आमन्त्रित किया गया । मिर्जा अजीज कोक़ा से समझौता कर लिया गया और 
महाबतखाँ को राज्य सेना का सेनातायक बना दिया गया। सम्राट और सा भज्नाशी ने 
फरवरी १६२३ ई० में दिल्‍ली होते हुए माँडू के लिए प्रस्थान किया जिससे वे 
रणस्थली के निकट बचाव के प्रतन्ध का ठीक-ठीक निरीक्षण कर सके। एक चतुर 
राजदूत को विद्रोही राजकुमार के हृदय की थाह लेने के लिए भेजा गया जिसका 
उद्देश्य यह भी था कि सञ्नाट को युद्ध सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए और अधिक समय 
मिल जाय । सम्राट मई १६२३ ई० में अजमेर पहुँच गया । 

शाहजहाँ माँडू से, जो उस समय उसका मुख्य पड़ाव था, दक्षिणी सेवा के कुछ 
स्वामिभक्तों के साथ फतेहपुरसीकरी की ओर बढ़ा । नगरस्वामी द्वारा बुंडिमसापूर्वेक 
द्वार बन्द कर दिये जाने से नगर पर प्रभुत्व पाने की योजना में असफल होकर राज- 
कुमार ने आगरे पर धाषा बोला । पर अप्रैन, १६२३ ई० में बिल्लोचपुरा में शाही 
सैनिकों से मुठभेड़ होने के फलस्वरूप उसकी ह्वार हुई । यहाँ उसे अपने अति विश्वास- 
पात्र सुन्दर की मृत्यु के कारण, जो रायरायान विक्रमाजीत की उपाधि से भक्त 
था और देश के सर्वश्रेष्ठ सेनानायकों में से था, बड़ी क्षति पहुँची । शाही सेनिक्ों ने 
एक मास से अधिक विश्वाम करके परवेज की नामसान्न की अध्यक्षता में प्रस्थान किया। 
परवेज बिहार से वापस आ गया था और ४०,००० जात और ३०,००० सवार के 
अद्वितीय पद पर सुशोभित कर दिया गया था, जिससे वह शाहजहाँ से अधिक 
सत्तायुक्त समझा जाय । परवेज ने विद्रोहियो का पीछा किया, जो इस समय तक भाग 
कर माँडू पहुँच श्रुके भे और वहाँ के अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित हो गये थे । महाबत््षाँ के 
आगमन पर जो राज्य सेना का. वास्तविक सेनापति था, शाहुजहाँ के अनेक साथी उसे 
. छोड़कर महाबतसखाँ से क्रा मिले ओर शाहअहाँ को असी रगढ़ भागने के लिए बाध्य होता 
पड़ा । वहु बेरामबेग को सेना की एक टुकड़ी का आधिपत्य दे गया जिससे वह महावत्ां 


जहाँगीर २८९ 


और लश्करखाँ की अध्यक्षता में घेरा डाले पड़ी हुईं सहायक सेना पर छापा मारा, 
जहूं उसने मुल्ला मुहम्मद का वध कर डाला और लश्करखाँ को भगा दिया । तदु- 
परान्त उसने मुगलों की दक्षिण प्रान्त की राजधानी अहमदनगर का घेरा डाला और 
साथ ही "जापुर के घेरे को यथारूप रखा | इसी घटना-क्रम के अवसर पर शाहजहाँ, 
जो उत्तर में मुंह की खा चुका था, दक्षिण को लौटा और मलिक अम्बर ने, जो मुगलों 
का आजीवन शत्रु था, सहृदयता से उसका स्वागत किया और उसने शाहजहाँ को 
अपने पिता जहाँगीर के विरोधी संघ में अपने साथ सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत 
कर दिया अम्बर की विनय पर शाहजहाँ ने बुरहानपुर दुर्ग पर घेरा डाला पर उस 
पर प्रभुत्व प्राप्त करने मे सफलीभूत न हुआ । इसी मध्य में परवेज और महाबतखाँ 
का शाहजहाँ का पीछा करने के लिए दक्षिण में पुन: आगमन हुआ । शाहजहाँ ने बाध्य 
होकर बुरहानपुर के घेरे का अन्त कर दिया और बालाघाट में रोहनगढ़ के स्थान में 
जाकर अपनी प्राणरक्षा की । यहाँ राजकुमार रोग-पीड़ित हो गया और अब्दुल्लाखाँ ने 
जो इस समय उसका अकेला स्वामिभक्त स्मरणीय भृत्य था, संस्यास ले लिया | . अब 
अपने पिता की चरण-रणज को शिरोधायें करने के अतिरिक्त शाहजहाँ के लिए अन्य 
कोई मार्ग न था । 

मृत्यु और परित्याग के कारण अपने अधिकांश .सहयोगियो की सहायता से 
बचित, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित, अजेय चमू और महाबतखाँ की 
सर्वत्र सफल अध्यक्षता से व्यधित निराश शाहजहाँ के समक्ष मौत मुँह बाये खड़ी थी । 
इस परिस्थिति ने उसे अपने भावी जीवन का पथ-निर्णय करने के लिए प्रेरित किया । 
उसकी तकंशक्ति ने उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि वह बिता कोई शर्ते रखे 
अधीनता स्वीकार करे और उसने सम्नाट से क्षमा-भिक्षा की याचना की । इस समय 
नूरजहाँ महाबतखाँ के व्यवहार और उसकी प्रगतिशील शक्ति और सम्मान के कारण 
बहुत शंकित थी । अतएव वह शाहूजहाँ के सन्द्रि-प्रस्ताव को ठुकराना न चाहती थी । 
मार्च १६२६ ई० मे उसने शाहजहाँ के पास यह आदेश प्रेरित किया कि वह रोहतास- 
गढ़ ओर असीरगढ़ के दुर्गों पर से अपना आधिपत्य तुरन्त हटा ले और अपने पुत्रों, 
दारा और औरंगजेब को, जो उस समय क्रमशः दस और आठ वर्ष की आयु प्राप्त 
कर चुके ये, राजदरबार में भेज दे। शाहजहाँ ने द्विविधारहित हो आज्ञा, को 
शिरोधार्य किया । उसे क्षमा प्रदात की गयी और वह बालाघाट का शासक नियुक्त 
कर दिया गया । 

इस तीन वर्षीय विद्रोह की, जिसने साम्राज्य को एक णहयुद्ध के कारण संक्षुब्ध 
कर दिया और जो असंख्य मनुष्यों और अतुलित घन के नाश का कारण बना, 
अन्त्येष्टि-क्रिया अप्रैल १६२६ ई० में हुई । 
भहाबत्ोा का राज्य-शासन में नियम-विरुद्ध विप्लव (सार्च १६२६ ई०) 

शाहजहँ से सन्धि-स्थापना के सश्निहित काल में ही उद्धत बेगम ने महाबत्ाँ 
को, जो साम्राज्य का सर्वोत्तम सैनिक और राजनीतिज्ञ था, आज्ञानुकुलता में लाने का 


२६९० मुंगलकालसीन भारत 


प्रण किया । शाहअहाँ के बिद्रोहाबसर पर महाबत्ाँ की मान-मर्यादा में समुचित 
वृद्धि हो गयी थो और क्योकि विप्लव के दमन में उसकी अनिवार्यता आवश्यक थी, 
साम्राशी ने उसके साथ उस सप्य निबदारा करना मतिमान्‌ व्यक्ति का कर्तव्य नहीं 
समझा था। तुूरजहाँ की सहिष्णुता से यह परे की बात थी कि वह महाबतखाँ जंसे 
दुर्जेय व्यक्ति का अरितत्व स्थिर रहने दे । महाबतख्ाँ अपनी योग्यता और कार्यपटुता 
के फलस्वरूप किसी का अधीनस्थ होना सहत नहीं कर सकता था । वह स्वयं महत्त्वा- 
काक्षी था और अपने पोषक तथा सम्राट जहाँगीर के अतिरिक्त अन्य किसी से आदेश 
नहीं प्राप्त करना चाहता था । नूरजहाँ द्वारा राज्य की बागडोर अपने हाथ मे लेने के 
परिणामरवरूप वहू ईष्पॉलि हो गया। इसका प्रयुख कारण यह था कि सम्राट से विवाह 
होने के पूर्व बहु एक सामान्य रमणी थी और तदुपरालत वह सफलतापूर्वक दरबार को 
अपनी मुदठी में रखने की योजनाएँ बताती रहती थी और कभी भी साम्राज्य के राज- 
भक्त और विश्वासपात्र कुलीन पुरुषों की ओर ध्यान नहीं दिया था। शहरयार जिसको 
वह राजसहासन पर आसीन करने की दृष्छुदा थी, एक भितान्‍त तिवाःम्मा पुरुष था 
और केवल इसलिए राजपद के उपयुक्त रामझा गया था क्‍योंकि वह अपनी उत्कट 
आकांक्षी श्वश्र के द्राथ की कठपुतली हो सकता था। इसके विपरीत, मद्टाबतर्खाँ ने 
राजसिहासन पर परवेज मे, अध्रिकार का समथेन किया, जो शहरयार से प्रत्येक दशा 
में सुयोग्य था और मुरजहाँ का स्वामित्व स्वीकार करने को तत्पर न था। ब्रेगम 
महाबतखा को योग्यता से भलीभांति परिचित थी और यहू भी जानती थी कि महाबतसखाँ 
राज्य-वंश का अनन्य भक्त है और उससे घृणा करता है। इन कारणों के फल- 
स्वरूप दोनों शक्तिमान व्यक्तियों को शास्तिपर्वंक जीवन व्यतीत करना असम्भव हो 
गया और नूरजहाँ ने शीघ्र ही उस महान सेनापति के विध्यंस का सकलप कर लिया । 
ज्योंही शाहुजहाँ शर्तरहित आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो गया, उसने 
महाबतखाँ को स्थान-परिवर्तन की अनुमति देकर बगाल भेज दिया और उसके स्थान 
पर सानजहाँ लोदी को राजकुमार परवेज का परामशेदाता नियुक्त कर दिया। 
राजकुमार ते संकोचमर्त हो खानजहाँ को अपना परामश्शदाता स्वीकार किया और 
राजाज्ञानुपतार बुरहानपुर में निवास करते लगा । सहावतर्खाँ ने भी बंगाल को प्रस्थान 
करने का निश्वय किया । 

अपने अग्रज आसफर्ला के सन्धि-सहयोग से उत्साहित, जो महाबतखाँ से समान 
स्पर्दा रखता था, बेगम ने महाबतखाँ पर राजद्रोह और अवज्ञा के अपराध आरोपित 
किये । उसके नाम एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें उसको दरबार में उन 
हाथियों को भेजने का आदेश दिया गया जो उसने शाहूजहाँ के विद्रोह्वावसर पर बिहार 
और बंगाल में प्राप्त किये थे, और उसको यहू भी निर्देश दिया गया कि वह उस धन 
का भी ठीक-ठीक हिसाब दे जो उसने दोनों भ्रान्तों के स्वश्वहरण हुए जागीरदारों से 
प्राप्त किया है। यदि महाबतर्खा आदेश-पालन में असफल होता है तो उसे तुरन्च ही 
दरबार में उपस्थित किमरा जाय। महाबतलां नूरजहाँ की बाल को समझ गया और 


जहाँगीर २६१ 


उसने अनुभव किया कि नूरजहाँ ने केवल तिरस्कृत करने और धूल में मिलाने का 
उपाय किया है। अतएवं उसने सम्राट के तत्कालीन निवास-स्थान पंजाब जाकर स्वयं 
अपने मामले का सम्राट के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का निर्णय किया । साथ ही उसने 
निश्चय किया कि यदि उसको न्याय न मिला तो वह राज्य-शासन में तियम-विरुद्ध 
विप्लव करके सम्नाट को अपने वश में कर लेगा और इस प्रकार राज्य में नुरजहाँ को 
शक्ति से वंचित कर देगा। मार्च १६२६ ई० में वह अपने चार या पाँच हजार तपे- 
तपाये राजपूत रणवौरों सहित झेलम के समीप शाही डेरे के सप्चिकट पहुँच गया । 
जहाँधीर काश्मीर से लौटकर काबुल को जा रहा था। दूसरे दिन प्रातः वह झेलम 
नदी पार करने वाला था। एक बलशाली राजपृत चंतुरंगिनी समेत महाबतखाँ का 
आगमन-संवाद सुनकर शाही डेरे मे भय का साम्राज्य छा गया। सेना के भंगीकरण 
का निर्देश देने के बजाय सम्राट ने महाबतखाँ को यथास्थिति में रहने की आज्ञा प्रेषित 
की । बेगम ने भी महाबतखाँ को और अधिक तिरस्कृत करने के अभिषप्राय से उससे 
शाज्यादेश के बिना अपनी पुत्री का विवाह एक कुलीन सरदार के पुत्र बरखुरदार से 
कर देने का कारण पूछा। बरखुरदार को राजदरबार में उपस्थित ,होने का आदेश 
दिया गया, जनता के समक्ष उसे अक्षम्मानित किया गया, उसके हाथ उसकी गर्दन से 
बाँध दिये गये और उसे बन्दी बना दिया गया । महाबतखाँ द्वारा उसे दिया गया स्त्री 
धन उससे छीत लिया गया। ऐसे कृत्य से उन्मादयुक्त हो मद्नाबतर्खा ने सम्राट को 
बन्दी कर लेने का निश्चय किया भौर साम्राज्ञी की शक्ति की जड़ों को सहसा खोद 
फेंकने का बीड़ा उठाया । 

दूसरे दिन प्रात: ही महाबत्खाँ अपने वीर राजपूततों का नेतृत्व करता हुआ 
अकस्मात शाही डेरों के निकट दिखायी दिया, पर इससे पूर्व बहु लगभग २०,००० 
अश्वारोहियों को शेलम के पुल पर इस निमित्त भेज घुका था कि वे किसी प्राणी को 
नदी पार न करने दें। शाही सेना का अधिकांश भाग नदी के पार पहुँच घुका था 
पर सम्राट और साम्रानी मुट्ठी-भर थोद्धाओं सहित अभी नदी के इसी ओर थे और 
उसे पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महाबतखाँ शाही डेरे के राजद्वार पर 
पहुँचा तो राजसेना इतनी आतंकित हो गयी कि उसने महाबतर्खाँ का मार्ग निषेध 
करते की किचित-मात्र भी चेष्ठा न की । महाबतखां ने शाही डेरे के द्वार पर पहुँचकर 
अपने अश्व से अवरोहण किया। महाबतखाँ के इस निर्भीक कृत्य का संवाद सुन 
जहाँगीर बाहर आय्रा और शिविका में बैठ गया । महाबतखाँ आगे बढ़ाकर सम्राट के 
सम्मुख नतमस्तक हुआ और बोला कि बह सम्राट की छत्नछाया मे शरण लेने और 
जिस रूप में वे चाहें दण्डित होने के लिए उपस्थित हुआ है । उसने कहा कि वह अपने 
शत्रु आसफर्खां के हाथों मौत के घाद नहीं उतरना चाहता जो उसको ध्वंस करने का 
उपाय सोचने में लीन था । जब उसने सम्राट को इस प्रकार वा्तलाप-निमस्त कर 
रखा था, उसके राजपुतों' ने राज-शिविर को आवृत्त कर लिया । जहाँगीर ने ऋ्रोधावेश 
में महाबतर्खाँ का बध करने की इच्छा से अपना हाथ अनेक बार अपनी खड्ग-सुठ पर 


जहाँगीर २६३ 


प्रेरित हो स्वयं को महाबतखाँ के हाथ में सौप दिया और उसे जहाँगीर से मिलने 
की अनुमति मिल गगीः। अब महाबतखाँ का स्थान सर्वोपरि था । उसने शासन-सत्ता 
की बागडोर अपने हाथ में ली, अपने विश्वसनीय अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण स्थान 
पर नियुक्त कर दिया और बेगम के सपक्षियों का मर्दन करने के लिए प्रयत्तशील 
हुआ । उसने आसफर्खाँ के विरुद्ध एक सेना अटक भेजी और आसफर्खाँ ने उसकी 
दासता स्वीकार की | पजाब में दो मास निवास करने के उपरान्त सम्राट ने बाह्य 
रूप से महाबतख्खाँ की सत्ता से सन्तोष प्रकट करते हुए काबुल की ओर पदार्पण किया । 
पर क्योंकि सेनापति की सत्ता की अधधारशिला शक्ति थी अतएवं राजसेवकों मे मन- 
मुटाव हो गया । इसके अतिरिक्त महाबत्खाँ विशेषतः एक सैनिक और चतुर मनुष्य 
था, न कि एक राजनीतिज्ञ और प्रबन्धकर्ता । उसके क्पापाश्रो ने कार्य को सुव्यवस्थित 
विधि से न किया और उसकी नीति से जनता मे असन्तोष की लहर दोड़ गयी । 
काबुल मे उसकी राजंपूत सेना और अहदी नामक शाही सेना के एक भाग-मे 
पारस्परिक संघर्प हो गया | कुछ राजपूतो ने अपने अश्वो को राज-आखेट के स्थान 
पर चरने के लिए छोड दिया, जिसका अहृदियों और रक्षफों ने विरोध किया । इस 
हन्द्द में एक अह॒दी मर गया । महाबत्खाँ के इस वचन से कि वह मामले की खोजबीन 
करेगा और अपराधियों को दण्डित करेगा, अहृदियों को सान्त्वना न हुई और उन्होंने 
राजपूतों पर आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप आठ या नौ सौ राजपूत मारे 
गये । महाबतर्खा ने अपनी लोकप्रियता खो दी। मुसलमान जनता, जो राजपूत-सत्ता 
के प्रति घृणित भावना रखतो थी, विद्रोह करने के लिए तुल गयी । यद्यपि महाबतर्खाँ 
ने सहज ही इन विद्रोहियों को दबा दिया पर इससे उसकी मान-सर्यादा को गहरा 
आघात पहुँचा । राजसेवकों का वैमनस्य इतने वेग से बढा कि उसकी सशस्त्र शक्ति 
का 'ह्ास होने लगा। इस सुयोग से कार्यकुशल नूरजहाँ ने सेनापति के विपक्ष में 
घड़पन्त्र करते का पूरा-पूरा लाभ उठाया। जहाँगीर की सिद्ध नीति-कुशलता ने 
सहाबत्खाँ को इस बात का पूर्ण आश्वासन दिला दिया कि वह उसकी सत्ता में परम 
सुखी था और इसलिए वह सम्राट की ओर से कुछ निश्चिन्त-सा हो गधा । काबुल 
से लौटते समय नुरजहाँ ते सम्राट की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की । यहू प्रबन्ध किया 
गया कि जब राज-शिविर रोहतास के समीप हो, जहाँगीर शाही सेना का निरीक्षण 
करे । उसने महाबतखाँ के पास यह सन्देश मिजवा दिया कि वह अपनी सेना को 
शाही सेना से कुछ दूर रखे जिससे दोनों सेनाओं में संघर्ष की सम्भावना त हो । 
सेनानायक ने जो सत्ता को अपने हाथों से निकलते हुआ देख रहा था, भादेश का 
अक्षरश: पालन किया। सेना-निरीक्षण के बहाने जहाँगीर ने शाही हेगा दे २ध।मित्व 
का पद अपने हाथ में ले लिया और महाबतखाँ ने अपनी सत्ता का श७ समशकर 
लाहौर का रास्ता पकड़ा | इस प्रकार उसको किजित कालीन शासन” समाप्त हो गया । 
लाहोर जाते समय महाबतखाँ, आसफतो, एकया दो अच्ठ कुलीन सरदारों 

भर राजकुमार बानियाल के पुत्रों को शरीर-बन्धकों के रूप में अपने साथ लेता गया । 


श्६४ मुगलकालीन सारत 


पर उसे उन्हें वापस भेजने के लिए बाष्य किया गया । नुरजहाँ ने, जिसने अपन, 
अपहरण की 8६ सत्ता पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था, महाबतखाँ के गिरते 
हुए शक्ति-भवन को पूर्णतया विनष्ट करने का निश्चय किया और राज्य को जो 
सेनाधिपति की अकुशलता के कारण ह्ास-पथ पर जा रहा था, पुन: संगठित करते 
की योजना की । सम्राट की मुक्ति के कुछ ही दिन उपरान्त रोहतास में दरबार 
हुआ और राज्य के उच्च पदो का वितरण हुआ । महाबतर्खा के पास अलंघनीय आज्ञा 
भेजी गयी कि वह दानियाल के पुत्रों, आसफलखाँ ओर अन्य कुलीन सरदारों को मुक्त 
कर दे | महाबतखों ने ऐसा ही किया क्योंकि अब उसमें अभिमातनी रानी का विरोध 
करने का बल वे था। उसने सम्राट की यह आज्ञा भी नतमस्तक हो स्वीकार की कि 
वह थटद्दा जाकर शाहुजहाँ को परास्त करे क्योकि शाहजहाँ महाबतखाँ के नियम- 
विरुद्ध पिप्लव का समाचार सुनकर दक्षिण को अलविदा दे चुका था । 

बक्षिण के युद्ध का अन्त 

जब १६२६ ई० के आरम्भ में नुरजहाँ ने महाबत्शां को दक्षिण से वापस 

बुलाया था, खानजहाँ लोबदी का उस प्रान्त में उसका रघानापन्न नियुक्त किया गया था । 
निर्भभता और शौर्य के गुणो से विभूषित होने पर भी उसमें दूरदशिता और राज- 
नीतिक घातुय्यें की इतनी, न्‍्यून मात्रा थी कि वहू अहमदनगर के नुप-निर्माता मलिक 
अम्बर से प्रतिद्वन्द्रिता करने में सफलीभूत ने हो सका था। वहु अबीसीनियावासी ' 
मन्‍्त्री के विरोध में सिद्धि-सम्पन्न ने हो सका और वक्षिण भारत में मुगल-सम्मान के 
हास का कारण बना । पर सोझाग्य से मई १६२६ ई० में मलिक अम्बर की मृत्यु 
हो गयी और तत्पश्वात रण-१।« ,._, , ४5े । मलिक अम्बर के स्थान पर हमीदसाँ 
प्रतिष्ठित हुआ । बहु भी एक सुयोग्य सेनाधिपति और राणनीतिश था । चरिनत्र-भ्रष्ट 
लानजहाँ ने हमीदका से अतुलित सम्पत्ति उत्कोच्च रूप में लेकर उससे शान्ति करके 
बालघाट के अतिरिक्त अहुमदतगर तक का प्रदेश उसके प्रभुत्व में रहने दिया। जब 
राज-मान की दक्षिण में हस प्रकार हानि हो रही भी, जहाँगीर ते मुत्युलोक से अस्तिम * 
विदा ली। उत्की दक्षिणी-नीति उसकी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुगल कर्मचारियों 
के पाररपरिक मतभेव के फलस्वरूप सार्थक न हुई । 

जहाँगीर का व्यक्तित्व ओर चरित्र 

जहाँगीर महाबतर्खा के चंगुल से तो स्वतस्त्रता पा खुका था, पर उसके स्वास्थ्य 

की ऋमिक क्षीणता होती जा रही थी और प्रायः अस्वस्थ होने के कारण मार्च 
१६२७ ई० में शक्ति और स्वास्थ्य-सचय के विचार से वह काश्मीर को रवाना हुआ । 
पर कश्मीर भी उसे स्वास्थ्य-दान न दे सका। हतोत्साहित सम्राठ लाहीर को लौटा 
“पर अभी उसकी लाहीर-याता की समाप्ति भी नहीं हुई थी कि पुनः रोगग्रत्तित 
हों गया और ७ नवम्बर, १६२७ ई० को प्रात:काल भीमवार के मिकट उसकी मृत्यु 
हो गयी । उस समय उसका आयु ५८ वर्ष की थी। लाहौर के समीप शाहदरें के एक 
शमणीय उपबत में उसकी समाधि बनवाकर उसे चिरनिस्ता की अवस्था में छोड़ दिया 





जहाँगोर २६४ 


गया। उसकी विध्रवा रानी ने कुछ समय उपरान्त उसके चैत्य-स्थान पर एक मनोहर 
स्मारक का निर्माण कञ्ता दिया । 

जहाँगीर के व्यक्तित्व और चरित्र के सम्बन्ध में विरोधी सम्मतियाँ हैं। 
कुछ अर्वाचौन यूरोपीय लेखको के मतानुसार जहाँगीर चंचल प्रकृति का प्रजापीड़क 
शासक था, जिरशकी सुरा, सुन्दरी एवं सौन्दर्य से अनुरक्तता थी और जो मानव और 
नूप के रूप मे सवंधा असफल था । इसके विपरीत कुछ आधुनिक भारतीय विद्वानों के 
मतानुसार ज्हॉगीर एक न्यायप्रिय और कुलीन शासक था जो न्याय और अपक्षपात- 
युक्त शासन करने का सतत्‌ प्रयास कर्ता था। पर सत्य इन विरोधी विचारो के मध्य- 
मार्ग का अनुसरण करता है। मानव-रूप मे जहाँगीर सौजन्यता और सुशोीनता की 
प्रतिमुति था । अपनी माता ओर कुटुम्ब के बष्टे सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार 
सदा सत्कारपूर्ण था और यद्यपि उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाया 
ओर वर्षों उस पताका को फहराता रहा, पर उसने यह कार्य कुवृत्तियों मे फेंसकर 
और कुछ स्वार्थी परामशंदाताओं की मन्त्रणा पर किया था । अन्त में उसने अपनी 
मू्ंता को समझा और राजसिहासन पर आसीन होने के पश्चात उसमे अपना दोप- 
संशोधन किया । वह अपने पिता की पुष्यस्मृति के प्रति श्रद्धाजलि अग्रित करता २ द्ठा 
और विचार एवं वर्णन से इसके प्रति आदर का भाव प्रकट करता था । सिकन्दरे मे 
निर्मित अकबर के स्मारक को यह पैदल जाता और समाधि-रण को शिरोधाय्य करके 
अपने को प्रतिष्ठित करता । वह प्रेमपरायण पति था और बहुपत्नीवान हांते हुए भी 
पत्नी-प्रणय का मूल्यांकन कर सकता था । जयपुर की राजकुमारी के निधन पर, जो 
उसकी सर्वेप्रथम जीवनाधधागिनि थी, चार दिन अन्न और जल नही छुआ था । तूरजहाँ 
के प्रति उसका स्नेह पूर्णती और अधघीनस्थता पर श्राघारित था। यह बात उसक॑ 
प्रज्ञा-परिधि से परे थी कि वह कोई महृत्वशाली कार्य बिना इसके परामर्श के सम्पा- 
दित करे। वह अनुरागी सखा था और राजपद प्राप्त होने के उपरान्त उसने उन 
सबको स्मृति-प्रकोष्ठ में स्थान दिया और आदरणीम पदों पर प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने 
उसके राजक्रुमार-काल में उसकी सेवाएँ की थीं। वह अपनी प्रजा के कल्याण के* लिए 
सर्देव 774 रहुत्र था और उसकी श्आथिक एवं मैतिक अभिवृद्धि के लिए सदा 
संल्रन रहता, । 
गीर उच्च शिक्षा-प्राप्त 'और सुसंसकृत राजकुमार था। उसका फारसी 
और तुर्की भाषाओं पर असामान्य अधिकार था ओर हिन्दी, अरबी तथा कुछ अन्य 
४ कै भी परिचित था। उसकी फारसी भाषा का ज्ञान अति विस्तत था और 
उसकी फंरसी लेखन-शैली सादा और सुन्दर थी । उसका प्रधान लेख 'तुजुके 'हॉमीरी' 
उसकी रचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। साहित्य, कविता, संध्त-विभोण-कला, 
संगीत, चित्रकला और अन्य ललित-कलाओं में विशेष अभिरुचि रखते हुए भी उसके 
चरित्र की विलक्षणता यह थी कि उसे वनस्पति-विज्ञान, जम्तु-विज्ञान और ओऔषधियों 
ऐसे ग्रम्भीर ब्रिद्यों में भी वास्तविक झौर असाधारण अनुराग था। उसका 





२१६६ मुग्लकालीन भारत 


आत्मचरित्र उपगेक्त विषयों के असामान्य ज्ञान, उनकी ज्ञानपिपासा और असीम 
विलक्षणता का जीवित प्रत्तीक है | वह प्रकृति-सौन्द्य, पुष्पों, पत्र-आच्छादित स्तवकों, 
निशक्षेरों, सरिताओं, पर्वत-पथों और पर्वतमालाओ का अनन्य उपासक था। देश में 
और विशेषतः काश्मीर में भ्रमण करते समय जिन पुष्पों और फलो के चित्र उसके 
नेत्रों द्वारा मानरापटल पर अकित हो जाते, उनका उसने अति मनोहारी वर्णन किया 
है । उसका पक्षियों और पशुओं के सभीव चित्रण मे उतना ही तथ्य है जितना कि 
एक जीव-विज्ञान के विशेषज्ञ मे । उसके आश्रय में मुगल-चित्रकला अपनी चरमसीमा 
पर पहुँच गयी । जहॉगीर को चित्रकला का समालोचक होने का गये था ओर वह यह 
बात अति अभिमानपूर्वक कहता था कि वह विभिन्न चित्रों के निर्माताओं को सहज ही 
बता सकता है और यदि एक छविपट पर अनेक चितेरों की तूलिकाएं प्रयोग हुई हैं 
तो वहू बता सकता है थि. कौनसा भाग किस चितेरे की तूलिका से चित्रित हुआ है । 
जहाँगीर ने अपने आत्मचरिश्र में लिखा है, 'अपने विषय मे मै कह राकता हूँ कि चित्र- 
कला में मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि जब कोई चित्र 
मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, चाहे मृत चित्रकार का ही अथवा जीवित का, मैं 
देखकर तुरन्त बता सकता हूँ कि वह किसकी तूलिका का फल है । और यदि एक 
चित्रपट पर अनेक व्यक्तियों की छवियाँ हैं, जो विभिन्न चित्रक्तारों द्वारा अंकित की 
गयी हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि प्रमुख मुख अमुक चितेरे ने बनाया है । यदि एक मुख 
के सेत्र ओर भुकुट्ियाँ किसी अन्य ने रंगी हैं तो मै यह बता सकता हूँ कि मुख, लेत्र 
और भूक्ुटियों के निर्माता कौन हैं ।”४ उसके राजदरबार के चित्रकारों ने मानव-छवि 
अंकित करने में और मौलिक की अमुरूुपत्त चित्रित करने में उच्च योग्यता प्राप्त की 
थी | सर टॉमस रो ने एक अंग्रेज युवती का चित्र सम्राट को भेंट किया और जब 
सम्नाट की आज्ञानुसार राजदरबार के घित्रकार ने उसकी अनुरूपता सम्राट के सम्मुख 
उपस्थित की, तो टॉमस रो नकल और असल में भेद न जान सका । इसके विपरीत, 
के कभीलिक और अमोलिक चित्रों में भेद जानने में कभी कोई कष्ट न हुआ । 

' “जअहांगीर को भवन-निर्माण-कला में बड़ी अभिरुचि थी, यद्यपि यह निरसंकोल 
स्वोकार करता पड़ेगा कि कल! के क्षेत्र मे उसका योगदान चित्रकारी से कहीं व्यूनतम 
था । जहाँगीर द्वारा निमित स्मरणीय भवतों में अकबर का सिकन्दरे का स्मारक 
सर्वश्रेष्ठ है। उसने इसके चित्र में परिवर्तत करके इसके आंशिक खण्ड का पुनः 
निर्माण करवाया था। आगरे के पारश्व॑बर्ती स्थान में इतमादउद्दीला का मकबरा नूर- 
जहाँ की अध्यक्षता मे बनवाया गया जो देश में अपने ढंग को सर्वोत्कृष्ट इमारतों में 
से है। इसका बाह्य भाग पच्चीकारी के काम से और आन्तरिक भाग चिन्नकारी से 


गलंकुत है । 09% क अन जल कान की देखभाल में एक मस्जिद की रचना लाहौर में की गयी जो 
दिल्‍ली में शाहजहूँ द्वारा निर्मित मस्जिद से प्रतिद्वन्द्रिता करती है । 


४ जहाँगीर की आत्मकथा, भाग २, पृष्ठ २० 





जहांगीर २६७ 


'चित्रकारी के अतिरिक्त जहाँगीर को सुन्दर उपवनों के लगवाने में अतिशय 
आह्वाद का आभास होता था । काश्मीर और लाहौर के कुछ उपबन उसकी योजना 
के अनुसार ही लगवाये गये । उसने देश के प्रचलित सिक्‍को को सुन्दर लेखों से 
सुसज्जित कराकर एक आकपेक रूप दिया | उसने अपने चित्र से अकितत रम्य सिक्के, 


मुद्राएं हक 2 तमगे कऋनचाये । 
__.ओश-धृषा और आहार सम्बन्धी विवेचन-विवेक जहांगीर के चरित्र का प्रधान 


लक्षण था । उसने अपने शारीरिक सौन्दये को वृद्धि के लिए नवीन प्रकार की वेश-भूषा 
और वस्त्रो की व्यवस्था को और अन्य जनो को उनके प्रयोग से*वचित कर दिया । 
फलो के सुस्वाद पर वह मुग्ध था। आम का वह सबसे अधिक प्रशसक था और काबुल 
की स्वादिष्ट चेरियाँ (शाहदान) उसे बहुत पसन्द थी । 
जहाँगीर के चरित्र के विशेष दोष थे भोग विलास और मछपान का अत्यधिक 
अभ्यरत होना । किसी का अधिकृत हो जाना उसका सहज सरल स्वभाव था| उसके 
पूवे-चापल्य ने आयुवृद्धि के साथ उसे निरुपयोग बना दिया और वह अपना अधिकतम 
कार्य दूसरों के ऊपर छोड़ने लगा । राजकौमार्यावसथा में वह अपने उदार सहचरों से 
प्रभावित रहा और सम्राट-काल में वह प्रथम तो नूरजहाँ मण्डली और तत्पश्चात स्वय 
आकांक्षी रानी से प्रभावित रहा । अपनी आत्मकथा में उसने यह निस्‍्संकोच स्वीकार 
किया है कि १८ वर्ष की आयु से वह मद्यपान के दुर्व्यंसन में फेंस गया ओर क्रमशः 
_नौ वर्ष के अन्दर उसने मद्यपान की मात्रा बढाकर ऐसे बीस प्यालो की कर दी जिसमें 
द्िगुणित शक्ति की खिंची हुई हाला होती थी। इनमे से चाँदह प्यालों का तो वह दिन 
में पान कर लेता था और शेष का रात्रि में । मद्यपान का वह इतना अभ्यस्त हो 
गया कि मद्य की मादकता का उस पर कोई प्रभाव न पडता और उसने उसको तीक् 
मदिरा का स्थान दिया | पर वह बृहस्पतिवार की सायं समय मद्यपान न करता था 
और न बृहस्पतिवार और रविवार को माँसाहार करता था क्योकि वृहस्पतिबार उसके 
सिहासनारूढ होने का दिन था और रविवार उसके पिता का जन्म-दिवस & 
'जहाँगीर के घामिक विश्वासों की व्याख्या करता सहज नही है। सर टॉमस 
नं उस पर नास्तिकता को दोषारोपण किया है। कुछ तत्कालीन लेखको ने उसे 
सब धर्मों के उत्तमोत्तम सिद्धान्तों का ग्रहण करने वाला, कुछ ने उसे कट्टर मुसलमान 
ओर कुछ ने उसे ईसाई बताया है। वास्तविकता यह थी कि वह पूर्णतया किसी 
धर्म को मानने वाला न था। वह एक उदार मुसलमान था और उसका धामिक 
विश्वास एवं क्रियाएँ सामान्यतः दूसरे धामिक सिद्धान्तो के प्रति सहिष्णुता की आधार- 
शिला पर अवलम्बित थीं । तत्कालीन लेखों और उसकी आत्मकथा का अध्ययन करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था, हिन्दू और 
मुसलमान संन्यासियों करू आदर करता था और उनकी संगति में एक विशेष उल्लास 
का अनुभव करता था। उपने विचारों में उदारता का पुट होने के कारण उसे 
धर्मोग्मश मुसलमानों के प्रति सहानुभूति त थी और न वह आधुनिक हिन्दू धर्म का 


श्ध्द मुगलकालीन भारत 


सपक्षी था क्योकि इसमें मृतिपुना और अवतारों का दोष सम्मिश्चित था | ऐसा प्रतीत 
होता है कि ईसा की उत्पत्ति और सूली पर चढ़ने में उसे विश्वान ने था । वह इस्लाम- 
धर्मानुकुल दिन में पाँच नमाजों और रमजान-उपवासों में भी अधिक विश्वास न करता 
था। यद्यपि वहू अपने पिता के सभान मनुष्य और परमात्मा के सम्बन्ध तथा मृत्यु के 
पश्चात जीवन की गम्भीर समरयाओं में लवलीन न रहता था; पर ईश्वर की एकता 
मे विश्वास अवश्य करता था । 

अपने पिता की अध्यक्षता में सेन्य-संचालन, युद्धकौशल और सैनिक-कार्यों में 
प्रवीणता प्राप्त करने के फलस्वरूप वह युवावस्था के प्रागण में प्रवेश करते समय ही 
एक सुयोग्य सैनिक हो गया था । उसे मृगया से रुचि थी और बन्दूक, तीर और घनुप से 
अचक नक्ष्य लेने मे सिद्धहस्त था । उसको रण-विद्या' और राजनी तिज्ञता में व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त करवा दिया गया था ओर उसने दोनों में विलक्षण अनुभव प्राप्प किया था, 
पर उसने संन्य-संचालन के अदम्य उत्साह और लगन कभी न दिखाये । सत्य तो यह 
है कि व्यक्तिगत पराक्रम और अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग मे निपुणता के अतिरिक्त उसमें 
एक सेनानायक और सेनाधिपति की महस्वाकाक्षा और विवेक की भारी कमी थी । 
अपने राजकुमार और सम्राट-काल में उसने युद्ध में कभी महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त नहीं 
की । मेवाह भर काँगड़ा का दमन करके उसने गये से मस्तक उठाया क्योंकि इन 
स्थानों को अकबर विजित न कर सकता था | पर इन सफलताओं का कारण जहाँगीर॑ 
का सेना-नेतृत्व इतना न था जितना कि उस समय का वातावरण, बेरियो की निर्बलता 
और शाहूजहाँ एवं अन्‍य सेनापतियों को रण-कुशलता। तत्कालीन हतिहासकारों के 
लेखों में हमें इस बात का कोई सकेत नहीं मिलता है कि सम्राट ने मुगल सेना को 
शिक्षा, संगठन, अनुशासन और रण-सामग्री द्वारा समुन्नत करने का कभी कोई प्रयत्त 
किया हो । न कभी जहांगीर ने अपनी सेना की नसेतिक उच्चता की ओर ही ध्यान 
दिया और ने उसने कभी अपने सैनिकों के समक्ष सेवा,और देश-प्रेम का उत्कृष्ट आादशे 
ही रखा । ब्वास्तव में उसके पिता के राज्यकाल की अपेक्षा उसके समय में सैनिक- 
पद्धति और प्रबन्ध की विधियाँ बहुत कुछ ढीली पड़ गयी थीं। 

कुछ अर्थों में जहाँगीर को एक सफल शाप्तक ओर प्रबन्धक कहा जा सकता 
हैं। उसमें अपने युग की आवश्यकताओ और दशाओं को समझने तथा उनका गुणाव- 
गुणज्ञान करते की अपूर्व क्षमता थी और उसकी मेधा-शक्ति ने उसे अपने पिता की 
राज्य-संचालन ओर दैश-अ्बन्ध की नीतियों का अनुसरण करते के लिए उचित मन्त्रणा 
दो। पर वह एक महान रचनात्मक राजनीलिश न था, जो महान्‌ राज्य-सुधार की 
योजनाएँ प्रस्तुत कर सकता और भावी सन्तान के लिए उत्तमोत्तम कानून बना सकता। 
उसमें अकबर का उच्च आदर्श और विवेक भी न था। अपने पिता की राज्य-संचालन 
नीति में उसने सैनिक भी हैर-फेर ने किया.। सम्राट के बाद राज्य में सर्वोच्च पद 
वकील था वकील-ए-मुतलक का ही रहा और मस्त्री भी उयों के त्यों रहें। उसमें भौर 
उसके पिता के राज्य-प्रबन्ध में स्मेरणीय अन्तर यह था कि उसका पिता मातव-चरित्र 


जहांगी र २६६ 
और योग्यताओ का बड़ा सुन्दर पारखी था और सामान्यतः उचित व्यक्तियों को ही उचित 
पदों पर नियुक्त करता था, पर जहाँगीर कार्यक्षमता, न्याय 300022/: नमक जनहित की भावना: 
की अवहेलना करके अन्य विचारों से प्रभावित हो कम्ोन्‍्कभ्ो नियुक्तियाँ कर देता था । 
घामिक नीति 


जहाँगीर के राजपद-प्राप्ति पर कट्टर मुसलमानों के अन्तर मे इस आशा का 
अंकुर प्रस्फुटित हुआ कि इस्लाम का ज्ञाम्राज्य मे राजधर्म के स्थान पर पुनर्सस्थापन 
हो जाय ओर अकबर द्वारा हटाये जाने के पूर्व जो उनका गौरव था, उसी को वे फिर 
प्राप्त कर लेंगे। उन्होने नये सम्राट को अपने विचार-बिन्दु में परिवतित करने का' 
प्रयास किया जिससे वह साम्राज्य को लौकिकता का वह रूप प्रदान करे, जो उसका 
पिता लगभग पूर्णतया प्रदान कर चुका था। कट्टर मुसलमानों की इस नीति को कुछ 
प्रारम्भिक सफलता अवश्य मिली, पर राज्याभिषेक के कुछ वर्ष उपरान्त ही जहाँगीर 
ने जिसका लालन-पालन जातीय पक्षपातरहित वातावरण में हुआ था, अपने आपको 
उलेमाओं के हाथ की कठपुतली होने की मूर्खता का प्रत्यक्ष परिणाम देखा । जहाँगीर 
जसे उदार मस्तिष्क सम्राट के लिए अपने पिता द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता के पथ का 
अवलम्बन करना असम्भव था। फिर भी, उसने इस्लाम के भाग्य-निर्माण में अपने 
पिता की अपेक्षा अधिक भाग लिया और कभी-कभी उसने इस धर्म की मर्यादा को 
प्रतिष्ठित रखने की भी चेष्टा की । अपने राज्यकाल के पन्द्रहवें वर्ष उसने रजौरी के 
हिन्दुओं को दण्डित करने का आदेश दिय' क्योंकि वे मुसलमान कन्याओं से पाणिग्रहण मुसलमान कन्याओं से पाणिग्रहण- 
संस्कार कर उन्हें हिन्दू धर्म को अनुयागिनी बना लेते थे। कभी-कभी हिन्दुओं के 
विरुद्ध युडें करते हुए उसने उनके मन्दिरो को नष्ट-भ्रष्ट करने का निर्देशन दिया, 
जैसाकि उसने मेवाड़ और काँगड़ा में किया। .पुर्तंगालियों से युद्ध करते समय उसने 
साम्राज्य के समस्त गिरणाघरों के हार बन्द करवा दिये। कभी-कभो ऐसे अवसर 
उँगलियों पर गिने जा सकते है, जब वह देवत्व का अपहारी हुआ । अजमेर में उसने 
बाराहु मन्दिर में बाराहु-अवतार को नष्ट करने का आदेश दिया और मूर्तियों को एक 
तालाब में फिकवा विया। उससे ये कार्य क्षणिक मनोवृत्ति के वशीभूत हो सम्पादित 
किये थे । सामान्य रूप से जहाँगीर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का 
अनुसरण किया । जो मुसलमान नही थे उन्हें पूजा-एृह निर्माण करवाने की राजाज्ञा 
थी भोर उप्तने हिन्दुओं को बिना कोई प्रतिबिन्ध लगाये तीर्थस्थानों की यात्रा करने की 
अनुमति दे दी और न उसने उन पर कोई तीर्थयात्रा कर ही लगाया । गिरिजाघरो में 
उपासना राज्य की ओर से की जाती थी ओर ईसाई पादरियों को भत्ता राजकोष से 
दिया जाता था । उससे हिन्दुओं को अपने त्योहार सार्वजनिक रूप में मनाने के लिए 
प्रतिबन्धमुक्त कर दिया था और स्वयं बसन्‍्त रक्षाबन्धन, विजयादशमी आादि त्यौहारों 
में सम्मिलित होकर पूर्ण योग देता था। शिवरात्रि की रात को सुप्रसिद्ध योगियों से 
साक्षात्कार करता था । ईसाई लोग ईस्टर, बड़ा दिन तथा अपने अन्य त्यौह्ारों को 
सार्वजनिक रूप में मना सकते थे । 


३०० मुगलकासीन भारत 


सभी धर्मों के प्रति समान रूप से उदार और सहिष्ण होते हुए भी जहाँगीर 
समय-समय पर मुस्लिम नास्तिकों के, प्रति कुरतापुर्ण व्यवहार करता था । लाहौर 
का शेख रहीम, जो एक धामिक सम्प्रदाय का नेता था, घुनार के दुर्ग मे बन्दी कर 
दिया गया। काजी जब मत्पर उर्जा यो ता को केवल इस हेतु प्राणदण्ड दिया गया कि वह एक 
नामलब्ध शिया लेखक था। जेल अहमद वरहिन्दी को ग्वालियर के कोट मे बन्दी कर 
दिया गया पर कुछ काल उपरान्त उसे बन्धनमुक्त कर कुछ उपहारों सहित सरहिन्द 
को वापस भेज दिया गया । 

जहाँगीर और सिक्‍खो का नाता बडा अप्रिय था। सिक्‍स गुरु अर्जनसिह से 
उसका मनमुटाव इसलिए हो गया था क्योकि वह जनसाधारण को सिक्‍्ख-प्र्मानुयायी 
बनने के लिए प्रोत्साहित करता था और विशेषरूपेण इसलिए क्योंकि उसने विद्रोही 
राजकुमार खुसरों को अपना मनोवांछित' फल पाने का शुभाशीष दिया था। अतएब, 
जहाँगीर ने गुम को वुलवाकर प्राणदण्ड की आज्ञा दी। पर कुछ सम्मानित और 
प्रभावशाली हिन्दुओं के अनुरोध पर प्राणदण्ड क्षमा करके एक लाख रुपये अर्थदण्ड 
'कर दिया गया किन्तु गुरु अर्जुन द्वारा धनदण्ड देना मना करने पर उसे बन्दीगृह मे 
हाल दिया गया। बन्दीगृह मे ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और लाहोर के दीवान 
चन्दूलाल, जो अर्थदण्ड के जमानती थे, मृत्यु के घाट उतार दिये गये | तदुपरान्त 
सम्राट ने सि्खों के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गुरु अर्जुन ने प्राण लेने मे 
धामिक और राजनीतिक कारणों की संथ्रुक्तता थी। जहाँगीर ने अपनी डायरी में 
गुर अर्जुन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह मुसलमानों को अपने धर्म में 
परिवर्तित कर रहा था और इसलिए वहू सिबख-गुरु की दुकान बढ़ाने' के लिए 
चिस्ताभ्रस्त था। गुरु के स्वरगगंवास के पश्चात उसने उसके शिष्यों के कार्य में बाधा न 
डालने का, मतिपूर्ण कार्य किया । 

सम्राट का जैनियों से सम्बन्ध भी सिबखों के सहश असन्तोषप्रद था। मानसिह 
नामक जेतियों के एक मार्गदर्शक ने खुसरो के राजविद्रोहु के समय यह भविष्यवाणी 
की थी कि दो वर्ष के अन्दर जहाँगीर के शासन का क्षस्त हो जायगा । इस पर उसे 
सम्राट के प्रकोष का भागी होना स्वाभाविक था पर क्योकि वह बीकानेर नरेश की' 
छत्रछाया में रहता था इसलिए सम्राट उसका बाल भी बॉकान कर सका। जब 
अपने राज्यकाल के बारहनें बर्ष मे वह गुजरात गया तो उसने जेनियाँ पर मस्दिर 
निर्माण करने और उन्हें उपद्रव-स्थात बनाने का अभियोग लगाया । अतए4 उसने 
उन्हें साम्राज्य से निर्वासित करने की घोषणा करवा दी | फलस्वरूप अधिकांश जैनियों 
को गुजरात का परित्याग करता पड़ा । डॉक्टर बेनीप्रसाद का कथन है कि कुछ काल 
उपराध्त यह आशा वापस ले ली गयी। पर ऐसे कथन की पुथ्ट के लिए हमें कोई 
तत्कालीन प्रमाण नहीं मिलता । जैमियों को पोड़ित करमे का कारण आंशिक रूप में 
धारमिक और आंशिक रुप में राजनीतिक था । 

अपने पिता के सहश जहांगीर को अस्य घर्मानुयातमियों के साथ धारमिक बाद- 


जहाँगोर ३०१ 


विवाद में अति आनन्द प्राप्त होता था। वह हिन्दुओं के प्रकाण्ड पण्डितों, ईसाई 
पादरियों और कभी-कभी मुसलमान उलेमाओ को आमन्त्रित करके उनके सम्भाषण 
सुना करता था। वहू वैष्णब धर्मे-प्रवतंक जदरूप की संगति का सदेव अभिलाषित 
रहता था और उसने उज्जन ओर मथुरा मे अनेक वाद-विवादों में भाग लिया जिनके 
परिणामस्वरूप उसे यह विश्वास हो गया कि हिन्दू वेदान्त और मुस्लिम सूफी एक हो 
धर्म के दो पाश्व हैं। उसने लाहौर के मुसलमान योगी मियाँ मीर से भी वार्तालाप 
किया । कभी-कभी वह अपने पिता के सिद्धान्तों का अनुकरण करके चेले भी बनाता 
था। १९ घामिक विषयों में उसकी तह्लीनता इतनी न थी जितनी कि अकबर 
महान्‌ की । 

जहाँगीर ने हिन्दुओं को राज्य के उच्च पदो पर तियुक्त करने की नीति को 
अधोमुखी न किया । जहाँ तक राज्य-पदों का प्रश्न था वह नियुक्ति करते समय जाति 
और धर्म से पक्षपात-रहित होकर कार्य करता था। उसके शासवकाल में तीन हिन्दू 


छः ि ने पता हद कल्पानह और 
प्रान्तीय शासक थे, उदाहरणाथे, मानसिह, टोडरमल को पुत्र कल्यानस्तिह और 


वलसननन जन +- आन 
गी हिन्द सर्या 


विक्रमादित्य । अन्य उच्च पदों पर भी हिन्दू सुर्शाभित थे। हिन्दू और मुसलमान 
समान रूप में साम्राज्य के नागरिक थे । 

ना उपरोक्त बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जहाँगीर एक सफल शासक 
और उसके राज्यकाल में जनता की आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर पर थी । कृषि, 
उद्योग और व्यापार की दशा उन्नत थी और सर्वेसाधारण जनता क्षुघधा-पीड़ित न थी । 
यद्यपि उसने अकबर के समान अपनी 'प्रजा के आथिक और नैतिक उत्थान के लिए 
वृहत्‌ योजनाएँ नही बनायी, किन्तु उसने कुछ सामाजिक दूषणों को समुल नष्ट करने 
का यत्न अवश्य किया ओर मतुष्य-सात्र की सेवा के लिए अनेक कार्य किये । अपने _ 
शासन-युग के भ्रथम खण्ड में उसने भाँग, अन्य मादक वस्तुओं ओर तीज्र मदिरा के 
प्रयोग और विक्रय पर वेधानिक नियस्त्रण लगा दिये। उसने दूतकरीड़ा पर प्रतिबन्ध 
बा दिया। उसने कृषकों के हित का समुचित ध्यान रखा और युद्ध को जाते समय 
दि उसकी चतुरंगिनी खेतों को क्षति पहुँचाती थी तो वह उसका हरजाता देता था। 
उसने यह भी घोषित कर दिया था कि कोई व्यक्ति हिन्दू विधवा को बिना राजाज्ञा 
प्राप्त किये सती होने के लिए बाध्य न करे, ओर उसने बालिका-बध को पूर्णतया 
विराम दे दिया । उसे पुण्य-कृत्यों में असीम आतन्द आता था। उसने निध्धनों के लिए 
लंगर स्थापित करवाये जहां उन्हें मुफ्त भोजन मिलता था। वह फकीरो को धन देता 
था । | उसकी नीति का मुख्य ध्येय था विभिन्न समुदायों को महत्त्वशाली सामाजिक 
प्रथाओं में बाधा डाले बिना जनसाधारण का सामाजिक-स्तर ऊँचा करना । वह अपनी 
प्रजा का सच्चा हितैषी था और उस राजा की कहानी को बड़ी तिरस्कृत भाषा में 
बर्णन करता था, जिसने अपने राज्य के उपवनों से राजस्व लेना प्रारम्भ कर दिया था, 
जिसके फलस्वरूप राज्य के फलों की संख्या और गुणों में अवनति हो गयी थी। उसे 
यह गर्व था कि जहाँ तक उसके राज्य मे फल के उपवनों का प्रश्त था वह इस प्रकार 


३०२ मुगलकालीन भारत 


की धन-लोलुपता से मुक्त था। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसे अपनी प्रजा 
के कल्याण का कितना ध्यान रहता था । 
क्रोधावेश की परिस्थितियों को छोड़कर जब वह अशिष्ट दण्ड देता था, 
जहाँगीर साधारणतया न्यायप्रिय शासक था । उन्नति, स्थान या शासन-पद का ध्यान 
ने रखकर वह सबके प्रति न्‍्याय में एकरूतता की नीति बरतता था। वहू कहा करता 
था कि ईश्वर न करे कि न्याय करते समय उसे कुलीनों और राजकुमारों का ध्यान 
रखता पड़े। यह केवल दर्पयुक्त बात न थी। उसकी आत्मकथा और तत्कालीन 
इतिह्रासकारों के लख इस बात के साक्षी है कि सम्राठ न्यायोचित निर्णय ही देता था । 
वैध रूप में प्राणदण्ड केवल सम्राट दे 'सकता था और बह भी किसो विशेष परिस्थिति 
मे । प्राणदण्ड की आज्ञा को कार्यान्वित करने वालों को यह कठोर आदेश था कि वे 
सूथस्ति से पूवे उसकी आज्ञा का पालन ने करे। उसके न्याय में दया का पुट था। 
जहाँगीर का न तो हम एक महान नूप की उपाधि से अलकृत कर सकते है 
ने उसको एक कुशल राजनीतिज्ञ ही मान सकते है और न एक विलक्षेण विवेकयुक्त 
बन्धकर्तों ही कपत्सकत है। उसको किसी भी प्रकार सेलानायको और राजनीतिजों 
वी प्रथम श्रेणी मे नही रखा जा सकता। पर यह विर्विबाद सत्य है कि बहु एक सफल 
और उदार शात्क था, जिसे अपनी प्रजा के कव्याण का स्व ध्यान रहता था और 
जो उनका प्रिय पात्र था। जन्य सभी शासकों के समान उसमें भी गुण और दाप थे । 
सर रिचार्ड बस्स द्वारा किया गया उसका सम्तुलित और स्यायपूर्ण चरित्र-चित्रण अवश्य 
उल्लेषनीय है। वे लिखते हैं, '' भारतीय नृपतियों की नामावली में बहु एक उदार 
भावतापूर्ण, मृगया, ललित कला और सुब्यवरिथत जीवन का प्रेमी तथा जनहित 
चाहने वाले के रूप में हमारे सामने आता है; जो अपने उत्कृष्ट मानसिक गुणों वी 
अनुपर्धिति में श्रेष्ठतम शासकों के गौरव को प्राप्त कर सका ।/ 
. 00४5 70४ #एारथवादर र0809४0 
बीक्षाडंधा दाह : 
,. ब॥इऑन॑-/वरावा(॥#7 0 वंग्ञीश्ाषा' पगाइटीा' 40 ॥० । 7 (८8 0 ]8/ 
एशह्आा, भाएं 070॥स्‍8॥0 "6 थी ॥9॥॥ ४९४० ७॥ शिप॑दाओंत 40470 (पएकका६- 
हालत गा0 278॥98॥ 9ए #, २ि०808, 00060 0५ जे, ए०एशा086 ॥ [५० 
५०।ए7८४) 
दशा, चैएाबणांत : /(8:॥477 
पिता, शिपव॥॥939 : 74/फ्रशाबव वकिवृवानं-/क्रीतव्टापं, 
एाावाए दिया), रिीजए]8 ; कविवडान॑न॑पराद्रा हर 
खैतप गिफो , 4्एक्राय्रश्रव (एधा8900. 470 धाड्ा॥ 09 पे. 86ए6- 
708९ ॥॥ 3 ४०प०८$) . 
ब्रश जीबी ; वादा 40ध्रशागशाव (77श्राशैधठव 0 20897 0५ 
[॥००., (9 77078). 
7, #॥णननए0ं, जिाखाएप्रतंशी : उधदृक्ा 42०0 (0७460 7700- शिह्ाई। 
[0 3 १ण॑प्रा॥68 59 8. 706), 


हम ४० १० 


का 


न 


अहाँगीर 


88089प7॥, /फपे (४०) : 3द्काव/4-हा-प वक्त (7पल्‍म84९त वा0 
सिाझ्डों॥ 099 केकाता, 7,.0ए भाव 488 7०896०0४७ए जे 3 एणैण76४8) , 


- ऊबा509, संगत 868. ठहाइदानं-दरीाफां ध98 7कामनं-#दाए/व 


(ए7क्राशभराल्त 0 साश्ञांआ एछछ 3079 फर28$ एातकक व6 भ्रा6 णी मा5072 
रण ॥॥6 (5९ ता ॥40/वकराशिरंवंआा 226#07' वध 4#9). 


द्कठ/स्वा 7.धराहप2०७ , + 


, 


है 


776 वादों रिशेवांश णी गे आशाब0 छ॥7श० 70. (7607-68) 
(ह0शाजठ तधक्षाइबीांणा छ५ ले पतला, 70प्राव॥ 0 एश्मा4० 48070 
5००0५, ४०, 7, 9. 50). 

80भ6, श, ; खद्ाएए 7/ +४५४ 4 28 (92), 

रिक्राश, जैं, ; 7॥2 ##ाएव४३७)' ० 59 7॥०कवदर 406 /0 ॥44 (2675-79) 
(926),. 

बक्ाव्राह# 7/वराव (6 सिशा।0854॥6 ०, ९९४३८) (7946 
॥का चाह पा एए ४ ले 'ेठाटोीबा0 जा0 ?, 069, (४॥रएपपंश2०) 
(925), 

ई.शाशड 7एट्शीएटवे 67 मर #क गान (० गा # 8 दशावदवा। वंश ४ 
4487 (/607-27), ५४०॥४ ॥ 0 6. 

छठआांल', जी, ; आाएीओ #क्लतपं९३ दि उाधधोंव, 

छणाहाकाते, ज. मे, ; 70ब86 ९? एश0# हठांरड क्‍0 #6 #45/ 7९३ 
(/677-/5) (934) 

क08/0", ए, : 7702०8० था 72॥9०0व९ 2687 (7672-74) (934). 


>409ब270 #0/: 


. 


2५ 
3. 
4 


शि्नाइ40, , उिछां :; माह ती उकाक्षाह। (922) 

०णलशाते, फ. मे, : 07 4/047 /0 4॥7/4/2420 (923) 

0] जगा, मं, ; अशक्षा हैं उ॥माहा/ (788). 

(6 [#6 : 706 ॥#फएछा0 रैव/क्‍झ्टा० र02सा, डएड शाबरीव एशव (करारा 
बलांपर €ज प्दापंड. #पलातं0॥४ (काहइटआं3 (एक्षाह॥०० व0. शाही 07 
7. 5. प्र०श870) (928) 


, पर, पर, ; टब्कराशिपबैह?९ ध्रांडागए रण #आबाध, ९०, 7९, (॥99, शा 


अध्याय ७ 
शाहजहाँ (१६२७-१६५८ ई०) 


प्रारम्भिक जीवन (१५६२-१६२७ ६०) 

शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी, १५९२ ६० को लाहौर में हुआ। उसकी माता 
सुप्रसिद्ध राजपूत रमणी जगत गोसाईं मोटा राजा उदयसिह की सुपुत्री थी । इसका 
बचपन का नाम खुरंम था। कुशाग्रबुद्धि और चतुर खूरंम में बचपन से ही बड़प्पन के 
चिह्न दृष्टिगोंचर होने लगे, अतः वहु अपने पितामह अकबर का सर्वेप्रिय् प्रपोष्ष हो 
गया । अकबर ने उसकी शिक्षा-दोक्षा स्वयं अपनी देखरेख में करानी आरम्भ की 
और उसे मुगल शासक-वर्ग का सुयोग्य शासक बनाने में कोई कसर न उठ' रखी । खुरंम 
को आरभ्भ से ही फारसी साहित्य में विशेष अभिश्त्ति थी, किन्तु तुर्की भाषा तथा 
साहित्य उसके राव का विषय ते था। उसने व्यावहारिक हिन्दी का भी यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त किया होगा। यद्यपि उसने अपने पिता को भाँति अपनी आत्मकथा नहीं लिखी 
परन्तु फिर भी फारसी भाषा ओर साहित्य पर उसका अच्छा अधिकार था। इसके 
अलावा उसने इतिहास, राजनीति, भूगोल, धर्मशास्त्र आदि का भी अध्ययन किया । 
सैनिक-शिक्षा उसकी शिक्षा का आवश्यक अंग थी, अतः थोड़े ही समय में खुर्रम एक 
सुयोग्य सैनिक बन गया, जो आक्रमणात्मक तथा रचनात्मक शस्त्रों के प्रयोग में सिद्ध- 
हस्त हो गया । युद्ध-कला तथा सैन्य-संचालन में खुरेम ने अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया । युवावस्था में पूर्णछप से पदार्पण करने से पहले ही खुर्रम समस्त साम्राज्य का 
श्रेष्ठ सेनानायक माना जाने लगा । ऐसी अभूतपूर्व थी उसकी प्रतिभा ! 

अपने पिता जहाँगीर के राज्यकाल के आरम्भ में ही खुरंम को उसका उत्तरा- 
धिकारी समझा जाते लगा क्योंकि उसका बड़ा भाई खुपरो पिता के प्रति अपने 
दुग्येबह्वार के कारण जहाँगीर की दृष्टि में बराबर गिरता जा रहा था। १६०७ ई० 
में जहांगीर ते इसे 5६,००० जात और ५,००० सवार का मनसबदार बना दिया । 
१६०८ ई० में हिसार फिरोजा की जागीर जो प्रयः मुगल युवराज को दी जाती थी, 


खुरंम को दे दी गयी । १६ र जगय ही नये कर बम पा4 सफव्यी की पुत्री से 
सम्पन्न कर दिया गया आओरें अगले ही वर्ष उसे १०,००० जात और ५,००० सवार 
का मनसबदार बना दिया गया । १६१२ ई० में जब वह बीस वर्ष का हुआ, उसका 
विवाह आसफर्खा की पुत्री अरजुमन्द वानी बेगम के साथ सम्पन्न हुआ । तूरजहाँ के बड़े 
भाई आसफर्ता के बश से स्थापित इस विवाह सम्बन्ध + विवाह सम्बन्ध में खुरम, नुरजहाँ, एतमादुदौल। 
और आसफक्षाँ के बीच धनिष्ठ सम्बन्धों का सृत्रपात हुआ । नुरजहाँ गुट' ने दस वर्ष 


शाहजहाँ. ३०५ 


तक राज्य किया | इस अवधि में खुरंम को भावी सम्राट समझा जाने लगा और 
उसका मनसब बढ़ाकर ३०,००० जात और २०,००० सवार कर दिया गया । 

जहाँगीर के राज्यकाल में खुरंग को अनेक प्रमुख युद्धो का सचालन करना 
पडा । उसका शासनकाल खुरंस की ही विजय-कीति का इतिहास हैं। प्लेवाड़ विजय 
उसकी प्रारम्भिक सफलता थी। १६१४ ई० में एक सुसज्जित सेना सहित बहू राणा 
के विरुद्ध मोर्चा लेने भेजा गया। सफलता का सेहरा इसी के बँधघना था, राणा 
अमरसिह ने आत्मसमर्पण कर दिया । खुरंम ने भी उसके साथ सम्मानपूर्वक बरताव 
किया । मेवाड़ विजय ने खुरंम की कीति को चार चाँद लगा दिये और वह साम्राज्य 
का प्रमुख रतम्भ समझा जाने लगा। इसके बाद उसे दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर 
शाह की उपाधि से विभूषित किया गया। राजकुमार ने अपनी कूटनीति तथा अथक 
परिश्रम से मलिक अम्बर को बालाघाट लौटाने तथा अहमदनगर और दूसरे दुर्गों को 
समर्पित करने के लिए सहमत कर लिया । इससे मुगल दरबार में राजकुमार की कृट- 
नीति का सिक्‍का बैठ गया । जहाँगीर की प्रसन्नता का पारावार न रहा । उसने मुक्तहस्त 
से खुरंम पर सम्मान की वर्षा की और गुजरात प्रान्त भी उसे सौप"दिया । 

नूरजहाँ गुट' के साथ मिले खुरंम को दम वर्ष ही बीते थे कि उसका भाग्य- 
सितारा अचानक झिलमिलाने लगा । नूरजहाँ अपने दामाद शहरयार को उत्तराधिकारी 
घोषित करना चाहती थी, अत' खुरेंम की कौति मे उसे अपने लक्ष्य की असफलता का 
आभास होने लगा, इसलिए वह उससे द्वेष करमे लगी। अतः बह ॒नित्यप्रति उसको 
आधात पहुँचाने का प्रयत्त करने लगी जिसके तग आकर खुरंम ने विद्रोह कर दिया । 
शिकार की भांति उसका जोरो से पीछा किया गया और उसे घोर कष्टो का सामना 
करना पड़ा । १६२६ ई० में वह्‌ अपने पिता की शरण लेने को बाध्य हुआ । उसे क्षमा 
कर दिया गया और फिर वही सम्मान प्राप्त हुआ जो पहले था । 
सिहासनारोहण (१६२८ ई०) 

जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहाँ ने अपनी शक्ति को बनाये रखने का 
अन्तिम प्रयास किया | उसने अपने भाई आसफर्खां को जो कि खुरेंम का श्वसुर और 
उसका पूर्ण समर्थक था, कंद करने प्रयत्न किया । उसने अपने दामाढ शहूस्यार को 
एक पत्र लिखा कि वहू अपनो पार्टी को खुहढ़ बनाते तथा अपनी सैमिक-शक्ति को 
बढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न करे ताकि उत्तराधिकार-सघर्ष में विजय प्राप्त की जा सके | 
परन्तु आसफर्खा एक राजनीतिज्ञ था। बहू एक क्षण में अपनी बहुन के इरादों को 
भाँप गया, इसलिए उसने साम्राशी से मिलने से इनकार कर दिया। श्रत्युत उसने 
साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों और सभासदों को खूरंम की भोर कर खुसरों के पुत्र 
दावरबर्श को सञ्नाट घोषित कर दिया ताकि गद्दी लाली ते रहे | साथ हो उससे 
दक्षिण में शाहजह्ाँ को सूचना दी कि बह श्ोध्रताशीक्र दिल्‍ली पहुँचे , दृ० ओच खुरंम 
के प्रतिदन्दी शहरयार ने अपने आपको सम्राट घोषित कर दिया और लाहौर स्थित 
शाही खजाने पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ के अमीरों की सम्पत्ति जब्त कर ली । 


३०६ मुगलकालोन भारत 


खुले हाथों खजाना लुटाकर उसने शीघ्र ही एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। 
आसफर्लां जो शाहजहाँ की ओर से युद्ध की तैयारी कर रहा था, लाहौर के पास 
शहरयार से जा जूझा | शहरयार परारत हुआ । उसे बन्दी बना लिया गया तथा 
उप्तकी आँखें निकाल ली गयी। इसी बीच शाहजहाँ भरी तेजी से दिल्ली के लिए 
रवाना हुआ | भागे में प्रमुख सरदारों, विशेषतया मेवाड़ के राणा कण, ने उसका 
भव्य स्वागत किया। रास्ते में से ही उसने अपने श्वसुर को गुप्त सूचना भेजी कि 
दातरबल्ण सहित समस्त राजकुमारों को मौत के घाट उत्तार दिया जाये | शाहजहाँ के 
»ह्यहीन श्वसुर ने इस आदेश का अक्षरश: पालन किया। १६२८ ई० की फरवरी के 
जादग्मफ सप्ताह में वहू आगरा के निकट आ पहुँचा और एक अत्यन्त शुभ घडी में 
माहफ में परलेश्ण “गा तथा अत्यन्त हे वे उल्लास के साथ गद्दी पर बैठा । उसके नाम 
खुतबा पढ़ा *4 | आत्तफर्खां को ५,००० जात और ८,००० सवारो का सनसब प्रदान 
कर साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया । महाबत्खाँ का मनसब बढ़ाकर ७,००० 
जात और ७,००० सवार कर दिया गया ओऔर उसको 'खानखाना' की उपाधि से 
विभूूषित किया गया। सूरजहाँ को एक उचित पेन्शन दे दी गयी और उसने लाहौर 
के निकट शात्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। यही उसने अपने मृत 
पति की यादगार में मकबरा बनवाया और दान-दक्षिणा के अनेक कार्ये करने के 
उपरान्त १६४५ ई० में मृत्यु को प्राप्त हुई । 

बानजहाँ लोवी का विद्रोह (१६२८-३१ ई०) 


शाहजहाँ के शासनकाल में कई विद्रोह हुए । इनमे सबसे पहला विद्रोह खानजहाँ 
लोदी का था | खानजहाँ एक शोहल “जाए एएड्बी अफसर था । उसे दक्षिण में शाहजादा 
परवेज का सलाहुकर नियुक्त करक थया गया था। वह हिन्दुओं से घृणा करने वाला 
भाषुक तथा उप्र सैनिक था । अपने पदकाल में निजामशाहू से घूस ले उसने बालाघाट का 
प्रदेश उसे समर्पित कर दिया । जहाँगीर की मृत्यु के उपरान्त उसने शहरयथार का पक्ष 
लिया । अपने निवास-स्थान बुरहानपुर में थोड़े-से दुर्गेरक्षकों को छोड़कर शेष सेना सहित 
वह माँह के दुऐे एर अधिकार करने के उद्देश्य से उस्तर की ओर बढ़ा, लेकिन उसका 
प्रयत्न असफन रहा । विजयोन्‍्मुंख शाहुजहाँ पहले ही अजमेर पहुँच चुका था और यह 
विश्वास हो जता था कि वही सम्राट होगा, अतः खानजहाँ लोदी की बहुत-ती सैमिक 
टुकड़ियाँ विशेषकर उसकी हिन्दू सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। फलस्वरूप क्षानजहाँ 
भातम5भर्पण करने को बाध्य हुआ । शाहजहाँ ने उसे क्षमा कर दिया तथा दक्षिण की 
सूबेदारी भी उसे पूर्वेवत प्रदान कर दी और उसे वापस बुरहानपुर जाते का आदेश 
मिला । यह दक्षिण पहुँचा ही था कि शाहुजहाँ ने उसे बालाचाट पुनः जीतने का आादेश 
पेजा, लेकिन बहू उसे जीतने में असमर्थ रहा, अत: उसे बापस बुला लिया गया और 
उसके स्थान पर महाबतर्क्षां को दक्षिण का सूवेदार नियुक्त क्रिया गया। परत्तु श्ागरा 
लौटने से खानजहाँ प्रसन्न न था । वह बहाँ के वातावरण से सम्तुष्ट न हो सका । कुछ 
कालोपरान्त उसने राजसभा में प्रतिदिन जाना भी छोड़ दिया । यद्यपि उसे पुत्र! क्षमा 


शाहजहाँ ३०७ 


कर दिया गया, किन्तु वह सन्तुष्ट न हो सका और दक्षिण को भाग जाने की तैयारी 
करने लगा । उसका पीछा किया गया। चम्बल नदी के पास शाही सेना और खातजहाँ 
की सेना में घोर युद्ध हुआ | इसी बीच खानजहाँ अपने पुत्र तथा कुछ साथियों सहित 
चम्बन को पार कर दक्षिण की ओर भाग गया, परन्तु वह अपनी स्त्रियों और खजाने 
को साथ न ले जा सका । शाही सेवा ने उन पर अधिकार कर लिया । बुन्देलखण्ड 
ओर गोडवाना को पार कर खानजहाँ अहमदनगर पहुँचा । निजामशाही सुल्तान ने 
उसका स्वागत किया ओर उसे कुछ बोर सेतिक तथा कुछ भू-भाग, जो उस समय 
मुगलों के अधिकार में था, इस आदेश के साथ जागीर के रूप में दे दिया कि वह उसे 
मुगलो से वापस ले ले। खानजहाँ लोदी ने शाही सेता पर आक्रमण कर इस भाग को 
छीन लिया । परिस्थिति ने इतना विकट रूप धारण किया कि दिसम्बर १६२६ ई० में 
शाहजहाँ को स्वयं दक्षिण को ओर जाना पड़ा । वहाँ पहुँचकर आतताइयों को दण्ड 
देने के लिए उसने एक विस्तृत योजना बनायी । चूँकि शाहजहाँ को दक्षिण की राज- 
नीति का पूर्ण ज्ञान था इसलिए उसे यह जानने में देर न लगी कि अहमदनगर, बीजापुर 
थौर गोलकुण्डा के राज्य पारस्परिक ईर्ष्या के कारण मुगलो के विरुद्ध संगठित मोर्चा 

कर सकेंगे । वह यह भी जानता था कि मरहठे इस भाग में उत्पात मचाकर विचित्र 
संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उदार वेतन द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर 
शाहजहाँ ने उनसे लाभ उठाना श्रेयस्कर समझा । इस प्रकार परिस्थिति को अनुकुल 
कर उसने विद्रोही खानजहाँ पर आक्रमण करने के लिए तीन ओर से सेना भेजने को 
ओर से आने वाले रसद-मार्ग पर अधिकार करते तथा अहमदनगर को उत्तर-पश्चिम 
से आतंकित करने के लिए भेजी गयी । दूसरी सेना शत्रु पर उत्तर-पुरब दिशा से आक्र- 
मण करने के लिए बरार के दक्षिण में देवलगाँव में स्थित की गयी और तीसरी सेना 
तेलंगाना की ओर भेजी ताकि खानजहाँ पर उस ओर से आक्रमण किया जा सके । 
योजना को सफल बनाने के लिए मरहठे पर्याप्त सख्या में भरती कर लिये गये । दक्षिण 
तथा गुजरात आदि निकटवर्ती प्रास्तों में अनावृष्टि से उत्पन्न खाद्य-संकट के होते हुए 
भी एक भयंकर युद्ध हुआ । खानजहाँ हार गया और दौलताबाद में शरण हे , के लिए 
बीजापुर भाग गया, परन्तु इसे आश्रय न मिल सका। शाही सेताओं ने उसका पीछा 
किया । इतिहास-प्रसिद्ध शिवाजी के प्रिता शाहजी भोंसले मे, जो अहमदनगर की 
की बज हे साधन व पत्र जाके जाओ पर 3 . शाहजहाँ की सेना मे भरती हो बुक थे, मुगलों को बरी सहायता की सेना मे भरती हो चुके थे, मुगलों को बडी महायता 
की | खानजहाँ लोदी के साथियों ने यत्र-तत्र शाही इलाके पर आक्रमण खिंये । जहाँ- 
तहाँ उनसे मुठभेड़ द्वीती रही। इसी बीच अहमदनगर के सुल्तान ने, जो शानजहाँ 
लोदी का बड़ा सहामंक था, शाहजहाँ से अपने इस कार्य पर बड़ा परचाताप प्रकट किया 
और उसने विद्रोहियों को अपने राज्य से निकाल दिया। अब खामजहाँ पांव की १३२ 
कर उत्तर की ओर भागा । उसे आशा थी कि पंजाब पहुँचने पर उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
के अफगान उसका साथ देंगे। शाहजहाँ ने अपनी सेता का एक अंग खानजहाँ को 


॥०४... सुगलकालीन भारत 


पकड़ने के लिए भेजा | थुन्देलखण्ड के राजा जूझरसिह का सुपुत्र विक्रेामाजीत, जिसते 
विद्रोह के भारम्भ् में खानजहां को बुन्देलखण्ड में होकर निकल जाने की सुविधा प्रदान 
सकी थी, इस बार विद्रोही पर हूठ पड़ा और १६३१ ई० के जनवरी मास में दरिया्खाँ 
तथा उसके अनेक साथियों को मौत के घाद उतार दिया। खानजह्ााँ लोदी भाग खड़ा 
हुआ, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के 'सिहोदा नामक स्थान पर पकड़ा 
गया और मारा गया। का 


बुन्देलखण्ड का विड्रेह (१६२८-२६ ई०) 


अरमह बुला मे जमब सके ब्छोही एय रत के शासनकाल का दूसरा विद्रोह वीरसिह देव बुन्देला के पुत्र जूझ्नरसिह 
का था| वीरभिह दुन्देला ने अकबर के विद्रोही पुत्र भूतपूर्व. सम्राट जहंगीर के इशोरे-- 
मे मेबुल फकजल दो कत्ल कर दिया था। अपनी जाति की वीरता, अपने देश की 
भौगोलिक स्थिति तथा अपने पिता पर भूतपूर्व सम्राट द्वारा की गयी क्ृपाओ के कारण 
जूझरसिह को मुगल सरदारों में उच्च पद पर तथा प्रतिष्ठा प्राप्त थी। शाहजहाँ के 
राज्याभिषेक के तपरान्त अपने लड़के विक्रमाजीतर्सिह पर शासन का भार सौप वह 
सम्राट की सेवा के लिए भागरा चला गया । उसकी अनुपरिथति में विक्रमाजीतसिह ने 
अपने निर्दयतापूर्ण व्यवह्वार तथा अत्यधिक मालगुजारी एकत्रित करके अपनी प्रजा की 
सहानुभूति खो दी। इसी बीच नये सम्राट शाहजहँ ने जूक्षरसिह द्वारा एकत्रित करों 
की जाँच-पड़ताल की भआाशा दे दी । इस जाज्ञा से जूझरापह भयभीत हो उठा और बह 
मुगल दरबार छोड़ ओोरठा लोट आया | वहाँ पहुँच वहू अपनी स्वतन्त्र सशा स्थापित 
करने का प्रयत्त करने लगा । कुछ समय तक शाहूजहाँ राज के विरुद्ध कोई कार्यवाही 
न कर सका, क्योकि उसकः “ राझ्यओक्सयाना के प्रमुख जामिद द्वारा सीमान्त 

कह: जयाआाभ १७ हनी लिकलन->«न»-+> नमन न न+ वन लिन न++ 

संकट समाप्त हुआ उसने महावतसों को बुन्देलखण्ड के विद्रोह को शान्त बरने का' 
आदेश दिया । महाबतखाँ की सहायता करने के लिए दी और सेनाएं--एक अब्दुल्ला 
के नेतृत्व में पूरव से तथा दूसरी ज्ानजहाँ के नेतुत्व में दक्षिण से--भेजी गयीं । 
अूझ्नरतसिह का एक सम्बन्धी भरतसिह्द जिसकी लालायित आँखें सदेव बुन्देश खण्ड की 
ओर लगी रहती थीं, जूशरतिह के विदद्ध शाही सेना की मदद देने के लिए सोड़ लिया 
गया। शाहजहाँ, जिसे बुन्देला-शौर्य का पूर्ण शान था, बुन्देसों को अपनी उपस्थिति 
«६ भ्रयभीत करने के उद्देश्य से स्वयं बुन्देलखण्ड के पड़ीसी राज्य ग्वालियर में जनवरी 
१६२९ ई० में जा पहुँचा। अव्दु्शा््षाँ ने आक्रमण करके श्रोरछा पर, जोकि श्रब 
झाँसी जिले में है, अधिकार कर लिया और छानजहाँ ने दक्षिण की ओर से बुन्देलखण्ड 
को तहस-तहस करना आरम्भ कर वदिया। इस प्रकार जूझरसिंह चारों ओर से घिर 
गया। अपनी प्रजा के कई प्रभुख व्यक्तियों के विरोध से तंग जाकर तथा सुहृठ शाही 
सेनाओं का सामता कर समतने में अपनी असमर्थता का असुभव कर उसने आत्मम्रमर्पण 
कर दिया और क्षपत्ती जागीर में एक भाग को शाहजहां की अपित कर दक्षिण में 


शाहुजहाँ ३०९ 


जाकर सम्राट की सेवा करने को सहमत हो गया । अतः फरवरी १६२६ ई० से उसे 
क्षमा प्रदान कर दी गयी । 

१६३५-३६ ई० में पुनः जूझरसिंह के विद्रोह ने बुन्देलखण्ड की शान्ति को 
भग कर दिया। उसने दक्षिण में पांच वर्ष पूर्ण स्वामिभक्ति से सेवाएँ की । दौलताबाद 
पर अधिकार करते वालो में वह प्रमुख व्यक्ति था। १६३५८ ई० मे जब वहु ओरछा 
लौटा तो उसने गोडवाना विजय की एक महत्त्वपूर्ण योजना बनायी । यद्यपि बुन्देलखण्ड 
के दक्षिण में स्थित गोंड्बाता मुगलों के अधीन था परन्तु उस समय उसका शासन उसके 
हाथ में नहीं था। आक्रमण का उद्देश्य १६२९ ई० मे हुई क्षति को पूर्ण करता था । 
१६३४ ई० में उसने चौरागढ़ का घेरा डाल दिया और शाहजहाँ की चेतावनी की 
परवाह न करते हुए वहाँ के राजा प्रेमनारायण को मरवा डाला । मृतक के पुत्र ने 
शाहजहाँ से जूक्षरसिह्‌ के विरुद्ध अपील को, परन्तु शाहजहाँ ते गोंडवाना उचित 
उत्तराधिकारी को लोटाने के बदले जूझरसिह को आज्ञा दी कि वहू या तो गोडवाना 
सम्राठ को दे दे अथवा उसके बदले अपनी स्वयं की जागीर छोड़ दे और पाँच लाख 
रुपये जुरमाने के रूप में इसलिए दे कि बिता राजाज्ञा वह शग्रोंडवाना पर क्यों जा 
घमक्रा । जूझरतिह ने आज्ञा की अवहेलता ही नही की वरन्‌ अपने पुत्र जगराज को 
दक्षिण में कहला भेजा कि वह शाही सेना के सम्बन्ध-विच्छेद कर अपनी सेना सहित 
वापस चला आये । इस पर शाहजहाँ क्रोघान्ध हो उठा और उसने इस विद्रोह का 
दमन करने के लिए ओऔरंगजैत्र को भेजा । कठिनाइयों के होते हुए भी औरंगजेब से 
ओरछा पर घावा बोल दिया और स्वयं धमोनी की ओर बढा जहाँ जूक्षरसिंह ने शरण 
ले रखी थी। इस पर यह बुन्देला सरदार चौरागढ़ में जा छिपा । धमोनी की विजय 
के उपरान्त औरंगजेब चोरागढ़ की ओर बढ़ा । इस पर जूझरसिह वहाँ के ६,००० 
सैनिक, ६० हाथी और अपने परिवार व सजाने सहित दक्षिण की ओर भाग, निकला । 
मुगलों ने उसका पीछा किया | कोई उपाय न पा जूझरपिह अपनी कुछ स्त्रियों को 
सार डालने के पश्चात मुगलों पर हुट पडा, लेकिन हार गया । बुन्देले तितर-बितर हो 
गये । जूझरसिहू तथा उसका पुत्र विक्रमात्रीतर्तिह दोनों को गोडों ले मार डाला । 
उसके सिर काटकर दिसम्बर १६३५ ई० में शाहजहाँ के पास भेज दिये गये । उसकी 
प्रसक्षता की कोई सीमा न रही जब उसे ज्ञात हुआ कि इस आक्रमण से पचास लाख 
रुपये छूट में प्राप्त हुए हैं । बुन्देला स्त्रियों को जोहर करने का समय ने मिल सका 
और यद्यपि वीरसिह देव की विधवा पत्नी रानी पार्वती तथा कुछ और स्त्रियों को उनके 
पुरुषों ने स्वयं कत्ल कर दिया था, फिर भी कई स्त्रियाँ बन्दी बना ली गयी । उनको 
शाही भहल में प्रथिष्ट कर लिया गया जहाँ वे दुःख के आंसू बहाती रहों । जूझ्रसिह 
के दो लडकों को मुसलमान बना लिया गया और तीसरे को इसलिए तलवार के घाट 
उतार दिया गया कि उसके सुसलमानत बनना अस्वीकार कर दिया था। ओरछा के 
भव्य भवन मस्जिदों में बदल दिये गये। वहाँ के सुन्दर मन्दिर तथा अन्य पविन्न 
स्थानों को अपवित्र कर पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया | ओरछा जूझरसिह के 


३१०. मुंगहाकालीन भारत 


शक 


सम्बन्धी देश26 देवी सिंह को दे दिया गया क्योंकि उसने जूझरसिह के विरुद्ध मुगलों 
की सहायता को थी, लेकिन बुन्देणों ते उसे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया । 
सहोबा के चम्पतराय ने देवीसिहू के नीच आचरण के कारण उसकी अधीनता स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया । उसको प्रसिद्ध लड़के छत्नसाल ने कई वर्षों तक शाहजहाँ 
की धर्मान्धता तथा तुब्देर्स परिवार के साथ किये गये असम्भव व्यवहार के प्रति 
विरोधस्वरूप अपनी ₹ बतन्त्रैता का युद्ध जारी रखा। 
चक्षिण की समस्या -- १ 

दक्षिण के सम्बन्ध भें शाहजहाँ ने अपने पूर्बजों की दक्षिण विजय की नीति को 
जारी रखा । खावजहूं के विद्रोह के पश्चात उसने दक्षिणी सूबे का कार्ये-भार संभालने 
के लिए आजमर्खा को नियुक्त किया | आजमर्खा ने अहमदनगर के विरुद्ध मोर्चा खोल 
दिया और धारर के दुर्ग पर अधिकार करके परेण्डा के दुर्गे का घेरा डाल दिया। 
परन्तु दक्षिण की विशेष कठिनाइयों के कारण बहू युद्ध में अधिक प्रगति न कर सका। 
अहमदनगर और बीआग्र के सुस्तानों मे पृबंबतः मनोमालिन्य बना रहा। अतः वहु 
दोनों मुगल्ो के विरुद्ध एक मे हो सके । | बीजापुर के पदाधिकारियों में मुगलों के प्रति 
अपनायी जाने थाली नीति के विषय में पर्याप्त मतभेद था। एक दल उनसे मेत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करता चाहता था तो दूसरा उन्हें शत्रु समझ उनसे घोर युद्ध करते 
के पक्ष में था। जनावृष्ठि के कारण साधझा-सामग्री' उपलब्ध होने में बड़ी कठिनाई थी, 
यहाँ तक कि ५० मील के वृत्त में धोड़ों के लिए घास तक प्राप्त नहीं हो सकती थी । 
फिर भी शाहजहाँ सूय घटनास्थल पर आया तो मुगल कन्धार में छोटे किले पर, 
जो बालाघाट में पुरबी पक्ष पर स्थित था, अधिकार करने में सफल हुए और उन्होने 
बरार, नासिक तथा संगमनेर को नष्ट कर दिया । 

इसी भ्रीच १७ जनवरी, १६३१ ई० को शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताजमहुल , 
की मृत्यु हो गयी | इससे शाहूजहाँ को जो दुख हुआ उसका वर्णत नहीं किया जा 
सकता । उसको. दा मत न जप र के पास ही एक बाग में दफना दिया गया । बाद मे उसका 
शव आगरा मेंगा निया गया, जहाँ उसको एक आग में दफताकर उसकी. क॒न्न प्र“ 
संसार-प्रसिद्ध ताजमहुल तामक मकबरा बनवाया गया । 
मुमताजमहुल का जोवन 

मुमताजमहूल के जन्म का नाम अरजुमन्द बानो बेगम था। यहू एतमादुद्दोला 
के लड़के तुरजहाँ के भाई आसफर्लां की पुत्री थी । उसका जन्म १५६४ ई० में हुआ । 
खुरम १६ वर्ष का ही था कि उसके साथ उसकी मंँगनी निश्चित हो गयी और अप्रेल 
१६१२ ई० में विवाह सम्पन्न हुआ । यह विवाह अत्यन्त सफल विवाह सिद्ध हुआ । 
अरजुमन्द बातो बेगम ने शाहजहाँ को पूर्णवया अपने प्रेमपाश में बाँध लिया । इनका 
प्रेम नुरजहाँ तथा जहाँगीर के प्रेम से भी आगे बढ़ गया। मुमवाजमहल ने शाहजहाँ 
के जीवन में सुख और दुख दोनों में पृर्णरूप से एक पतिब्रता पत्नी की भाँति भाग 
लिया और उस समय जबकि खुरंम अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ दक्षिण 





शाहजहाँ ३१ 


से उडीसा, बंगाल तथा बिहार में भागा फिर रहा था तब मुभताज परछाई की भाँति 
उसके साथ रही | इसके १४ बच्चे हुए भौर वह मृत्युपयन्त सदैव अपने पति की प्रिय 
बनी रही । वह शाहजहाँ की मुख्य पत्नी थी और उसको “मलिका-ए-जमानी' की 
उपाधि प्राप्त थी ज्ञाही मुहर उसके हो अधिकार में रहती थी। १६३१ ई० में प्रसव- 
पीड़ा के समय बुरहानपुर में जबकि शाहजहाँ दक्षिण विजय में व्यस्त था, उसकी 
मृत्यु हुई । 

मुमताजमहल सुशिक्षित तथा सुयोग्य शृहिणी थी | उसका अतुल प्राकृतिक 
सौन्दर्य बाह्य उपादानों से अत्यन्त मनोहर हो उठता था। वह अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न 
ओर सुहदया थी । दात-दक्षिणा देता, गरीब, विधवा, अपाहिज और अनाथों की 
सहायता करना इसके चरिन्न की विशेषता थी। उसकी दासी सतीउन्निसा खानम 
उसकी विशेष सलाहकार तथा मानवी कार्यों मे उसकी परामशंदात्री थी । मुमताजमहल 
पवित्र जीवन, पूजा-पाठ और उपवास आदि की निष्ठा में विश्वास रखने वाली इस्लाम 
धर्म की उपासिका थी | लेकिन उसकी धामिकता अन्धविश्वास और छंढ़ि के रण में 
रेंगी हुई थी । ईसाई और हिन्दू धर्मों के प्रति शाहजहाँ की वक्रह्वष्टि का बहुत बड़ा 
कारण मुमताजमहल की धर्मान्धता थी। भारतीय इतिहास में शायद ही किसी दूसरी 
मुगल साम्राज्ञी को इतना पति-प्रेम प्राप्त हुआ हो जितना मुमताज को प्राप्त था । 
आगरा का ताजमहल इस दाम्पत्य-प्रेम का अद्वितीय स्मारक है। 
बक्षिण की समस्या--२ 

इसी बीच दक्षिण की राजनीतिक दशा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी | 
अहमद नगर में मलिक अम्बर का पुत्र फतहखाँ नूप-निर्माता बना हुआ था। उसने 
अहमदनगर के सुल्तान को कैद कर लिया और उसके स्थान पर हुसैल नामक एक 
शाही वंशज को सुल्तान बना दिया था। हुसैन केवल १० वर्ष का बच्चा था। 
फतहखां ने मुगलों के कथनानुसार कार्य करता भी बन्द कर दिया। लेकिन जब 
शाहजहाँ ने वस्तखाँ के नेतृत्व में दौलताबाद पर अधिकार करने के लिए एक सुदृढ़ 
सेना भेजी तो फतहखाँ भयभीत हो गया और उसने आत्मसम्पंण कर दिया । बीजा- 
पुर ने कुछ समय तक शाही सेना का सामना किया और शाहूजहाँ को विवश होकर 
आसफखाँ को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश देना पड़ा । मुगलों ने गुलबर्गा 
पर अधिकार कर लिया और बीजापुर का घेरा डाल दिया । लेकिन अकाल से उत्पन्न 
खाद्य-संकट के कारण आसफर्खाँ को लाचार होकर घेरा हटाना पड़ा गौर वह मिराज 
लोट आया । इस पर शाहजहाँ उससे बहुत अप्रसन्न हुआ | उसने आसफर्खाँ को राज- 
दरवार में वापस बुला लिया और महाबतखाँ को दक्षिण का सैनानायक नियुक्त कर 
बीजापुर विजय का आदेश दिया। 
42: दक्षिण और गुजरात को दल वि तर गया दे -३१ ई० में दक्षिण और गुजरात को एक विकराल अकाल का सासना 
करना पड़ा । अकाल खानदेश तक फैल गया । हजारों व्यक्ति भूख से मर गये । उस 
अकाल की दुर्देशा का वर्णन तत्कालीन इतिहासकार मिराज अमीत काजतीबी ते इस 






३१२ मुगलकालीन भारत 


प्रकार किया है, “भूख के कारण हजारों व्यक्ति अपने बच्चों को खा गये | हड्डी का 
लूर्ण आदे में मिलाकर प्रयोग किया गया । कुत्तों का गोश्त खाद्य-सामग्री बने गया । 
अकाल के तुरन्त बाद महामारी के प्रचण्ड प्रकोप ने अनेक ग्राम व नगरों को ऊजड़ 
कर दिया। नगरों की नालियाँ मुर्दों से ठेंत गयी। जनेक व्यक्ति उत्तरी भारत की 
ओर भाग गये । शाहजहाँ ते इस दारुण दुख को कम करने का प्रयत्न किया । उसने 
बुरहानपुर, अहमदनगर, सूरत तथा अन्य स्थानों पर भूख्छी को खाना खिलाने के लिए 
भोजनालय खोले, रुपया भी वितरण किया और ७० लाख रुपयों की मालगुजारी माफ 
कर दी। जागीरदारो ने भी अपनी जागीर में मालगुजारी की छुट दे दी और जनता 
के कष्ट-निवारण के लिए आवश्यक कर्येचाही की । 
पुरतंगालियों से युद्ध 

पुर्तगाली बंगाल में हुगली नदी के किनारे बस गये थे । शाहूजहाँ के गद्दी पर 
बेटने के समय उन्हें बगाल में बसे हुए लगभग सो कर्ष व्यत्तीत हों चुके थे । इस बीच 
में उन्होंने अपनी आक्ति को काफी हढ़ बना लिया था और हुगली को भाधार बना 
उन्होंने भारत, चीन, मलुक्का तथा भनीला के अनेक स्थानों से व्यापार करना प्रारम्भ 
कर दिया था । उन्होंने अपनो बस्ती में र/ने वाले अनेक व्यक्तियों का घर्म-परिवर्तत 
कर उन्हें ईसाई बना दिया था। अपनी बस्तियों में बहू स्वतन्त्र राज्य का-सा आचरण 
करते थे । उनमें से कुछ समुद्री डाकू बन गये थे तथा कुछ ने बगाल के समृद्ध पूरबी 
भू-भागों में लुट-मार प्रारम्भ कर दी थी । वे पुर्तंगाली मुत्लिम सीमा में रहने वाली 
शान्तिप्रिय प्रजा के दैनिक जीवन में भी हस्तक्षेप करते रहते थे । लेकिन फिर भी 
जहाँगीर के समय में इन्हें अपने कृत्यों का दण्ड न मिला। शाहजहाँ के काल के _ 
आरम्भ में बगाल के गवनेर कासिमर्खा ने सूचना भेजी कि पुतंगालियों ने अपनी बस्तियों 
की सुरक्षा का हृढ प्रबन्ध कर लिया है, जहाजों पर कर लगा दिया है और सतगाँव को 
तष्टप्राय कर दिया है तथा वे गुलामों को बेचते और लुट-मार करते रहते हैं। शाहूजहाँ 
तो पुतंगालियों से पहले ही अप्रसन्न था क्योंकि जब शाहूजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह किया था तो उन्होने उसका साथ नहीं दिया था ओर तन उसके बादशाह बनने 
के बाद उसे यथोचित प्रेंट ही भेजी थी | लेकित उनका सबसे बड़ा अपराध बेगम 
मुमताजमहुल के लिए लार्यो गयी दो दासी कन्याओं की तावों को ले भागना था । इन 
सब कारणों से अप्रसक्ष होकर शाहजहाँ ने कासिमर्खां को इन विदेशी आतताइयो को 
दण्ड देते की आज्ञा दी। पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ाई छेडने का तत्कालीन कारण भी 
मिल गया जबकि एलफोन्सों नामक एक पुर्तगाली व्यापारी ने हुगली में स्थित किसी 
जमीन को लौटाने की अपील बंगाल के गवर्नर से की । कासिमस्राँ ने एक बड़ी सेना 
इक्टूठी कर ली और अनेक नावें एकत्रित कर हुगली पर आक्रमण कर दिया। यह 
आक्रमण जल और थल दोनों ओर से था | आक्रमण को विफल कर दिया गया और 
शान्ति-वार्ता आरम्भ हुई | पुंतेगाली उन दासी कन्याओं को लौदाने को प्रस्तुत हो 
गये परन्तु उन्हें हस्तान्तरित करते समय उन्होंने कठिनाइयाँ उत्पन्न की । इस पर मुगलों 





शाहजहाँ इ९३रे 


को दूसरा आक्रमण करना पडा | इस बार वे पुतंगाली बस्ती में प्रवेश पाने मे सफल 
हुए । बस्ती का घेरा पाँच सप्ताहु तक जारी रहा । उस पर गोलाबारी करने के लिए 
बहुत-सी तोपें मेंगवायी गयी । पुरतंगालियों ने विवश होकर पुनः संन्धि की बातचीत 
प्रारम्भ कर दी और वे मुगलों को दो लाख रुपये देने को तैयार हो गये । लेकिते 
सन्धि न हो सकी । इसी बीच पुर्तंगालियों ने अपनी स्थिति को सकटमय देख नावो में 
बैठकर शहर को खाली कर देना उचित समझा । नावो भें सवार होने से पहले मुगलो 
ने उन पर हमला कर दिया | उनके भागते-भागते एक भीषण युद्ध हुआ। लगभग 
३,००० पुतंगाली बच भागे और चार सौ के करोब मिरफ्तार करके आगरश लाये 
गये । इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया और मना करने पर उन्हे कद 
कर लिया गया। शाहजहाँ की पुर्तंगाली नीति का समर्थन राजनीतिक दृष्टिकोण से 
अवश्य किया जा सकता है क्योकि पिन उस्ताम धर सकी ने शाहजहाँ को अप्रसन्न करते के काफी 
कारण उत्पन्न कर दिये थे। लेकिन कैदियों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के उसके 
कृत्य को 34402 2 03 अल उसकी घमोन्धता और असहिष्णुता कहकर द्वी पुकारेगे। वास्तव में 
शाहजहाँ का यह कृत्य घृणित था का यह कृत्य धाणित था | 
दक्षिण की संसस्या---रे 

समयान्तर में दक्षिण की लडाई भी मन्‍्द गति से जारी रही । शिवाजी के 
पिता शाहजी ने मुगलों को आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बदले उसे कुछ भूमि 
जो पहले अहमदनगर के निवासी मलिक अम्बर के पुत्र फतहखाँ के पास थी, जागीर के 
रूप मे दे दी गयी । कुछ समय बाद जब आसफखाँ के संकेत और आदेश के अनुसार 
फतह ने अपने स्वामी तिजामशाह सुल्तान को मार डाला तब उसे यह जमी का मार काला तब उसे यह जमोन फिर 
प्रदान कर दी गयी। यह शाह को बहुते बुरा लगा। क्ोधोन्मत हो उसने बीजापुर 


५0७ कण अं ताज्नाद छीनकर 


के सुल्तान की नौकरी कर ली और प्रण किया कि वह फतहखाँ से दौलताबाद छीनकर 
रहेगा । फतहलाँ यह सुनकर बहुत भयभीत हुआ और उसने यह किला मुगल सेना- 
नायक महाबतर्खाँ को देसे का वचन दिया और स्वयं मुगल सेना में भरती हो गया । 
महाबतखाँ ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और फतहखाँ की सहायता से बीजापुर 
की सेना को हटा दिया । लेकिन बीजापुर सेना के सेनापति रनदोलाखों मे--यद्वपि 
वह हार गया--एक भारी उत्कोच देकर फतहखाँ को अपनी ओर मिला लिया 
और मुगलों का साथ छूड़ा दिया । इस पर महाबतखाँ ने दौबताबाद के घेरा डाल 
दिया और उसने इसको १६३३ ई० में ३३ माह के पेरे के उपरान्त समस्त युद्ध- 
सामग्री सहित हस्तगत कर लिया । महाबतखाँ ने निजामशाही स््रियो को गढ़ छोड़ने 
की सुविधा दे दी । फतहखाँ और अहमदनगर का शाह निजाम जो कि अभी केवल 
एक बालक था, दोनों शाही दरबार मे भ्रेज दिये गये । सुल्तान को आजन्म कारावास 
का दण्ड दे ग्वालियर के किले में रखा गया और फतइखाँ को पेन्शन देकर लाहौर में 
रहने की आज्ञा दे दी गयी | परन्तु दौलताबाद के पतन के पश्चात भी अहमदनगर 
राज्य समाप्त नहीं हुआ । इस राज्य के कुछ भाग--जैसे कि बालाघाट का प्रदेश--- 








३१४ मुगलकालीन भारत 


अब भी अहमदनगर 'ऐ अफसरों के हाथों में बना रहा मोर ये अफतर उस सुल्तान के 
प्रति, जिसको कि मरह॒ठा सरदार शाहजी मे हुसेन निजामशाह के स्थान पर गही पर 
बैठाया था, सदेव स्थामिभक्त बने रहे । व्तेभान पूना जिले का उत्तरी भाग और 
समरत कोकण प्रदेश मरहुठा सरदारों के अधिकार में रहा । शाहजी की अधीनता हे 
मरहठे सदेव मुगलो को तग करते रहे । अब महाबत्खाँ ने परेण्डा पर अधिकार करने 
की तेयारी कर दी और एक दूसरी सेना शाहजी को जुन्नार तक पीछे हटा देने के 
लिए भेजी । परन्तु भरसक प्रयत्न करने के उपरान्त भी वह परेण्डा पर अधिकार न 
कर सका और राजकुमार शुजा के साथ, जो कि दक्षिण का नाममात्र का सेनानायक 
था, बुरहानपुर लौट जाया । शाहजहाँ ने महाबतखाँ को उसकी अस<,लेतों के लिए 
बहुत बुरा-भला कहा | इससे दुखी होकर अवतूबर १६३४ ईणए भ उसका देहान्त 
हो गया । 
मुगल सेनाओं को दक्षिण से वापस बुलाने का यह परिणाम हुआ कि उस प्रदेश 
में फिर गड़बड़ हात मो । मरह॒ठों की घूटमार के अतिरिक्त बीजापुर राजदरबार 
“घड़यस्त्रों का ४ बना” रहा । इसलिए शाहजहाँ १६३६ ई० के प्रारम्भ में ही 
बीजापुर तथा गोलकुण्डा को सदेव के लिए शान्‍्त करने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर 
रवाना> हुआ। | दौलताबाद पहुँचकर उसने हमने के सुल्तान के पास पन्न भेजे । इन 
पन्नों मे उ' । सुल्तान से यह माँग की कि तह अधोनतास्वरूप प्रति वप कुछ भेंट बादशाह 
को दे तथा बीजापुर से मरह॒ठों तथा महमदतगर के अन्य सहायकों को निकाल दे | 
चूँकि सुल्तान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया इसलिए शाहजहाँ ने बीजापुर पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया | इससे सुत्सान बहुत भयभीत हुआ और उससे पुनः 
सुलह की बातचीत प्रारम्भ की तथा एक नयी सन्धि जिसकी शर्तें शाहुजहाँ ने स्वयं 
निश्चित कीं, स्वीकार करने को सहमत हो गया । बीजापुर ने मुगलों की अधीनता 
स्वीकार कर ली और प्रति वर्ष २० लाख रुपये देना स्वीकार किया। उसने यह भी 
बचन दिया कि वह गोलकुण्डा नरेश के साथ भी मैज्री-सम्बन्ध बताये रखेगा तथा 
गोलकुण्डा से सम्बन्धित अपने सब. झगड़े सम्राट की सध्यस्थता से सुलझायेगा | इस 
सन्धि के अपुसार अहमदतगर की सीमा निश्चित कर दी गयी तथा परेण्डा भौर 
कोकण बीजापुर के अधिकार में सौंप दिये गये । बीजापुर नरेश ने वचन दिया कि 
यदि शाहजी ने जुश्चार तथा ट्रिम्बक का निकटवर्ती प्रदेश सुगलों को न सौंपा तो वह 
शाहजी के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेगा | यह सन्धि मई १६३६ ई० में हुई और 
नवम्बर १६५६ ई० तक बनी रही । 
शाहजहाँ अब गोलकुण्डा की ओर आक्ृष्ट हुआ । गोलकुण्डा के साथ शर्ते तय 
करना अधिक कठिन ने था क्योंकि वहाँ का सुल्तान अहमदतगर तथा बीजापुर की _ 
अपेक्षा अधिक नम्न था। इसके अतिरिक्त जब शाहूजहाँ मे अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
किया था तो गोलकुण्डा ने शाहजहाँ की सहायता की थी | गोलकुण्डा के नये सुल्तान 
भब्दुल्ला कुतुबशाहू ने भी १६३१ ६० के प्रारम्भ में शाहजहाँ को जब वहूु स्ामजहाँ 





शाहजहाँ शेश्श 


लोदी के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण आया था, एक अमूल्य भेंट भी भेजी थी। 
गोलकुण्डा ने उस समय भी जबकि महाबनर्खाँ ने बीजापुर पर हमला किया था, 
बीजापुर सुल्तान की सहायता करते से मना कर दिया था। परन्तु इन कारणों के होते 
हुए भी दोनो की वास्तविक मिन्नता होने में एक कठिनाई थी | शाहजहाँ कट्टर सुन्नी 
था जबकि गोलकुण्डा का सुल्तान पक्का शिया था और वह फारस के बादशाह को 
अपना मुखिया मानता था। इसलिए शाहजहां ने यह माँग पेश की कि गोलकुण्डा में 
शिया रीति-रिबाजों का पालन न किया जाय तथा खुतबे में से फारस के बादशाह का 
नाम हटा दिया जाय । गोलकुण्डा का सुल्तान थोडी आनाकानी करने के उपरान्त 
शीघ्र ही ऐसा करने को राजी हो गया । खूतबे में शाहजहाँ का नाभ रख दिया गया। 
गोलकुण्डा की सीमा पर से मुगल सेनाएँ हटा ली गयीं और दोनों के बीच नयी 
सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये । 
सन्धि की शर्तें थीं कि खुतबे में से शिया-धर्मथोतक शब्द हटा लिये जायेंगे । 
सिक्कों पर शाइजहाँ का नाम रहेगा तथा खुतबा शाहजहाँ के नाम से पढा जायेगा । 
सुल्तान ने दो लाख 'हून! जो ६ लाख रुपये के लगभग होते हैं, वार्मिक कर देना 
स्वीकार किया। उसने पिछला बकाया कर भी भुगतान करना स्वीकार किया तथा यह 
वचत दिया कि यदि बीजापुर ने मुगलों पर आक्रमण किया तो गोलकुण्डा बीजापुर के 
विरुद्ध मुगलों की सहायता फरेगा । यह सन्धि मई १६३६ ई० में हुई । 
दक्षिण की तीसरी समस्या उन मराठों का दमन करना था जिन्होंने शाहजी 
के नेतृत्व में विस्तृत सेनिक-शक्ति एकत्रित कर ली थी। शाहजहाँ ने_दक्षिण-असते ही 
पक लि पल शा बजा मत कप कि थ के नेतृत्व में शाहुजी की मातभूमि पर अधिकार करने तथा कोंकण प्रान्त से 
मरहठों के लेने के लिए एक सेना भेजी | शाहजी की मातृभूमि अहमदनगर के 
दक्षिण और दक्षिण-पूरब में स्थित थी । इसके अतिरिक्त सेना का एक भाग शाइस्ताखाँ 
के नेतृत्व में इस इलाके पर अधिकार करने के लिए अहमदनगर के उत्तर-पश्चिम से 
भेजा गया। शाइस्तालो अपने उद्देश्य में सफल हुआ किन्तु खानजमा जिसे शाहजी के 
विरुद्ध भेजा गया था अपने प्रयत्न में विफल रहा । शाहजी बीजापुर की सेना में सम्मि- 
लित होने के लिए तैयार था और नदी को पार करना चाहता था ताकि वह खानजमा 
से एक और मोर्चा ले सके । लिकित इसी बीच खानजमा को शाहजी का पीछा न करने 
का आदेश मिला । अब तक मुगलों और बीजापुर के बीच सन्धि हो गयी थी। उम्तके 
अनुसार खानजमा को शाहजी से जुन्नार छीन लेने के लिए भेजा गया। बीजापुर ने 
शाहजी को जुन्नार मुगलों के सुपुर्दे करने के लिए बहकाना-फुसलाना चाहा लेकिन मरहा' 
सरदार किसी प्रकार राजी न हुआ । विवश हो मुगलो को जुश्नार पर हमला करना पड़ा 
और शाहजी ने युद्ध के उपरान्त इस किले को उस लड़के सहित जिसे उसने अहमदनगर 
'का सुल्तान घोषित किया था, मुगलों के सुपुर्दे कर दिया | इस अल्प-आयु बादशाह को 
ग्वालियर के किले में कैद में कर दिया गया । शाहजी ने बीजापुर की नौकरी कर ली। इस 
प्रकार कुछ समय के लिए शाहजहाँ दक्षिण की समस्या को सुलझाने में सफल हुआ । 





३१६ मुभलकालोीन भारत 


शाहजहाँ की कन्धार प्राप्दि (१६३८ ई०) 

एक शताब्दी से भी अधिक काल से कन्धार भारत के मुगल बादशाहों और 
फारस के शाह के बीच लड़ाई-झगड़ो का कारण बता हुआ था। जहाँगीर के शासत 
के अन्तिम काल में यह दुर्ग मुगनों के हाथ से निकल गया । शाहजहाँ स्वाभाविक रूप 
से इसे वापस लाते के लिए ज्याकुल था। शाहजहाँ ने फारस के दूतों का भव्य स्वागत 
कर तथा उन्हें बडी-बडी भेंट देकर फारस के शाहू को अपने गुणों से प्रभावित करना 
चाहा | इसके अतिरिक्त उसने अपनी दक्षिण-विजय तथा विद्रोहियो का दबाने के 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन द्वारा शाह को अपनी सैनिक-शक्ति से भी प्रभावित फरने का 
प्रथत्न किया । फारस का बादशाह शाह अब्बास शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने के केवल 
एक साल बाद मर गया था। उसके बाद फारस की गद्ठी पर एक अल्पवयस्क बादशाह 
बैठा जिसका ध्यान तुर्कों के साथ युद्ध करने में लगा रहा । कर्घार का गवनेर अज्जी 
मरदानसा फारस के बादशाह से नाराज था क्योंकि फारस के मन्त्री मारूतका ने इस 
गवर्नर से उसको आय-ब्यय का विवरण साँगा था। अपनी ओआज्ञों का पालन करेते के 
लिए उसने सेता की, एक टुकड़ी भी कस्घार भेज दी थी । इससे बचने के लिए अली 
मरदानखाँ ने मुगल अफप्तरों के साथ मिलकर एक पड़्यन्त्र का सृजन किया और 
करधार शाहुजहाँ को सौंपने को तैयार हां गया । १६३८ ई० के प्रारम्भ में ही उसने 
अपनी सेताएँ मुगल बादशाह को सौप दी और कन्धार दुर्ग मे भारतीय सेनाओं को 
रख लिया । गाहजहाँ का नाम भी खुनने में पढ़ा जाने लगा तथा सिक्के भी उसके 
नाम से प्रचलित हो गये | इस प्रकार कन्धार का सूबा बिना किसी कठिनाई के मुगलों 
ने हस्तगत कर लिया। अली मरदानख्ता को, उचित पुरस्कार दिया गया और बाद में 
उसे काश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया । 
अस्य छोटी-छोटी विजयें 

लगभग एक सी वर्ष से मुगल तिब्बत के सूखे प्रदेश पर ताक लगाये बैठे थे | 
उसे प्राप्त करने के उन्होंने कई असफल प्रयत्न भी किये थे । जहाँगीर ने भी इस प्रदेश 
से सेनाएँ भेजी थी, परन्तु सफल ने हो सका | शाहजद्दा ने भी अपने पूर्वजों के पद- 
चिक्लों पर चलकर एक बार फिर तिब्बत विजय का प्रयास किया १६३४ ई० मे 
बत्किस्तात अथवा लघु तिब्बत के शासक अब्दल के विरुद्ध उसने सेनाएँ भेजी । मॉक्रि- 
मण का जतह्कालिक कारण यह था कि बब्दल मे कारमोर के चक्‍क लो को तत्किलिंक कारण यह था कि बेब्दल ने कोशमोर के चकक लोगो को अपने यहाँ 
शरण दी थी। अब्दल ने आत्मसमपंण कर दिया, परन्तु कुछ कालोपरान्त ही उसने 
बादशाह के प्रति अपनी वफादारी त्थाग दी। इसलिए उसके विरुद्ध एक दूसरी सेना 
भेजी गयी । अब्दल को युद्ध का खर्चा देना पड़ा तथा चक्‍को के तायक को मुगलों के 
हाथ सौंपना पड़ा । एक साल बाद शाहुजहा को सूचता मिली कि समस्त तिब्बत ने 
विद्रोह कर विया है, इसलिए दूसरी सेना भेजती पड़ी । तिव्यतवासी हार गये । इस' 
प्रकार भारत की उत्तरी सीमा पर शास्ति स्थापित हुई । 

कुछ अन्य छोटी-छोटी विजयें भी प्राप्त की गयी। १६२७ ई० के क्षर्ते में 


कक 


शाहजहाँ.. ३१७ 


चगलाना का इलाका, जो आजकल नासिक जिले मे है, जीत लिया गया । डामन तथा 
ड्यू में पुर्तगा लियों का घेरा डाला गया ओर उन्हें मजबूर हौकर आत्मंसमर्पण करता 
पड़ा । पजाब मे कांगड़ा मे विद्रोह हुआ। जगतसिह ने, जो कि वहाँ का गवर्तर था, 
मुगलो की अधीनता मानना अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसे भी विवश होकर 
१६४२ ई० के आरम्भ में ही आत्मसमर्पण कर देना पडा । बुन्देलखण्ड के नये शासक 
चम्पतराय ने बुन्देलखण्ड मे विद्रोह कर दिया । उसके दमन का कार्य अब्दुल्लाखों को 
सौया गया । ओरछा और झाँसी के बीच में मुगलो की सेना ने अचानक बुन्देले सरदार 
को घेर लिया । यद्यपि चम्पतराय बच निकला परन्तु उसका गोद लिया हुआ लड़का 
पृथ्वीराज कंद कर लिया गया और ग्वालियर के किले मे कैद करके रखा गया । मई 
१६४२ ई० भे चम्पतराय आत्मसमपंण के लिए तैयार हो गया और उसने मृुगलो की 
सेवा करना स्वीकार कर लिया । 
गंगा के दक्षिण तथा बुन्देलखण्ड के पुरबी इलाके पर भी अधिकार कर लिया 
गया । बुन्देलखण्ड के सरदार लछमनसह ने आत्मससर्पण कर दिया,। बिहार को एक 
आदि-जाति चेराओं ने भी जो पालामऊ (बिहार) में रहती थी, मुगलो की अधीनता 
स्वीकार कर ली | अप्रैल १६४३ ई० मे गोड और मालवा के भील, जो कि विद्रोही 
बन बैठे थे, दबा दिये गये । 
शॉहजहाँ की मध्य एशिया विषयक नोति 
मुगलो की दीघेकाल से यह लालसा थी कि वे मध्य एशिया मे ट्राल्स-ऑक्सि- 
याना पर, जो कि उनकी मातृभूमि मानी जाती थी, किसी प्रकार अधिकार जमा लें । 
बाबर ने अपने पूर्वज तैयूर की प्राचीन राजधानी समरकन्द पर अधिकार करने के 
अनेक प्रयत्न किये थे, परन्तु विफल रहा । हुमायूँ भी इस प्रयत्न में असफल रहा था । 
अकबर और जहाँगीर की भी यह इच्छा पूर्ण त ह्वो सकी और वे परिस्थितिवश इसके 
लिए 8९ भी न कर सके ॥ शाहजहां ने समरकन्द पर अधिकार करने का प्रयत्न 
किया #उस समय समरकन्द अस्तराखाँ के जानिदो के अधिकार मे था। वहाँ की गद्ी 
पर इमाम कुली राज्य करता था । बह एक महत्त्वाकाक्षी राजा था। जिसकी लज्चायी 
हृष्टि सदव काबुल पर लगी रहती थी। शाहजह के राज्याभिषेक के समय फैली हुई 
अव्यवस्था से लाभ उठाकर इमाम कुली के भाई नजर मोहम्मद के नेतृत्व में उजबेगों 
ने काबुल पर हमला किया था परन्तु इसमें उन्हें पूर्ण सफवता न मिली और प्रीष्मऋतु 
में नजर को लौट जाना पड़ा क्योंकि उसकी सेना इस तीक्षण ऋतु में आगे बढ़ने के 
लिए तैयार न थी। अगले वर्ष मई १६२६ ई० में नजर मुहम्मद ने काबुल पर फिर 
हमला किया और वमभियान पर कब्जा कराॉलिया। उसमें उसे अधिक सफलता न 
मिल सकी और उसे लौंट जाना पड़ा । इन हमलों से हिन्दुस्तान में मुगलों भे-काफी 
क्षोभ फैल गया। लेकिन नजर मोहम्मद ने क्षमायाचना कर ली और दोनों पड़ो शी 
रियापततों के सम्बन्ध फिर से अच्छे हो गये । 
१६३६ ई० में शाहुअहाँ ने बदला तेने का विधार किया और उसने उजबेगों 


श्श्८ मुगलकालोीन भारत 


पर आक्रमण करने की योजना बनायी । उसके मन में अपने पूर्वजों के स्वप्न की पति 
का उत्साह तथा हृदय में ट्रान्स-ऑक्सियाना पर राज्य करने की महत्त्वाकाक्षा थी । 
ट्रान्स-ऑक्सियाना के आस्तरिक कलह ने शाहूजहां को स्वर्ण-अवसर प्रदान किया। 
नजर मोहम्मद ने अपने भाई इमाम कुंली को, जो अब लगभग अन्धा हो चुका था, 
गद्दी से उतार दिया था, लेकिन नजर मोहम्मद सर्वप्रिय नहीं था क्योकि उसने बहुत 
शीक्र ही धाभिक आचार्यो को अप्रसन्न करके अपना विरोधी बना लिया था| दशा उस 
समय और बिगड़ गयी जब खझवारिज्म अर्थात खीवा में विद्रोह हो गया और नजर 
मोहम्मद ने उसे दबाने के लिए अपने लड़के अब्दुल अजीज को भेजा । यह घटना 
१६४४ ई० में हुईं। अब्दुल अजीज ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर 'दिया और 
अपने आपको बुखारा का शासक घोषित कर दिया । नजर मोहम्मद को परेशान 
होकर बलख भें जाकर शरण लेती पड़ी । इन सब आतन्तरिक झम्रड़ों ने शाइजहाँ को 
बदला लेने तया अपने पूर्वजों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
“काबुल के गवर्नर को उजबेगों की कठिनाई से लाभ उठाने को कहा गया। उसने एक 
सेना भेजी और काहमर्दे के किले को जीत लिया, लेकिन शरदकऋतु के आरम्भ में ही 
यह किला हाथ से निकल गया । मुगलों के इस भय से नजर मोहम्मद ने अपने लड़के 
से समझौता कर लिया और यह तय हुआ कि नजर मुहस्मद तो बलख को अपने 
अधिकार में रखे ओर बुखारा अब्दुल अजीज के पास रहे । नजर मोहम्मद ने शाहजहाँ 
से भी सहायता के लिए प्रार्थना की थी ओर शाहजहाँ ने अनिश्चित शब्दों में वायदा 
भी कर लिया था परन्तु शाहजहाँ ने इस सुअवसर का स्वागत किया क्योंकि इस प्रकार 
वह आसानी से समरकन्द, बलख तथा बुखारा को अपने अधिकार में ले सकता था। 


यह काबुल गया और एक बड़ी सेना तथा घन एकत्रित किया ओर उजबेगो के विरुद्ध 


आक्रमण की एक विस्तृत योजना बनायी (मुराद को इस हमले का धार सौपा गया। 
सेना जून के मध्य तक रवाना नहीं हैई | जून मे राजकुमार ने तारिन तथा कुरदुज मे 
प्रवेश किया और उन पर अधिकार कर लिया । बादशाह की यह नीति थी कि पहले 
वहु बुखारा और समरकत्द को लेने में तअ॒र मोहम्मद की सहायता करें और फिर 
उन्हें उसके हाथों से छीन ले । नजर मोहम्मद शाहुजहाँ की इस बात को ताड़ गया 
और मुगल सेना की प्रगति को रोकने की कोशिश करने लगा । दिखाने के लिए उसने 
यहाँ तक बहाना किया कि वहू अपना राज्य मुगलों को सौपकर मक्का जाने की तैथारी 


कर रहा था। इसकी घोषणा उसने चारों शोर करवा दी। मुराद भी इन चालों को 
समझ गया और जुलाई १६४६ ई० में उसने अलख के वियद्ध ध्रावा होल दिया। 


उसके आते पर लजर मोहम्मद भाग खड़ा हुआ ओर मुगलों ने बलख पर अधिकार कर 
लिया । उन्होंने सारे शहर में छुट-मार की और खूब धन एकश्रित किया । तत्पश्चात 


मुराद ने तिरमिज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मुगल सेना ने नजर मोहम्मद 
को शिवारधम पर हुराया । नजर मोहम्मद पहले भर्ग भाग गया और बाद में फारस 
ला गया। इस सफलता से शाहुजहाँ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने इस छुशी 


शाहजहाँ. ३१६ 


में बलख में सिक्के चालू करवाकर उत्सव मनाया । लेकिन उसकी यह प्रसन्नता स्थायी 


(सकने अभाने टिनबलमंलााफम८ण++/>अममनक+भोभक कं जवन्‍ननंजतकडान 


सिद्ध न हुई क्योकि मूराद जो हिन्दुस्तान मे ऐशो-आराम में पला था; शीघ्र ही यहाँ 
की खुश्क जलवायु तथा बजर प्रदेश भें क़न्न उठा औए_ उसने यहाँ ठहरना पश्चन्द न 
किया तथा अपने पिता से प्रार्थना की कि उसे वापस बुला लिया जाय । शाहजहाँ को 
यह देखकर निराशा हुई लेकिन उसने कृट्तीति से काम लेना चाहा | उसने नजर 
भोहम्मद को एक पत्र अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखा । उसने यह प्रकट किया 
कि उसका उद्देश्य तो केवल बलख से दुष्ट व्यक्तियों को भगाना तथा उसके बाद बलख 
नजर मोहम्मद के सुपुर्दे करना था; राजकुमार मुराद ने अपनी अनुभवहीनता तथा 
आयु के जोश में आकर आज्ञा से अधिक काम कर डाला है। फारस के बादशाह शाह 
अब्बास द्वितीय को उसके राज्याभिषेक के लिए बधाई देते हुए-उसने मुगलो के बलख 
पर हमले के समव भारत को तटस्थ रहने की प्रार्थता की, लेकिन शाही कुटनीति 
विफल रही । फारस का बादशाह तटस्थ न रहा और न नजर मोहम्मद बादशाह के 
शंब्द जाल मे फेस पाया । मुराद वापस बुला लिया ग़या और उसकी जगह औरंगजेब 
कफो बलख भेज दिया गया | लेकिन फिर भी कबाइलियों ने *सुगल सेना के मार्ग मे 
रोड़े अटकाये । अब्दुल अजीज एक बड़ी सेना एकत्रित करके युद्ध के लिए ऑक्सस 
नदी के पास आ जमा। ज्योंही औरगजेब बलख के नजदीक आया अब्दुल अजीज 
लड़ने को प्रस्तुत हो गया | एक दूसरी उजबेग सेना बलख पर दूसरी दिशा से आक्रमण 
करने को रवाना हुई /औरंगजेव को घोर युद्ध करना पड़ा जिसमे अब्दुल अजीज की 
हूर हुई परन्तु औरगजेब के धेय॑ तथा साहस से उजबेगो पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
राजकुमार औरगजेब सूर्पास्त के सपय लड़ाई के मैदान में ही घोडे के पीठ पर से उत्तर 
पड़ा तथा नमाज पढ़ने लगा | तदनुमार अब्दुल अजीज से सन्धि करने का विचार करने 
लगा और बुखारा को अपने भाई को सौपने को राजी हो गया। वजर मोहम्मद ने 
फारस के शाह को पत्र लिखकर गद्दी छोड़ देने की इच्छा व्यक्त की । लेकिन मुगलों 
की यह सफलता स्थायी ख्िद्ध न होकर केवल क्षणिक रही। औरंगजेब ऑक्सस से 
आगे न बढ़ सका । उसके अफसर उस प्रतिकूल जलवायु मे रहकर लड़ना नही चाहते 
थे। उन्हें ट्रान्स-ऑक्सियाना का यह प्रदेश बिलकुल नीरस प्रतीत होता था (औरंगजेब _ 
भी भारत लोट भाना चाहता था क्योंकि वह अपने पिता में बाद दिल्‍लो की ग्रह्दी पर 
बंठना चाहता था। उजबेग लोग जो शायद मुगर्लों के सेनापति तथा अफसरों की 
मनोवृज्ति का ताड़ें गये थे, बराबर अपने अत्याचार कुसते-रहे- तजर मोहम्मद फारस 
से लौट आया और उसने अफगानिस्तान स्थित मुगल चौकियों पर हमले करने शुरू 
कर दिये। नजर मोहम्मद को फारस से बराबर सद्दायता मिलती रही। क्योंकि 
फारस का शाह मुगलों से कन्धार छीनना चाहता था। औरंगजेब को विवश होकर 
ट्रान्स-ऑविसियाना से लोट आना पड़ा ओर अफगानिस्तान की तरफ उजबेगों के हमले 
का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ । आाहजहाँ ने औरंगजेब को सलाह दी कि 


यदि मंजर मोहम्मद क्षमायाथना करे तो वह उसे स्वीकार कर ले। नजर मोहम्मद ते 


३२० मुगलकालोन भारत 


अपने पोते के द्वारा माफो माँगनों चाही, इस प्रकार चौकियो में पड़ी हुई मुगल सेना कुछ 
ढीली तथा गाफिल-सी हो गयी क्योकि जसे श्रम हो गया कि शायद नजर मोहम्मद 
को उसका देश वापस मिल जाय | औरगजैब को काबुल से लौटना पड़ा और रास्ते में 
उसे उजनेगो ने बात परेशात फिया । 

[रस के शाहू अब्बास ते अब खुल्लसखुल्ला उजबगो का साथ देना शुरू कर 
दिया था । १६४८ ई० में उसने शाहजहाँ से यह मांग की कि वहू कन्घार उस लौटा 
दे । उपने यह भी चांहा कि शाहजहाँ नजर मोहम्मद को बनख लौटा दे । शाह अपनी 
कुटनीति को बलपूवेक सफल बनाने के लिए खुरासान की ओर रवाना हुआ ओर 
खुरासान का घेरा डाल दिया। परन्तु मुगल पहले ही बचे हुए बलख के हिस्से को 
खाली कर घुके थे । 
कन्धार का हाथ से निकलना 

मध्य एशिया में शाहजहाँ को असफलता पर शाह भव्बास द्वितीय अत्यन्त 
प्रसन्ष हुआ क्योकि इससे सीमान्त प्रदेश मे मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ गयी और अब 
कन्धार का लेना पहले की अपेक्षा कही अधिक सरल हो गयां। १६४८ ई० में फारस 
के शाह ने, जो अब बालिग हो चला था, शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली 
ओर कन्धार पर चढ़ाई करने की तैयारी प्रारम्भ कर दी। खुरासान से रवाना होकर 
वह कन्धार के निवाट आ गया और बिस्त के किले पर आक्रमण कर दिया। शाहजहाँ 
ने तुरन्त एक भारी सेना एकत्रित करके औरगरजेब के नेतृत्व में नगर तथा दुर्ग की 
रक्षार्थ भेजी । इस बीच मे फारस की सेना बिस्त पर अधिकार कर घुकी थी और 
कन्धार पर धावा बोल दिया था । दोलतखाँ के नेतृत्व मे कन्धार दुर्ग में जो सेना थी, 
बह शीघ्र ही हृताश हो गयी क्योंकि उनके विचार में इतनी जल्दी दिल्‍ली से सहायता 
मिक्षना असम्भव था | इस सेना की कुछ दुकड़ियों ने अपने परिवार तथा बच्चों को 
बचाने के उद्देश्य से चुपचाप आक्रमणकारियों से सन्धि वार्ता प्रारम्भ कर दी । दोलतखाँ 
इस पड़्यन्त्र को दबा न सका | अन्ततोगत्वा बहु स्वयं इस षड़य-त्र से सम्मिलित 
हो गया कौर फरवरी १६४६ ई० में फारस के सम्मुख आत्मसमपंण कर दिया । 
ओरंगजेब इस समर्पण के एक मास बाद कन्धार पहुँचा | शाहुजहाँ यहू जानकर अत्यन्त 
क्षुर्ध हुआ और उसने भौरंगजेब को तुरन्त किसी भी प्रकार सरहद की इस महत्त्वपूर्ण 
चोकी को वापस लेने की आज्ञा दी। सम्नाट स्वयं सेना की हिम्मत बँघाने के लिए 
काबुल के पास ही एक स्थान पर जा पहुँचा । 

बजीर सादुल्‍लाखाँ के साथ औरगजेब ५०,००० सेनिकों को साथ लेकर गजनी 
के रास्ते से आगे बढ़ा और बल लकञर चलती रही लेक सित। । तुरन्त किले को 
घेर लिया गया । पूरे प्रीष्मकाल सह रही लेकिन घिरी हुई सेनाओं पर कुछ 
असर नहीं हुआ क्योंकि वे पहले से ही फारस से काफी मदद पा चुके से । सुगश सेना 
का काफी मुकसान उठाता पेड़ा क्योंकि उसके पास ने तो ठीक प्रकार रसद ही आ 
पाती थी और न युद्धनसामग्री ही। उनके पास बमबारी करने वाली बड़ी तोपें भी 


शाहजहाँ ३२१ 


नही थी | तेजी से शरदऋतु आ रही थी और युद्ध जारी रखना सम्भव न था। 
इसलिए सम्राट ने लड़ाई बन्द करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने घेरा उठा 
लिया और वह सितम्बर १६४६ ई० में लाहोर के लिए रवाना हो गया । 

. १६५२ ई० में शाहजहाँ ने कन्धार लेने का एक प्रयत्त और करना चाह़ा और 
इसका भार औरंगजेब को सौंपा गया । औरगजेब १६४६ ई० की असफलता के कलंक 
को धो डालना चाहता था । इस बार औरंगजेब एक सुव्यवस्थित सेना तथा बडी-बड़ी 
गोले बरसाने वाली तोपों तथा हाथी और ऊँठों को लेकर रवाना हुआ । लडाई में 
खर्च के लिए दो करोड रुपये उसे मिले। इस प्रकार पूर्ण सजमधज और तैयारी के 
साथ इस बार औरंगजेब ने हमला बोला। कन्धार का यह दूसरा युद्ध २२ मई, 
१६५२ ई० को प्रारम्भ हुआ और दो माह दस दित तक चला । फारस की तोपों के 
सामने मुगलों की वीरता फॉकों पड गयी । उधर उजबेगों नें गजनी में संकट उत्पन्न 
कर दिया। गज़नी कन्घार और काबुल के रास्ते में स्थित थी । इस भय से कि कहीं 
फारस वाले और उजबेग दोनों न मिल जायें, शाहजहाँ ने औरंगजेब से घेरा उठा-लेते 
को कहा तथा उसके वापस लौट आने पर जोर दिया । राजकुमार की युद्ध करते की | 
आज्ञा रह कर दी गयी और उप्तको वापस बुलाकर दक्षिण का सूवेदार नियुक्त कर 
दिया गया । 

कन्ध्रार को जीतने का काम अब दारा को सौपा गया । दारा औरंगजेब की 
असफलताओं से अत्यन्त प्रसन्न था और उसे घमण्ड था कि वह केवल सात दिन में ही 
कन्धार को जीत लेगा। गही का उत्तराधिकारी यह राजकुमार एक करोड़ रुपये तथा 
बड़ी सेना तथा भारी-भारी तोपें लेकर फरवरी १६५३ ई० मे कन्धार के लिए 
रवाना हुआ । उसने सबसे पहले आसपास का इलाका जीता ताकि कन्घार की फौज 
को फारस से कोई मदद न मिल सके । उसने बिसत भौर गिरीषक--जो कन्धार के 
पश्चिम में स्थित थे--जीत लिये। उसने आसपास का इलाका उजाड़ डाला और, 
कन्धार पर गोलाबारी करने की आज्ञा दी । इस गोलाबारी से जहाँ-तहाँ कन्धार दुर्ग 
की दीवारें हिल उठीं लेकिन फारस की जोरदार तोपों के कारण मुगल गढ मे प्रवेश 
करने का साहुस न कर सके । फिर भी दारा को औरंगजेब से कहीं अधिक सफलता 
मिली और इससे फारस की सेना भयभीत हो उठी । परन्तु दुर्भाग्यवश शरदकतु के 
आगमन के साथ शत्रु का पलड़ा भारी हो गया और फारसी लोगों की स्थिति अधिक 
हढ़ हो गयी । इधर मुगलों का गोला-बारूद भी समाप्त हो चला था इसलिए अक्तूबर 
१६४५३ ई० के आरम्भ में सेता को वापस बुला लेना निश्चित किया गया ; 
कन्धार के इन तीनों आक्रमणों से (१६४६, १६५२, १६५३ ई०) साम्राज्य 
की आधिक दशा को क्राफी धक्का पहुँचा । इनमें लगभग १२ करोड़ रुपये व्यय हुए 
और कोई विशेष लाभ न हो सका । एक इंच भर भूमि भी मुगल-साम्राज्य को न 
मिल सकी | सुगल-साम्राज्य के हाथ से केवल कन्धार का अगम दुर्ग ही न छिना 
अपितु आस-पास का बहुत-सा प्रदेश भी उनके हाथ से निकल गया । बहुत-से आदमी 


३२२ मुगलकालोन भारत 


तथा बोझ ढोने वाले जानवर मारे गये । बादशाह के राजनीतिक तथा सैनिक सम्मान 
को भी काफी धवका पहुचा क्योंकि इससे बादशाह को सेना वा खोखलापन स्पष्ट हो 
गया । इससे फारस के शाहू की हिम्मत बहुत बढ़ गयी भोर वहू अब हिन्दुस्तान के 
उपजाऊ मंदान पर भी हमला करने के स्वप्न देखने लगा । इससे मुगलो को सर्देव 
फारस से सतक॑ रहना आवश्यक हो गया । शाहजहा के जीवनक!ल के बचे हुए दिनों 
में भारत और फारस सम्बन्ध सद्देव तने रहे । 
बीजापुर तपा गोलकुण्डा के साथ युज्धु--ओरंगजेब का द्वितोीथ बायसराय काल 
नवम्बर १६५२ ई० में औरगजेब पुनः एक बार दक्षिण का सूमेदार बना । 
१६४१ से १६४४ ई० तक यहु इस भाग का वायसराय रह चुका था। इसलिए यह 
उसका दूसरा अवसर था जबकि उसे इस इलाके की सूबेदारी सौपी गयी । औरंगजेब 
ते बड़ी लगत के साथ इस इलाके की आथिक दशा सुधारनी चाही । अपने दीवान 
मुशिवकुलीखाँ की मदद से जो कि एक कुशल शासक और अधवेत्ता था, उसने सर्व- 
प्रथम मालगुजारी का बन्दोवस्त सम्पूर्ण किया । मुशिदवुलीख। ने टोटरमल के टाण 
प्रबलित मालगुजारी का तरीमा अपनाया। उसने जमीन 7४ स07 ++ ज है 
“आधार पर राज्य-्कर निर्धारित किया । वह शीघ्र ही यह जाग गधा कि शगरा देश 
में एकसा कर निर्धारित नहीं किय। जा सकता इस निए उसने स्थानीय रीवि-र्वाजों 
और प्रथाओं का काफी ध्यान रखा । इसके साथ-साथ 'जबती', 'बटाई' और 'तस्ख' 
भी जारी रहे । 'बटाई इजाके में राज्य का हिस्सा € तथा जिन जगहों पर नाप-जोख 
महीं हो सकी वहाँ है था। एन उपायों से क्सानों की दशा काफी उच्चत हो थी । 
राजकुमार ते अपने पिता की आजा से पदाधिकारियों में, जमीन का वितरण नये ढंग 
से कर दिया । आथिक दशा में उचित सुप्रार करने के बाद अब वह राजनीतिक 
मामलों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतस्च हो गया । ह 
अपने पूर्वजों के पदर्चिल्लों पर ललकर उसने भी गोलकुण्डा और बीजापुर के 
राज्यों को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। समस्त दक्षिणी भारतवर्ष में अपना 
कम को किया परमोवत व सितापक रे पद अब पा के ली फीलाने की लालसा से व्याकुल एक मुगल नीतिश के लिए बीजापर और 
गोलकुण्डा की शिया धमवितरबी स्थिसती पर धावा बोलने का बहाना दूँढ निकालना 
कोई कर्ठित कार्य ने था। गोलकुण्डा एक धनसम्पक्ष रियासत थो। बुछ ही पहले 
उसने कर्नाटक का प्रदेश जीता था । शिया धर्म से चिढ़ने वाले शाहजहां तथा औरंगजेब 
गोलकुण्डा के इस कार्य से प्रसन्ष न हुए और शाहजहाँ ने इस अपराध के दण्डस्वरूप 
शोलकुण्डा से एक भारी रकम माँगी । इसके अतिरिक्त गोलकुण्डा ने १६३६ ई० 
सन्धि के अनुसार निश्चित वाधिक भेंट भी पिछले कुछ दिनों से शाहुजहों को नहीं 
भेजी थी। लेकिन युद् का तात्कालिक कारण यह था कि गोलकृण्डा के सूल्तान ने 
मीर जुमला के लड़के मोहम्मद अमीन को कद कर लिया था। मोहम्मद अमीन ने 
औरंगजेब से मदद की प्रार्थना की । सीर जुमला का असली नाम मीर मोहः मद सैयद 
था। वह आदिस्तान का रहने वाला था। वहु गोलकुण्डा मे एक जौहूरी का नौकर 


शाहुजहाँ ३२३ 


बनकर आया था । अपने मालिक की मृत्यु के उपरान्त वह घनवान बन बैठा | उसके 
धन और ऐश्वर्य के कारण गोलकुण्डा के शाह (कुतुबशाइ) का ध्यान उसकी ओर 
खिच गया और उसने उसे प्रधानमन्त्री बनाकर 'मीर जुमला' की उपाधि से विभूषित 
किया । है 

मीर जुमला एक महत्त्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ था। उसने हिन्दू मन्दिरों की खुट 
ओर हीरे की खानों की लुदाई कराकर अपना घन बढा लिया। उसने बहुत शीघ्र 
५,००० घुडसवार, २०,००० पैदल सेना तथा अनेक युद्ध के हाथी और गोला-बारूद 
आदि लडाई का सामान एकत्रित कर लिया। उसने बिना किसी की सहाय॑ंता के 
कर्नाटक जीत लिया और चन्द्रगिरि के राजा को हरा दिया । इस प्रकार उसने एक 
राज्य बता लिया और स्वयं उसका एकाधिपति बन बैठा । मीर जुमला की महस््वा- 
कांक्षा, धन और उद्ृण्ड उत्साह को देखकर गोलकुण्डां का सुल्तान भयभीत हो गया 
और उसने इसे कैद करके अन्धा बना डालना बाहा। मीर जुमला के कानों में गोल- 
फुण्डा के षपड़यन्त्र की भनक पड़ गयी और उसने बुलाये जाने पर दरबार में उपस्थित 
होने से मना कर दिया । उसने शीजापुर, फारस तथा दक्षिण के सुबेदार औरंगजैब के 
साथ बातब्ीत प्रारम्भ कर दी । ठीक इसी समय इसके लड़के मोहम्मद अमीन ने अपनी 
अशिष्ट व्यवहार से भरे दरबार में सुल्तान को अप्रसन्न कर दिया, जिस पर सुल्क्रन 
ने मुहम्मद अमीन को सपरिवार गिरफ्तार करवा लिया और उसकी सम्पत्ति जब्त कर 
ली गयी । यह घटना १ दिसम्बर, १६५५ ई० को हुई। औरंगजेब मे इस धटना से 
लाभ उठाया और अपने पिता से गोलकुण्डा पर धावा बोलने की आज्ञा प्राप्त करने 
के उपरान्त कुतुबशाह से मोहम्मद अमीन और उसके लड़के को छोड देने की माँग 
की और यह घमकी दी कि यदि उसकी माँग पूरी नहीं की गयी तो वह तुरन्त आक्र- 
सण कर देगा। उत्तर की प्रतीक्षा किये लकी हो औरंगजेब ने युद्ध की घोषणा कर 
दी और अपने लड़के राजकुमार मुहम्मद कों जनवरी १६५६ ई० में एक बड़ी सेना 
सहित गोलकुण्डा प्रवेश की आज्ञा दी। ज्योंही भोरंगजेब को सेना सुल्तान की सीमा 
के अन्दर घुसी त्योंही सुल्तान ने आज्ञापालय करने की घोषणा कर दी और मीर 
जुमला के लड़के तथा माँ को कंद से मुक्त कर दिया। ओरगजेब ने अब मीर जूमला 
की सम्पत्ति को वापस लोठाने की माँग की तथा स्वयं हैदराबाद की ओर रवाना हुआ। 
सुश्तान भयभीत हो गया और उसने अपना खजाना गोलकुण्डा के हृढ़ दुर्ग सें भेज 
दिया । गोलकुण्डा हैदराबाद से कुछ ही मील की दूरी पर था। उसने राजकुमार 
मोहम्मद को उत्कोच दे तथा अपनी सेना को हृढ़ कर उस क्षेत्र की रक्षा करनी चाही। 
परन्तु राजकुमार ने गोलकुण्डा की सेना को हरा दिया और हैदराबाद का घेरा डाल 
दिया । उसने सुल्तान के उन दूतों को, जो उसके पास हीरे-जवाहरातों के रूप में 
रिश्वत लाये थे, मौत के घाट उत्तार दिया और थोडे ही दिनों बाद हैदराबाद पर 
कब्जा कर लिया । बेचारे सुल्तात को लाचार होकर सुलह की बातचीत करनी पड़ी। 
मीर जुमला की सम्पत्ति लौटा दी गयी और बहुत-से हीरे-जवाहरात देकर राजकुमार 


9९५४ भुगलकालीन भारत 


की प्रसन्न करत का प्रयत्त किया, लैकित साथ शो साथ गोलकुष्डा दुर्ग को आक्रमण- 
कारियों से घत्राने के लिए बह बीजापुर से मदद को प्रार्थना भी करता रहा । 

इसी बीच औरंगजेब ने फरपरी १६४६ ६० में भोगवुण्डा दुगे को घेर लिया। 
कुछ समय तक वेरा घनलता रदा। इससे सुल्ताव अच्चुल्ता कुपुबशाहू बहुत डर गया 
तथा यहू प्राथता को कि महू अपने अपराध को क्षम्ायाचना के लिए अपनी भाता को 
भेजना चाहता है। सज्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह की बूढ़ी माँ ने अपने बेठे की ओर से 
कसा माँगी । लःरगजेब ने य# वायदा किया कि सुल्तान अब्दुल्ला अपनी लड़की की 
शादी राजकुमार मोहम्मद से कर देगा और युद्ध-क्षति के रूप में एक कराड रुकये 
तथा पिछला शेत्र कर अदा क- दे तो उसे गोलकुण्डा का राज्य वापस मिल जोगेगा । 
जब दक्षिण भें औरंगजेब की यह सन्धि-वार्ता चल रही थी उस समय आगरा में सुल्तान 
के दूत द्वारा और जहानयारा के द्वारा शाहजहां तक अपनी प्रार्थनाएँ पहुँचा रहे थे । 
इसीलिए ठीक उ्ती शमय जबकि औरंगणब भेरे को कड़ा फरने बाला था, उसे शाहजहाँ 
का सन्देश मिला वि 6 भोलफुण्डा से तौट आये और गोलकुण्डा के सृत्तान को क्षमा 
कर दे । औरंगजेब 4 धादशाह को शाज्ञा को परुप्त रखा और घेरा डाले रहा । उसने 
केबल उस समय घेरा". ढाय। जब सुल्तात ने मौर जुभला को सम्पत्ति लौटा दी और 
सारे बकाया “कर राह. करने तथा अपना लड़की का शावी मोहम्मद से करने का 
यचन दे दिया। 4२ उता ने शजकम[र ओऔरंगजेब से भेंट की और राजकुमार ने 
उसका शानदार स्वाथत्ष किया। सुल्तान को लड़की की शादों मोहम्मद के साथ बढ़ी 


(+लक३ ५ ०नइनम कर पककलल पक एक, 


सूमधाम से को गयी जोर १० लाख रुपग्रेका दह्ेश दिया गया। गोलकुण्डा के साथ 
एक नयो सान्ध्र तय की गयी । सुल्तान ने कुरान को साक्षी देकर सौगन्ध खायी कि 


यह भविष्य में कभी भी मुगल राजाट को भाज्ा का उल्लंघन नहीं करेगा । इस पर 
उसे क्षमा कर दिया गधा। उस १५ लाख रुपये वष्जकूप में देता. पड़ा । इस संन्धि 
के अभुसार सूत्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर थो.-मीर जुमला को जिसके 
कारण उसके मालिक को इतना तीचा देखता पड़ा था, मुगल दरबार में एक अच्छे 
पद पर नियुक्त कर दिया गया आर वजीर स्रादुल्लाखाँ की मृत्यु के उपरान्त उसे, 
साञ्राज्य का प्रधायमन्जी बना दिया गया। 

गोलकुण्डा को सफलता के बाद औरंगजेब की हष्टि बीआपुर पर पड़ी जो कि 
पिछले बीस वर्ष से पूर्ण स्वतस्थता का आतत्द उठा रहा था। बीजापुर का सुल्तान 
मोहम्मद भादिलशाहु एक योग्य शासक तथा भविष्यहृष्टा था और दिल्‍्लो के स्रञ्राट 
से मैन्ीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता चाहुता था । उसने समुद्र के एक किनारे से दूसरे 
कितारे तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था तथा उसे सुहढ़ बताकर उसकी 
आमदनी काफी बढ़ा ली थी । उसकी सफलता देखकर शाहजहाँ ने उसे उसके दुस्साहस 
के, लिए धरुरा-सला कहा । सुल्तान बीजापुर के बादशाहु से नहीं लड़ना चाहता था 
इसलिए उसने बादशाह से क्षमायांचनत। कर ली तथा अपने ठाठबराट में जिसके कारण 
शाहजहाँ उससे अगभ्रसन्न हो गया था, काफी सुधार कर डाला । आदिलशाह नवम्थर 


शाहजहोँ. ३२५ 


१2 मर गया और उसकी जगह अनी आदिलशाह द्वितीः॥ द्वितीय, जो उस समय 
केवल १८ वर्ष का था, गद्दी परबठा।...* गज 
._ बीजापुर में शासन-परिवतंन से कुछ गड़बड़ पड गयी । राजदरबार में कई 
पार्टियाँ हो गयी और रियासत के पूरबी इलाके मे विद्रोह हो गया । औरगजेब ने इन 
परिस्थितियों से लाभ उठाकर बीजापुर के कुछ असन्तुष्ट सरदारों को अपनी ओर 
मिला लिया। ओरंगजेब ने शाहजहाँ से यह बहाना करके कि अली आदिलशाह हदितीय 
टतत जा का असली पुत्र न होकर संदिग्ध सनन्‍्तान है असली पुत्र न होकर संदिग्ध सन्तान है, बीजापुर पर हमला करने की 
आज्ञा प्राप्त करली। वास्तव मे बीजापुर एक स्वतन्त्र रियासत थी और उसके 
पिन ये वाले करे का कोई अधिकार वादाह को नहीं था और _ 
विशेष रूप से गद्दी के अधिकारी का निर्णय करता बीजापुर-निवासियों का स्वयं का 
कार्य था । इसलिए ओरंगजेब का यह हस्तक्षेप केवल उसका उद्देण केबल एक स्थसत का मस्यिकेक कर कक जय मजा अत्याचार था | 
का उद्देश्य क रियासत को मटियामैट आल 
मीर जुमला की सहायता से, जो कि बीजापुर की भीगोलिक परिस्थिति इत्यादि 
से पूर्णतया परिचित था, औरगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया मं 
किले पर जो. एक सुहृद पहाड़ी पर स्थित था तथा जहाँ पर काफी गोला-बारूद भो 
था, अधिकार कर लिया । ै सिद्दो मरजान ने, जो मरजान ने, जो दुर्ग का प्रधान रक्षक था, वीरतापूर्बेक_ 
उसका सामना किया। परन्तु आक्रमणकारियों ने दुर्गे के चारों ओर खुदी हुई खाई को 
पांट दिया और गोलाबारी करके किले की दीवारों को काफी आधात पहुँचाया । 
ओरंगजेब के सोभाग्य से दुर्ग में एक भयानक विस्फोट हुआ कौर उसमे सिद्दी मरजान 
घायल हो गया । मुगलों ने तेजी से किले पर घावा बोला और अपने झण्डे उस पर 
गाड़ दिये । मरते समय सिद्दी मरजान ने दुर्ग की कूजी ओरंगजेब के पास भेज दी + 
इस प्रकार २७ दिन के घेरे के बाद दुर्गें का पतन हो गया । 
इस सफलता के पश्चात औरंगजेब ने आलबर्गा में एकत्रित बीजापुर सेना का 
सामना करने के लिए महाबतखां को भे करने के लिए महाबतर्खाँ को भेजा | महाबतर्खा के साथ १ ५,००० सुसज्जित 
शुडसवारों की सेना थी । बीजापुर सेना परास्त हुई और तितर-बितर हो गयी । अब' 
भोरंगजेब कृल्याणी तक बढने मे समर्थ हुआ । कृल्याणी बीदर से ४० मील पश्चिम में 
स्थित चालुक्यों की प्राचीन राजधानी थी । तगर का घेरा डाला गया। मृथलों का 
कड़ा मुकाबला हुआ, यहाँ तक कि उनके संवाहन-मार्गों की सुरक्षा तक संकट में पद 
गयी। परन्तु अन्त में औरंगजेब के योग्य सेनापतित्व तथा अधिक प्रयत्न के कारण 
अगस्त १६५७ ई० के एक आक्रमण में बीजापुर सेना बुरी तरह परास्त हुई । बीजापुर 
राज्य को पूर्णतया बिनष्ट कर देने के लिए राजक्रुमार सैनिक तैयारियों में संखग्त ही 
था कि उसे सआजाट का एक भादेश् प्राप्त हुआ । इसके द्वारा राजकुमार को इस पेतिक 
संधर्ष को समाप्त कर देने की आज्ञा दी गयी । शाहजहाँ की इस आज्ञा के कई कारग 


थे। ना देजार के दिस अप टसो व बडागह: दाया का औरंगजेब से_ दिल्‍ली स्थित बीजापुर प्रतित्रिधिय॑ ग्रह, द/रा का औरंगजेब से 
देष तथा सज्जाट का दिनोंदित नियड़ता स्वास्थ्य विशेष उल्लेखनीय हैं। राजकीय 
ह29032225 लिन सम पल कर कम य दलक लक लक, अमल मील हर अक अ वकील अनन्त मो असल बम 


३२९६ मुशलकालोन सारत 


आदेशासुसार सन्धि की बातचीत शुरू हो गयी। बहुत शीघ्र ही शर्तें तय हो गयीं। 
इनके अनुसार सुल्तान युद्धक्षति के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये नकद तथा बीदर, कल्याणी 
परेष्डा, कोंकण और नैन्गी के दुर्ग देने पर राजी हो गया। शाहजहाँ ने इन शर्तों की 
स्कीक्ति प्रदान की ओर दयावश हरजाने में से आधा करोड रुपया छूट सुल्तान को दे 

दी । औरंगजेब बीदर लौट आया और निकट भविष्य में होने वाले उत्तराधिकार- 
संघ का सामना करने की तैयारी करने लगा । शाहजहाँ का दिन-प्रतिदिन गिरता 
स्वास्थ्य इस संघर्ष को अवश्यम्भावी बना रहा था । बीजापुर के सुल्तान ने बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाया । उसने १६५७ ई० की सन्धि की शर्तों का 
पालन करने से इनकार कर दिया । 

जिस समय औरंगजेब गोलकुण्डा और बीजापुर से उलझा हुआ था, मराठे 
ऋमश : महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त करते जा रहें थे। उनका य्रुवक ने ते जा रहें थें। उनका युवक नेता शाहजी भोसला 
का पुत्र शिवाजी भ्लोसला अपने स्वतन्त्रता तथा गौरबपूण जीवन में प्रवेश कर रहा 
था। शाहजी बीजापुर राज्य में फिर नौकरी करने लगा था। शिवाजी को आँखें 
औीजापुर राज्य के एक भाग पर लगी हुई थीं। इसको जीत लेने की छूट प्रदान करने 
के बदले उसने मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध सेनिक सहायता का आश्वासन दिया था । 
मुगलों ने शिवाजी को प्रत्याशित सहायता नहीं की, फलस्वरूप शिवाजी भी उन्तकी 
आवश्यकता के समय अलग ही रहा। इसके विपरीत, जिस समय औरंगजेब दोनो 
बक्षिणी राज्यों से जूस रहा था उसने जुन्नार पर अधिकार प्राप्स कर लिया और 
अहमदाबाद के पश्चिम में मुगल प्रदेश मे घुस गया । अतः औरगजेब अपने पश्चिमी 
पाश्वे में |इबड मचाने वाले शिवाजी का प्रबन्ध करते को विवश हो गया । सुगल 
सेना के एक दस्ते ने शिवाजी को परास्त भी किया पर मुगल प्रदेश पर होने वाले 
उसके आक्रमण कम न हुए | किन्तु जब औरंगजेब की बीजापुर से सन्धि हो गयी और 
सकी सेना भी युद्ध से निवृत्त होकर लौट गयी तो शिवाजी ने मुगलों से सन्धि करना 
ही ठीक समझ उनकी अधीनता स्वीकार कर ली । 
खत्तराधिकार के लिए संघर्ष 

सितम्बर १६५७ ई० में शाहुजहाँ बीमार पड़ गया । शीघ्र ही उसके मरते की 
अफवाह फैल गयी । अपना अन्त समय निकट जान शाहजहाँ ते अपनी बसीयत लेखनी- 
बद्ध करा दी, जिसके अनुसार उसते साझ्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुन्न दारा को 
सौंपा । सम्राट की रुणता के समय में भरो दारा को ही सम्राट के ताम से शासन 
करने को कहा किन्तु पिता की रूण दशा की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर शाहजहाँ के 
अस्य पुत्रों ते गद्दी के लिए संघर्ष करने की ठान ली । दारा के अतिरिक्त शाहजहाँ के 
शीष लड़के ये---शुता, भोरंगजेम तथा मुरादबर्श । ये सभी युवा थे और प्रास्तों 
के शासक ये । इसके अतिरिक्त सभी साधनसम्पन्न थे तथा प्रत्येक के अनुयाय्रियों की ' 
संक््या भी काफी थी | पिता की बीमारो के समय दारा दिल्‍ली भौर पंजाब का शासक 
था पर बहु प्रा अपने पिता के साथ रहा करता भा 3. कि जलवायु परिवतेन की 


शाहजहाँ ३२७ 


दृष्टि से अक्नूबर १६५७ ई० में आगरे चला गया था । शुजा, औरंगजेब और मुराद 
क्रमश बंगाद, दे /#ण तथा गुजरात के शासक थे। एक ही माता से जन्म लेने पर 
भी इनके आपसी सम्बन्ध सहृदयतापूर्ण नही थे,। प्रत्येक दिल्ली के सिहासन को 
हृथियाना चाहता था। तीनों छोटे भाई बडे ईष्यालु थे। दारा से सब बहुत ईर्ष्या 
करते थे क्योकि ज्येष्ठ होने के नाते शाहजहाँ की इच्छानुसार वही साम्राज्य का 
उत्तराधिकारी समझा जाता था। सम्राट के पश्चात सिहासन पर उसका अधिकार 
सब भांति तिश्चित था। दारा के धाभिक विचार बड़े उदार थे। हिन्दुओं,तथा 
राजपूतो के सरदारों का वह प्रिय था। शुजा का झुकाव शिया घर्मं की आर था 
जबकि ओरगजेब कट्टर सुन्नी था और गैर-मुसलमानों से घृणा करता था। मुराद की 
अपनी स्वय की विशेषताएं थी, वह औरंगजेब के समान सुन्नी होने पर भी घामिक 
कट्टरता का पोषक तही था । घर्मं की ओर वह उदासीन था । 

पिता की घातक रुप्णता का समाचार पाते ही शुजा, औरंगजेब तथा मुराद ने 
दारा के विरुद्ध, जो कि रुग्ण पिता के निकट आगरे में रहता था, बुद्ध की तैबारी 
प्रारम्भ कर दी । सर्व्रथम मुराद ने अपने मन्त्री अलीनिकी को कस्ल कर गुजरात में 
अपने आपको सम्राट घोषित कर दिया और अपने नाम के पिक्‍्के ढलबामे । शुजा ने 
भी जो काफी समय तक बंगाल का सफल शासन कर चुका था, एक बडी मेना लेकर 
दारा के विरुद्ध आगरे पर घावा बोल दिया । उसकी भी इच्छा सम्राट बनने की थी । 
क्षत: वह दारा को अपना पथ-कंटक समझता था| दोनो ने और गजेब से सहयोग के 
लिए पन्न व्यवहार किया । औरगजेब ने चतुरतापूर्वक अपनी हादिक अभिलाषा को 
छुपाया और शुजा तथा मुराद पर यह प्रकट न होने दिया कि वह अन्य सभी भादयों' 
को मारकर अपना मार्ग साफ करने की चिन्ता में है। अपनों चतुराई से उसने उन 
दोनो का अपने हित के लिए उपयोग किया | अपनी बहन रोशनआरा तथा अपने 
गुप्त दतों के द्वारा वह शाही दरबार (आगरा) के सभी परिवततेनों ओऔर तैयारियों का 
ज्ञान प्राप्त करता रहता था। नवंदा की नतावो पर पहरा बिठाकर उसने अपनी 
तैयारियों को गुप्त रखा। उसके कूच का समाचार भी उत्तरी भारत नही पहुँच सका । 
इस सब कारये मे मीर जुमला औरंगजेब का दाहिना हाथ था | इनका सारा ध्यान 
अफसरों और सैनिकों को अपनो ओर मिलाने तथा युद्ध सामप्री जुटाने में लगा हुआ 
था। वह शुजा और मुराद की तरह खुलेआम अपने बाप और भाई से बिगाडना भो' 
नहीं त्राइता था । उसने आगरा जाने का उद्देश्य रुग्ण पिता के दर्शनों की इच्छा ही 
प्रकट किया । अपनी स्थिति हृढु करते के लिए औरंगजेब के बीजापुर और गोलकुण्डा 
को भी सन्तुष्ट करने का प्रयत्त किया। _ 

औरंगजेब ने मुराद से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ कर उसे सावधानी से कार्य करने 
को लिखा तथा खुले रूप मे विद्रोह की हानियों से भी सचेत कर दिया | उसने मुराद 
की गुजनात की कार्यवाही, सुरत का घेरा तथा सम्राट बनने की घोषणा सब दोषपूर्ण 
बायीं । दोनों भाहयों में यहू समझोता हुआ कि मिलकर सम्मिलित शक्ति से विधर्मी 


शश८०. ' मुगलकालीन भारत 


दारा को नष्ट किया जाय ओर साम्राज्य को आपस मे इप्त प्रकार बाँट लिया जाय 
कि पंजाब, अफगानिस्तान, काश्मीर तथा पिन्ध मुराद को मिलें और शेष औरगजेब 
के अधिकार म॑ आ जाय । यह भी तय पाया कि लूट के माल भे से मुराद को एक- 
तिहाई तथा औरंगजेब को दो-तिहाई भाग मिले । दोनों भाइयों ने अपने-अपने राज्यों 
से चलकर सम्मालत रूप से आमरे पर आक्रमण करने को ही श्रेयस्कर समझा और 
इसी के अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित किया । 
इस ओर औरगजेब और मुराद सम्मिलित आक्रमण के कार्यक्रम बना रहे थे 
और दूसरी ओर बगाल का शासक शुजा राजमहल मे अपने राज्यारोहण की रस्म 
पूरी कर रहा था। यह रस्म पूरी करके वह आगरे की ओर बढ़ा और फरवरी 
१” ५८ ई० के; गारम्भ मे बनारस पहुँचा । दारा की योजना यह थी कि पहले मुराद 
और शुजा को दबाया जाय ओर तब भौरंगजेब से डटकर टक्कर ली जाय । अत: उसने 
शुजञा का सामना करने के लिए अपने पुत्र सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा 
जर्याधहु को भेजा । इस सेना की मुठभेड़ शुजा की सेना से २४ फरवरी, १६५८ ई० 
को बनारस के ५ मील उत्तर-पुरब में स्थित बहादुरपुर तामक स्थान पर हुई । घोर 
युद्ध हुआ। शुजा हार गया और उसे भारी जन-हानि उठानी पड़ी। पराजित शुजा 
बंगाल की ओर भाग गया। राजा जयपिह ने बंगाल की सीमा प्तक उसका पीछा 
किया और लौट आया । 
इस बीच औरंगजेब अपना कार्यक्रम बना चुका था | उसने न केवल गोलकुण्डा 
और बीजापुर को सन्तुष्ट कर लिया, वरन्‌ दक्षिण में कुछ भूमि दान कर शिवाजी को 
भी मित्र बता लिया था| दारए का हगाम बढाने के लिए उसते ईरान के शाह को 
प्रोत्सा/सि कर साम्राए। के एक #५७४ जफगानिस्तान पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन 
“दिया । फरवरी १६५८ ६० सक उसकी तैयारियाँ पूर्ण हो गयीं, यहाँ लक कि अब सेना 
को यूरोपियन गोलदाजो की भी सेवाएँ सुलभ हो गयी थी । उसने औरगाबाद से कूच 
बोल दिया और एक मास बुरहानपुर मे बिताकर नवेदा को पार किया । दीपालपुर 
पहुँचकर वह मुराद की सेना के साथ आ मिला | यह सम्मिलित सेता औरगजेब और 
मुराद की अधीनता में धश्मटः की ओर बढ़ी जो कि उज्जेन से १४ मील दक्षिण- 
पशरिषम में स्थित है । 
गुजरात और दक्षिण की ओर से अस्कक्म का समाचार पाते ही दाराने 
महाराजा जसवन्तसिहू और कासिमसलाँ को ओरंगजेब व मुराद का सामना करने के 
लिए भेजा | इन सेनापतियों को यह भी आदेश दिया गया कि यदि सम्भव हो तो 
आक्रमणकारी राजकुमारों को समझ्नाकर ही उनके प्रदेशों (गुजरात तथा दक्षिण) को 
लौटा दिया जाय पर शाही सेना जिसका सेनापतित्व संयुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं 
था; विड्लोड्डी राजकुमारों पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सकी । औरंगजेब ने जसवन्तभ्तिह 
को लोट जाने के लिए लिखा ओर यह प्रकट किया कि उसका आगमन केबल पिता 
के दर्शतावे है। अधवस्थसिंह ने औरंगजेब की सेना की ओर बढ़ता जारी रखा । भागे 


शाहजहाँ ३२६ 


बढ़ने से उसे ज्ञात हुआ कि औरगजेब अक्रेला नहीं है, वरत्‌ मुराद सदल भी उसके 
साथ है । यह समय सन्धि-चर्चा का नहीं था। सन्धि का समय हाथो से निकल चुका 
था। २५ अप्रेल, १६५८ ई० को धरमट मे दोनो सेनाओ के बीच युद्ध हुआ । राजपूतों 
ने बडी बहादुरी से आक्रमण किया। पर वे विद्रोही राजकुमारों की सयुक्त सेता पर 
विजय प्राप्त न कर सके । सुसचालन और सुसगठन के अभाव मे राजपूत सेना के 
बहुत-से सरदार मारे गये । महाराज जसवर्न्तासह स्वयं भी बुरी तरह घायल हुए और 
हितैषी सरदारो ने बलपूर्वेक उन्हे मेदान से हटाया । 

कासिमखाँ की सेना को केवल एक उच्च अफसर की क्षति उठानी पडी और 
दूसरे दिव उसके कई अफसर ओरंगजेब से जा मिले । जसवन्तर्सिह के जोधपुर लौटने 
पर एक अद्भुत घटना घटी । श्रवीर रानी ने उन्हे दुर्ग में प्रवेश नही करने दिया 
क्योंकि वे शत्रु को पीठ दिखाकर युद्धस्थल से भाग आये थे । 

धरमट की विजय से औरगजेब का सिक्का जम गया। सर्वत्र उसका यश 
फेल गया । उसने इस विजय की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए घरमट के पास 
ही फतहाबाद नामक नगर बसाया | तदुपरान्त आगरा पहुँचने के लिए वह ग्वालियर 
की ओर बढा । उसने चम्बल पार की और सामृगढ नाम के ग्राम में, जो आगरे से 
८ मील पूरब में स्थित है, पहुँचा । धरमट की पराजय तथा इतनी शीघ्र आगरे के 
निकट औरगजेब की उपस्थिति से युवराज दारा से होश उड़ गये । अधिक से अधिक 
सम्भव सेना एकन्र कर ओर पिता की आज्ञा लेकर दारा अपने भाग्य का निर्णय करने 
के लिए सामूगठ की ओर बढा । इसकी सेना का आमुख भाग विश्वासपान्न राजपूत 
सरदारों की संरक्षता मे तथा दक्षिण ओर वाम भाग क्रमशः खलीलुल्लाखाँ और 
सिपहर शिकोह की अधीनता मे था । सिपहर शिकोह दारा का छोटा पुत्र था। एक 
ऊँचे हाथी पर सवार -होकर दारा स्वयं सेना के बीच मे उपस्थित था। सदा की 
भाँति संचालन में साम्य और सहयोग के अभाव से दारा की सेना अपनी पूर्ण शक्ति 
से कार्य न कर सकी । औरंगजेब की कूटनीति ने दारा की सैन्य-शक्ति को क्षीण कर 
दिया । उसने बहुत-से मुसलमान अफसरों को अपनी ओर तोड लिया । 

दारा ने एक बड़ी भूल ओर की । औरगजेब की सेनाएँ निरन्तर चलते रहकर 
सामृगढ पहुँची थी । फलत: वे थकावट से चक्रनाचूर थी । एक ही प्रबल आक्रमण में 
वे नष्ट-भ्रष्ट हो जाती, पर दारा ने एकदम आक्रमण न कर उन्हे एक दिन का 
अवकाश दे दिया | एक रात पूर्ण आराम कर औरंगजेब की सेना ने नया जीवन और 
नयी शक्ति फ्रप्त कर ली | ८ जून, १६५८ ई० को युद्ध प्रारम्भ हुआ । दारा ने तोपें 
छोड़ने की आशा दी । मार से बाहर होने के कारण विरोधी सेनाओ को दारा की 
तोपों से कोई क्षति तहीं पहुँची । इसके बाद शाही सेना के वाम भाग ने विरोधी सेना 
के दक्षिण भाग पर जोरदार आक्रमण किया, जिसको तोपों की बाढ़ से लौठा दिया 
गया क्योंकि औरंगजेब की सेना की तोपें अभी तक चलायी नहीं गयी थी । दूसरा 
आक्रमण मध्य भाग पर किया गया जिसको औरंगजेब की स्वयं की सुरक्षित सेना ने 


शाहजहाँ ३३१ 


इस कारण उसने अपने पिता से मिलने की अनिच्छा प्रकठ की । उसने नगर पर अधिकार 
कर दुर्ग की ओर सैतिक चोकियों बेठा दी। प्राणो को सकट मे जान शाहजहाँ ने 
दुर्गें के फाटक बन्द कर बचाव की तंयारी आरम्भ कर दी औरगजेब ने दुर्ग का घेरा 
डाल दिया और तोपचियो को आज्ञा दी कि वे दुगे की दीवारें भूमिसात कर दें। किन्तु 
तोप की मार दुर्ग की प्राचीरों को कुछ भी क्षति न पहुँचा सभी और दुर्ग अजेय सिद्ध 
हुआ । खोने के लिए समय नही है” यह समझकर औरंगजेब ने यमुना से दुगे की 
जलप्राप्ति रोक दी । उसे आशा थी कि जल के अभाव से व्याकुल पिता शीघ्र आत्म- 
समर्पण कर देगा । दुगे के भीतर के कुओ का अस्वास्थ्यकारी जल शाही कुटुम्ब और 
सैनिकों को कष्ट उत्पन्न करता था। शाहजहाँ ने पुन: औरंगजेब के पितृ-प्रेम को 
उद्बुद्ध करना चाहा और आपसी झगड़े को शान्तिपूर्ण ढंग से हुल करने का महत्त्व 
समझाने की भी चेष्टा की । उत्तर मे औरगजेब ने स्वाभिभक्ति का विश्वास दिलाया । 
इस पर शाहजहाँ ने दुर्गे के फाटक खोलकर दुगे को औरगजेब के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद 
के अधीन कर दिया । राजकुमार मोहम्मद ने दुर्ग से शाहजहाँ के अनुयायियों मो हटा 
दिया । जहानआरा की मध्यस्थता से बाप और बेटे के मिलते का प्रबन्ध किया गया 
जिसमें शाहजहाँ ने साम्राज्य को चारो भादइयो में बॉट देने का प्रस्ताव रखा । 
औरंगजेब ने पिता से मिलने के लिए दुर्ग मे प्रवेश किया किन्तु क्रुंद्ध होकर मार्ग ही 
से लौट गया | बात यह हुई कि मार्ग में उसके कर्मचारियों ने शाहुजहाँ का एक पत्र 
उसे दिखाया । पत्र दारा के नाम था और यह सिद्ध करता था कि बूढ़े शाहजहाँ का 
हुंदय अब भी दारा के साथ और औरंगजेब के विरुद्ध था। इसके पश्चात पिता और 
पुत्र फिर नहीं मिले । औरंगजेब ने एक शानदार दरबार,किया और मोहम्मद को 
आगरे में छोड़ दिया तथा दारा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा । 

दिल्‍ली के मार्ग मे ही औरगजेव और मुराद के सम्बन्धों में कुछ शिथिलता 
भा गयी । मुराद ने अनुभव किया कि औरगजेब ही सब कुछ है । वही एकाधिकारी 
शासक के समान प्रत्येक कार्य करता है और मुराद की ओर से उदासीन-सा रहता 
है । इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता नाममांत्र के सम्राठ मुराद को एक आँख न भायी 
और उसने नयी भरती आरम्भ कर दी । कुटिलता ओर निर्दयता में दक्ष औरगजेब ने 
अड़ी चतुराई से दारा का पीछा करने में सहायता देते के लिए मुराद को कुछ रुपया 
देते हुए एक दावत में सस्मिलित होने का निमम्त्रण दिया | कुछ दिन तक मुराद आने 
में हिचकियाता रहा, पर औरंगजेब के क्रीतदास अपने एक अफसर के कहने से उसने 
आता स्वीकार कर लिया । भोजन और मद्यपात के बाद औरगजेब ने भुराद से एक 
डेरे में जाकर मृगया (शिकार) से उत्पन्न थकान को दूर करने की प्रार्थना की । मुराद 
के तम्बू मे एक नौकरानी पैरों की मालिश करने भेजी गयी । गहरी नींद में सो जाने 
पर मुराद को निःशस्त्र कर दिया । औरंगजेब ने अवसर देख मुराद को बन्दी बता 
दिल्‍ली के दुर्ग में भेज दिया । मुक्तहस्त रुपया बाँटकर मुराद की सेंबा के भी उसने 
क्षपनी और मिला लिया । यह घटना मबु«। के एस की # ! 


३३२९. मुगलकालीन भारत 


इतने समय में दारा एक बडी सेना भरती करने में सफल न हो सका, अतः 
वह॒ राजधानी को छोड़कर लाहोर पहुँचा। वहाँ अपनी स्थिति को हढ़ कर उसने 
ओऔरगजेब की प्रगति रोकने का विचशर किया। सतलज की नाबवो की रक्षार्थ तथा 
शत्रुओं क्री गतिविधि से सजग और सचेत रहने के लिए दारा ने सतलज के कितारे 
अपनी कुछ सेना तैनात कर दी । उसका विचार था कि औरगजेब की थको-माँदी सेना 
उसे पकड़ने के लिए शीघ्रतापूर्वंक लाहौर नही पहुँच सकती ओर इस प्रकार समय पाकर 
वह अपनी स्थिति को औरंगजेब का सामना करने के योग्य बना सकेगा । परन्तु उसकी 
यह धारणा गलत सिद्ध हुई | मुराद से मुक्ति पाकर ओरंगजेब ने दिल्‍ली पर घावा बोल 
दिया और सहज ही उस पर अधिकार पा लिया | यहाँ से उसने दो सेवाएँ भेजी--- 
एक दारा को पकडने के लिए लाहौर की ओर ओर दूसरी दारा के बड़े लड़के सुलेमान 
शिकोह तथा भाई शुजा को परास्त करने के लिए इलाहाबाद की ओर । दिल्‍ली मे 
उसने अपना राजतिलक कराया और अपने आपको सम्राट घोषित किया। इस प्रकार 
से शाहजहाँ का शासन समाप्त हो गया और वहू बादशाह से बन्दी बता, दिया गया । 
उसके अपना शेष जीवन आगरे के दुर्ग में व्यतीत किया । उसका स्वर्णजटित संगमरमर 
कक्ष उसका बन्दीगृह बना । इस महल में रहते हुए वहू ताजमहल पर हृष्टिपात कर 
सकता था जो उस समय निर्मित हो रहा था। 

इस प्रकार औरंगजेब उत्त राधिकार-संघर्ष में विजयी हुआ । दारा लाहोर में भी 
औरंगजेब का सामना करने की शक्ति एकत्र नहीं कर सका, अतेः वहाँ से भागकर वह 
गुजरात पहुँचा | गुजरात के शासक ने अहमदाबाद में उसका भव्य स्वागत किया और 
१० लाख रुपये फी भेंट दी। इस रुपये से एक बड़ी सेसा तैयार कर उसने औरंगजेब 
के साथ अन्तिम संघर्ष की तैयारी की । राजा जसबन्समिह के बुलाने पर वह जोधपुर 
के लिए चल पड़ा । किन्तु अजमेर पहुंचकर उसे यह जातकर बड़ी निराशा हुई कि 
आमेर नरेश जयस्तिह ने जसवन्तसिह को औरंगजेब के पक्ष में कर लिया है। इसी 
बीच में औरंगजेब द्वारा भेजी गयी सेना ने दारा को अजमेर के निकट देवराई के दर्रे 
में युद्ध करने को विवश कर दिया। दारा पुनः परास्त हुआ कौर उसने भागकर प्राण 
बचाये । अहमदनगर लौटने पर वहाँ के शासक ने उसे नगर में धुसने तक की' आज्ञा 
ने दी । अफगानिस्तान की ओर भाग जाते के अतिरिक्त दारा के पास अब कोई भारा 
मे था। मार्ग में उसने मलिक जीवन तामक एक बल्ूत्री सरदार के यहाँ, जिसकी उसने 
एक बार शाहजहाँ के क्रोध से रक्षा की थी, शरण ली । इस मलिक जीवन के धर पर 
दादर नामक स्थान पर वहु ठहुरा । दारा अपनी बेगम नादिरा से अत्यधिक प्रेम करता 
था। वहू सदा उसके सुख-दुख की साथी रही थी । पराजय पर पराजम प्राप्त कर जब 
दारा भाग्प की ढोकरें ख्लाता घूम रहा था तब भी रुण बेगम छाया की भाँति सदा 
उसके साथ रही । दादर आकर बेगम का स्वरगंवास हो गया। बेगभ के दुखद भियोग की 
असह्य चोट खा दारा स्वयं भो रोग-शबय्प्रा पर पड़ गया | रोग से भयानक रूप धारण 
_ कर लिया। इधर सलिक जीवत ते विश्वासभात कर उसे औरंगजेब के हाथों सौंप दिया । 


शाहजहां ३३३ 


उसे अपने छोटे बैटे प्लिपहर शिकोह के साथ बन्दी बताकर दिल्‍ली भेज दिया गया, 
जहाँ १ ' कस बढ़ पता रह सर के अधिकार मे दे । १६५६ ई० को वह औरगजेब के अधिकार में दे दिया गया। 
औरगजैब को इससे बड़ी प्रसन्नता हुईं। दारा का निरादर और अपमान करने के लिए 
मैले-कुचेले कपड़े पहनाकर और एक गन्‍्दे हाथी पर बिठाकर उसे तगर की सब सड़कों 
पर इसबाया गया। तदनन्तर दारा को बॉधकर एक तहखाने मे डाल दिया और उसे 
क्या दण्ड दिया जाय इस पर विचार किंया जाने लगा । परन्तु उसके प्रति किये जाने 
वाले व्यवहार पर सब दरबारी सहमत न थे । दानिशमद्ला ने इस महाव बन्दी की, 
प्राणरक्षा के लिए प्रार्थना कौ । परन्तु उसकी बहन रोशनआरा। तथा शाइस्ताखाँ ते 
मुत्युदण्ड को ही काफिर दारा के लिए उपयुक्त ठहराया । क्ोरगजेब ने एक विशेष 
व्याय-समिति की नियुक्ति की । इसका अध्यक्ष एक उच्च धाम्मिक विद्वात बताया गया । 
इस न्याय-समिति को दारा पर लगाये गये विधर्मी होने के अपराध की जाँच का कार्य- 
भार सौंपा गया। इसने वारा को अपराधी घोषित 7 थीं घोषित किया और इस निर्णय के भनुसार 
उसका सर कलम कर दिया गया। दारा का ज्यध्छ पु्र सुलेमान शिकोह गढव[ल से 
बबंदी बताकर विल्‍ली भेजा गया। उसे ग्वालियर के किले में रखा गया, जहाँ बिष के 
प्रभाव से उसका जीवस-दीप बुझने लगा । ओरगजेब ने शुजञा को भी चेन की सांव 
नहीं लेने दी । शुजा ने बहादुरपुर के मुद्ध के परचात मुंगेर मे शरण ली थी । उत्तर 
प्रदेश में स्थित फतहपुर जिले के खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब त्त हर हिया। सके कद उसमे बगान क्र लिया को से के परास्त_ परास्त 
कर दिया। इसके बा4 उसने बगाल काछाल्ता लिया। आतंक मार बगाल में ते 
ठहर वह आराकान जा पहुँचा जहाँ उसे भेघ जाति के लोगों ने मार डाला । अपने 
छोटे भाई मुराद को भी, जो दिल्‍ली दुर्ग में बन्दी था समाप्त कर ओऔरगजेब ने अपने 
आपको निरापद कर लिया। इस प्रकार उत्तराधिकार के संघर्ष के अपने सभी प्रति- 
दन्द्रियों का नामोनिशां मिटाकर वह पृर्णरूपेण भारत का सम्राट बना । 
शाहजहाँ के अन्तिस दिन (१६६६ ई०) 

आगरा बुर्ग के-शाह बुर्ज में आठ वर्ष तक शाहजहाँ ने बन्दी-जीवन व्यतीत 
किया । यद्यपि उसको सर्वसुखदायक सामग्री सुलभ हो गयी और उसकी प्रिय पुत्री 
जहानआरा स्वेदा उसकी सेवा में रहती थी तब भी सदा उस पर सशंक दृष्टि रखी 
जाती थी। उसे बाहरी सम्पर्क का अवध्षर नही दिया जाता था। कोई भी उससे पन्र- 
व्यवहार नही कर सकता था। उसने भेट करने के लिए सरकारी आश्ा प्राप्त करनी 
पड़ती थी। भेंट के समय ओरंगजेब के दूत उपस्थित रहते थे । शाहजहाँ के अमूल्य 
ही रे-जवाहरात पर भी ओरंगजेब की हृष्टि पड़ी किन्तु उन्हें बह देने के लिए तैयार 
नहीं हआ । इसी बीच में पिता और पुत्र में एक अत्यन्त कटठुतापूर्ण पत्र-ब्यवहार हआ। 
इसमे औरंगजेब ने पिता पर दारा के पक्षपात का दोष लगाया और अपने आपको 
ईश्वरीय प्रकोष के सम्मुख समपित करने के लिए कहा । भूतपुर्व सम्राट इन लांछनों 
को चोट से तिलभिल्रा उठा और उत्तर में उसने औरगणेब को लुटेरा तथा परघनापहारी 
शब्दों से सम्बोधित किया और पाखण्डी तक कहा । दारा और मुराद की निर्मम हत्या 


३३४. सुगलकालीन भारत 


तथा शुना के हृदय-विदारक दुभग्य से बूढ़े पिता की वेदना और भी तीत् हो उठी । 
उसते अपना सारा समय प्रार्थना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। जनवरी 
१६६६ ई० में वह बीमार पड़ गया और अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट कर ३१ जनवरी, 
१६६६ ई० को ७४ ब्ष की अवस्था में इस लोक से विदा हुआ। कहा जाता है कि 
अपने अन्तिम क्षण तक वह ताजमहल की और अपलक्ष नेश्रों से ताकता रहा । कठोर 
ओरंगजैब मृत्योपराग्त भी बैर को ने मूल्ा आर उसने शाही ठाट से बादशाह का क्रिया 
कर्म करने को अनुमति नहीं दी । बादशाह की अर्थी साधारण नौकरों और हिजशो द्वारा 
ले जायी गयी और ताजमहल में ही अपनों प्रियतमा मुमताजमहल के पाएव में उत्तको 
दफनाया गया । ३३३7 77एणएए्]्ग्क्््ररररर्ः 
व्यक्तित्व लथा घरित्र 
शाहजहाँ के चरित्र और सफलताओं के विषय में इतिहासकारों के भिन्न-भिन्न 
मत हैं| स्वर्गीय वी० ए० स्मिथ के मतानुत्तार शाहजहाँ मनुष्य और शासक दोनों ही 
रूप में असफल रहा। उनके अनुसार उसके शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण युग कहना भ्रमपूर्ण है। शाहुअहाँ के दरबार की भव्यता तथा उसके 
हारा तिमित प्रासादों का रचिकर व मोहक सौन्दर्य शाहजहाँ के विषय मे उक्त भावना 
का मूल कारण है| तत्कालीन भारतीय इतिहासकारों एवं यूरोपीय यात्रियों का मत 
है कि शासक के रूप में शाहजहाँ महान्‌ भी था और पूर्णतया सफल भी | वह प्रजा के 
हुदयों पर शासन करता था तथा प्रजा की पुत्रसम पोषण करता था उसके शासन 
में प्रभा शान्ति और सम्पन्नता का अनुमब कर प्रसन्न रहती थी । किन्तु उपर्युक्त दोनो 
मत आशिक रूप में ही सत्य हैं । 
शाहूजहाँ के व्यक्तित्व और चरिचत्र के दो पक्ष हैं। बहू आंशिक रूप में उदार 
एप प्रगतिशील था अतः अपने पिता एवं पितामहू का योग्य उत्तराधिकारी था। इसके 
विपरीत कुछ बातों में वह अपने पुत्र औरंगजेब से साम्य रखता था और उसके द्वारा 
किये गये कार्थों के ही अनुरूप कार्य करने का विचार भी रखता था। इस विचार से 
बह निससन्देह एक प्रतिक्रियवादी था। स्मिथ का वहु कथन कि शाहुजड्ाँ एक आजा- 
कारी पुत्र नहीं था, अक्ष रश: सत्य है। उसने अपने पिता के विरुद्ध कई वर्षों तक विद्रोह 
का झण्डा ऊंचा रखा था; परन्तु इस दोष का विचार करते समय इस तथ्य को भी 
हृष्टिगत रखना चाहिए कि अपनी सौ्तलौ माँ के ई्यापूर्ण व्यवहार के कारण ही वह 
पिता के विरुद्ध विद्रोह करने को विवश हुआ था। जैसा कि हम देख चुके हैं, नूरजहाँ 
की हादिक इच्छा अपने जाम।ता शहरयार के लिए सिहासन का मार्ग सिरापद करने की 
थो। फिर पिता के विरुद्ध विद्वोह की परम्परा शाहजहाँ को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई 
थी, अतः इस काये के लिए शाहजहाँ को दोषप देता अनुचित है। बहू एक शक्तिसम्पन्न 
तथा मदठ्त्वाकांक्षी राजकुमार था। पिता के पश्चात साम्राज्य का अधिकारी होने की 
उसकी तीन लालसा थी। इसकी पूर्ति के लिए उसने भनैतिक साधनों के अपनाते में 
हिवकिचाहट तहीं की । इसी प्रकार स्मिथ का यह तर्क कि शाहुजहाँ को सुमताजमहल 


शाहजहाँ ३३४ 


का युच्चु के बाद आर अन्य पत्तियों क रखने के +१रण आदर्श उत्ति नही कदम जा सकता, 
बहुत हल्का है। उसने शाहजहाँ के चरित्र को कसी पर ऊसते समय मुगल राज- 
पुमारों की इस सामान्‍य चारित्रिक विशेषता पर ध्यान नही दिय्रा कि वे सभी बहुपत्नी- 
बादी थे और दाम्पत्य-प्रेम के प्रात भक्ति, को भायगा नहीं रखते थे । इसके अलावा 
शाहनहां के पक्ष मे दा यह भी कहा जा सकता है कि उसने २० वर्षों तक मुमताज के 
प्रति अपने श्रेम को अचन ओर पविन्न रखा । पिता के रूप मे उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
को अन्य पुत्रों से अधिक महत्त्व दिया, जिसके कारण अपने कुटुम्ब पर उसका नियन्त्रण 
नहीं रह राया | यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वह सुशील, दयालु और सज्जन था फिर 
भी उसमे मेत्री और दया के भाव इतनी मात्रः मे नहीं पाये जाते जितनी मात्रा मे ये 
बाबर, अकबर और ज"ंगीर के चरित्र मे परिलक्षित हैं । शाहजहाँ के पूर्वज किसी 
मित्र अथवा तिकट सम्ड-्धी दी मत्दु हो जाने परु कई-कई दिनो तक भोजम छते भी 
नहीं थे। हुमायूं ने अपने साथ दगा करने बाल भारगों को दा देने में जो हिचकिचाहट 
दिखायी उसका अश भी शाहजहाँ मे नहीं मिलत्रा । उसते अपने आपको तिरापद करने 
के लिए अपने सभी पुरुष सम्बन्धियों का वध करवा दाव्य घा | स्कथे-वद्धि में प्रेरित 
इन कुछ कार्यों को या ध्याव में सही लागा जाय तो शाहजहाँ मे हमें एक सुसस्कृत 
सज्जन पुरुष के सभी गुण मिलते है। बढ़ तिद्रार और सूरखितस्यपप्रथा। यह नम्र था और 
ध्यानपूर्वेक दूसरों की बात सुनता था । उसे प्रद्ति से मधुर स्वभाव और दयालु-हृष्ठि 
प्राप्त हुई थी । शाहजहाँ को साहित्य और ललित-कलाओं से अत्यधिक प्रेम था । सगीत, 
चित्रकला तथी स्थापत्य कला के विद्वग्जन उससे आदर पते और पुस्म्कृत होत थे । 
दरबार में हो अथवा यात्रा मे, वह सर्वदा इन कलाप्रेमियों से घिरा रहता था। फारसी 
के साथ ही साथ हिन्दी तथा संस्कृत भी उसका सरक्षण पाकर फली-फूली । दरबारी 
इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहवीरी लिखता है कि 'गगाधर' तथा 'गगालहरी' के प्रतिद्ध 
लेखक जगन्नाथ पशण्डित शाहजहाँ के राजकबि थे । बादशाह उनको रचनाओ को ब्रेम- उनको रचनाओ को प्रेम- 
इजक चुनता तथा उचित पुरस्कार देता था। संस्कृत ओर हिल्दी के प्रकाण्ड विद्वान_ 
कबीन्द्र आचारय सरस्वती (बनारसी) तथा उन्ही की कोटि के अन्य सस्कृत विद्वान _ 
राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह कहता अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि राज्यश्रय के 
कार्ेण ही अनेक ग्रत्थ-रत्लो नो रचना इन विद्वानों द्वारा सम्भव हो सकी । हिन्दी-काव्य 
की ओर भी शाहजहाँ उदासीन न रहा । सुन्दर-छझूगारा, 'सिहासन बत्तीसी” और 
बारहमासा' के रचयिता प्रसिद्ध कवि सुन्दरदास उपनाम महाक वि राय के बशिस्क्त, 
जो सम्राट का मिश्र तथा विशेष कृपापात्र था, हिन्दी के सामायक्त सश्नष्ठ कवि 
चिन्तामणि पर भी शाहजहाँ की विशेष कृपा थी । शाहजहाँ फलित ज्योतिष मे विश्वास 
रखता था; अतः अनेक ज्यातिया राजबंजो की क्‌ कुण्डलियाँ तैयार करने, विवाह के लिए 
लग्त तथा सैनिक स्थान के. लिए'शुभ मुह तिकालने में व्यस्त रहते थे । अपने पूर्वजों 
की भाँति शाहजहाँ ने बसन्‍्त तथा दशहरा आदि हिन्दू त्यौहारों को मताने और तुला- 
दान करने की प्रथाएँ जारी रखी । तुलादान सोना, चाँदी तथा यग्य बहुमून्य वरतुओ 





१३६ मुगलफालीम भारत 


से कराया जाता था। सुलाबान के ये पदार्थ साधुओं, ब्राह्मणों तथा अन्य धार्मिक पुरुषों 
में वितरित कर दिये जाते थे । उसने हिन्दुओं को उच्च पदों पर आसीम करने की 
प्रथा भी जारी रखी । इसमें शाहजहाँ ने अपने पिता तथा पितामह का पूर्ण अनुकरण 
किया । 

शाहूजहाँ अपने पिता की अपेक्षा अधिक उत्तम सैनिक तथा सेनानायक था । 
शरीर तथा मस्तिष्क' की आपूर्वे प्रतिभा से विभूषित वह अपनी वृद्धावस्था तक स्वयं 
युद्ध की योजनाएँ बनाता तथा सैनिक संचालन करता रहा । उसने सेना का पुनः संग- 
ठन कर उसे सैनिक सधर्ष के उपयुक्त बनाया परन्तु इस संबके होते भी वह फारस 
के बादशाह से कन्धार वापस न ले सका और उसके तीतो प्रयाप्त निराशा तथा जन, 
धन व मान-हानि में ही समाप्त हुए। उसके मध्य एशियन संघर्ष भी अधिक सफल ने 
हुए। अतः हम यह कह सकते हैं कि उसमें सेनिक सुधारों तथा उच्च आकांक्षाओं के 
होते हुए भी उसके समय में मुगल सेता की दशा इतनी अच्छी मे थी जितनी अकबर 
के समय में भी । | 

शाहुजहाँ का राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम 


'२8_भ+« अत अन्य 


से प्रसिय है। यह कैवल कला धर कला में भी वास्तुकला की हृष्टि से ही सत्य कहा 
जा सकता है । शाहजहाँ वश मिमित विशाल भवन सेंथों सुन्दर श्मारतें मुगल वास्तु 
कला की पराकाष्ठा प्रकट करती है। दिल्‍लो का लाल किलो तथा उंसेके संगमरमर 
के सुन्दर भवन तथा जामा मस्जिद, आगरे के किले को मोती मस्जिद, दीवाने आम वे 
दीवाने खास, सर्वश्रेष्ठ ताजमहुल तथा अन्य भनेक स्थानों पर शाहर्णई द्वारा निरभित 


ब+++>> 4 तू अगा... क्‍नजडनान के. “नम धन 7, 


इमारतें हिन्दू-मुस्लिम शेली का अद्भुत नमूना हैं। तख्तताऊस नामक शाहूजहां का 
रत्नजर्टित सिहासन (जिसके निर्माण में ७ वर्ष लगे) तथा बिश्वविश्यात कोहिनूर उसके 
दरबार की विशेष आभा प्रदान कर अव्णनीय बनाते थे । शाहजहाँ की संरक्षता में 
संगीत ने विशेष प्रगति को । चित्रकला की और भी विशेष ध्यान दिया गया परन्तु 
समालोचकों के अनुसार शाहुजहाँ-काल की चित्रकला में मौलिकता का अभाव है। 
सत्य है कि उसके समय में फारसी तथा हिन्दी साहित्य में विशेष उन्नति हुई परम्तु 
फारसी में अबुल फजल तथा हिन्दी में सूरदास व तुलसीदास जैसी प्रतिभा का कोई 
कवि हस समय नहीं हुआ । 

संस्कृत साहित्य भी उन्नति की ओर अग्रसर हुआ और शाहृजहाँ ने उसे भी 
विशेष प्रोत्साहन दिया । इस प्रकार साहित्य और कला की सर्वेतोमुखी उन्नति शाहजहाँ 
काल की विशेष देन है । परन्तु स्मरण रहे कि यथपि शाहुजहाँ भवन-निर्माण कला में 
अन्य सज्ाटों से कहीं आगे निकल गया तथापि उसका राज्यकाल चित्रकला में जहाँगी 
काल की तथा साहित्य, संगात और मू्तिकला में अकबर काल की समता न कर स॒का। 

शाहजहाँ एक कुशल प्रबन्धक तथा उच्चकोटि का राजनीतिज् था। उसकी 
प्रसिभा में मौलिकता का अभाव परन्तु सौन्दर्य का बाहुल्य था । उसने सम्पूर्ण राज्य- 
प्रबन्ध विशेषतया सैनिक-प्रबन्ध अर्थात मनसबदारी प्रथा में विशेष संशोधन कर उसे 


शाहजहाँ ३३७ 


दोषरहित बनाने का प्रयत्त किया । उसने मनसबदारों का वेतत भो कम करने का 
प्रयास किया तथा उन्हें अपने पदानुसार सेना की एक निश्चित सख्या रखने के लिए 
बाध्य किया । इसमे उसे पूर्ण सफलता मिली । अपने राज्यकाल के बौसवें वर्ष मे उसने 
घोषणा की कि प्रत्येक मनसबदार को जिसे भारत मे जागीर प्राप्त है अपने पद की 
एक-तिहाई तथा जिसे भारत के बाहर जागीर प्राप्त है उमर अपने पद की एक-चौथाई 
सेना रखना अनिवाये होगा । कुछ समय पश्चात दूसरी दशा के मनसबदारों को अपने 
पद की सेना रखना अनिवार्य कर दिया गया । शाहजहाँ के समय मे ६,००० जात 
तथा ६,००० सवार का मनसब सर्वोच्च था, जो उसके श्वसुर आसफर्लला को प्राप्त था । 
परत्तु राजकुमारों का पद और भी ऊंचा हो सकता था। उदाहरणस्वरूप दारा का 
मतसब ४०,००० जात तथा २०,००० सवार का था। उसने भूमिकर उपज के 
| भाग के बदले छू भाग कर दिया जिससे राज्य की आय बढकर ४ करोड रुपया 
प्रतिवर्ष हों गयी । उसने अकबर कप्ल की “जब्ती' की प्रथा को स्थगित कर दिया 
और अपने साम्राज्य का इ5७ भाग ठेके पर देकर खालसा भूमि, जिसका सरकार स्वयं 
प्रबन्ध करती थी, कम कर दी । कृपको का भार अब अधिक हो गथा । इसका कारण 
केधबल यह नहीं था कि उनकी मालगुजारी उपज के ३ के बदले , कर दी गयी थी, 
वरनू यह भी कि अब उन्हें अपने अधिकार को समस्त भूमि की मालगुजारी देनी 
पड़ती थी, न कि केवल उसकी जो उनकी जोत में हो । [अतः कृषक वर्ग, जो समस्त 
देश की जनसख्या का ७४ प्रतिशत थे, की दशा अकबर तथा जहाँगीर काल की दशा 
की अपेक्षा खराब हो गयी। शाहजहाँ ने भी अपने पूर्वजों की भांति अन्तिम न्यायाधीश 
का कार्य करना जारी रखा। वह दुष्ट मनुष्यों को कठोर दण्ड देने तथा निष्पक्ष 
न्याय करने के लिए प्रसिद्ध है। अपनी पघर्मान्धता तथा कर-वृद्धि की नीति का अनु- 
सरण करते हुए भी वह एक जनप्रिय शासक था । अत्यन्त परिश्रमी, सहनशील, कतेंव्य- 
निष्ठ शाहजहाँ ब्रह्म मृहृतत में उठता तथा सूर्योदय के समय झरोखा-दर्शन देकर अपने 
पितामह अकबर की भांति राजकाज मे व्यस्त हो जाता था । प्रसिद्ध इतिहासकार सर 
जदुनाथ सरकार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टडीन इन मुगल इण्डिया में शाहजहाँ 
के देनिक कार्यक्रम का जो वर्णन दिया है उससे प्रकट होता है कि शाहजहाँ ठाटबाट 
का शौकीन तथा आमोदप्रिय शासक होते हुए भी अत्यन्त परिश्रमी सम्राट था तो भी 
उसके राज्यकाल में मुगल-वश की अवनति का बीजारोपण हुआ । उसकी घर्मान्यता 
तथा अनादरता ओरगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी । विधियों के प्रति उसकी 
असहिष्णुता ने प्रकट कर दिया कि शियाओ को उसके दरबार मे उचित स्थान न था। 
उसकी धन लोलुपता ने उसे जनता का कर भार बढाने के लिए बाध्य किया, जिससे 
जनता में कष्ट की विशेष वृद्धि हुईं। उसकी भेट तथा उपहार स्वीकार करने की प्रथा 
ने एक प्रकार से रिश्वत को प्रोत्साहन दिया और भेंट तथा उपहार देना राजकीय 
दरबार में नहीं बरन्‌ राजकीय परिवार तथा अभीरों व सामत्तों मे एक प्रथा का रूप 
धारण कर गयी । इससे राज्य-प्रबन्ध में प्रष्टाचार फेल गया। अपने बाह्य' ठाट- 


इध८. मुगलकालीन भारत 


बाट के कारण वहु जनता से अनुचित रूप से धन एकत्रित करने के लिए बाध्य हुआ 
हथा उसकी तिलासप्रियता ने जनता का नैतिक स्तर नोचा करने के लिए एक बहुत 
ही बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया । 


080083 ४0०७8 एयर प्ताहर२७,३॥)/४५ 


िहिदाव दा27०26 / 

- एक्टणंएं, चएटव कैओयया]नो ; सव4ं:#4॥-4774 (१४७). 

- वक्ता, जगओ-पत-तीत शकव्रंडादा-द/6 (७). 

- जिंगा5, १०00, ; एबब5/द॥-॥द4 (१५). 

> 54094, '०णात, ; शक्षब्ा/व॥-44 (9). 

[ा9पा, #0ण घसब्जात : #क्वेशा|वऑआवशाब (िशाइंथा 4 65). 

एुद्माए00, ४००, 5न्‍8॥॥ : 4कदा-- दा (एलशंधा एक). 

. शिक्षा, था; डवुदिमदाशद-ा-साव/आट्टाए (9), 

- वघछनॉय्द्राध्ाहांंत (7धाशेशार्त 0 छो्रांशा 7 2 ४08, 79 08675 

8770 86ए७९५४९, 
9. दशा चिणालाओंत ; 74रवाॉनजावाओद उद्ध्राह्ोएं (0990 ॥०७४) 

0. ंगााएा- जोगी ; अदातीउवारनओं-4/8॥000 (५) ([7शाश॥०0 0 शिशाशा 

0५ 8, 7007 |70 आइए टी 6 42४#०735) (8.29). 


तर्क 


6० ये ७ ए# 4७ ७० ३ न 


थ्स्‍षकफार्या सद्ाइएव2९ : 
], #ठ68४867, रे, : दशाहए॥।ओ #बठतापंटछ का आ्धांध (ि०एटोआा। ४0]8.), 
2. शव रिंजोीबा्त । ॥6 उल्टा ती 2262 /47709, 
3, शपिक्ाते शत लिठाशा ; प॥९ प/क्राहा॥ 0/3820945दव //40774४९ ((926-27), 
4... उैशापहा, किय्याहंंड ; पफदाशेल व # जैवन2/व/) कह" (एकांत 70 
, शाह्टां॥। 09 #. (:078/80]6). 
5. पथ्रथएंग', ३, 8. ; उफ्क्कराए के खबाद्र (78 00 ाष्टां॥ एए 


५. 89॥), 


बश्रक्षय 20778 ; 
, $0०॥9, फिश्याबाईं शि्घा्नत ; आाडगए ली दा उक्ोदा ता 20॥ (923) 
2. ४०0, ०. प्र, ; #09॥ 4/784/ 70 /४74722०2 ([923), 
3. मंबोए, जैं, ; (क्ाहापंबं१2० साड0-9 ता शत्रव, ४०, 7५9, (0०७. भा, 


अध्याय ८ 
औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) 


प्रारम्घिक जीवन 
मुहीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब का जन्म ३ नवम्बर, १६१८ ई० को उज्जैन के 
निकट दोहद में हुआ । उस समय उसका बाबा जहाँगीर दक्षिण से आगरा लौट 
रहा था । अपने पिता शाहजहाँ के विद्रोहकाल मे औरंगजेब और उसके बड़े भाई 
दारा को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े । इन दोनो को नूरजहाँ के पास बन्धक के रूप में 
रखा गया और जब शाहजहाँ ने समपंण कर दिया और उसे क्षमा कर दिया गया, 
तब इन दोनों को मुक्त किया गया । इन सब बातों के कारण उसकी शिक्षा १० दर्ष की 
आयु में योग्य शिक्षकों के सरक्षण मे प्रारम्भ की गयी । वह बहुत प्रखर-बुद्धि तथा 
परिश्रमी विद्यार्थी था । वह कुरान और हदीस जेस्ती घामिक पुस्तकों का पण्डित हो 
गया । अल्पायु में ही वह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता हो गया। साथ में 
उसने तुर्की तथा हिन्दी भी सीख ली । उप्ते घापिक विषयो के अध्ययन में विशेष रुचि 
थी, परन्तु चित्रकला, संगीत तथा अन्य ललित-कलाओं को ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया । इसके साथ-साथ उसे सैनिक शिक्षा का भी उचित ज्ञान कराया गया और वह 
शीघ्र ही कुशल सैनिक बन गया ।१'.  ई० के अन्त में उसे दस हजार जात और 
चार हजार सवार के पद पर मनसबदार युक्त किया गया । ओरछा के जूझरसिह 
के विरुद्ध बुन्देल आक्रमण का भार उसे ही श्नौपा गया । वहाँ पर उसने कुटनीति और 
युद्ध का प्रथम अनुभव प्राप्त किया । इसके बाद उसे दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त 
किया गया जहाँ वह १६३६ ई० से १६४४ ई० तक रहा । यहाँ अपने कार्यों के कारण 
बह एक कुशले सेनिक, प्रबन्धक तथा कूटनीतिक'माना जाने लगा । १८ मई, १६३७ ई० 
को फारस के राजघराने के शाहनवाज की मत किन तो जज के सा औरंगजेब 
' का पाणिग्रहण-सस्कार हुआ । अपने बडे भाई दारा से विचार-भेद हो जाने के कारण 
_ पृदश्थडूठ में उसे दक्षिण के राज्यपाल की नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। परन्तु 
फरवरी १६४५ ई० में उसे क्षमा कर दिया गया और गुजरात का राज्यपाल नियुक्त: 
किया गया । वहाँ वह १६४७ ई० तक रहा जहाँ से उसे बलख के आक्रमण का भार 
सेभालता पड़ा । कुशल सेनापति होते हुए भी ओरंगजेब ट्रान्स-ऑक्सियाना विजित न 
कर सका । सम्राट ने उसे वापस बुना लिया ओर मुल्तान का ? ज्यपाल नियुक्त किया 
जिस पद पर वह १६४८ ई० से १६५२ ई० तक कार करता रहा। इसी बीच उसे 
१६४४ ई० और १६५२ ६० में दो बार कन्धार को पुनविजित करने के लिए भेजा गया, 


३४० मुगलकालीन भारत 


परन्तु इन दोनों आक्रमणो में वह असफल रहा । इस असफलताओं के कारण शाहजहाँ 
बहुत अप्रसन्न हुआ और १६५२ ई० में उसे पुनः दक्षिण का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। 
ओऔरगजैब इस बार दक्षिण भारत में'११६५२ ई० से १६५८ ई० तक राज्यपाल रहा। 

अपने राज्यपाल-काल में औरंगजेब ने उच्चकोटि की प्रबन्ध-शक्ति तथा कतेव्य- 
परायणता का परिचय दिया. । परन्तु इसके साथ-साथ वह अपने दल' का शक्तिशाली 
सगठन करके अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करने की जेष्टा में भी लगा रहता था। 
कट्टर सुन्नी होने के कारण वह हिन्दुओं और विशेषकर राजपूतों को नापसन्द करता 
था। धाभिक असहिष्णुता की नीति का पालन करके उसने खुल्लमखुल्ला राजपूतो को 
अपमानित भी किया । बीजापुर और गोलकुण्डा के युद्ध मे जब विजयश्नरी उसके चरण 
सूमने वाली थी तभी उसने अपने पिता शाहजहाँ की बीमारी और मृत्यु की अफवाहे 
सुनीं । यह सुनते ही उसने उत्तराधिकारी होने तथा सिहासन प्राप्त करने का इच्छुक 
होने के नाते उत्तराधिकार युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी। इस युद्ध में वह किस 
प्रकार सफल हुआ और उसने एक-एक करके अपने भाइयों को किस तरह समाप्त 
किया, यह पिछले अध्याय में बताया जा धुका है । 


शाज्यासिषेक मा 
आगरा दुर्ग को विजित कर तथा अपने पिता को उसमें बन्दी बनाकर मुराद- 


बर्ण के सिहासन्‌ प्राप्त करते के दावों को समाप्त करने के बाद ३१ जुलाई, 
१६४५८ ई० को हड़बड़ी में ओरगजेब का राज्याभिषेक हुआ । उसने अबुल मुजफ्फर 
मुहीउद्दीत मुजफ्फर ओरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि, अहण 
की-य क्‍्योति उसे दोरा का पीछा करके शुजा के साथ फैसला करना बाकी था इसलिए 
उसने उत्सव तथा जश्न स्थगित कर दिये । खजुआ और अजमेर पर विजग्म प्राप्त 
करने के परचात १५ मई, १६५६ ई० को सम्राट औरंगजेब ने दिल्‍ली में एक शानदार 
जुलूस के साथ प्रवेश किया | शाहजहाँ के भव्य महल में बहुत ठाठ और घृममधाम के 
साथ उसका राज्याभिषेक-संस्कार सम्पन्न हुआ । १५ मई, १६५६ ई० को ज्योतिषियों 
द्वारा बताये हुए समय, सूर्योदय से ३ घण्टे १५ मिनट उपरान्त, उसने मयूर-सिहासन 
प्र आसन ग्रहण किया । राज्य में कई दिन तक खुशियाँ समतायी गयीं भर उत्सव 
हुए । औरंगजेब चाहता था कि उसका राज्याभिषेक इतनी शान से मनाया जाय जैसा 
कि किसी भी मुगल बादशाह के समय में न हुआ हो । इस कारण इस अवसर पर 
दिल खोलक्र रुपया खर्च किया-गया। बड़ी-बड़ी दावतें की गयीं तथा वृहत पैमाने 
पर रोशनियाँ की गयीं । अनेक सामन्‍्तों तथा सरदारों की पद-वृद्धि हुई तथा अनेक 
नये अफसर भी नियुक्त किये गये । 
प्रारम्भिक कार्य : धामिक असहिष्णुता 

उत्तरी भारत में उत्तराधिकार की लड़ाई से देश को जो हानि हुई तथा उससे 
शासन प्रबन्ध में जो ढील तथा कमजोरी आ गयी थी, औरंगजेब ने उसे ठीक करके 
सुलार रूप से खलाने के लिए आवश्यक कदम उठाये। सबसे पहले तये सम्राट ने देश 


औरंगजेब ३४१ 


में व्यवस्था स्थापित की और राज्यपालो तथा अन्य उच्च अफसरों को नियस्त्रण में 
लाकर देश में शान्ति की स्थापना की । इसके बलेबा कई अनुचित करो को हटाकर 
जिनमे मुल्यतम आल्तरिक परिवहन-कर (राहुदारी) तचा ऑक्‍्टरोई चुगी (पानडारी) 
थे, जनता की सहायता की । ये कर स्मने-पीने की उस सामग्री क्र वसूल किये जाते 
थे, जो शहर में बिकने के लिए आती थी। केवल खालसा भूमि मे ही इन करो के 
हटाने से सरकार को २४५ लाख रुपयों की हानि हुई थी। तीसरे प्रकार के कर, जो 
निर्मूल किये गये थे, वे थे 'आबवाब' अथवा अन्य प्रकार के कर जो भूमि-कर तथा 
चुंगी-कर के अलावा वसूल किये जाते थे। यद्यपि इन करो की वसूली पूर्क-सम्रातों मे 
बार-बार बन्द की थी, परन्तु थोड़े समय बाद इनकी वसूली पृत्र: प्रारम्भ कर दी 
जाती थी । जो कर आबवाब' कहलाते थे उनमे मख्य थे स्थानीय वस्तुओं के प्रयोग 
पर चुगी, भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापारों के लाइसेस, अफसरो द्वारा भेंट तथा शुल्क की 
वसूली तथा वह शुल्क और कमीशन जो राज्य के लिए बस 3 बसूल किये जा जाते थे। इनके 
अलावा कुछ ऐसे भी कर थे जो केवल हिन्दुओ से वसूल किये जाते थे, जेसे गगा मे 
मृत हिन्दुओं के फून विसणित्त करने का टैक्स, जो तीथर्थयात्रा-कर कहनाता था, तथा 
हिन्दू घराने मे बालक का जन्म होने पर भी टैक्स लगता था। परत्तु औरणजेब ने 
इन करो को हूटा दिया | यद्यपि बड़े-बड़े शहरों में तो कर-निर्म लन हो गया होगा, 
परन्तु खाफीखाँ के कथनानुसार, दूरस्थ प्रान्तो मे इनकी वसूली होती रही होगी । 
अत्यन्त कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते ओरगजेब ने राज्य मे ऐसे कानून 
बनाये ताकि मुसलमान लोग कुरान मे बताये हुए मार्ग का कट्टरतापूर्वेक अनुसरण 
करें। उसने सिक्‍को पर कलमा का खुदवाया- जाना और फारस के नववर्ष दिवस 
का मनाया जाना बन्द करवा दिया क्योंकि मुसलमान धर्म इसका निषेध करता है । उसने 
सम्पूर्ण सम्नाज्य में भाँग के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया | सभी बड़े-बड़े शहरो 
मे जनता के नैतिक आचरण का निरीक्षण करने के लिए सुरकारी अफसर (मुदतसिब)-..- 
नियुक्त किये गये जो जनता को कुरान के नियमो पर चलने का आदेश, देते थे तथा 
मद्यपान, जुआ ओर वेश्यागमन को रोकते थे। मुहतसिबरों का यह काम था कि 
वे देखें कि मुसलमान लोग दिन में पाँच बार नमाज पढ़े ओर रोजे रखें। धर्म-बिरो- 
धियों तथा इस्लाम की निन्‍दा करने वालों को दण्ड देता भी 'मुहतसिब' का ही काम 
था। सम्राट ने सूफी लोगों को उदार धार्मिक विचार रखने तथा विश्वदेवतावाद को 
मानने के कारण ही दण्ड दिया था | दाय के साथी सरमद को इस्लाम की निन्दा 
करने (तथा नास्तिक होने) के कारण मृत्युदण्ड दिया गया। इस प्रकार कई शिया 
मुसलमानों के सर केवल इसलिए कलम कर दिये गये थे क्योंकि उन्होंने प्रथम त्तीन 
खलीफाओं को कुछ अपशब्द कहे थे । इसी प्रकार मुसलमान धर्म मे दीक्षित अनेक 
नये मुसलमानों को अपना पुराना धर्म पुनः अगीकार कर लेने के सन्देह-मात्र पर अपने 
जीवन मे हाथ धोना पड़ा था। औरंगजेब के हाथों रक्तरजित यातनाएँ भोगने वाली _ हाथों _रक्तरंजित यातनाएं भोगने वाली 
मुसलमान जनता में गुजरात की इस्माइलिया अथवा बोहरा जाति प्रमुख थी । 


३४२ मुगलफालीन भारत 


विजयें 
सर्वेप्रथम औरगजेब ने आसाम पर विजय प्राप्त की, जहाँ मंग्रोल-वश का 


राजा राज्य करता था। उत्तराधिका२-संघर्ष के समय कृच ब्रिहार और आसाम के 
शासकों ने मुगलो के जिले कामरूप पर, जो उनके राज्य के बीच मे स्थित था, कब्जा 
कर लिया था। सम्राद ने मीर जुमला को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया और 
मुगल इलाकों को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया | कुछ ही दिनों के पश्चात मीर 
जुमला ने कूच बिहार की राजधानी विजित कर ली ओर उसे मुगल-साम्नाज्य में 
मिला लिया | अब वहू आसाम पर आक्रमण करने को बढ चला । वहाँ के शासक-वग्गे 
शान-वशज अहोम जाति के थे जिन्‍्होने तेरहवी शताब्दी में आसाम के पूरवी और मध्य 
भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था । थोड़े-से संघर्ष के पश्चात अहोम सेनाएँ 
बह्मपुत्र तदी के पास वापस लोट गयी । १३ मार्च, १६६२ ई० को मीर जुमला ने 
उन्हें जलयुद्ध में परास्त किया ओर वहाँ की राजधानी गढ़गाँव पर कब्जा कर लिया। 
यहाँ उसे बहुत-सा घन हाथ लगा। उसने राजधानी में एक सेना भी रख दी, परन्तु 
आसाम की विजय मुगलों के लिए लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक सिद्ध हुई। 
वर्षाऋतु में वहाँ बाढ आ गयी, आवागमन के सप्नी भार्ग बन्द हो गये और मसुगलों की 
चोकियाँ अलग-अलग हो गयी । सहस््रो मुगल सैनिक भूख से तड़प-तडपकर मर गये 
परन्तु आवागमन के रास्ते बन्द होने के कारण उन तक भीजन-सामग्री नहीं पहुँच 
सकी । इसी बीच अहोम लोगो ने मुगलो की कुछ सीमसानत चौकियों पर कब्जा कर 
लिया ओर मुगल पैदल-सेना तथा जल-सेना के बीच आवागमन के सभी साधेनों को 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | उन लोगों ने भुगलों पर आक्रमण भी किया परन्तु परास्त हो 
गये। परन्तु अन्त में मुगल लगभग बिलकुल अरक्षणीय हो घुके थे । अधिक परिश्रम 


तथा आसाम को विषम जलवायु के कारण १०अप्रेल, १६६३ ई० को मीर जुमला का 
देहावसान हो गया। न व 20022: पर शाइस्ताखाँ को बंगाल का गवर्नेर नियुक्त किया 
गया। उसने १६६३ ई० में चटगाव को विजित करके पुर्तगालियों को ब्रह्मपुत्र के डेल्टे 
से निकल बाहुर किया । उसने अराकान के राजा को भी परास्त कर दिया। चार 
साल तक आसाम मुगलों के अधीन रहा, परन्तु अद्ोम राजा चक्रध्वज ने पुनः आसाम 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया | उसने भौहाटी को भी जीत लिया । इस प्रकार मृगल 
साम्राज्य की सीमा मोनास नदी तक रह गयी । यद्यपि १६७६ ई० में मुगलों ने 
गौहाटी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, परन्तु दो वर्ष बाद वे इसे फिर खो बेंठे । 
इस प्रकार कामरूप मुगल-साम्राज्य का अंग नहीं रहा । अधिक संघर्ष के बाद अस्त में 
कुच बिहार नरेश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली । 

दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य जो शाइस्ताखाँ करना चाहता था, वह था बंगाल के 
समुद्री डाकुओं (पुरतेंगालियों) का दमन । ये लोग लगातार बंगाल को छूठते रहते थे 
और वहाँ के लोगों को ले जाकर दास के रूप में भारतीय बन्दरगाहों में बेच देते थे । 
शाइस्ताखा ने ३०० नौकाओं का एक समुद्री बेड़ा बनाया, संद्रीप नामक द्वीप को जीता 


औरंगजेब ३४३ 


तथा चटगाँव पर अधिकार प्राप्त करके वहाँ मुगल सेनानायक का प्रमुख केन्द्र स्थापित 
कर दिया । उसने सहस्नों बगाली किसानों को जो पुतंगालियों के पास गुलाम थे, छडा 
कर उन्हें स्वतन्त्र किया । 

ओरगजेब के शासत के प्रथम अद्धंकाल मे अनेक छोटी-छोटी विजयें प्राप्त कौ 
गयी: । १६६१ ई० में पटना के राज्यपाल दाऊदखाँ ने पालामाऊ को जीतकर उसे 
दक्षिण बिहार में सम्मिलित कर लिया । लघु तिब्शत अथवा हल हा 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, जहाँ पर लद्ाख के इतिहा' द 
मस्जिद बनवायी गयी । 

औरंगजेब के शासन के प्रथम अद्धंकाल में साम्राज्य मे कुछ विद्रोह भी हुए, 
परस्तु उन्हें सहज ही दबा दिया गया । बुन्देलखण्ड के चूम्पतराय तथा उसके पृ्व॑जों 
के साथ,ओरएछा में अन्याय किये जाने के कारण उसने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर 
दिया । परन्तु १६६१ ई० में उसे आत्मसमपंण करना पड़ा । काठियाबाड़ में तावानगर 
के रायसिह ने भी १६६३ ई० में विद्रोह कर विया, परन्तु उसे झ्ञी आत्मसमर्पण 
करना पड़ा | बीकानेर तरेश करनसह ने खुल्लमखुल्ला औरंगजेब का विरोध किया 
पर्तु बाद में क्षमायाचना करने पर उसे क्षमा कर दिया गया। ग्रथुरा तथा आगरे 
के जिलो में जाटों तथा पंजाब में सिक्‍खों ने भीषण विद्रोह खड़ा कर दिया जो काफी 
समय तक चला परन्तु इन विद्रोहों को छोड़कर औरणजेब के शासन के प्रथम २५ वर्षों 
में उत्तरी भारत में अन्य कोई विद्रोह नही हुआ और आन्तरिक शान्ति रही । 
सीमान्त जातियों से बुद्ध 

यद्यपि औरगजेब एक कट्टर मुसलमान था, परन्तु फिर भी उसे उत्तर-पश्चिमी 
सीमान्त प्रदेश की अपने समान' धर्मान्ध मुसलमान जातियों से युद्ध में टक्कर लेनी 
पडी | सीमान्त प्रदेश में रहने वाले अफगान लोग शुरू से ही दिन-दहाड़े लुटभार करके 
अपना जीविकोपाजेन करते आये है । क्योकि उनका प्रदेश पहाड़ी तथा बजर है, 
इसलिए ये लोग मंदानों में जाकर लोगों को लूठते थे। इसके अलावा जो व्यापारी 
भारत आते था जाते समय उनके प्रदेश के दर से होकर निकलते थे, ये लोग उनको 
भी लूटा करते थे । मुगल सम्राट इन अफगान लोगों को बलपूर्वक विजय और वश में 
ते कर सके । इस कारण मुगल सम्राट इन लोगों को शान्त रखने तथा सीमान्त रास्तों 
को खुला और सुरक्षित रखने के लिए घूस दिया करते थे । औरंगजेब सीमान्‍त प्रदेश 
की सीमा के सरदारों को इस हेतु घुस के रूप में ६ लाख रुपये वाधिक देता था। 
परन्तु सरदारों को इस प्रकार घूस देना सदा सफल नही होता था क्योकि उन लोगों 
में प्रायः नये सरदार उत्पन्न हो जाते थे और वे मुगल सीमा में लुटमार करते थे । 
पेशावर के उत्तर में स्वात तथा बाजौर जिलों के यूसुफजई गिरोह का सरदार भाग 
१६६७ ई० में मुहम्मदशाह के झूठे नाम से गिरोह का नकली राजा बन बैठा । उसने 
झटक के पास सिन्धु नदी को पार कर किया और मुगलों के हजारा जिले पर धावा बॉल 
दिया । यूसुफजई जाति के अन्य गिरोहों ने पेशावर तथा अटक के जिलो को लुटा और 





३४४ मुगलकालोन सारत 


हुरूत के पास सिन्धु नदी के घाट पर अधिकार करने की चेष्टा भी की ताकि मुगल 
सेना सीमान्त प्रदेश में प्रवेश न कर सके । परन्तु अप्रैल १६६७ ई० में अटक के सेना- 
नायक कामिलसाँ ने उन्हें परास्त कर दिया | सेनानायक शमशेरखाँ ने यूमुफजई सीमा 
में प्रवेश करके कबादलियों को परास्‍स्त किया । सितम्बर माह में सम्राह ने मोहम्मद 
अमीनखां को यूसुफनई लागों को दण्डित करने की भेजा और उसने उनका इस 
कठोरता से दमन किया कि कुछ वर्षों तक थे लोग बिलकुल शान्त रहे । 

सीमान्त प्रदेश में १६७२ ई० में एक और विद्रोह उठ खड़ा हुआ । अफरीदी 
नेता सरदार अकमलखाँ स्वयं शासक बन बैठा । उसने सुगलो के विरुद्ध धाभिक युद्ध 
की दुन्दुभी बगा दी तथा,समस्त पठानों से सहयोग देने की प्रार्थना की । इन विद्रोहियो 
ने अफगानिस्तान के राज्यपाल मुहम्मद अमीनख्ाँ पर अली मस्जिद मे हमला किया । 
मुगल सेना पराश्त हो गयी भोर मुहम्मद अमीन अपना कैम्प, समस्त सामान, यहाँ 
तक कि अपनी स्त्रियों को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिन्हें पठानो ने अपना गुलाम 
बता लिया । इस "सफलता से विद्रोहियों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला और 
विद्रोह समस्त सीमान्त प्रदेश में फेल गया | खट्टक जाति का कवि खुशालखाँ भी 
बिद्रोहियों से जा मिला | वह अपनी हृदयस्पर्शी कविताओं से विद्रोहियों मे उत्साह का 
सचार करता था। औरणगर्णब ने विद्रोही पठानों का दमन करने क॑ लिए महाबतखाँ 
को अफगनिस्तान का संवर्ग र बनाकर भेजा, परन्तु वह स्वयं गुप्त रूप से अफगानों से 
जा मिला । फलस्वरूप खबर दर का रास्ता बन्द रहा | इस पर सम्राट अप्रसन्न हुआ 
दौर तराने शुजात्खाँ को विद्रोहियो को दण्डित करने के लिए भेजा, परन्तु वह 
परासत हुआ और ३ माच, १६७४ ई० को मार डाला गया । 

अब परित्यिति अत्यन्त डॉवाडोल हो चुकी थी । स्वयं सम्राट को पेशावर के 
निकट हुसन अब्दल जाने के लिए विवश होना पड़ा । वहू वहाँ डेंढ साल से अधिक 
रहा । महाबतखाँ को राज्यपाल के पद से हटाकर पठानों से मोर्चा लेने के लिए एक 
नयी सेना भेजी गयो । इसके साथ-साथ सम्राट ने कुटनीति से भी काम लिया। 
औरंगजेब ने सीम'न्त प्रदेश के नेताओं को राजकीय भौकरियाँ प्रदान कीं तथा उन्हें घूस 
फे रूप में रुपया भी दिया । फलस्वरूप कुछ जातियो ने शाही तौकरियाँ स्वीकार कर 
ली ओर शान्तिपूर्वक आत्मसमपंण कर दिया । परन्तु गोरी, गिलजई, शीरानी तथा 
यूसुफजई ५पठानो आदि ने शाही प्रस्ताव को ठुकरा दिया | इस पर मुगल सेना ने उन्हें 
परास्त करके उनका दमन कर दिया । विद्रोही पठानों का दमन करने में मुगल सेना- 
नायक युगीरखाँ का सक्रिय हाथ था और पठान जाति में उसक गीरखाँ का सत्रिय हाथ था और पठान जाति में उसकी वीरता की ऐसी धाक 
जझे गयी कि भ्रठान स्त्रियाँ “अपने बच्चो को सुलाने के लिए युभी८क्षां के डराने 
नाम का प्रयोग किया करती थीं ।” दिसम्बर १६७५ ६० तक समस्त सीमान्त प्रदेश 
में पुनः शान्ति स्थापित हो गयी । इसीलिए औरंगजेब हसन अब्दल से दिल्‍ली के लिए 
रत्राभा हुआ । उसने अमीरखाँ को काबुल का राज्यपाल नियुक्त किया। अमीरख ने 
यक्ति तथा कुदनीति से काम लिया | वहु अफगातों से मैज्री सम्बन्ध स्थापित करके 


ओ रंगजेद ३४४५ 


उनकी सहायता से आने-जाने का रास्ता खुला रखने मे सफल हुआ । अधिकाश रूप 
मे इस सफलता का श्रेय उसकी पत्ती साहिबजी को है, जो कि अलीमरदानखाँ की 
पुत्री थी । वह मृत्युपयंन्‍्त १६६८ ई० तक काबुल का राज्यपाल रहा । 
सीमान्त सरदारो को धन की सहायता देरर अमीरखोँ उनमे फूट के बीज बोने 
से सफल हो गया जिसके फलस्वरूप अकमलखों के नेतृत्व मे अफगानो की एकता भग 
हो गयी । अकमलखां की मृत्यु के बाद अफरीदियों ने आत्मसमपंग कर दिया और 
सम्राट से सन्धि कर ली । परन्तु खुशालखाँ खटक कुछ वर्ष तक युद्ध करता रहा, 
किन्तु उसके पुत्र ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे पकडकर बन्दी बना लिया 
गया । इस प्रकार सीमान्त युद्ध का अन्त हो गया । परन्तु इस युद्ध में मृुगलो का बहुत 
धन व्यय हुआ । मुगल सम्राट जन तथा धन की द्वानि के अतिरिक्त इस विद्रोह के 
कारण मराठो की ओर पूरा ध्यान न दे सका | मराठा नरेश शिवाजी के इस अवमर 
पर पूरा-पूरा लाभ उठाकर कर्नाठक पर विजप्र प्राप्त कर ली । 
औरगजेब का राजत्व आदर्श था 2 
७४००४ पसानिब इस्लाम की राजत्व तथा राजसत्ता सम्बन्धी नीति को मानने वाला 
था । उसके शासन का आधार कुरान था । मुसलमान धर्म ते मानते बाले व्यक्तियों 
को मुसलमान धर्म में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसका पक्का विश्वास था कि 
उससे पूर्व के भारत के सम्राटो ने कुरान के कानून को न मानकर तथा शासन-प्रबन्ध 
को बिना किसी जाति तथा धर्म-भेद चलाकर बहुत बड़ी भूल की थी। अकबर ने 
इस्लाम को राजधर्म के पद से हटा दिया था तथा इस्लाम की राजत्व सम्बन्धों नीति 
को त्यागकर ह्विन्दुओ को राज॑त्व नीति को अपनाया था । औरगजेब की दृष्टि मे यह 
एक महान त्रुटि थो । इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी नीति के अनुसार अपने महान्‌ 
पूर्व॑ज द्वारा किये गये सभी नवीन परिवतेनों का अन्त कर दिया | उसने अपने शासन 
के प्रारम्भिक काल में ही कट्टर सुन्नी धर्म की उन्नति करने के लिए कदम उठाये । 
औरगजेब ने इस्लाम को पुत. राजधर्म घोषित कर दिया और इस्लाम के प्रचार के 
लिए राज्य की ओर से प्रचारकों को सभी सुविधाएं प्रदाव की। उसने कुफ 


शियार मे सफस परदपतती वा का थे पा मे बोगों कह राम मन मे. जी नील शक जब आठ कक न नकन 


वचार में काफिरों (दार-उल-हवं) का दे में काफिरों (दार-उल-हवं) का देश था, वहाँ के लोगो को इस्लाम धर्म में 


दीक्षित करता तथा राज्य का शासन-प्रबन्ध कुरान के आदेश के अनुसार करके भारत 
को इस्लाम देश (दार-उल-इस्लाम) में परिवर्तित करना अपने जीवन का मुख्य ध्येय 
बना लिया था। उसने निश्चय किया कि जब तक समस्त देश पर विजय प्राप्त करके 
उसकी समस्त प्रजा इस्लाम धर्म मे दीक्षित नहीं हो जायेगी, तब तक वह उन गैर- 
मुसलमानों को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों से वचित रखेगा ताकि प्रतिदिन 
उन्हे अपनी द्वीनता का ध्यान रहे और अन्त में लाचार होकर वे अपने पूर्वजों का 
धर्म त्यागकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले । 

सर्वप्रथम सम्राट ने इस्लाम को दरबार और देश में उस अवस्था पर पहुँचाया 


३४६ मृगलकालीन भारत 


जिस पर वह अकबर से पूर्व प्रतिष्ठित था। इसके पश्चात समस्त गैर-पम्रुस्लिम रीति- 
रिवाजों पर प्रतिबन्ध लगाकर उसने मुसलमानी कानून को फिर से जारी किया। 
उसने सिक्‍्कों पर कलमा का लिखा जाना, फारस के नववर्ष दिवस पर उत्सव का मनाना 
तथा भाँग को लेती करना बन्द कर दिया । उसने देश के समरत कशे-बड़े नगरों में 
मृहतसियों (धर्म-निरीक्षक) की नियुक्त की, जो शहर में कुरान के कानूनों को लागू 
करते थे । उसमे अपने दरबार में गाना-बजाना बन्द करवा दिया तथा अपने जन्म- 
दिवस के अवसर पर सम्राट को चाँदी, सोना तथा ही रे-जवाहरातों से तोले जाने की 
(तुलादान) प्रथा को बन्द करवा दिया । उसने झरोखा दर्शन देना भी बन्द कर दिया । 
राज्य में हिन्दू ज्योतिषियों को पदच्युत कर दिया गया, जबकि मुसलमान ज्योतिषी 
अपने पदों पर पू्वेकृत आमीन रहे । समय-समय पर सम्राट उनसे काम भी लेता रहा । 
उसने पुराने मन्दिरों की मरम्मत पर प्रतिबत्ध लगा दिया | इसके कुछ समय पश्चात 
अपने प्रान्त के राज्यपालों को “काफिरों के मन्दिरों तथा पाठशालाओं को, धामिक 
तथा पविन्न स्थानों को तोड-फोह डालने तथा उनके घामिक तथा विद्या के प्रचार को 
रोकने का कठोर आदेश दिया । मुड़तसिब लोगों को अपनी सीमा के हर-भाग में जाकर 
समस्त हिन्दू मन्दिरों तथा पृण्य रथानों को नष्ठ-अष्ट करना पड़ा ।/ “मन्दिर तोड़ने 
के लिए नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारियों की इतनी संख्या थी कि उनको 
आदेश देने तथा देखने-भालने के लिए एक दरोगा की नियुक्ति करनी पड़ी थी।” 
संप्तार-प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ, मथुरा के केशवदास तथा पाटन के सोमनाथ जेसे 
पवित्र मन्दिरों को गिरा दिया गया; यहाँ तक कि मुगलों के मित्र हिन्दू नरेशों के 
राज्यों--जयपुर आदि-+के मन्दिरों तक को नहीं छोड़ा गया | कभी-कभी तो मूर्तियों 
को तोड़ने के साथ-साथ अनियम्तरित भ्रष्टता का कार्य तक सम्पन्न हुआ, जंसे देवालय 
में गोओों का वध करना, समृर्तियों को जनता के पैरों द्वारा कुचला जाना । 

“इस्लाम का प्रचार करने तथा काफिरों को नीचा दिखाने के लिए” सम्राट 
ने १२ अप्रेल, १६७६ ई० की आज्ञा द्वारा हिन्दुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। 
यह एक विनिमय-करेथाजों भुआाफी तथा जागीरों थवा सरकारों प्रान्त में रहने 
वाले हिन्दुओं से मुसलमान धर्म अगीकार न करने के कारण वसूल किया जाता था। 
चाहे वे सरकारी नौकरी में हों अथवा निजी खेती-बाड़ी करते हों, उन्हें यह कर अपमे 
हाथ से नम्नतापूर्वेक देना पड़ता था । जजिया की जाँच तथा वसूली के लिए समस्त 
गर-मुस्लिम जनता को तीन श्रेणियों में बाँठा गया था जिसमें प्रथम श्रेणी वाले ४८ 
दरहूम, द्वितीय श्रेणी वाले २४ तथा तृतीय श्रेणी वाले १२ दरहम वाधिक जजिया के 
रूप में दिया करते थे । साय सवा बा कान लोग जजक कर हे उक्त वा बे- 
स्त्री, बचे, भिलारी, गुलाम तथा अन्य कंगाल लोग जजिया कर से मुक्त थे। 
पुजारी लोग भी जो धनी पूजाशहों में पूजा नहीं करते थे, इस कर से मुक्त थे। इस 
कर का हिन्दुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा । मनु बी' लिखता है कि अनेक हिन्दू जो कर देने 
की अवस्था में तहीं होते थे, “वसूली करने वालों द्वारा अपमातित ते होने! तथा कर- 


औरंगजेब ३४७ 


मुक्त होने के लानच मे मुसलमान हो जाते थे । इससे औरगजेब बहुत प्रसन्न हुआ । 
वह हिन्दुओ के विरोध की सदा उपेक्षा करता रहा तथा उसने तीर्थस्थानों पर नहाने 
का कर पुनः लगा दिया। प्रत्येक हिन्दू को प्रयाग में गंगा-स्तान करने के लिए ६ रुपये 
४ आने यात्रा-कर के रूप मे देने पढते थे । इसी प्रकार अन्य तीर्थेस्थानों पर भी 
हिन्दुओ को इसी प्रकार कर देना पड़ता था । सम्राट ने मुसलमान व्यापारियों से चगी 
की वसूली बन्द कर दी, परन्तु हिन्दू व्यापारियों को उसी प्रकार ५ प्रतिशत चगी देनी 
पड़ती थी। यह सब हिन्दुओ पर दबाव डालने के लिए किया गया था । उसने इस 
बात की घोषणा कर दी कि जो हिन्दू मुसलमान धर्म अगीकार कर लेंगे उन्हे वेतन 
तथा पुरस्कार मिलेंगे; यहाँ तक कि उसने घर्म-परिवर्तित हिन्दुओं को सरकारी नौकरियाँ 
दी तथा हिन्दू कंदियो को मुसलमान हो जाने पर युक्त कर देने का लालच भी दिया। 
पंजाब में कुछ मुसलमानों के पास अभी तक सरकारी नियुक्ति-पत्न सुरक्षित हैं, जिनमें 
उतके पूर्वजों को मुसलमान बन जाने पर पुरस्कार-रूप में कानूनगो नियुक्त किये जाने 
का आदेश है । जब कभी किसी जायदाद के बारे में दो मनुष्यों में झगडा हो जाता 
था, सम्राट वह्‌ जायदाद उस मनुष्य को दे देता था जो मुसलमान धर्म अंगीकार कर 
लेता था। १६७१ ई० में औरंगजेब ने प्रान्तो में लगान वसूली हेतु नियुक्त हिन्दू 
अधिकारियों को पदच्युत कर दिया । परन्तु चूँकि योग्य मुसलमान पर्याप्त संख्या 
मे भ्राप्त नही थे, इसलिए कुछ प्रान्तो में हिन्दुओ को अपने स्थान पर काम करने दिया 
गया । १६८८ ई० में उसने धामिक मेलों के लगने तथा त्यौहारों के मताये जाने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । उसी वर्ष उसने राजपूतों के अलावा अन्य हिन्दुओं का पालकियों, 
हाथियों या अच्छे घोडो पर सवारी करता तथा अपने साथ कोई हथियार रखना 
अपराध घोषित कर दिया । इस प्रकार ओरगजेब ने हिन्दुओं को हर प्रकार से क्लेश 
पहुंचाकर मुसलमान हो जाने के लिए बाध्य किया । कभी-कभी तो वह जबरदस्तो भी 
लोगों को मुसलमान बना लेता था ।१ उसने इस कार में राजनीति बुद्धि-पेच का भी 
प्रयोग किया तथा इस्लाम के प्रचार को अपने शासन-प्रबन्ध का मुख्य ध्येय बना लिया। 
इस प्रक्रार उसके समय में मुगल-साम्राज्य एक धर्म-प्रचारक संस्था बन गयी । 
जाटों का विद्रोह (१६६८-१६८६ ई०) 

भारत को एक मुसलमानी देश बनाने की औरंगजेब की नीति का राजस्थान 
मालवा, बुन्देलखण्ड तथा खानदेश में विरोध हुआ । वहाँ पर मन्दिरों से परिणत अनेक 
मस्जिदों को तोड़-फोड़ डाला गया तथा मुसलमानों की नमाज की पुकार को भी बन्द 
कर दिया गया । कुछ स्थानों पर जजिया की आऋसूली करने वालों को पीट! गया 
तथा उनकी दाढ़ी नोंचकर उन्हें भगा दिया गया । कमल कम 24482: ओऔरगजेब की उत्पीड़न-नीति 
के विरुद्ध संगठित प्रथम हिन्दू विद्रोह मथुरा जिले मे हुआ जहाँ पर वीर जाटों ने 


न ना ट अिाएओी अब्दल 
७ ७००७७७७ ७७ एप ₹ ऋण“ ँबपत्ारफतन 


१ श4079, 5. ऐ, ऋटाॉड्रांगएड आगॉटए ता #९ 3445, ९. 62, 


४८ सुगलकालीन भारत 


नबी को, जो सम्राट की आज़ानुसआार मन्दिरों तथा मूर्तियों को तष्ट-भ्रष्ट कर रहा था, 
मार डाला । इस मुगल अधिकारी ने पतित्र मथुरा शहर के बीच में हिन्दू मन्दिरों को 
तोड़कर उनके स्थान पर एक मस्जिद खड़ा कर दी थी । दारा द्वारा केशवराय मन्दिर 
को भेंट किये हुए पत्थर के जगले को भो, जिसमें खोदकर चित्र बनाये गये थे, वह्‌ 
उठा ले गया था। वह हिन्दू कन्याओ का बलपूर्वक अपहरण किया करता था। 
जादो ने उसे म/रकर सादाब्गद के परगने का खूब लुठा, सम्राट द्वारा भेजी गयी 
अनेक मुगल फौजी“ दुकड़ियो से मोर्चा लेने के बाद तिलपत के स्थान पर भयानक युद्ध 
मे जाट लोग परास्त हुए । जाठो का सरदार गोकुल अपने परिवार सहित कंद करके 
लाया गया । यहां पर पुलिस चौकी के दालान मे उसके अगो के टुकडे-टुकड़े कर डाले 
गये ओर उसके परिवार को जबरदस्ता मुसलमान बना लिया गया । परन्तु फिर भी 
जाटों का विद्रोह चलता रहा और १६८६ ई० में सिन्‍्सनी के राजाराम तथा सोध्र 
के रामचेरा ने सरदारों का पद सेभाला । इन लोगो ने अपने ऋति-भाइयो (गिरोह के 
आदर्मियों) सहित खुलेआम युद्ध किया । ये लोग जंगलो में अग्रम्य स्थानों पर मिट्टी 
के किले बनाते थे ऑर आगरा शहर तक खूब लूटपाट किया करते थे । १६८७ ई० 
में प्रसिद्ध मुगल सेनानायक युगीरखां को हराने और मार रालने तथा मुगल सामन्‍्त 
लिरकर थे अजय के बपरध व के दस और कम इन्राहीम को सूद लेने के कारग राजाराम अब' प्रसिद्ध हो शुका था। उसने 
सिकन्दरे मे अकबर के मकबरें तक को लूटा और इमारत को काऊकी हानि पहुँचायी । 
जैसा कि मनुची लिखता है, उसने महान सम्राट अकबर की हड्डियों को खोदकर उन्हें 
जला भी दिया। इससे औरमर्णब सावधान हो गया और उसने १६८८ ई० में अपने 
पौन् बीदरबख्त को उसके लि बोदरबल्त को उसके सहायक आमेर के राजा विशनसिह के साथ, जी मथुरा 
जिले का अधिकारी था, जाटो का दमत करने के लिए भेजा । जुलाई १६८८ हर में 
राजाराम परास्त हुआ भारा गया | कठिन युद्ध के बाद, जिसमें मुगलों के ६०० 
तथा जा.) के १,५०० सैनिक काम आये, सुगल सेना ने सिन्सनी पर अधिकार कर 
लिया । राजाराम के ब/द उसके भतीजे चूरामन ने जाठों का नेतृत्व संभाला और 
ओरगजेब की गृत्यु तक विद्ोह् जारी रखा : उसने शक्तिशाली सेना तैयार कर ली 
ओर वतंमान भरतपुर के राजपरिवार की स्थापना की । अन्त भें जाडो का उत्थान 
मुगल-साज्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण हो गया । 
सतनामियों का विद्रोह 

ओऔरगजेब के शासनकाल का दूसरा भीषण विद्रोहु नारनोल तथा मेवात के 
जिलों में सतनामियों का विद्रोह था। सतनामी लोग शान्तिश्रिय घामिक लोग थे जो 
एहैशवरेवाद में विश्वास रखते थे और खेली करते थे । वे अपना सिर, चेहरा तथा 
भोहें तक मुड़वाते थे, इसलिए मुण्डिया कहलाते थे । यह विद्रोह एक सतनामी किश्षान 
और लगान वधूल करने वाले एक स्थानीय मुगल अधिकारी के प्यादे में व्यक्तिगत 
झगड़े के कारण हुआ था। सैनिक के अनुचित व्यवहार से सतनामी लोगों को क्रोध 
आ गया ओर इस झगडे ने बढ़कर मुगलों के विरुद्ध घामिक युद्ध का रूप ले लिया । 








ओऔरगजेब ३४९ 


यह बात बहुत जल्दी ही फैल गयी । उन लोगो में यहु अफवाह फेल गयी थी कि एक 
वृद्ध जादूगरनी (भविष्यवक्ता) ने सतवामियों को गोली के लिए अभेद्य बना दिया है । 


५०५७५०+ सनसनी लमनलन्‍++ नम 
राह से जे नतानंवतलयानट रा 


सेना पर अनेक विजयें प्राप्त कर लेने के कारण उन लोगो का पक्‍का विश्वांस हो गया 
कि वे गोलियों के लिए अभिेद्य हो गये हैं। उन्होंने नारनौल शहर तथा जिले को खुब 
लुटा और उस पर अधिकार जमा लिया । विवश होकर औरगजेब को रदन्दाजखाँ के 
मेतृत्व में तोपखाने से सुसज्जित एक सेना भेजनी बडी | उसने कागजो पर जादू-टोने 
के मन्त्रों को लिखकर सेना के क्षण्डो में बाँध दिया ताकि वे शन्नु के जादू-टोने से बच 
सके । सतनामी बहुत साहस से लड परन्तु परोस्‍्त हुए । २,००० सतनामी युद्धभूमि 
मे काम आये और शेष ने आतकित होकर आत्मसमर्पण कर दिया । 
औरगजेब ओर सिक्‍्ख 
औरंगजेब की घामिक उत्पीड़त-नीति से सिख लोगो ने उत्तेजित होकर विद्रोह 
का 'प्रमुख कारण बना । सिक्‍्ख सम्प्रदाय १६वीं शताब्दी के भारम्भ काल मे गुर 
नानक द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया था। यह वास्तव में पवित्र ध्वामिक ऋई-चारा 
था जिसके अनुयायी एकेश्वरवाद तथा ईश-प्रार्थना, आत्मसयम और सुकर्मों द्वारा 
निर्वाण-प्राप्ति में विश्वास रखते थे । नातक ने मूर्ति-पूजा का खण्डन किया, जाति- 
भेदभाव तथा ब्राह्मणों तथा मुल्लाओं की भ्रेष्ठता को खुलेआम घिक्‍्कारा | उसके 
प्रथम तीन उत्तराधिकारी उसी के पदचिह्नों पर चले, परन्तु चौथे गुरु रामदास ने 
सर्वेप्रथम आत्मिक तथा साथ ही साथ सासारिक प्रभुत्व प्राप्त करने का अपना लक्ष्य 
बताया । १५८१ ० में गही पर बेठे उसके उत्तराधिकारी गुरु अजन ने गुरु ग्रन्थ 
साहब का सम्पादन किया। अमृतसर का स्वर्ण मच्दिर बनाया तथा सिक्‍्खों को एक 
ठोस सम्प्रदाय के रूप मे संगठित किया । इसके अलावा गुरु ने मसन्‍्द नामक  अफमरों 
को समस्त सिक्‍्खों से दशाश कर तथा भेटें वसूल करते के लिए नियुक्ति करके अपने 
लिए व्यवस्थित आय का प्रबन्ध कर लिया । उसने विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया 
था, इस कारण जहांगीर ने उसे कैद कर लिया तथा १६०६-ई<मैं यातता देकर मार 
डाला गया । गुरु अर्जुन के सुपुत्र हरगोविन्द ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और कुशल 
योद्धा बन गया । शिकार के शाही स्थल को हथिया लेने तथा सम्राट द्वारा भेजी गयी 
मुगल सेना को परास्त कर देने के कारण उसे शाहजहां से टक्कर लेनी पड़ी । शाहजहाँ 
ने अमृतसर में हरगोविन्द के घर तथा जायदाद को छीन लेने की आज्ञा दी। इस 
कारण गुरु ने जाकर कीरतपुर में शरण ली और १६४५ ई० में स्वर्ग सिधार गये। 
हर॒राय उसके उत्तराधिकारी बने, जिसकी मृत्यु के पश्चात हरकृषष्ण गुरु बने । इश्के 
बाद तेगबहादुर गूरु बने, जिसने अपना निवास-स्थान आनन्‍्दपुर बनाया। इसी बीच 
औरंगजेब सम्राट बन गया और उसने धामिक उत्पीडन की नीति बरतनी प्रारम्भ कर 
दी। सम्नाठ ने सिक्‍खों के गुरुद्वारों को नष्ट करने तथा मसन्‍्दों को शहर से बाहर 


३५० मुगलकालीन भारत 


निकाल देने की आज्ञा दी। गुरु तेगबहादुर ने इस नीति का खुल्‍्लमखुल्ला विरोध 
किया, इस कारण उसे कंद कर दिल्‍ली ले जाया गया। वहाँ पर इसे इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लेने को कहा गया परन्तु इनकार करने पर पाँच दिन तक घोर यातना 
देने के बाद मार डाला गया (दिसम्बर १६७५ ई०) । 

औरंगजेब की धर्मान्धता तथा जनता को मुसलमान होने के लिए बाध्य करने 
की उसकी नीति के कारण सिक्‍खों और मुसलमानों मे एक असधेय विश्वास भग हो 
गया । इससे तग आकर तेगबहादुर के सुपुत्र गोविन्दर्सिह कों अपने पिता की मृत्यु 
का बदला लेने का हृढ निश्चय करने पर बाध्य होना पड़ा । उसने सिक्‍्खो को सेनिक- 
सम्प्रदाय मे परिवर्तित करके उसका नाम 'खालसा' रख दिया। खालसा लोगो को 


एस जनता मे भिन्न वस्त धारण करे पही थे और अपने मैन सन कार धन नमन न सनक न मनन%+समक्‍ ०४3७ + ७ नण 





वाली पाँच चीजें--कैश, कृपाण, कच्छ, कड़ा, और कधघी--रखनी पड़ती थीं । इसके 
अलावा उन्हें जाति-भेद तथा खानपान के सभी भेद छोड़ते पड़ते थे। खालसा-दल्ल में 
प्रविष्ट करने के लिए, एक नयी विधि निर्दिष्ट की गयी और क्षनुगामियों को इस बात 
का विश्वास करा दिया गया कि वे योग्यतम तथा घुने हुए"लोग हैं ' रस प्रकार गुंझ 
गोविन्दर्तिह्‌ का प्िक्ख धर्म यथार्थ में औरंगजेब के इस्लाम धर्म के लिए है विनाशकारके 
सिद्ध हुआ । गुर गोविन्दर्सिह के नेतृत्व में खालसा लोगों ते घर्मान्धता का जवाब 
धर्मान्धिता से देने की नीति का अनुसरण किया। 7 

उत्तरी पजाब में गुर गोविन्दसिहू को उन मुसलमान अफसरों तथा हिन्दू 
नरेशो से लड़ना पड़ा, जिन्हें औरगजेब ने सिक्खों का दमन करने के लिए भेजी गयी 
शाही सेना को सहयोग देने का आदेश दिया था। शुरु ने उन लोगो को कई बार 
हराया । उसके अनुयायी दिन-प्रतिदिन बढ़ते गये । क्षानन्दपुर में गुरु के घर का पांच 
बार घेरा डाला जा चुका था, इस कारण उसने उस स्थान को छोड़कर मैदान में 
जाकर शरण ली । मुगलों ने उसका पीछा किया । स्थान-स्थान पर उसकी खोज की 
गयी और पीछा किया गया । अन्त में वह बीकानेर होकर दक्षिण में जा पहुँचा। युद्ध 
में उसके पुत्र काम जक्ये तथा शेष दो को सरहिन्द के फौजिदार ने मौत के घाट उतार 
दिया (१७०५) | भौरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर गुरु पुनः उत्तरी भारत 
में आ पहुँचा । उसने बहादुरशाह के साथ मिलकर उसके भाईयों के विरुद्ध मोर्चा 
लिया और उसी के साथ दक्षिण की ओर बढ़ चला । गोदावरी नदी के किनारे नादिए 
के स्थान पर जब ये लोग डेरा डाले हुए थे, तो एक अफगान अनुयोयी ने १७०८ ई० 
में छरा भोंककर उसका काम तमाम कर दिया । 


गोविन्दसिहु सिक्खों के दसवें तथा अन्तिम गुरु थे । मृत्यु के थोडे समय पहले 
ही उससे गुरु की प्रथा को समाप्त कर दिया था और अपने अनुयायी सिक्‍्ख-सम्प्रदाय 
को प्रजाससतौत्पक सेनिक रूप देने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि “जहाँ 


कहीं भी ५ सिक्ल होंगे मैं वहीं पर उपस्थित रहुँगा।” गुर गोविन्दासिह की मृत्यु के. 


औरंगजेब ३५१ 


समय तक सिख एक ऐसा विद्रोह सम्प्रदाय बन चुका था, जिसने मुगलो के अत्याचारों 
का अन्त करने का व्रत लिया था । 
राजपत नोंत हे 
है -जुललन्‍्साअज्य का न तक था पर िफत तपप के माप पा हिन्दू सामन्‍्त, जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तरति 
जो औरंगजेब से धरमत के मंदान में लड़ा था और जिसने खजुआ मे उसके डेरो को के मंदान मे लड़ा था ओर जिसने खजुआ मे उसके डेरो को 
खूब लुटा था, २० दिसम्बर १६७८ ई० को जामरूद से स्वयं सिधार गया। सम्राट 
ने अफगानिस्तान में जामरूद में उसे मुगल चौकियो की रक्षा करने-के लिए नियुक्त 
किया था | औरगजेब राजपूतों से घृणा करता था, परन्तु जब तक भारत में मिर्जा 
राजा जयसिंह तथा महाराजा जसवन्तसिह जेसे शक्तिशाली नरेश जीवित रहे, वह 
हिन्दुओं को नष्ट करने की अपनी नीति को खुल्लमखुल्ला व्यवहार मे न ला सका । 
इस कारण जोधपुर नरेश की मृत्यु पर सम्राट को प्रसन्नता हुई और उसने मारवाड़ 
को मुगल-साम्राज्य मे शामिल कर लेने की आज्ञा दी । इस भय से कि कही 'राठोर 
लोग राष्ट्रीय विद्रोह न खड़ा कर दें, उसने अजमेर के लिए प्रस्थान किया । मारवाड़ 
जसे शक्तिशाली हिन्दू राज्य का मुगल-सम्राज्य मे मिलाया जाना सम्राट की भारत 
को मुस्लिम-साम्राज्य मे परिवर्तित करने की नीति को सफल बनाने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक था । सम्भव था कि स्वततन्त्र सारवाड सम्राट की नीति का विरोध करके 
उसे असफल बना देता अतः मारवाड़ पर आधिपत्य प्राप्त करके औरगजेब १२ अप्रैल 
१६७६ ई० को दिल्‍ली लौट आया और उसने उसी दिन हिन्दुओं पर “जजिया' पुन: 
जगा दिया, जिससे एक शताब्दी से कुछ समय पहले अकबर ने हिन्दुओं को मुक्त 
कर दिया था | इसी बीच महाराजा जसवन्तसिह का परिवार जब जामरूद से दिल्ली 
आ रहा था तो लाहोर मे उसकी दो रानियों के फरदरी १६७६ ई० मे दो पुत्र उत्पन्न 
हुए । उनमे से एक तो जन्म के बाद ही मर गया ओर दूसरा बड़ा होकर महाराजा 
अजीत सिह के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जूत १६७६ ई० में अजीतसिह अपनी माता सहित 
दिल्‍ली जा पहुँचा । औरंगजेब ने उसे शाही हरम के सुपुर्दे किये जाने की आज्ञा दी 
तथा उसे जोधपुर का राज्य इस शर्ते पर वापस देने को कहा जबकि वह इस्लाम घ॒र्मे 
स्वीकार कर ले। यही शर्ते १७०३ ई० में ओरंगजेब ने _म्राठा राजा शाह के 
सामने आगे चलकर रखी थी । राठोर लोगों के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। 
इस कारण राठोरों ने मिलकर अपने नन्‍्हें राजा अजीतर्सिह को कष्ट से बचाने का 
उपाय सोच निकाला । 4782 2% 22 अपने नेता दुगदास के साथ मिलकर रानी के स्थान 
पर नौकरानी और नन्‍हें राजा के स्थान पर नौकरानी के पूत्र को रख दिया और 
राठौर योद्धाओं का जत्या मुगलों को फौज से जा भिड़ा जो रानी और बजीत- 
सिह को पकड़ने के लिए शेजा गया था और जिसने इसी कारण जसवन्तसिह के 
निवास-स्थान को घेर लिया था। इधर तो राठौर योद्धाओ ने मुगल सेना को युद्ध मे 
जुटाये रखा और उधर दुर्गादास कुछ राठौर योद्धाओ 5 राठर योडाओं के साथ रानियो को पुरुषों जसी 
वेश-भूषा पहनाकर राठौरों के राजपरिवार के अन्य सदस्यों सहित &£ मील का रास्ता 
कक का न 





३५२ मुगलकालीन भारत 


तय कर घुका था। जब सम्राट को इस बात का पता चला तो उसने दुर्गदास से 
युद्ध करके रानी और उसके नन्हे पुत्र अजीतसिह को वापस लाने के लिए सेना 
भेजी । राठौर लोग मुगल सेना के साथ बहादुरी से लडे और उन्हें तीन बार हराया 
और वापस भगा दिया। इस प्रकार अजीतास॒ह मारबाड़ सुरक्षित पहुँच गया। इस 
उपाय में भी असफल होने पर औरंगजेब ने अजीतसिह के स्थात पर एक गवाले के 
अच्चे को रख दिया । उसे इस्लाम धर्म में दीक्षित करके उध्षका नाम मुहम्मद रजा 
रखा और इस बात की घोषणा कर दी कि दुर्गादास का शरणागत राजा नकली नरेश 
हैं। सम्राट ने नागौर नरेश इन्द्रसह को, जिसे मुगलों का वफादार अनुयायी होने के 
कारण मारवाड का राज्य मिला था, गद्दी से उतार दिया और जोधपुर को जो उस 
समय मुगल सेनानायक के अधिकार में था, यथाविधि मुगल-साम्राज्य मे सम्मिलित कर 
लिया | सम्राट पुनः: अजमेर को रवाना हुआ और वहाँ से अपने पुत्र अकबर को एक 
विशाल सेना सहित म।रवाड़ को पुनविजित करने के लिए भेजा, क्योंकि वहाँ की 
जनता ने मुगल आततायियों के त्रिरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था। काफी समय तक 
लड़ने के बाद शाही सेना मारवाड़ पर विजय प्राप्त कर सकी । शादह्वी सेना ने समस्त 
नगरों में लुटपाट की और मन्दिरों को नष्ठ-भ्रष्ट किया परम्तु राठौर लोग, जो 
पहाडियो में जा छिपे थे, उन लोगो को लगातार त्तग करते रहे । 


अब ओऔरगजेब मेवाड़ की ओर अग्रसर हुआ। मभेवाड की भर अग्रसर हुआ । उसने महाराणा राजपह के 


समस्त राज्य पर जजिया कर देने को कहा | परन्तु क्षव तबा राजसह समझ गया 
था कि औरगजेब राजपूतो को जड से उखाड़ फेंकना चाहता है। अतएव महाराणा 
अजीवसिह का पक्ष लेते हुए मुगलो से जोरदार टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया । 
ओऔरगजेब ने महाराणा का इरादा भाप लिया और हसनअलीखोँ के नेतृत्व में ७,००० 
चुने हुए संतिको को मेवाड प८ आक्रमण करने के लिए भेजा। इस पर महाराणा 
अपनी राजधानी उदयपुर को छोडकर पहाड़ियों पर भाग निकला। चित्तौड़ और 
भेवाड पर अधिकार कर लेने के बाद हसनअलोखा ने बहाँ के मन्दिर को तोड़ता शुरू 
कर दिया । राजसिंह का पीछा करके उसने उसे, १ फरवरी, १६८० ई० को हरा 
दिया । राजकुमार अकबर को चित्तौड़ का भार सौंपकर सम्राट अजमेर को वापस 
चला गया । अब राजसिह ने मुगल वौकियों पर आक्रमण करके उनके यातायात का 
मार्ग बन्द कर दिया | एक रात कुछ राजपूत सैनिक अचानक चित्तौड़ के निकट 
अकबर के खेमे के पास तक जा पहुँचे और कई मुगल सैनिद्धों को मौत के घाट उतार 
दिया । इस प्रारम्भिक सफलता के पश्चात राजसिह बेदनोर की ओर बढ चला। 
वहाँ उसने अकबर को करारी हार दी और महान क्षति पहुँचायी। औरमजेब्र ने 
अकबर को बदलकर उसके स्थान पर राजकुमार आजम की नियुक्ति चित्तौड़ में कर 
दी । सम्रार्ट नें पुनः मेवाड़ पर अक्रेमण करने की भी योजना बना ली जिसके अनुसार 
तीन विभिन्न दिशाओं से मेवाड़ की पहाड़ियों पर एक आक्रमण करना था। 
पूरब दिशा से आक्रमण करने वाली सेना आजम की अध्यक्षता में थी जिसे देववाड़ी 


ओऔरगजेब ३५१ 


दरें से होकर उदयपुर पर आक्रमण करना था । मुअज्जम की अध्यक्षता से दूसरी सेना 
को उत्तर से राजसमुद्र झोल की ओर से प्रवेश करना था। परन्त इंनमें से प्रथम दो 
सेनापति मेवाड तक अपनी सेना सहित नही पहुँच पाये । अकबर नाडोल पहुँच गया 
ओर वहाँ दो माह ठहरकर देवसूरी दर की ओर अग्रसर हुआ । परन्तु वह भी इससे 
आगे नही बढ सका और राजसिह को, जो इसके डेरे के दक्षिण मे केवल आठ मील 
की दूरी पर कुम्भलगढ़ में डेरा डाले था, वहाँ से भागने मे सफल न हो सका | अब 
तक राजकुमार निराश हो चुका था। अपने पिता की बिरोधी नीति की तुच्छता 
(निस्सारता) समझ लेने के कारण उसने राजपूतों से सन्धि-वार्ता प्रारम्भ कर दीं 
राठौरो और सिसोदिया लोगो के सहयोग से उसने_ अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का 
झण्डा खड़ा कर दिया और ११ जनवरी, १६८६ ई० को अपने झापको भारत का 
सम्राट घोषित कर दिया। 
कुछ सप्ताह पहले हो राजपूतो ने अकबर के सामने प्रस्ताव रखा था कि वह 
उन लोगों की सहायता से राज्य पर अधिकार करके स्वय को सम्राट घोषित कर दे 
तो राठौर तथा सिसोदिया राजपूत इस कार्य के लिए अपनी श्षैनाएँ उसकी सेवा में 
भेज देंगे । यह भी तय हुआ था कि अकबर अपना राज्यारोहण विधिपूर्वक मनाकर 
ओऔरगजेब के विरुद्ध अग्रतर होगा । इन सब बातो तथा प्रस्तावों के कारण अकबर ने 
क्त महत्त्वपूर्ण निर्णय किया था। अकबर यह भलीभाँति जानता था कि औरगजेब 
की घर्मान्धता की नीति न केवल देश के ही लिए वरन्‌ मुगल सत्ता के लिए भी 
हानिकर थी । इस कारण अकबर दुर्गादास ओर महाराणा राजसह की इच्छानुसार 
काम करने को राजी हो गया था। परन्तु १ नवम्बर, १६८० ई० को महाराणा की 
मृत्यु तथा उसके पुत्र जय॒प्रिह-के राज्यारोहूण के कारण औरगजेब पर आक्रमण करते 
की योजना को कार्यरूप में परिणत करने मे अधिक समय लग गया था। ज्योंही 
भेवाड का नया महाराणा अपनी सेना अकबर की सेवा में भेजने को तैयार हो गया 
वैसे ही उसने चार मुसलमान उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक फतवा” लिखवाया, 
जिस+ लिखा था कि औरंगजेब ने कुरान के नियमों का उल्लघन, किया है, इस कारण 


हुए रालोरो की सेनाओ सहित उसने १२ जनवरी 


को अपने पिता के विरुद्ध, जो अजमेर मे डेरा डाले हुए था, प्रस्थान किया। सम्राठ 
के हृदय मे अकबर के प्रति पिता का प्रेम था। इस कारण ऐसी चोट खाकर पहले 
तो वह भौचक्का रह गया परन्तु शीक्ष ही संभल गया और थोड़ी सेना होने के बावजूद 
उसने अजमेर से ८ मील दूर जाकर दोराह्डा के स्थान पर मोर्चा जमा लिया | छोटी 
सेना होने के कारण अकबर के साथियों को अपनी तरफ तोड लेने के लिए सआञाट 
ने चतूर कुटनीति से काम लिया । उसने अकबर के पक्के अनुयायों तह॒ब्बरखाँ को 
उसके श्वसुर से इस आशय का पत्र लिखवाया कि यदि वह शाही नोकरी स्वीकार 
करेगा तो उसे माफ कर दिया जायगा और यदि वहू इस आत को अस्वीकार करेगा 


३५४ ' मुगलकालीन भारत 


तो उसके समरत परिवार की जो समय शाही डेरे के साथ था, नष्ट कर दिया 
जायगा । अपनी स्त्री और बाल-बच्चो का कुशलता के मोह मे आकर एक रात 
तह़ब्वरखाँ बिना अकबर या किसी राजपुत सामस्त को बताये 70 औरगजब के डरे मे 
जा पहुंचा, जहाँ पर लस औरगर्णब के सेबकों ने मार झ्रौला । इसके बाद सम्राट ते 

कबर को इस आशय का एक पन्न लिखा कि तुमने अपनी और मेरी सेनाओ के बीच 
प्रमुख राजपूतो को लाने का जा प्रयत्न जिया है, वह से हिनीये हैं । यह पत्र जानबूझकर 


ले »+०क- + क लकनन व अनाजन जन 


राजपूत सन्दारों के डेरे के पास डलवाया गया । जब दूगदास ने इस पत्र को पढा तो 
बहु %चबका रह गया और सीधे अकबर के पास गया और इस पषड़्यन्त के बारे में 
पृछताफ करनी साही । अकबर के नपुसक सेवको ने दुर्गादास को बताया कि वह सो 
पटा , । अब “दास तहब्वरखाँ के खेमे में गया, तो उसे मक्षुम हुआ कि वह गुप्त ' 
रूप से औरंगजेब से जा मिला था । जब राजपूतो को पूरा विश्वास हो गया कि 
अकबर ने अपने पिता के साथ मिलकर उन लोगो को नष्ट कर देने के लिए यह 
घड्यन्त्र रचा है। इस कारण उन्होते अकबर के डेरे पर धावा बोल दिया; उस्चको 
छघूटा और उसे छोडकर मेवाड की ओर प्रस्थान किया । पथभ्रष्ट अकबर की सेना के 
बहुत-से सैनिक भी उसे छोड़कर औरंगजेब की सेना मे जा मिले और जब अक्बर 
जगा तो उसके साथ केवल ३५० घुडसवार बच रहे थे | राजपूतो के साथ रहने मे ही 
अपनी भलाई समझकर वहू अपनी स्जियो, बच्चो ओर खजाने का कुछ भाग लेकर 
मेबाड़ की ओर लौट पढ़ा । दूसरे दिन औरंगजेब ने अकबर के डेरे पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया और उसक॑ साथियों को तथा विशेषकर उन चार मुल्लाओो को जिन्होंने 
उसके विरुद्ध फतवा लिखा था, दाए दिपा । 


दुर्गादास को शीत दी इस दात का पता लग गया कि अकबर और राजपूतों 
के सेल-मिलाप का असफल होना अकबर के विश्वासधात के कारण नहीं वरन 
औरंगजेब के छल के कारण हुआ था । कब उसने अकबर को अपने संरक्षण में रखा 
ओर राजऐताना तथा खानदेश की खतरनाक यात्रा करके उसे शिवाजी के पुत्र 
शम्भूजी के दरबार में पहुँचा दिया क्योंकि शम्भूजी ही केवल ऐसा भारतीय नरेश था 
जो भगोडे शजकुमार को अपने दरबार मे शरण देने का साहुस कर सकता था । 

इससे पहले कि अकबर मराठों की सहायत कि अकबर मराठों की सहायता प्राप्त करके राज्य की शान्ति को 
धंग कर सके, संज्राट ने उदयपुर के महाराणा से सन्धि कर ली। उसके बाद वह 
दक्षिण की ओर इस इरादे से अंग्रसर हुआ कि वह भारत का सम्राट बलने के अकबर 
, के सुनहरे स्वप्लों को भंग कर दे । महाराणा जयसिह को भी सदा शाही सेना के हमले 
का भय बना रहता था अतएवं वह भी सम्राठ से सन्धि करने को उतना ही उत्सुक 
था। इस कारण २४ जून, १६०१ ई० को उन दोनों में सन्धि हो गयी थी । अपने 
राज्य पर लगाये जजिया के एवज में महाराणा ने सञ्राट को मादलपुर और बेदनौर 
के परगने दे दिये । सआट ने महाराणा को अपने राज्य में स्थायी बताकर राणा' के 
पद से विभूषित किया तथा उसे ५,००० का मनसबदार नियुक्त किया । परन्तु मारवाड़ 


औरंगजेब ३२५५ 
ते सम्राट से सन्धि नहीं की और अगले २७ वर्ष तक मृगल सम्राट से लडता 


रहा। इस युद्ध के कारण वफादार सिसौदिया औौर राठौरो की मुगल सम्राट के प्रति 
सहानुभूति नहीं रही । हाडइ और गोड राजपृतो ने भी ओर गोड राजपूृतो ने भी उनकी नीति का अनुसरण 
किया और उत्तरी भारत में मुगल सत्ता की जड़ खोद डाली । औरंगजेब एक विशाल 
सेना सहित दक्षिण की ओर अग्रसर हुआ । नवम्बर माह में वह वुरहानपुर पहुँचा 
और १ अप्रैल, १६८२ को औरगाबाद पहुँचा । 

जब तक ओरंगजेब दक्षिण मे रहा, तब तक मारवाड मे विद्रोह शान्‍्त नहीं 
हुआ । देशभक्त राठौर लोग जिन्होने पहाडियो और मरुभूमि पर अधिकार जमा रखा 
था, अक्सर मंदान मे आकर मुगल चोकियों पर हमला करते रहते थे और उनके 
आवागमन तथा रक्षा के मार्गों को बन्द कर देते थे। इस प्रकार ये लोग जोधपुर के 
मुगल राज्यपाल को तग करते रहे और उसे राज्य पर पूर्णरूप से अधिकार जमाने 
का समय तक नही दिया। राठोरो के स्वतन्वता-सग्राम को तीन भागो में बांदा जा 
सकता है : (१) १६८१ से ६६८७ छू तक बह जन संग्राम रहा क्योकि अजीतसिह 
उस समय बच्चों था ओर प्रसिद्ध राहर योद्धा दुर्गादास दक्षिण मे' था। राखोरो मे कोई. 
ऐसा केन्द्रीय अधिकारी नही था जो अकेला मुगलो से टक्कर लेता, वरन्‌ ग्रुरिल्ला 
दस्ते अनेक स्थानों पर एक साथ मुगलों पर आक्रमण कर देते थे। इस कारण मुगल 
राज्यपालों को नियमित शासन-प्रबन्ध स्थापित करने को न तो समय ही मिल पाता 
था और न ही कभी विश्राम । (२) १६८७ से १०७१ ई० तक दुर्गादास ने, जो दक्षिण 
से लौट आया था, राठौरों का नेतृत्व किया | ता दिया कर उप बीजाओं 
उसने मारवाड़ के मेंदान साफ कर दिये और मेवात तथ ; 
पर आक्रमण किये आक्रमण किया । यद्यपि १६६० ई० में उसने अजमेर के राज्यपाल को हरा दिया, 
परन्तु मारवाड़ के नये राज्यपाल शुजात्ाँ ने, जो एक योग्य व्यक्ति था. स्थानीय _ 
राठौर सरदारों से गुप्त सन्धि कर ली थी, जिसके अनुसार वह उन्हें चौथ अर्थात चुगी 
करों की सरकारी आय का चौथाई भाग देता था। इस कारण दुर्गादास मारवाड़ को 
पुन. प्राप्त कर सका। परन्तु बाद मे, दुर्गादास ने सम्राट से सन्ध्रि कर ली, जिसके 
अनुसार उसे अकबर की पुत्री श की प्री शफोयातुञ्निसा (१६६४ ई०) तथा पुत्र बुलन्दअख्तर 
(१६६८ ई०) को सम्राट के हाथ में सोपत की राजी कर लिया गया। इसके बदले में. 
सम्राट ने दुर्गादास को ३,००० का मनसबदार तथा गुजरात में पादन का सेतानायक 
नियुक्त किया । अजीतसिह को झालोर, सन्‍्चोद और सीवाना के परगने जागीर के रूप 
में दे दिये गये तथा उसे शाही नोक शाही नौकरी में एक पद दे दिया गया । परल्तु उसे अपने 
राज्य मे बहाल नहीं किया गया । (३) इस संग्राम का तीसरा दोर १७०१ ई० से 
१७०७ ई० तक रहा । इसके अन्त समय में अजीतसिह ने मारवाड़ पुनः प्राप्त करके 
अपने को स्वतस्त्र शासक बना लिया । १७०१ ई० में आजमशाह को जोधपुर का 


मुगल राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसने वहाँ के राठौरों को ताराज केर क्र दिया । 


नि 


सम्राठ राठोर योद्धा दुर्गादास को कौद में करता या सरवा डालना चाहता था। हस 


ओरंगजेध इ्भ्७ 


खूब लूटा । इस्माइलिया तथा दाऊजी बौहरो के घामिक नेताओं को, जो शिया थे, 
कंद करके औरगजेब ने गुजरात की जनता को रुष्ट कर दिया था। उसकी इस 
निर्बुद्धि नीति से प्रान्त मे असन्तोष फैल गया । 

बुन्देलखण्ड स्थिर औरछा के राजा चम्पतराय का पुत्र छत्रसाल उत्तरी भारत 
में औरगजेब का महापराक्रमी तथा सफल शत्रु था । जब १६२४१ ई० मे केवल शाही 
शक्ति के कारण घचम्पतराय को मजबूर होकर आत्मसमपंण करना पड़ा, उस समय 
छत्नसाल ने मुगल सम्राट के यहाँ एक क्षृद्र कप्तान के रूप में नोकरी शुरू की थी | 
दक्षिण मे उसने राजा जयपिह के नेतृत्व में युद्ध भी किये । शिवाजी द्वारा मृगलों के 
विरोध करने से उसे प्रेरणा मिली और उसने अपनी समस्त सेवाएँ मराठा योद्धा 
शिवाजी को मुगल-साज्राज्य की शक्ति को नष्ट करने के लिए अपित कर दी । परन्तु 
शिवाजी ने उसे अपने ही प्रान्त बुन्देललतण्ड जाकर विद्रोह भड़काने के लिए सलाह दी, 
ताकि मुगलों का ध्यान कई तरफ बँट जाये। छत्नसाल बुन्देलखण्ड लोट गया। भौरंगजेब 
की धामिक असहिष्णुता की नीति से तंग आयी हिन्दू जनता ते उसका स्वागत किया । 
अधिक संख्या मे लोग उसके साथ मिल गये और उन्होने छत्साले को बुन्देलखण्ड का 
राजा निर्वाचित किया । उसने धामोनी तथा सिरौज पर आक्रमण करके मुगल सेनाओं 
को परास्‍्त किया । अब वह आसपास के मुगल-साम्राज्य के जिलो से चौथ' भी वसूल 
करने लगा । कुछ ही वर्षों मे छन्नसाल ने कालिजर और धामोनरी पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया और समस्त मालवा को ध्वंस कर दिया । उसने इतनी महान सफलता प्राप्त 
कर ली कि १७०४ ई० मे विवश होकर औरंगजेब को उसके साथ सन्धि करनी पड़ी | 
छत्रसाल को ४,००० का मनसबदार नियुक्त किया गया तथा दक्षिण की सेना में एक 
पद भी दिया गया। १७०७ ई०» में सम्राट की शृत्यु हो जाने पर छनत्साल अपने को 
स्थिर स्वतत्त्र शासक बनाने के लिए बुन्देलखण्ड लोट आया। 

औरंगजेब की दक्षिण नोड़ि. ८ ु " 

अपने शासन के प्रथम अद्धंकाल मे औरंगजेब ने दक्षिण के प्रबन्ध को अपने 
राज्यपालो के हाथो में ही छोड़ रखा था, जिन्हें बीजापुर और गोलकुण्डा के राज्यों के 
साथ व्यवहार करने मे कोई कठिवाई प्रतीत नहीं हुई क्‍योंकि ये दोनो राज्य उस समय 
ह्ास की हालत में थे। गोलकुण्डा की अपेक्षा बीजापुर अधिक संघर्षकारी तथा शक्ति- 
शाली था। इस कारण बीजापुर के विरुद्ध अनेक बार शाही सेनाओ को मोर्चा लेना 
पड़ा था । गोलकृण्डा तरेश अब्दुल्ला कुतुबशाह (१६२६-७२ ई०) अक्र्मण्य तथा 
विलासप्रिय राजा था, जो अपना अधिकाश समय स्त्रियों के ससर्य में व्यतीत करता 
था । उसके राज्य का शासन-प्रबन्ध अपने क्पापात्र अधिकारियों के हाथों में सौप रखा 
था । उसका उत्तराधिकारी अबुलहसन भी उसी प्रकृति का राजा था। उसके राज्य 
का शासन-प्रबन्ध मदन और अकन नामक दो ब्राह्मण मन्त्रियों के हाथ मे था। उसने 
अपनी रक्षा के लिए शिवाजी के साथ एक सन्धि कर लो जिसके अनुसार उसने शिवाजी 
को ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का वहल दिया । 


औरंगजेय ३५९ 


दिया । परन्तु शिवाजी के साथ गुप्त सन्धि करके मसूद ने शीघ्र ही दिलेरखाँ को रुष्ट 
कर दिया। मसूद तो लडने को भी तैयार था परन्तु मराठो की ओर से सैनिक सहायता 
न॑ मिलने के कारण उसने दिलेरखों से पुने सन्धि कर ली। दिलेरखाँ ते बीज!पुर की 
सहायता के लिए तथा उसके सहयोग से भूपालगढ़ को मराठों से छीन लेने के लिए एक 
सेना भेजी । बीजापुर के साम्तों के गृहयुद्ध के कारण वहाँ अराजकता का साम्र.ज्य 
छा गया था | इस अवसर से लाभ उठाकर दिलेरखाँ ने अपने मनोनीत के पक्ष में मसूद 
को मन्त्रिदद से अलग हो जाने को कहा। परन्तु मसूद से इसे मानने से इन्कार कर 
दिया, इस कारण सितम्बर १६७६ ई० में दिलेरखाँ ले बीजापुर पर आक्रमण कर 
दिया। दक्षिण में नवनियुक्त राज्यपाल शाहआलम की शत्रुता तथा मराठों का सथूद 
को सहयोग प्राप्त होने के कारण वह बीजापुर विजय करने मे सफल न॑ हो सका ! जब 
१६८१ ई० में औरंगजेब स्वयं दक्षिण में पहुँचा, उस समय बीजापुर की ऐसी अव्यब- 
स्थित दशा थी । 2 षफएए 99४४७ 
दक्षिण मे तीसरी शक्ति मराठों की थी, जिन्होंने अपने नेता शिवाजी की अप्प- 
क्षता में प्रतिष्ठा प्राप्त की । शिवाजी के पिता शाहजी भोसले प्रारम्भ में अहमदनगर 
के सुल्तान के एक छोटे-से जागीरदार थे, परन्तु अन्त में राज्य में वे सम्राट-निर्माता के 
पद तक जा पहुँचे। १६३६ ई० में शाहुजहाँ ने शाहुजी को परास्त क्िया। इसके 
पश्चात शाहजी ने प्रमुख हिन्दू सेनाध्यक्ष के रूप में बीजापुर के सुल्तात की नौकरी कर 
ली । शाहजी ने पूता की जागीर अपने पुत्र शिवाजी को दे दी जबकि उसके दूसरे पुत्र 
व्यंक्रोजी को अर्काट जिले में शाहजी का राज्य (जागीर) वशातृक्रम से प्राप्त हआ ' 
शिवाजी का उद्देश्य दक्षिणी हिन्दुओं का नेता बनकर उनका उद्धारकर्ता बनना था । 
इसी कारण बीस वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने विजयें प्राप्त करती प्रारम्भ कर दीं 
और बीजापुर से कई दुर्ग छीन लिये । जावली के राज्य को विजय करने से तो उसका 
राज्य अब दुगुता हो ग्या। १६५६ ई० में पहली बार शिवाजी ने अहमदनगर और 
जुन्चार पर आक्रमण करके मुगलों से टक्कर ली । परन्तु उस समय दक्षिण का राज्यपाल 
औरंगजेब था। उसने भी प्रत्युत्तर में मराठों के गाँवों को ध्वंत करना-शुरू कर दिया। 
१६५७ ई० में बीजापुर ने मुगलों से सन्धि कर ली। शिवाजी ने भी उसी समय 
आत्मसमर्पण कर दिया । इस पर औरंगजेब ने उसे ऊपरी दिल से क्षमा कर दिया, 
परन्तु सत्य गह है कि उत्तराधिकार के सधर्ष के समाप्त हो जाने के बाद औरगणजेबर 
शिवाजी की शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहता था । 
दक्षिण मे औरंगजेब क्री अनुपस्थिति के समय में शिवाजी ने कोकण को दिजब 
करने की योजना बनायी । उसने कल्याण, भिवानीमण्डी तथा माहुली पर अधिकार कर 
लिया । अस्त में बीजापुर राज्य ने शिवाजी की शक्ति को पराम्त करने के लिए भीषण 
तैयारी की और इस कार्य को धरा करने के लिए अफजलशा को शिवाजी के विमद्ध 
भेजा गया। परन्तु शिवाजी ने पहले ही से भाप लिया कि अफजलखा विश्वासबार 
करके उस पर आक्रमण करेगा। शिवाजी ने भेंट के समय उसकी २० नवम्बर, 


औरंगजेब ३६६१ 


की कठिन यात्रा करके वह दोनो महाराष्ट्र जा पहुँचे । शिवाजी के भाग निकलने का 
समाचार पाकर ओऔरगजेैब भौचक्क्रा रह गया | उसने शिवाजी को पकड़ने के जिए 
सभी सम्भव साधनों का प्रयोग किया, परन्तु सफल न हो सका । महाराष्ट्र पहुँचकर 
शिवाजी ने ओरगजेब से सन्धि कर ली, जिसके अनुसार सम्नाट ने उसे स्वतन्त् शासक 
स्वीकार कर लिया । तीन वर्ष तक शिवाजी ने मुगल सीमा पर कोई आक्रमण नहीं 
किया । जनवरी १६७० ई० मे शिवाजी और मुगलों से फिर लडाई हो गयी, जिसके 
कारण शिवाजी ने अपने राज्य के समस्त भागों और दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया, 
जो उसने पुरन्दर की १६६५ ६० की सन्धि के अनुतार मुगलों को सौप दिये थे । उससे 
१६७० ई० में सूरत में दूसरी बार लुट-पाट की । इसके पश्चात शिवाजी ने औरंगाबाद 
तथा मुगलो के बगलाता, खानदेश तथा बरार के प्रान्‍्तों पर आक्रमण किया और 
अनुभव-प्राप्त मुगल सेनानायकों को सेताओ को भी अनेक बार परास्त किया । शिवाजी 
की इन साहसिक विजयों के कारण औरंगजेब अत्यस्त चिन्तित हुआ। उसने बहादुरखाँ 
को, जो बाद में खानेजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मराठों की बहती हुई शक्ति को 
रोकने के लिए तथा यदि सम्भव हो सके तो शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण 
का राज्यपाल नियुक्त किया । खानेजहाँ पाँच वर्ष तक राज्यपाल रहा, परन्तु यह कार्य 
करने मे सफल न हो सका | उधर शिवाजी एक के बाद दूसरी विजये प्राप्त कर रहा 
था। उसने दक्षिण में मुगल-साम्नाज्य के नगरों से 'चौथ' भी बसुल की और रामनगर 
तथा जोहर पर विजय भी प्राप्त कर ली। शिवाजी ने १६ जून, १६७४ ई० को 
रायगढ में स्वतन्त्र छत्रपति राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया | इसके 
पश्चात उसने कर्नाटक और मैसूर के कुछ भाग पर अधिका र प्राप्त कर किया । १६७५ ई० 
में बीजापुर के सुल्तान के स्थान पर शासन करने वाले सिद्दी मसूद ने शिवाजी से सन्धि 
कर ली । शिवाजी ने बोजापुर को मुगल प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए सन्धि के 
अनुसार पूरा सहयोग दिया । परन्तु रनमस्तखोँ ने शिवाजी को लगभग अपने जाल में 
फाँस लिया और वह अपना लुट का सारा माल तथा ४,००० मनुष्यों को खोकर भाग 
निकलने मे सफल हो सका । इस आक्रमण मे उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया + 
लौटते समय वह बीमार हो गया और १४ अप्रैल, १६८० ई० को स्वर्ग सिधार गया । 
उसका सबसे बड़ा जीवित पुत्र शम्भूजी बिना किसी विरोध के उसका उत्तराधिकारी बना । 

शम्भूजी ने भी अपने पिता की भाँति दक्षिण में मुगल प्रदेश पर आक्रमण करने 
की नीति का अनुसरण किया | उसने १६८६ ई० के प्रारम्भ काल में बुरहानपुर पर 
आक्रमण किया और वहाँ लूठ-पाट की । जून मे उसे शाहज़ादा अकबर का दुर्गादास 
राठौर के साथ आगमन का समाचार प्राप्त हुआ । उसने अकबर को शरण दो और 
दिल्‍ली का राजसिहासन प्राप्त करने के लिए उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन 
दिया अकबर और शम्भूजी की प्रस्तावित सन्ध्रि के विस्तृत विवरणों को निश्चित 
करते के लिए बातचीत चल रही थी कि उत्ती समय औरगजेब मेवाड़ नरेश जयसिहृ 
से सन्धि कर लेने के बाद बुरहानपुर पहुँच गया | उसने अपने पुत्र आजम के नेतृत्व 


३६२ मुगलकालीम भारत 


में एक शक्तिशाली सेना अकबर का पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं जल्दी-जन्दी 
२३ तवस्जर, १६८९१ ई० को बुरहानपुर जा पहुँचा। सम्राट ने शम्भूजी पर जबरदस्त 
आक्रमण किया । उसने महाराष्ठ पर आक्रमण करने के लिए चार सेनाओ को चार 
विभिन्न दिशाओं से एक साथ भेजा। सैय्यद हुसेनअलीगखाँ को उत्तरी कोंकण, 
आहाबुद्दीनखाँ को नासक ताकि रुइृउललाखों और शाहजादा शाहआलम को अहमदनगर 
के जिले में भेजा गया ताकि यदि मराठा लोग उप ओर कोई आक्रमण करें तो ये उन 
जिलों की रक्षा कर सकें। शाहजादा आजम को मराठा लोगों की रसद बन्द करने 
और बीजापुर सुल्तान से मराठों को कोई भी सहायता देने को मना करने के लिए 
बीजापुर भेजा गया। परन्तु १६८२ ६० में समञ्राठ को इसस भी काई विशेष लाभ न 
हुआ और अप्रैल १६८३ ई० में समस्त सेनाओ को वापस बुला लेना पड़ा। सोभाग्य- 
वश इसी समय शस्भूजी ने पुर्तंगाली प्रदेश पर आक्रमण किया और उसने मुगलों से 
सन्धि कर ली। शाहूजादा क्षक५र को शम्भूजी की ओर से कोर्भ विशेष सहयोग प्राप्त 
ने होने के करण निराशा हुईं। उसने अपना निवास स्थान पाली छोड़कर पुतंगानी 
प्रदेशों में जाकर और वहाँ से जहाज मे सवार होकर फारस के शाहू की शरण लेने 
का निश्चय किया । परन्तु दुगदास और शब्भूजी के प्रधानमन्त्री कवि कलश ने उसको 
बंगुरला से लोट आने को राजी कर लिया, जहाँ पर उसने फारस जाने के लिए एक 
जहाज को खरीद भी लिया था और फारस के लिए यात्रा करने ही वाला था। भकबर 
ने एक क्षौर वर्ष (१६८४ ई०) आलस्य में खो दिया क्योफक शम्भूजी की ओर से 
पर्याप्त सहायता प्राप्त न हो सकी । शम्भूजी के दरबार के मराठा सरदार प्रधान 
मन्‍्त्री कति कलश से बहुत स्पर्डा रखते ये। यह उत्तर भारत का कान्यबुंब्ज ब्राह्मण 
था, अतः मराठे उसे विदेशी समझकर उससे धुणा करते थे । इस कारण शम्भूजी 
अकबर को कोई सहायता न दे सका और अकबर अपने पिता पर कोई आक्रमण नहीं 
कर सका | 

औरंगजेब ने रायगढ़ के दरबार में फंली हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर 
सितम्बर १६८३ ई० में पुर: आक्रमण करते की योजना बनायी । जंजीरा के सिद्द 
को अकबर की क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान रखने का निर्देश दिया गया। शाहआलम के 
नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना मराठा प्रदेश पर जोरदार आक्रमण करने के लिए दक्षिण 
कोंकेण मे भेजी गयी । इसके साथ-साथ पूना, नासिक तथा अकालकोट में लोगो पर 
आतंक जमाने और उन्हें मराठा छन्नपति की सहायता न करते देने के लिए सेना 
के बड़े-बड़े दस्ते तियुक्त किये गये । सामन्तवाड़ी में प्रवेश करके शाहआलम ने बिचो- 
लिम पर अधिकार कर लिया और विश्वासधात द्वारा गोआ पर अधिकार प्राप्त करने 
की योजना बतायी । इससे पुर्तगाली लोग शाहजादा से रुष्ट हो गये और उन्होंने 
शाहजादे को अश्न देता बन्द कर दिया। शाहआलम मराठा गाँवों को लूटना और 
जलाता हुआ उत्तर की ओर बढ़ा चला । परन्तु अकाल पड़ जाने के कारण विवश 
होकर उसे गोआ के उत्तर में लौट आना पड़ा। शाहुआलम को रामधाट दरें में लौट 


औरंगजेब ३६३ 


आना पडा जहाँ पर उसकी लगभग एक-तिहाई सेना और माल ढोने वाले पशु महामारी 
के कारण अधिक सख्या में नष्ठ हो गये । विवश होकर शाहजादे को मराठो के विरुद्ध 
बिना कोई सफलता प्राप्त किये ही अहमदनगर लौट आना पड़ा। परन्तु अन्य स्थानों 
पर मुगल सेताओ को महान सफलताएँ प्राप्त हुईं | मुगलों ने मराठो को एक से अधिक 
बार परास्त किया और फरवरी १६८६ ई० में शाहजादे अकबर को निराश होकर 
राजापुर छोडकर फारस के लिए रवाना होना पडा । जनवरी १६८८ ई० में अकबर 
'फारस के राजदरगर में जा पहुँचा । मुकरंबख के नेतृत्व मे दूसरी मुगल सेना ने 
रत्नागिरि से २२ मील दूर स्थित सममेश्वर में जहाँ शम्भूजी ने जाकर शरण ली 
थी तथा शराब पीने तथा आमोद-प्रमोद मे मस्त था, शम्भूजी के डेरे पर सहसा 
आक्रमण कर दिया । ११ फरवरी, १६८६ ई० को शम्भूजी को अपने मन्‍त्री कवि कलश 
तथा २५ अफसरो सहित कंद कर लिया गया ॥ इन लोगो को नक्काल की तरह कपड़े 
पहुनाकर एक लम्बे जलुस मे बाजो के साथ बहादुरगढ मे ओरगजेब के शिविर में 
लाया गया । औरगजेब ने शम्भूजी को इस शर्त पर कि वह अपने समस्त दुर्ग और पूरा 
खजाता सौंप दे, जीवन-दान देने को कहा । परन्तु मराठा नरेश ने इसे अस्वीकार 
कर दिया । उसने खुले दरबार में औरंगजेब और पेशम्बर को बुरा-भला कहा ओर 
उसकी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा । इस कारण उसे धोर यातना 
दी गयी । उसके अंगो को एक-एक करके २४ दिन तक लगातार काटा गया और 
अन्त में २१ मार्च, १६८६ ई० को उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये । इसी प्रकार 
कवि कलश को श्री यातना देकर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये । 
बीजापुर साम्राज्य का विनाश (१६८६ ई०) ; 

मराठों के विरुद्ध युद्ध का निर्देशन करते समय औरंगजेब को यह अनुभव हुआ 
'कि बीजापुर और गोलकुण्डा के शिया राज्यों को पूर्णतया अधीन किये बिना मराहों 
को पराजित करना सर्वथा असम्भव-सा है | बीजापुर और गोलकुण्डा के राज्य मराठा 
नरेश शम्भूजी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता पहुँचात रहते थे । अन्त में 
कुछ काल तक शान्त रहने के पश्चात सम्राट ने बीजापुर राज्य पर सुनिश्चित आक्रमण 
करने की योजना बतनायी। शरजाखाँ के मंन्त्रीकाल मे यह राजा अत्यन्त निर्बल हो 
गया था | शाहजादा आजम के नेतृत्व मे बीजापुर शहर पर अप्रैल १६८४ ई० में घेरा 
डाल दिया गया। दुर्ग की सेना पर मुगल सेना के १५ सास के घेरे का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा, क्योकि दुर्गे पर पूरी तरह से घेरा नही पड़ा था तथा शम्भूजी, गोल- 
'कुण्डा का सुल्तान और बीजापुर का भूतपूर्व मन्त्री मसूद दुर्ग मे सेनिक सहायता और 
रसद भिजवाते रहे । मसूद अदौनी का स्वतन्त्र शासक बन बैठा था । शाही सेनाओं 
को रसद की बहुत कमी थी, परन्तु गाजीउद्दीन फिरोजजंग ने शीघ्र ही उन्हें रसद 
पहुँचायी । फिर भी वे दुर्ग को विजित न कर सके । इस कारण १३ जुलाई, १६५६ ई० 
को स्वयं औरंगजेब ने बीजापुर की ओर प्रस्थान क्या । उसके व्यक्तिगत निर्देश मे 
इस धार घेरा और भी मजबूत कर दिया गया । सम्राट स्वयं सब कामों की देखभाल 


३६४ मुगल॒कालोीन भारत 


करता और मौके पर उपस्थित होकर अपनी सेना को प्रोत्साहुन देता था । बीजापुरी 
सैनिकों ने रसद की कमी के कारणू निराश होकर २२ सितम्बर १६५६ ई० को 
समर्पण कर दिया। आदिलशाही-वश का अन्तिम नरेश सुल्तान सिकन्दर औरंगजेब से 
मिला । सम्राट ने उसका भली प्रकार स्वागत किया । परन्तु उसका राज्य छीनकर 
उसे 'खान' का पद देकर मतसंबदार बना दिया। उसे १ लाख रुपये वाधिक पेन्शन 
भी दी गयी । सम्राट औरंगजेब ने २६ दिसम्बर को बीजापुर के खाली नगर में प्रवेश 
करके आदिलशाही महल की दीवारों पर लिखे सभी शिया लेखों और चित्रों को नष्ट 
कर दिया। सम्नाट मे बीजापुर को मुगल-साम्नाज्य में संयुक्त कर लिया और सुल्तान 
सिकन्दर के सरवारों को अपनी सेवा में रख लिया । 
गोलकुण्डा का पतन (१६८७ ई०) 

कब सम्राट ने गोलकुण्डा की ओर, जिस पर ३० वर्ष से कोई मुगल आक्रमण 
नहीं हुआ था, अपना ध्यान आकर्षित किया। गोखकुण्डा का सुल्तात नियमानुसार 
निश्चित 'कर'वदे दिया करता था | कुतुबशाही-यंश के अग्तिम शासक राजा अबुलहतन 
ने प्रशासन अपने क्राह्मण मन्‍्णी मसदझा के हाथ में सौंप दिया था और स्वयं अपना 
अधिकांश समय नाचने-गाने वाली नतेंकियों के साथ व्यतीत कर देता था । गोलकुष्डा 
में हिन्दुओं के प्रभाव का प्राबल्य तथा उस राज्य के मराठा नरेश शम्भूजी के साथ 
मैत्री-सम्बन्ध भौरंगजेब को विशेष अप्रिय लगे । युद्ध का तात्कालिक कारण सुल्तान 
का वह पत्र था जी. उसने शाही शिविर में रहने वाले अपने दूत को लिखा था। 
सुल्तान कुतुबशाह ने इस पन्न में औरगजेब को “सिकन्दर आदिलशाह जैसे अनाथ 
असहाय बच्चे पर आक्रमण करने १र नीच प्रधृत्तिके कायर मनुष्य” शब्दों से सम्बोधित 
किया था। उसने आगे उसमे बीजापुर की सहायता करने के लिए एक शक्तिशाली' 
सेना भेजने का आश्वासन भी दिया था। सम्राट इस पन्न का बुरा मान गया। उसने 
जुलाई १६५५ ई० में शाहुआलम को हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए भेजा । 
परन्तु मलखेंद मे गोलकुण्डा की सेना ने शाहूजादे का सार्ग रोक दिया । शाहआलम 
को कोई सफलता नहीं मिली । परन्तु भुगलों ने गोलकुण्डा की सेना के सेनापति मीर 
मुहम्मद इगम्राहीम को घूस दे दी और मीर मुहम्मद सुल्तान को छोड़कर अक्तूबर में 
ओऔरंगजेब से जा मिला । इस कारण सुल्तान को हैदराबाद छोड़कर गोलकुण्डा के दुगे 
में जाकर शरण लेती पडी । शाहुआलम ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया ! अपने 
को असहाय पाकर सुल्तान ने समर्पण कर दिया और निम्नलिखित शर्तों पर उसे क्षमा 
कर दिया गया--(अ) दो लाख हून वाधिक कर के अलावा वहू १ करोड़ २० लाख 
रुपये मुगलों को दे, (ब) मदन्ना और अकन्ना को राज्य की नौकरी से निकाल दे, तथा 
(पस) मलखेद और सेहराम मुगलों को सौंप दे। सुल्तान अबुलहसन कुछ समय तक 
मदल्ला को पदच्युत करने में हिचकियाया । इस कारण मुसलमान सामस्तों तथा दो 
विधवा रातियों ने मिलकर मदतन्ना और अकन्ना को शहर की गलियों में मरवा डाला 
तथा उनके परिवारों और घरों को छूट कर नष्ट कर दिया । इसके पश्चात गोलकुंण्ड। 


औरंगजेब ३६५ 


की समस्त हिन्दू जनता पर आक्रमण किया गया। इससे सनन्‍्तुष्ट होकर मुगलो ने 
गोलकुण्डा प्रदेश को खाली कर दिया । 

औरंगजेब की पद्धति के अनुसार गोलकुण्डा का स्वतन्त्र रहना एक अपराध 
था । इस कारण बीजापुर को मुगल-साम्राज्य मे संयुक्त करने के पश्चात उसने राजा 
अबुलहसन के विरुद्ध पुन युद्ध प्रारम्भ कर दिया | सम्राट स्वयं ८ फरवरी, १६८७ ई० 
को गोलकुण्डा की चहारदीवारी के निकट पहुच गया। उसने सुल्तान की सेना को जो 
चहारदोवारी के बाहर व्यूह बनाकर खडी हुई थी, परास्त किया और दुर्ग का घेरा 
डाल दिया । शाहजादा शाहआलम ने सुल्तान द्वारा भेजे गये उपहार स्वीकार कर 
लिये और उसके अनुनय करने पर सम्राट द्वारा क्षमा कराने को तैयार हो गया। 
इस गुप्त बातचीत का पता लग जाने के कारण औरगजेब ने शाहआलम और उसके 
परिवार को कद कर लिया और उसकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया । सम्राट के कुछ 
सामनन्‍्त, विशेषकर शिया लोग, अन्य मुसलमान नरेशों के साथ युद्ध करने के विरोध 
में थे। विशाल तोपो और गोला-बारूद से सुसज्जित गोलकुण्डा के दुर्ग की दीवारों से 
गोले-बाख्द की निरन्तर वर्षा होने के बावजूद सम्राठ ने सामन्‍्तो की बातो पर 
ध्यान न देकर दुर्ग पर शक्तिशाली घेरा डाल दिया। परन्तु निरन्तर वर्षा होने और 
रसद की कमी के कारण शाही सेना के क्म्ये मे बडी भारी बाधा आ पडी | दुर्ग की 
सेना ने मुगलो की क्ठिनाइग्रो-से लाभ उठाकर के जून की रात्रि को मुगलों के तोप- 
खाने के अग्रभाग पर सहसा आक्रमण कर दिया और शाही तोपखाने के प्रधान गैरतखाँ 
तथा १३ अन्य उच्च अधिकारियो को बन्दी बता लिया । २६ जून को मुगल सेना ने 
अपने तोपखाने पर पुनः अधिकार कर लिया । 'औरंग जैच्‌ ने दुर्ग के कोने के बुर्जों के 
नीचे तीन सुरंगें खोदकर उनमें बारूद भर देने की आज्ञा गज पहुली सुरग मे ३० जून 
को आग लगायी गयी, परन्तु इसका रुख गलत हो जाने के क्रण १,१०० शाही 
सैनिक मारे गये । इस बार दुर्ग की सेता ने बाहुर निकलकर ४ गरी की खन्‍्दकों और 
चौकियों पर अधिकार कर लिया, परन्तु बाद में उन्हे परास्त करके पुनः दुर्ग मे खदेड़ 
दिया गया । दूसरी सुरंग में आग लगाने पेर भी पहले जैसा भयानक परिणाम निकला। 
दुर्गे की सेना मे पुतः किले से निकलकर आक्रमण किया। इसके पश्चात युद्ध हुआ 
जिसमें मुगलों को बहुत भारी हानि पेहुँची और पानी की बाढ़ आ जाने के कारण 
शाही सेना को लौटना पडा | इस प्रकार मुगल सेना दुगे १र अधिकार न कर सकी 
और घेरा चलता रहा। बार-बार असफल होने और वर्षा तथा अकाल के कारण 
शाही सेना का नैतिक चरित्र अत्यन्त नीचा हो गया | भुखमरी के कारण सहस्रों शाही 
सैनिक मर गये। उधर ग्रोलकुण्डा के सैनिक भी उन्हें चेन नही लेने देते थे । परन्तु 
ओरंगजेब भ्रयानक हढ़ निश्चय के साथ, जो उसके धरित्र का अंग था, दुर्ग का घेरा 
डाले रहा | उसने गोलकुण्डा को मुगल-साज्राज्य में संयुक्त होने का एक घोषणा-पतु 
प्रकाशित किया और वहाँ के लोगों से माँग की कि वे अपने भूतपूर्व नरेश को जो डक 
में घिरा हुआ था, किसी प्रकार की सहायता न दें । 


३६६ मुगलकालीन भारत 


जब सम्राट को खुली लड़ाई मे कोई विशेष सफलता न मिली तो उसने 
सुल्तान के एक अफगान नौकर अब्दुल गनी को घूस देकर दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया । अब्दुल गनी ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात करके २ अक्तूबर, 
१६८७ ई० को प्रात काल ३ बजे दुर्ग का चोर दरवाजा खोल दिया। उसने मुख्य 
द्वार भी खोल दिया जिससे महउल्लाखोाँ ने दुर्ग में प्रवेश किया। दुर्ग मे प्रवेश करने 
बाली मुगल सेना का मुकाबला केवल गोलकुण्डा के सरदार अब्दुल रज्जाक लारी ने 
किया परन्तु शीघ्र ही उसे दवाकर लगभग कुचल दिया गया । उसके शरीर पर ७० घाव 
लगे थे । रुहउल्ला ने सुल्तान अबुलहसन के महल मे प्रवेश किया। सुल्तान शान्ति- 
पू्वेक अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो गया । जलपान करके ओर अपने 
परिवार के सदस्यों को हाढस बंधाकर उसने अपने महल से प्रस्थान किया । शाहजादा 
आजम ने सुल्तान का औरगजेब से परिचय कराया। सम्राट ने सुल्तान को ब्राह्मणों 
को प्रोत्साहित करने तथा हब्शियों को निरुत्साहित करके उनके धर्म और जाति का 
अपमान करने का आरोप लगाकर दण्ड देता उचित ठहराया। उसे बन्दी बनाकर 
गोलकुण्डा के दुर्ग भे भेज दिया गया और उसे ५०,००० रुपये प्रतिवर्ष पेन्शन दी 
गयी । सम्राट को गोलकुण्डा से बहुमुल्यः वस्तुएं हीरे, जबाहुरात, आभूषण, सोना, 
चाँदी, बरतेन तथा सोने-चाँदी के बने हुए फर्नीचर के अलाबा ४ करोड़ रुपये नकद 
प्राप्त हुए । उसमे बीजापुर और गोलकुण्डा के सम्पूर्ण प्रदेश और दुर्गों पर मधिकार 
प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये और सागर, अदोनी, कारनूल, रायच्र, सेरा 
और बगलौर, बाँकापुर, बेतगाँम, बांडीवाश तथा बांजीवरम पर अधिकार कर लिया। 
मराठों का स्वतस्तता-युद्ध (१५८६-१७०७ ई०) 

जैसा पहले भी लिखा जा चुका है, बीजापुर और गोलकुण्डा के परास्त 
होने के बाद औरंगजेब ने मराठा नरेश शम्भूजी के विरुद्ध अपनी चेष्टाओं को द्विगुणित 
कर दिया और उसे बन्दी बताकर मार्च १६८६ ई० में मृत्युदण्ड दिया। मराठों की 
राजधानी रायगढ़ भी शीघ्र ही पराजित हुई। नवीन मराठा नरेश राजाराम, जो 
स्वर्गीय शम्भूजी का छोटा भाई था, साधु का वेश बनाकर १४ अप्रैल को बचकर 
भाग निकला और ११ नवम्बर को जिन्‍्जी के दुर्ग में पहुँच गया । रायगढ़ २९ अक्तूबर 
को पराजित हुआ और शम्भूजी के परिवार के सदस्य उसके सातवर्षीय पुत्र साहू 
सहित, बन्दी बना लिये गये । अब (१६८६ ई० के अन्त में) औरंगजेब दक्षिण भारत 
सहित समस्त भारत का सम्राट था, परन्तु उसकी विजय अल्पजीयी थी। कुछ ही 
वर्षों बाद मराठों ने न केवल उसके प्रभुत्व को ललकारा वरन्‌ उसके प्रदेश और शिविरों 
पर असंल्‍््यों हमले करके उसकी स्थिति खतरनाक कर दी, जिन्जो के दुर्ग मे राजाराम 
को घेरने के लिए सम्राट ने एक सेना भेजी परन्तु १८ जनवरी, १६६८ ई० से पहले 
उस दुर्ग पर मुग्ों का अधिकार नहीं हो सका । राजाराम को आक्रमण को चेतावनी 
समय पर मिल गयी थी, इससे बह बचकर वैलोर' भाग गया । शम्भूजी के मृत्योपरान्त 
सम्राट ने मराठा शक्ति को विचार-बिन्दु बनाया | १६६० ई० और १६६१ ई० में वह 


ओरंगजे 4 ३६७ 


बीजापुर और गोलकुण्डा राज्यों पर अधिकार प्राप्त करने मे लगा रहा । परन्तु शीघ्र 
ही जब उसे जन-विद्रोहू का सामना करना पड़ा तो, स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान 
हुआ । मराठा नरेश के मृत्यु के पश्चात रामचन्द्र बावदेकर, शकरजी मल्हार, परशु- 
राम त्रिम्बक ओर प्रहक्लाद नीराजी ज॑से मराठा नेताओ ने मुगलो के विरुद्ध अनेक 
रणस्थानों पर योग्य और साहसी सेनानायको के नेतृत्व मे विस्तृत युद्ध करने की योजना 
बतायी । रामचन्द्र बावदेकर महाराष्ट्र के सभी सरदारों और सेनानायकों के ऊपर 
पूर्ण अधिकारों सहित तानाशाह बन बेठा | उसने मुगलो के विरुद्ध युद्ध-संचालन के 
लिए घनाजी जादव और शास्ताजी घोरपरे नामक दो योग्य नायको को नियुक्त किया। 
ये दोनो सेनानायक समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप मे एक रणस्थल से दूसरे रणस्थल को 
आते-जाते रहते थे और गुरिल्ला-युद्ध द्वारा इन लोगो ते शाही सेना को भारी हानि 
पहुँचायी और मुगलो में अत्यन्त घबराहट फैला दी । सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, 
“मराठो में नरेश तथा केन्द्रीय सरकार के न रहने के कारण औरंगजेब की कठिनाइयाँ 
और भी बढ गयी क्योकि अब प्रत्येक तुचछ मराठा कप्तान भी अपने-अपने क्षेत्र में 
मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हे लूटता था। मराठा लोग अब केब्नल लुटेरे या 
स्थानीय विद्रोहियो की जाति नही. रह गये थे, बल्कि अब दक्षिणी राजनीति में उनका 
बडा भारी हाथ था । ये लोग सम्पूर्ण भारतीय प्रायद्वीप मे प्रोत्साहित हवा की भाँति 
चलायमान और दिल्‍ली-साम्राज्य के शत्रुओ के मिन्र थे । यह समस्त दक्षिण में तथा 
मालवा, गोडवाना और बुन्देलखण्ड तक में जन-शान्ति तथा प्रशासन को भंग करते 
रहते थे। चूँकि हर स्थान पर शाही सेना अधिक सख्या मे तही रखी जा सकती थी, 
इस कारण कुछ स्थानों पर मुगलो को मुँह की भी खानी पड़ती थी । 

शम्भूजी की मृत्यु, मुगलो के मराठो की राजधानी पर घेरा डालने तथा नवीन 
मराठा नरेश राजाराम के जिन्‍जी भाग जाने से मराठो का सगठन एक वर्ष के लिए 
अम्तव्यस्त हो गया । परन्तु सम्राट को पराजित किये हुए गोलकुण्डा और बीजापुर 
राज्यो के प्रदेशों पर अधिकार करने में व्यस्त देखकर उन लोगो ने अपने को पुनः 
सेभाला । उन्होने मुगलों के विरुद्ध दो मोर्चे संगठित किये । खास महाराष्ट्र का मोर्चा 
रामचन्द्र बावदेकर के नेतृत्व में था, जिसे एक तानाशाह के पूरे अधिकार दे दिये गये 
थे। दूसरे पूरबी मोर्चा कर्नाटक का था, जो प्रह्लाद नीराजी के नतृत्व मे था। इसे 
भी एक पूर्ण तानाशाह के अधिकार प्राप्त थे । युद्ध सम्बन्धी कार्य धनाजी जादव और 
शान्ताजी घोरपरे के हाथ मे था, जो “प्रायः युद्ध के एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक 
बराबर आते-जाते रहते थे और रास्ते के मुगल प्रदेशों को भारी हानि पहुँचाकर 
उनमें अव्यवस्था फैला देते थे ।” 

सन्नहवीं शताब्दी के मध्य में मुसलमानों ने पूरबी कर्नाटक को विजित किया 
था । अब उसके दो भाग कर दिये गये, जो हैदराबादी और बीजापुरी प्रदेश कहलाते 
थे। १६७७ ई० में शिवाजी ने भी जिन्‍्जी और उनके अडोस-पड़ोस के प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार अब कर्नाटक तीन स्वतन्त्र भागो मे विभक्त हो 


श्दृ८ मुगलकालीन भारत 


गया। शिवाजी के दामाद हीराजी ने जो कर्माठक के मराठा प्रदेश का अधिकारी था 
पालर नदी के उत्तरी भाग के हैदराबादी कर्नाटक का अधिकतर भाग विजित कर 
लिया । सितम्बर १६८६९ ई० में हीराजी के मृत्योपरान्त राजाराम ने जिन्‍जी प्रदेश पर 
अधिकार कर लिया । परन्तु १६६० ई० में सितम्बर के मध्य में जुल्फिकारखाँ ने उसे 
यहाँ पर घेर लिया । जिन्‍्जी का दुर्ग लगभग अजेय समझा जाता था, अतः दुगे का पेरा 
१८ जनवरी, १६६८ ई० तक पडा रहा । इस दिन दुर्ग पर भोषण आक्रमण किया 
गया और राजाराम को भागकर विशाजगढ़ जाना पडा । वाह्तव में इस थीच मे मुगलो 
और मराठी दानो को ही भारी हानि उठानी पड़ी थी और मराठो की अपेक्षा मुगलो 
को अधिक क्षति पहुँची थी । विवश होकर जुल्पिकारखाँ को एक से अधिक बार घेरा 
उठाना भी पड़ा था। अतः अन्त में उसने राजाराम के साथ गुप्त सन्धि कर लो थी । 
जिन्‍जी की पराजय के पश्चात अब युद्ध महाराष्ट्र के पश्चिमी खण्ड मे होने लगा । 
महाराष्ट्र खास में युद्ध ढीला-ढाला चलता रहा । मराठो ने ४ जून, १६६० ई० 
को शरजाखाँ पर विजय प्राप्त की और उसे उसके पूरे परियार ओर सम्पूर्ण शिविर 
सहित सतारा के निकट बन्दी बना लिया । इस बुद्ध मे शरजाखाँ के १,५०० सैनिक 
ऋाम आये | यह मराठों की पहली सफलता थी । मराहों ने शी क्र ही प्रतापगढ, रोहिरा, 
रायगढ़ और तोरने पर भी पुत अधिकार कर लिया | १६६२ ई० में उन्होंने पन्‍्ह्ाला 
पर भी पुनः अधिकार कर लिया। शान्ताजो भोर घनाजी घबरायी हुई मुगल सेना पर 
आक्रमण करके उन्हें तग करते रहते थे । शान्ताजों तो शाही प्रदेश मलखेद से चौथ वसूल 
करने तक में सफल हो गया । औरंगजेब ने कासिमख्ाँ को शान्ताजी को आगे बढ़ने से 
रोकने के लिए भेजा । परन्तु शान्ताजी ने द्रतगति से सुगल सेनाध्यक्ष कासिमर्खां पर 
सहसा आक्रमण करके उसे कबवरी द्वार दी और उसके शिविर को लुट लिया। कासिमखाँ 
ने आत्महत्या कर ली और उसको बची हुई सेना ने शास्ताजी को अपनी मुक्ति के लिए 
२० लाख रुपये देने का वायदा किया । जनवरी १६६६ ई० में शान्ताजी ने हिम्मत्ा 
तामक एक अन्य मुगल सेनाष्यक्ष को हराकर उसका काम तमाम कर दिया और 
उसका सामान छूट लिया। परन्तु दुभग्यवश शान्ताजी घोरपरे और घताजी जादव 
दोनों योद्धा प्रधान सेनापति का पद प्राप्त करता चाहते थे । इस कारण इन दोनों में 
अब झगड़ा हो गया, जिसका अन्त एक युद्ध के रूप में हुआ | इस युद्ध में शान्ताजी 
मारा गया। शान्ताजी असाधारण योग्यता और टक्कर का सेनाध्यक्ष होने के साथ- 
साथ तेज मिजाज और अनाज्ञापालक सब्दार था। अतः राजाराम भी उससे बहुत 
अप्रसन्न था । मराठों के इस गृहयुद्ध के कारण मुगलों को अस्थायी तौर पर लगभग एक 
वर्ष के लिए विश्राम मिल गया । परन्तु १६६७ तथा १६६८ ई० में युद्ध पुनः चलता 
रहा और राजाराम, जो भागकर विशालगढ़ चला गया था, परेंदा के निकट बन्दी 
होते-होते रहू गया। १२ मार्चे, १७०० ई० को सिंहगढ़ में राजाराम का देहावसाव 
हो गया । राजसिहासन' प्राप्त करने के लिए शिवाजी वृनीय और शम्भूजी द्वितीय में 
छोटी-पी लड़ाई हुईं। अपनी माता ताराबाई की योग्यता और प्रभाव के कारण 


औरंगजेब ३६६ 


शिवाजी तृतीय को महाराष्ट्र का राजा बना दिया गया । मराठों में पद प्राप्त करने 
के इस कलह के बावजूद मुगल मेता महाराष्ट्र तक में कई महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त 
करने में असफल रही और केवल उत्तरी कोंकश में कल्यान तथा अन्य कुछ स्थानों पर 
अधिकार कर सकी । अन्त मे औरंजेब समझ गया कि मराठों की शक्ति को नष्ट 
करना असम्भव है। इस कारण मई १६६५ ई० में उसने शाहजादे शाहआलम को 
पंजाब, सिन्ध और अफगानिस्तान का गवनेर बनाकर भेजा और बाद में उसको 
उत्तरी भारत के कार्यों की देखभाल करने को कहा । मराठों के साथ थुद्ध जारी रखने 
के लिए अब सम्राट ते स्वयं अपना शिविर महाराष्ट्र के मध्य में ब्रह्मपुरी में लगाया, 
परन्तु उसे भी सफलता न मिल सकी। मगणठों की गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली के कारण 
विवश होकर उसे भी महाराष्ट्र और कनारा में अपनी रक्षा के लिए बराबर रक्षात्मक 
युद्ध ही करता पड़ा। शाही सरदार अब बहुत थके हुए थे और साथ ही भयभीत थे । 
उनमें से अनेक सरदारो ने मराठों के साथ गुप्त सम्बन्ध स्थापित कर रखा था और 
मुगल प्रदेश में प्राप्त लुट के माल का उनके साथ बेंटवारा करते थे। इतिहासकार 
सर जदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि “मुगल प्रशासन का वास्तव में नाश हो 
चुका था, परन्तु सम्राट की उपस्थिति के कारण भ्रमात्मक ढंग से प्रशासन की गाड़ी 
खिच रही थी ।” इन परिस्थितियों में औरंगजेब ने स्वयं भी मराठा दुर्गों पर घेरा 
डालने की भ्रमात्मक (मायावाली) नीति का अनुप्तरण किया । परन्तु इसमें भी उसे 
सफलता नहीं मिली क्योंकि जब वह एक दुगें को विजय करता तो दूसरा उसके 
'अधिकार से निकल जाता था। यह क्रम उसके जीवन-भर चलता रहा । सर जदुनाथ 
सरकार ने लिखा है, “उसका शेष त्ीवत उसी पीडित कहानी का दुहराव-मात्र है। 
अधिक पैसा, समय और काफी सैनिकों को खोकर सम्राट किसी पहाड़ी दुर्गे पर अपना 
अधिकार करता पर मराठे मुगलों की टुबंल सेना पर आक्रमण करके कुछ महीनों 
बाद उस पर पुतः अधिकार कर लेते ये । सान या दो साल बाद सम्राट उस दुर्ग पर 
पुन: घेरा डाल देता था। बाढ़ आयी हुई नदियों, कीचड से भरी हुई सड़कों और 
टूदे-फूटे पहाडी रास्तों को पार करने में सम्राट के सेनिकों और शिविर के कर्मचारियों 
को अकथ कठिनाइयों का सामना करना पडा । मजदूर भाग गये तथा सामान ढीने 
वाले पशु अधिक परिश्रम और भूख के कारण मर गये। मुगलों को अन्न की तो सदा 
ही कमी रही” इसके साथ-साथ उन्हे मराठा और बेरद चोर” (जैसा वह कहा करता 
था) से भी सदा भय बना रहता था। उसके सेनातायकों को आपस की जलत के 
कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी । पाँच कम प्रसिद्ध दुर्गों तथा सतारा, पारली 
पन्‍्हाला, खेलना (विशालगढ़), कोंधना (सिंहगढ़), रायगढ़, तोरन और बाबिन्गेरा के 
आठ अन्य दुर्गों के युद्धों में. सम्राट स'ढे पाँच साल (१६६६-१७०५ ई०) तक लगा 
रहा । इसके बाद ८८ साल का बूढ़ा जजेर-शरीर सम्राट सदा के लिए चैन की नींद 
सोने के लिए अवकाश-सा प्राप्त करने लगा ।” 
लगातार कठिन परिश्रम के कारण औरंगजेब का स्वास्थ्य गिर गया और 


३७० मुगलकालीन भारत 


बाजिन्गेरा दुर्गे पर विजय प्राप्त करने बाद वह सख्त बीमार पड गया। इससे 
उसकी सेना में बडी खलबली मच गयी, क्योंकि वे सोचने लगे कि न जाने शत्रु के देश 
में उनके भाग्य का क्‍या निर्णय होगा। किन्तु सम्राठ स्वस्थ हो गया और उसने धीरे- 
धीरे अहमदनगर दे लिए यात्रा आरम्भ कर दी । ३१ जनवरी, १७०६ ई० को वह 
अहमदन5र पहुँच गया । उसने २४ वर्ष तक दक्षिण में लडाई जारी रखी थी जिससे 
दक्षिण भारत की दशा बहुत बुरी हो गयी थी । उसने दक्षिण मे जो नीति अपनायी 
वह बिलकुल असफल रही और उसकी इस नीति से मराठे और भी निर्भीक हो गये । 
जब औरंगजेब अहमदनगर की यात्रा कर रहा था तब मराठा सैनिकों ने उसका पीछा 
किया । उन्होने उसकी रसद और युद्ध-सामग्री रोक दी। उन्होने उनके संरक्षकों पर 
हमला करके उसके शिविर पर भी हमला करने की धमकी दी । “जब मुगल सेना ने 
उने पर हमला झिया तब वे कुछ पीछे हटकर तितर-बितर हो गये किब्तु हमलावर 
ज्योह्दी अपनी मुख्य सेना से जा मिले त्यीही मराठे एक जगह पुनः इस तरह संगठित 
हो गये जैसे पतृवार से अजय किया हुआ पानी फ़िर मिल जाता है ।” मराठे केवल 
लुट-पाट करने वाले घुड़मवार ही नही थे बल्कि युद्ध की सभी सामग्री से सुसज्जित थे। 
उनके पास तोपखाबा और नियमित सेना की सभी सामग्री थी । जब सम्राट अहमद- 
नगर पहुँचा तब मराठों ने उसके शिविर का घेरा डाल दिया और मई १७०६ ई० में 
वे घनघोर युद्ध के बाद ही वहाँ से खदेडे जा सके । इस सम्रय तक वे आसपास के 
मुगल प्रान्तों जैसे गुजरात, खानदेश और मालवा तक में घुसकर हमला करने लगे थे । 
धनाजी जादव ने बरार और खानदेश पर हमला किया और अन्य मराठों ने एक शाही 
रक्षक-सेना को रास्ते में लुट लिया जो औरयाबाद से अहमदनगर जा रही थी। इन 
कठिनाइयों और विषत्तियों में फेसा हुआ औरंगजेत्र ३ मार्च, १७०७ को स्वगे 
प्रिधार गया। बह दौलताबाद से चार मील पश्चिम में शेल जैन उल-हक के मजार के 
पाप्त दफता दिया गया । 

,_औरंगजेब की दविखिन की नीति बिलकुल असफल रही। मराठों के कुचले 
जाने के बजाय इस नीति ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर सम्राट पर 
हमला करते के लिए बाध्य कर दिया था। औरंगजेब को अपने जीवन ते अन्तिम 
दिनों मे अपने साम्राज्य एवं वंश की बड़ी चिन्ता थी, अतः उसका यह काल बड़ा ही 
चिन्ताग्रस्त रहा । यद्यपि औरंगजेब अत्यन्त इच्छुक था कि साम्राज्य के प्रश्न को लेकर 
उसके पुत्रों में कोई लड़ाई न हो किन्तु शाहजादा आजम ने अपने भाई कामबरुश का 
खात्मा करके स्वयं राजगही हथियाने के लिए एक षड्यस्त्र रच लिया । औरंगजेद् ने 
अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उसे मालवा का राज्यपाज़ नियुक्त किया था। , 
किन्तु वह अपने पिता की भृत्यु का समाचार सुनकर मार्ग से ही लौट आया और 
अपने भाइयों के साथ युद्ध करने की तैयारी में लग गया । शाहुआलम और कामबखूश 


स्वयं पिहासन लेना चाहते थे। जिसका आदशें स्वयं औरंगजेब उनके सामने रख 
'पुका था । 


३७२ सुगलकालोन भारत 


आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, दिल्‍ली, गुजरात, काश्मीर, 
लाहौर, मालवा, मुल्तान, उड़ीसा, थ्ट्टा (सिन्ध), काबुल, औरंगाबाद, बरार, बीदर 
(तिलग), बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश । साम्राज्य हिन्दुकुश से लेकर तंजीर के 


उस लनननननग पल पिनान. समनवलकन-++म--पमनवलकका- 


उत्तर मे कोकरूम नदी तक विस्तृत था। किन्तु महाराष्ट्र, कनारा, मैसूर और पूरबी 
कनटिक में मुगलों का अधिकार नहीं माता जाता था। अकबर के समय में प्रत्येक 
प्रान्च में एक राज्यपाल, एक दीवान और अनेक दूसरे अफसर रहते थे जिनकी नियुक्ति 
सप्राद करता था और वे उसके प्रति उत्तरदायी रहते थे। औरंगजेब के कठोर और 
योग्य शासक होते हुए भी उसके समय में प्रान्तीय शासन-व्यवस्था अत्यन्त अस्तव्यस्त 
हो गयी क्योंकि वह पच्चीस वर्ष से अधिक उत्तर भारत में अनुपस्थित रहा ओर दक्षिण 
में निरन्तर युद्ध करता रहा । अनेक प्रान्तो के स्थानीय सरदार और जमीदार कानून 
और भाज्ञाओं की अवहेलना करने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय 
सरकार कमजोर पड़ गयी । इस कमजो री का कारण यह था कि औरंगजेब एक तो सदा 
युद्ध में लगा रहता था और दूसरे उसने मुर्खतापूर्ण असंहिष्णु नीति को अपनारखा था । 

“जझ्तंहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुमानानुसार साम्राज्य के लगाव की 
आमदनी तैतीस करोड पच्चीस लाख रुपये थी। भूमि-कर के अतिरिक्त सरकार की 
आय के मुख्य साधन थे 'जकात' कर (जो केवल मुसलमानों से ही वसूल किया जाता 
था) “जजिया' कर (जो हिन्दुओ पर लगाया जाता था), नमक-कर, चुंगी, टकसाल 
ओऔर युद्ध में लूटी गयी सम्पत्ति । औरंगजेब इस्लाम-राज्य के कर-सिद्धान्त में विश्वास 
रखता था अतः उसने गैर-मुसलमानी करों को हटाकर हिन्दुओं पर यात्रा-कर और 
जजिया कर लगा दिये थे ताकि अनेक गर-कानूती कर और आबवाबों के उठा लेने 
से हुई आय की कमी पूरी हो जाय । कर-निर्धारण और कर-संभ्रह का जो तरीका अकबर 
ने टोडरमल की रेथ्यतवाड़ी प्रथा के अनुसार चालु किया था, औरंगजेब ने उसे बन्द 
कर दिया ओर उसकी जगह ठेक़ेदारी प्रथा जारी कर दी अर्थात उसने ठेकैदारों को 
किसानो से भूमि-कर वसूल करने की आज्ञा दे दी । इससे पहले सरकार की देखरेख में 
सरकारी अफसर लगान वसूल किया करते थे। इस परिवर्तत के कारण लाखो किसानों 


की दशा अकबर भर जहाँगीर के शासन की अपेक्षाकृत बिगड़ गयी । 
मुगल-सा म्राज्य में विदेशी व्यापार अपना कोई महत्त्व नही रखता था। भारत 


से नील और सूती वस्तुएं विदेश को जाती थी । खेती के बाद सुती कपड़े का उद्योग 
ही ऐसा था जो बहुत अधिक संख्या मे लोगों को काम देता था। विदेशों से देश में 
जो वस्तुएँ आती थी उनमें काँच के बतंत, ताँबा सीसा, और ऊनी कपड़े थे। फारस 
से घोड़े आते थे और डच इण्डीज से मसाले आते थे। शराब तथा अद्भुत वस्तुएँ 
यूरोप से आती थी। दास अबीसीतिया से आते ये और अच्छी किस्म की तम्बाकू 
अमरीका से आती थी। किन्तु व्यापार की मात्रा बहुत कम थी और सरकार को 


आयात-कर तीस लाख वार्षिक से अधिक नहीं मिलता था । 
ओरंगजेब के समय में मुगल सेना बहुत बढ गयी थी । वह अपने सारे जीवन 


ओऔरंगजिब ३७३ 


युद्ध में फेंसा रहा । अतः यह स्वाभाविक था उसे अपने पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा 
अधिक सेना की आवश्यकता रहती । सर जदुनाथ सरकार के अनुसार १६४७ ई० में. 
मुगल राज्य की सेना इस प्रकार थी--दो लाख घुड़तवार, आठ हजार मनसबदार, 
सात हजार अहदी और बरकन्दाज और एक लाख पचासी हजार सनिक शाहजादो, 


सरंदारों और मनसबदारों की अधीनता मे । इसके अतिरिक्त तोप ओर बन्‍्दूको से सजे 
हुए चालीस हजार पैदल और थे । यह संख्या औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम 
दिनों में दक्षिणी लड़ाइयो के कारण और भी बढ गयी थी और उसका व्यय शाहजहाँ 
के शासनकाल से दूना हो गया था। यद्यपि सम्राट कड़ी निगरानी रखता था, वह एक 
योग्य सेनापति था और उसका संगठन एवं अनुशासन भी बड़ा कड़ा था तो भी मुगल 
सेना अब अकबर के शासनकाल की अपेक्षा बहुत अधिक निकम्मी थी। उसके चरित्र 
का भी पतन हो चुका था । 


व्यक्तित्व और चरित्र 
#-.. अभी हाल मे कुछ वर्षों मे औरगजब के व्यक्तित्व, चरित्र और सफलताओ के 


विषय में बडा वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है। लेखकों के एक पक्ष« ने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि औरंगजेब में घामिक कट्ट रता नहीं थी क्योकि उसने कुछ हिन्दू 
मन्दिरों ओर मठाधीशो के नाम जागीरें लगा रखी थी और यदि उसने हिन्दू मन्दिरो 
को गिराने की आज्ञा दी भी थी तो युद्धकाल में ही दी थी तथा उसने उन्ही मन्दिरों 
पर अधिकार किया था जिन्हें हिन्दुओ ने मस्जिदे बलपूर्वक छीनकर उसके स्थान पर 
बना दिया था। इतिहास के कुछ शिक्षक तो और भी आगे बढ़ जाते है। वे कक्षा के 
शान्त और सुरक्षित वातावरण में अपने छात्रों को पढ़ाते है कि औरमजेब महान देश- 
भक्त भारतीय था और उसने सम्पूर्ण देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए 
घोर श्रम किया था। किन्तु इन बे-सिर-पर की बातों मे न कोई तक है और न तथ्य । 
इन बातों मे ऐसा सफेद झूठ है कि उसका खण्डन करना व्यथ्थ है। यहू तो हमको 
स्वतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि औरंगजेब ने कुछ मठाधीशों और उनके मन्दिरों 
के नाम कुछ जागीरे लगायी थीं किन्तु वे जागीरें उनके पूर्वज. सम्राटो ने दी थीं और 
औरंगजेब ने केवल उनकी पुष्टि भर कर दी थीं ओर यदि उसने जागीरें दी भी थीं 
तो केवल उन्ही को दी थी जो उसके काम में आये थे अथवा उसकी कुटनीतिक चाल में 
* सहायक हुए थे | इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि औरगजेब ने एक हिन्दू 
मठाधीश को जागीर दी भी थी तो हजारों मन्दिरों को ढा दिया था और हजारो 
मठाधीशों की जीविका का अपहरण कर लिया था। यदि अंग्रेजों ने हमारे स्वातन्व्य- 


संग्राम-काल मे कुछ भारतीयों का सुरक्षण कर उन्त पर कब पद कृपा की तो क्या इसक 

सेल क्या इजका ठोक क्मिद्राय यह नहीं होसा हि उरी ज क्या इसका ठोक ब्रमिप्राय यह नहीं होगा कि उन्होंने अपनी साज्राध्यफाहँी की जड़ों 
फो मजबूत करने के लिए ऐसा करके उन्हें अपना साधन बनाया था। यहू सच है कि 
औरंगजेब ने उन देशों के भागों को जीतने का प्रयत्व किया था जो अब तक मुगल- 


३७४', मुगलकाधोन भारत 


साम्राज्य मे सम्मिलित नहीं थे; किन्तु उन सारे राजनीतिक प्रयत्नों का अभिप्राय देश 
को इस्लामी देश बनाना था । ऐसी कल्पना कि औरंगजेब भारत की एकता चाहता 


था, वे ही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग फिर गया है। औरंगजेब ने केवल युद्ध- 
काल में ही मन्दिर गिराये थे यह भी एक कपोल-कल्पना ही है क्योकि समकालीन 
लेखकों ने ऐसा कही भी नही लिखा है। .कोई भी व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता 
है कि आधुनिक मुसलमान लेखकों का अपने आदर्श वीरों के चरित्र को वढा-चढ़ाकर 
लिखने का प्रयत्न रहा है । जिन लोगों ने अपने घम्मे के प्रचार के लिए बड़े-बड़े काम 
फिये हैं उतके सम्बन्ध में उन्होंने यह विश्वास दिलाने का उद्योग किया है कि इरलाम 
घर्मं शान्ति का धर्म है और बलपूर्वक मुसलमान बनाने की आज्ञा नहीं देता और इसके 
नाम पर बहुत कम अत्याचार हुए हैं। उन कुछ आधुनिक हिन्दू विद्वानों का प्रयत्न भी 
प्रशसनीय है जिन्होंने अपने धर्म और सस्कृति पर हुए बड़े आधात को सहकर भारत 
में साम्प्रदायिक एकता और शान्ति बनाये रखने के लिए तथ्यों की ओर से अँखें मींच 
ली हैं। किन्तु प्रश्न यह होता है कि क्या वे इतिहास को झूठा बनाकर भी अपने 
प्रशंसनीय उद्देश्य में सफल हो सके हैं ? समकालीन लेख, जिनमें औरंगजेब के पत्र भी 
शामिल हैं, उपरोक्त लेखको के विचारों को पुष्टि नही करते और उनके विचारों के 
विपरीत बात सिद्ध करते हैं। बात सिद्ध कर 
.. औरंगजेब के व्यक्तित्व और चरित्र का सच्चा चित्रण सर जदुनाथ सरकार ने 
अपनी पुस्तक औरगजेब का इतिदह्वास' की पाँच जिल्दों में किया है जो एक प्रामाणिक _ 
ग्रन्थ है और जिसका खण्डन करता असम्भव है। यदि इस सम्बन्ध में कोई नयी 
सामग्री प्राप्त भी हो जाय यो पे एप पुगल शासक के सम्बन्ध में उनका कथन 
प्रामाणिक ही रहेगा । 

औरंगजेब का निजी जीवन एक आदर्श जीवन था। वह अत्यधिक परिश्रमी 
और संयमी था और अपने आचार-विचारों पर कठोर नियन्त्र०ण रखता था। वह बिना 
थके हुए काम करता रहता था। उसका भोजन भर वस्त्र बहुत सादे थे और उसने 
कुरान के नियमों के अनुसार चार स्थ्रियों से अधिक स्त्रियां नही रखी थी । वह दाम्पत्य- 
प्रेम का आदर करता था और दूसरी स्त्रियों के प्रति उसको कोई आकर्षण नहीं था। 
वह न तो शराब पीता था और न ही किसी दूसरे व्यसन में फेंसा था, जो कि स्वेच्छा- 
नारी राजाओं में सामान्यतः पाये जाते हैं। वह जन्म से ही विद्याप्रेमी था, फारसी 
का अच्छा विद्वान था तथा तुर्की और हिन्दी-प्रवाह से बोल सकता था। वह पुस्तकों 
का प्रेमी था और ठोस विद्वान था । उसने आत्मसंयम, भात्मज्ञान और आत्मसम्मान 
पूर्णरूप से प्राप्त कर रखे थे और कषणी तथा स्वभाव पर संयम रखता था। वहू नम्र 
और विचारशील व्यक्ति था और अपने धर्म का हृढ़ता से पालन करने वाला था । वह 
प्रतिदित पाँच बार नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था और कुरान में 
जो भी धर्म के नियम बताये गये थे उनका हृढ़ता से पालन करता था। यदि उसके 
ह3५40048 808: //0000/ 4 8900 28 33005 04934: 55: 


औरंगजेब ३७५ 


विचारो में बहुत संकीर्ण था। इन सब कारणों से वह दूसरो को गलत और अपने को 
ठीक समझता था । इस्लाम धर्म को छोड़कर वह अन्य सब धर्मो को झूठा मानता था । 

यह सब होते हुए भी औरगजेब का साम्राजिक जीवन वैसा नहीं था जंसा कि 
साधारणत: एक अच्छे आदमी का हुआ करता है | उसमे न तो पारिवारिक श्रेम था, 
न कृतज्ञता थी और न वह सुपुत्र ही था । उसने अपने पिता को जेल मे डाल दिया 
और उसकी विनम्र प्र्थनाओ को ठुकरा दिया था | हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
जिससे हम विश्वास कर ले कि वह अपनी माता की याद करता था । वहु अच्छा भाई 
कहलाने योग्य भी नहीं था | उसने अपने भाइयो तथा अपने सम्बन्धियों से युद्ध किया 
और उनसे विश्वासघात करके उन्हे मार डाना। वहु शकको पिता था। उसने अपने 
तीनों पुत्रों को जेल मे डाल दिया जिनमे से सबसे बड़ा पुत्र जेल भें ही मर गया 
और दूसरा लगभग आठ वर्ष जेल मे सड़ने के बाद छोड़ा गया। इसी प्रकार उसकी 
एक पुत्री जैबुन्िसा भी जेल मे डाल दी गयी थी जो जेल में ही सडकर मर गयी थी। 
यदेपि उसका ववाहिक प्रेम सच्चा था तो भी उसने अपनी किसी भो बेगम वो अपना 
हृदय नही दिया था | वह भने मित्री के साथ बडा उदाव और सकूोची रहता था। 
यह बात ठीक है कि वह अपने बड़ो से जब कोई मार्मिक बात जानता चाहता था तो 
बड़ी नम्रता का व्यवहार करता था, किन्तु साधारणतया राजनीति में उदारता रखना 
उसके विचारो के विरुद्ध था। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहों है कि वहु अपने 
सभी निकट्वर्तियों के सम्बन्ध में सन्देह रखता था और नर अथवा नारी किसी के 
सम्बन्ध मे भी विश्वास रखना उचित नही तमझता था । 

सेनिक ओर सेनापति के रूप मे औरगजब अपने वश के अनेक सम्राटों से 
अच्छा था और इस रूप मे बाबर और अकबर से उसकी तुलन। की जा सकती है। 
उसमे शारीरिक बल, सहनशीलता और स्वश्ञाव की सहिष्णुता बहुत अधिक थी और 
के युद्ध मे अत्यधिक प्रत्युत्प्नमति ओर तिर्भीकता दिखायी और युद्ध के समय में भी 
जुहार की नमाज पड़ने के लिए अपने घोड़े से उतर गया था। वह एक युद्ध-कुशल 
सम्राट था और अपने शत्र्‌ को भूल भीर दुर्बलता का सदा लाभ उठाता था। पड़्यन्त्र 
और राजनीतिक चालाकी से अपने शत्रु को जीतना उसका स्वभात्र हो गया था । 
उसने इसी षड़यन्त्र और चालाकी का प्रयोग सिसौदिया और राठौर राजपूतों के साथ 
किया था । उसने अपने पुत्र अकबर को एक जाली पन्न लिखफ़र उन्हें धोखा दिया, 
जो पत्र अकबर के मित्र राजपुतों के हाथ पड़ गया । वह षड़यन्त्र और राजनीति में 
बहुत कुशल था और उसकी निश्चय करने की शक्ति असाधारण थी। वह अनुशासन 
का प्रेमी था और सरकारी कामो को तन-मन से करता था। प्रकधक्र के रूप में बहु 
अपनी सरकार के छोटे से छोटे काम को भी बड़े ध्यान से देखता था। एक राजा 
अपने शरीर से जितना भी काम कर सकता है मौरगजेब उससे भी अधिक करता था 
ओऔर कभी विश्नाम नहीं करता था। 


३७६ मुगलकालीद भारत 


यद्यपि औरंगजेब की बुद्धि तेज थी और कतेव्यपरायण भी था, तो भी वह 
एक सफल शासक नहीं कहलाया जा सकता, क्योकि उसमें राजा का उत्तम गुण नहीं 
था, अर्थात वह अपनी सारी प्रजा के हित के लिए उत्सुक नही रहता था। कतंब्य के 
सम्बन्ध में भी उसका विचार बडा संकीर्ण था । वह अपने को केवल सुन्नी मुसलमानों का 
बादशाह समझता था और देश के गैर-मुसलमानो को तब तक नीचा और घृणित समझ्षता 
था जब तक कि वे इस्लाम का नही अपना लेते थे । एक शब्द मे हम कह सकते हैं कि 
औरगजेब का विचार भारत को इस्लामी राज्य बनाने का था। कतंव्य के इसी सकीण 
“जार को लेकर उसने अपनी आकाक्षाओ को पूरा करने के लिए जीवन-भर प्रयास 
किया । इस उद्देश्य को लेकर वह बिनाश करता था, निर्माण नहीं करता था, जिसके 
पा स्वरूप वहु सदा असफल रहा । उसकी राज-कर सम्बन्धी नीति और सामाजिक 
कानुन पक्षपातपूर्ण ये और वहू अपनी तीन-चोथाई से अधिक प्रजा को सदा कुचलने 
का विचार रखता था और इसीलिए उसने उन्हे लकड़॒हारों और कहारो जंसा बना 
दिया था। न्याय करते समय भी वह ओर सब बातो पर ध्यान न देकर केवल अपने 
धर्म का ही ध्यान रखता था | वादी और श्रतिवादियों में से राजा की आज्ञा को 
मानकर जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता था, वही जागीर या राज्य का मालिक 
हो जाता था, चाहे वहू उसका मालिक रहा हो अथवा न रहा हो । यदि कोई अपराधी 
अपने पैतृक धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करलेता था तो वह माफ कर दिया 
जाता था । वह बिलकुल स्वेच्छाचारी था और दूसरो का विश्वास नही करता था, अत: 
उसे शासन-व्यवस्था के सूक्ष्म से सुक्ष्म ब्यौरो को स्वयं देखता पड़ता था। इन सब 
कारणों से उसके बड़े-बड़े मन्‍्क्ी कोर लरे-तओे अफसर केवल क्लकं-मात्र रह गये थे और 
उसके लम्बे शासनकाल में वे केषल , ..««+थ कं८५पली मात्र थे जो किसी उत्तरदा यित्व- 
पूर्ण कार्य का प्रारम्भ नही कर सकते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि सारो शासन- 
व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गयी । उसने देश की संस्कृति और स्थापत्य-कला, सगीत और 
चित्रकला के विकास का कोई प्रयत्न नही किया । उसने विद्या-प्रधार का कोई विशेष 
प्रयत्न नहीं किया । वह अपने शासन के अन्तिम २६ वर्षों में राज्य मे शान्ति एवं 
सुरक्षा भी स्थापित नहीं कर सका, क्योकि वह दक्षिण की लडाइयो मे निरन्तर लगा 
रहता था और उत्तरी भारत के अनेक भागों में विद्रोह उठ खड़े हुए थे । सर जदुनाथ 
सरकार इस विषय में ठीक ही कहते हैं कि एक ऐसा शासक राजनीतिज्न नहीं कहा जा 
सकता । यदि हम राजा के सम्बन्ध में उसका विचार करें तो वह असफल ठहरेगा । 
वह तो राजा के सर्वप्रथम कतंव्यों से भी अनभिज्ञ था। “अर्थात वह नहीं जानता था 
कििसमृद्ध जनता के बिना कोई राजा बड़ा नही हो सकता ।” मुंहम्मदेअला जिन्ना को 
छोड़कर (१६३८ ई० १६४०८ ई० में) अरिंगजेब्र कै समान कोई दूसरा ऐसा 
व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस देश की जनता की दो सुर्य जातियों मे भेदभाव की खाई 
को इतना चोड़ा किया हो । हु 
| बह हम ऑरगजेब के व्यक्तिगत जीवन को देखें अथवा उसके राज्य-कतेच्यों 


ओऔरगजेब ३७७ 


पर ध्यान दे हम उसके चरित्र में दो मुख्य बाते पाते हैं--एक तो भौतिक आकांक्षाएँ 
और दूसरे धामिक कट्टरता। यह कहना कठिन है कि यह कट्टर सम्राट भारत के 
साम्राज्य की अपेक्षा स्व के साम्राज्य को भी, पसरद करता । शायद उसने भारत 
के साम्राज्य के लिए घोर प्रयत्वन इसलिए किया था कि वह भारत मे अपने विचार के 
अनुसार राज्य अथवा इस्लामी राज्य स्थापित कर सके । किन्तु उसकी यह इच्छा 
पूरी न हो सकी । 
औरंगजेब को विफलता के कारण 

औरगजेब की शासन-व्यवस्था अत्यन्त केन्द्रित थी और उसने राज्य के सभी 
अधिकारों को अपने हाथ मे ले रखा था। अत उसकी सरकार की सुकलता सम्राट 
की शक्ति और योग्यता पर ही अधिकतर निर्भर थी | औरगजेब मे जब तक शारीरिक 
योग्यत्ता बनी रही, राज्य के ऊपरी सभी काम ठीक तरीके से चलते रहे | यद्यपि वह 
वृंद्धावस्था मे भी सार्वेजनिक दरबारों में आने का प्रयत्न करके काम करने का उद्योग 
करता था किन्तु दूरस्थ प्रान्तो के राज्यपालो पर से उसका नियन्त्रण हूट गया था और 
जनता सव्वेत्र यह अनुभव करने लगी थी कि अब शासन-व्यवस्था उसके हाथ से निक- 
लती जा रही है । ऐसा यम पी पर शी हे पद व ६ ग्रेना हो था क्योकि एकतन्त्र शासन में ऐसा ही होता है । 
दूसरी बात यह है कि औरंगजेब की प्रसपर बुद्धि में भी कुछ दोष थे । यद्यपि वह बहुत 
बड़ा विद्वात, बुद्धिमान और चालाक मककार था, तो भी वह देश की समस्याओं को 


ठीक-ठीक्‌ समझकर समवानुत्तार उनका हल नहीं कर ' नहीं कर पाता था। जीवन के सम्बन्ध 


मे उसका विचार अति संकीर्ण था और वह बिषयो पर अच्छी तरह से विचार कर 
आवश्यकतानुसार नियस नहीं बना सकता था। 3 तप पता उप राजनीतिक समस्थाओ पर 
घामिक ५क्षपात का रंग चढ़ा हुआ था जिसके परिणामरवरूप उसके कदम सदा दोष॑यूंग 
रहते थे । तोसरी बात यह है कि औरंगजेब के हृष्टिकोण मे साधारण दोप के अति- 
रिक्त उसक कतंव्य का आदर्श भी बडा सकीर्ण था; वह यह था कि वह अल्पसख्यक 
सुन्नियो का राजा बनकर ही राज्य करना चाहता था। सक्षेप में वह इस्लामी राज्य 
का शासक बनना चाहता था। इसी कारण उसे राज्य में कुरान के क्रानुन लगोने पड़े 
ओर देश मे गेर-मुसलमानों की सह्या कम करने के उर्दश्य से उन्हें दास बनाकर 
इस्लाम धर्म को अपनाने के जिए बाध्य करना पड़ा । विशुद्ध मुसलमान देश मे यह 
नीति चाहे कितनो भी आवश्यक और अनिवायं समझी जाती हो किन्तु भारत मे यह 
नीति नही अपनायी जा सकी जहाँ कि ५०% से अधिक जनता हिन्दू थी और जो 
अपने पेतृक धर्म और सस्कृति को अक्षण्ण रखने के लिए कटिबद्ध थी। क्योंकि ये दोनों 
इस्लाम धर्म की अपेक्षा अधिक पवित्र और प्राचीन थे | औरगजेब ने इस पर तनिक 
भी विचार नहीं किया कि उसे इस नीति के अपनाने में कितने बड़े विरोध का सामना 
करना पड़ेगा । उसने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि उसके पुर्वेज अकर्बर द्वारा प्रच- 


खिल था लि मो गम पर बकबार घामिक सहनशीलता की नीति में परिवर्तन करने कोक्यावरिणाम होगा। क्या वरिणाम होगा । 
वह शियाओ पर विशेषकर इस्लामी और दाऊदी बोहरो पर अत्याचार करता 


३७८ मुगलकालीन भारत 


था और उसने उनके उपदेशों और घामिक रीति-रिवाजो को नष्ट कर दिया था । 
फारस के शियायो के साथ--जिनकी कुशाग्र-बुद्धि और योग्यता लगान ओर फौज 
विभाग में समान रूप से देखी जा चुकी थी. और जिन्होंने अकबर और शाहजहां के 
राज्य को वभवसम्पन्न बनाया था--शाही नौकरियों में पक्षात्‌ किया जाने लगा। 
चौथा कारण यह है कि सम्राट अपने पुत्रों को शिक्षित बनाकर अपने विस्तृत राज् शिक्षित बनाकर अपने पिस्तृत राज्य की 
शासन-व्यवस्था का भार उनमे न बाँट सका। उसे भय था कि कही उसके पुत्र भी 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करे जैसे उसने अपने पिता के साथ क्रिया था। इस 
भय के कारण वह अपने पुत्रो को अपने से दुर रखता था ओर उन पर कड़ी निगरानो 
रखता था । औरगजेब अपने सभी पुत्र एवं पुत्रियों के प्रति सन्देह रखता ६ त्र एवं पृत्रियो के प्रति सन्देह रखता था और उनके 
चारो ओर गुप्तचर लगाये रखता था जो उसे उनकी सब गतिविध्रियो से सदा परिचित 
कराते रहते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि वे अपने पिता को सहायता देने के 
बजाय और उत्तरदायित्वपूर्ण भार को संभालने के बदले उसकी आज्ञा का विरोध करते 
थे और उसकी घोषित नीति के विरुद्ध आचरण करते थे । वास्तव में सम्राट के सन्देह सम्राट के सन्देद 
क्के कारण वे उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने के इच्छुक रहते वे उसके विरुद्ध पडयन्त्र रचने के इच्छुक रहते थे । पाँचवाँ कारण यह है कि 
वह अपनी निजी योग्यता ओर शासन-व्यवस्था के दीर्घकालीन अनुभव तथा महत्त्वा- 
काक्षा और जलन के कारण अपने मन्त्रियों तथा दूसरे अफसरों का बिलकुल विश्वास 
नही करता था क्योंकि वे उसके विचार के अनुसर अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक प्रालन 
करने मे उतने योग्य नही थे जितना उन्हे होना चाहिएथा । इस कारण औरग ८४ राज्य 
के छांटे-छोटे काम का स्वयं ही निरीक्षण करने का प्रयत्न करता था और अपर मेन्च्रियों 
के ऊपर तो केवल दैनिक-कार्यों को ही छोड़ता था । अतः उसके मन्त्री केवल क्षल॒कं 
एवं कठपुतली-मान्र ही रह गये थे, जोन तो कोई नीति अपना सकते थे और न 
सा मयिक आवश्यकृता की पूर्ति कर सकते थे। शाही अफसर संकट के सम आवश्यकृता की पूर्ति कर | शाही अफप्तर संकट के समय निस्सहाय 
होकर सम्राट की आज्ञाओ एवं आदेशों के लिए मूह ताका करते थे और शासन का 
प्रबन्ध ठीक-ठीक नहीं कर पाते थे । छठा कारण यह था कि ओरगजेब ने सबसे बड़ी 
गलती यह की थी कि उसने राजपूतों को शत्र बनाकर उनकी सहानुभूति खो दी थी 
जबकि साम्राज्य को उनको सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। अकबर ने मित्रता 
तथा सहिष्णुता की नीति को अपनाकर राजपूतों को अपने वश तथा साम्राज्य का 
प्रबल समर्थक बना लिया था। राजपूतों ने साम्राज्य की विपत्ति और कठिनाई के 
समय केवल साथ ही नही दिया बल्कि उन्होने मुगलों के झण्डो को भारत के सुदूर 
कोनों और विदेश तक फहराया था। उन्होने मुगल-स|म्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए 
अपने भाइयों तक से युद्ध किया । औरंगजेब की मू्खंतापूर्ण नीति ने राजपूतों को 


शत्रु बनने के लिए बाध्य कर दिया । कप हक परत आए कप नह राठौर तथा दूसरे राजपृत सम्राट 
के ! जीवनपयंन्त शत्र्‌ बने रहे । शत्रु बने रहे | सातवाँ कारण यह है कि उसने जाट, सिकख, बुन्देले_ 
और मराठें जसी वीर जातियों को भी उभाड़ दिया लिन्‍्हीने संकट जसी वीर जातियों को भी उभाड़ दिया णिन्होने संकट के समय साम्राज्य 


का खुन बहाकड़ँ सम्राट का ध्यान विचलित कर दिया । आठवाँ कारण यह है कि उसने 





औरंगजेब ३७६ 


दक्षिण मे मराठो के विनाश और उस प्रान्त के शिया राज्यों को नष्ट करने की जो 
नीति अपनायी; वह भी बडी भारी गलती थी । 4ह २६ वर्ष की लम्बी अवधि तक दक्षिण 
की लड़ाइयो मे फेसा रहा, जिसके कारण केन्द्रीय सरकार अस्तव्यस्त हो गयी और 
इसका परिणाम यहू हुआ क्रि उत्तरी भारत के प्रभावहीन तत्त्वों ने अपना सिर उठाकर 
विद्रोह आरम्भ कर दिया क्योकि वे पूरी तरह नही कुचले जा सके | नवाँ कारण 
यह है कि उसने भूल से यह कल्पन। कर ली थी कि राजनीतिक, सेनिक और घामभिक 
शासन-प्रबन्ध से ही राज्य सफल हो जाता है ओर इसी कारण उसने आथिक और 
सास्क्ेतिक उन्नति थो छोड़कर सगीत, चित्रकला और दूसरी ललित-कलाओ के विकास 
की ओर ध्यान नद्दी दिया था। उसने क्रियात्मक रूप से स्थापत्य कला की तनिक भी 
उन्नति नही की | इसका परिणाम यह हुआ कि उसके लगभग ५० वर्ष के दीर्घकालीन 
शासन में भारतीय सभ्यता का पतन हो गया था । दसवाँ कारण यह है कि वह अपने 
शासन के प्रारम्भिक २४ वर्षों को छोड़कर शेष काल में शान्ति ओर सुरक्षा रखकर 
देश के लाखो कृषकों को जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा का विश्वास भी नही दिला 
सका । सच बात तो यह है कि वह अपने और अपने सेवकों के डेराँ_ को आये दिन _ 
होने वाले मराठो के हमलों से भी वही बचा सका और इन हमलों से उसका पीछा 
तभी छूटा जब वह ३ मा, १७०७ को स्वर्ग सिधार गया । 


800६85 7४0४ आगउवगपराफ्राार ४8४5.५॥)7९२५ 

रीशरशांदा #काइपए्रबड्डूट : 

. हुबया), भार4 चिपबयाएब0 ; 4धविक्ानाव्ााव (ऐशशंतत एड), 

2. ०४४४० दुँबा, शिप्द्यागत30 इब्वुं ; उर्वों चआ--4/क्काहएां (रिवाअंधा 
०४). 

3. न 6पफ एड ; खबुद्दिा/नावााद (बॉ ्रवबांदा-दांक्राडएं) (एशाओआं॥0 
8). 

4, पे $गा : मप्रई-तांदां-0[[पपडाद (एटाइंथा 5). 

5, बच, शा (45; #4प्रांवा-ं-4/कााहाए (?0अंधा )8)., 

6. तब), #7 शप्राज्यागा90 ; दा-ं-4फरिवधों (?िशरई्डका ॥8४0),. 

4, छा, त्रछाणांत-एत-दा। ; बफदाहा-4/िाह8४. (रिए्षघंशा "व ७), (एए078- 
]8०0 4700 शाषयांआ 9 झा 7. बे, इखाटडा गा अाहटवैंए९2४ रा 4ध्राधा?8- 
2८0). 

8, खवावश[न-4ाकिमाहएं (ऐटश547 5). 

9, ए्राज्ली दिए॥0),  '/एीबागा30... विधांता ६ खेकादिवप9-॥ा-77040 
एशडइांडआग ॥ 656). ह 

0., अद्चावानं-2वाहदानंजाएंँ दांव (ऐिेशाआांता 5), 

[4, _वबब--4ाविाशडएं (?९४ांशा 5). 

2. 4ाप्डनंसीक्ाहोंय (ऐश 5) (लाश शिणा 2ैएा2भ728560 भायी- 
शा 9प गांड 5९ए/८ाथाए 7892-॥ं) ॥8॥8) . 


है८०... सुगलकालीन भारत 


रीबद्रादापं ।.दाह्ाधव86 : 

. $80098590, . दिडशियवी थैशाओ। ; #/फ्रेध्ष (/व/वएदांयाला (रद्द 
(24665 0५ 8६, '. 52860)... 

2, उ०्य॥एगक्ायों 5/वावयाबां (पल्‍क्राहंग०त कराए शाशीशा 7ए किए 7. प, 
इिग्याददा ता 50वड $0०४8ए९व7/) (927), 

3. खे्ारए णार एवफा #दाएंदा (2प्र०0. फर ४. 8. एछवा३४८०7) (930), 


खसामरवी #धा2प्रव8८ : 
], ओो हुए ; एप्रोद/व-काधाटवह 
ड्षाक्ल्का स्व्ाहइाध्व825 ; 
[. छ686:5 भें, ; छषीओं #बलकांटड 7 76० (२९॥८एश॥ ४०७). 
2. जाएं, 3. 4. ; छावाए कार्व (0ाउप्रॉद्धांगा 207५ ता #0# ४, 680- 
#82, १०5. 4-५. 
3. भज्राइफ, ९. 8.१ हृद्काएं बरामदाँहई तणी #रट छाई के आशाएवां, 
५४०३, -. 
4. ४6, . ; [४6 0479 ० #. मल्व8०१, 2 ४०5. 
5. एक णएफार, 8. (0. ; 7॥68 2दकांए४ की 5#८९॥४व% 2456 (675-80). 


2 ५05. 
6, शकापटए, ', ; 04 बें० 26720. (एक्षाशक्न्त 7700. शष्टाआ फ्फ 


७४. [7ए॥7०6 ॥॥ 4 ४०8.) 
7, एणा४370]6 ; झश#2/ 8 पारा, 2 ५४08. 


ड(0बंध08 40778 : 
. ध्वदगा, 3. रे. ; हवा ता 4#472220. 
2, अ5िक्याएया, |. व, ; आइए ण॒ 4॥४०82220, 5 ५४०७. 
३. म्रव्ा8, भें. ; "क#छ-धर2० ाइऑ07 णाी ॥द्रांए, १05, ॥९ए, (४95४. भा 
बाएं <# 
4. शिीक्षात74, 5, रि, : #शाश/0088 72/207 ० ॥ 8 2275. 


अध्याय ४8 
मराठों का उत्कर्ष 


भारत के मुगल-साम्राज्य का इतिहास तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक 
शिवाजी के नेतृत्व में होने वाले मराठों के उत्कर्ष का वर्णन न कर दिया जाय क्योंकि 
शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का मुगल-साम्राज्य के पतन में महत्त्वपूर्ण हाथ 
रहा है । इस अध्याय में मराठों के उत्कर्ष के क्रमबद्ध विकास तथा शासन-प्रबन्ध के 
लिए बनायी गयी संस्थाओं का विवरण दिया जाता है । 
शिवाजी के पूर्व मराठों की दशा 

शिवाजी के उत्कर्ष के पूर्व मराठे महाराष्ट्र (दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा) 
के आदिवासी थे और परमाणुओं की तरह दक्षिण भारत में बिखरे हुए थे । वे निर्धेन 
और पददलित थे और खेती-बाड़ी से अपनी जीविका चलाते थे। इनमें से उच्च- 
परिवारों के कुछ लोग दक्षिण के मुसलमान राज्यों में तोकर थे । ये सेनानायक और 
जागीरदार थे । इन्हें जागीरें मिली हुईं थी और इन्हे इन राजदरबारों मे द्वितीय 
अथवा तृतीय श्रेणी के सामन्‍तों की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। किन्तु मराठों का अपने ढंग 
का एक निजी समाज था । इस समाज के लोगों की विशेषता यह थी कि इनसे आर्थिक 
और सामाजिक समानता थी ओर एक धर्म ओर संस्कृति के साथ-साथ इतके जीवन 
का दृष्टिकोण भी एक ही था। इनमें से धनी तो बहुत ही कम थे | इनकी भाषा 
मराठी थी और इनका धर्म हिन्दू था। ये परिश्रमी थे और सादा जीवन बिताते थे। 
इनका विश्वास हँढ़ था और ये अपने मेहमानों का आदर-सत्कार करते थे । ये स्वाव- 
लम्बी, उत्साही, वीर और स्वाभिमानी थे । तीन सौ वर्ष के मुसलमानी शासन ने 
इन्हें वीर बनाने के साथ-साथ चालाक अधिक बना दिया था। १६वीं और श१७वबी 
शताब्दियों में महाराष्ट्र में एक घामिक आन्दोलतल चला जिसके फलस्वरूप अनेक 
घर्मोपदेशक पैदा हो गये । इन उपदेशकों में से कुछ नीच जाति के थे किन्तु देश की 
उच्च जातियों में इनका अच्छा सम्मान था । ये भक्ति का उपदेश देते थे ओर ऊेँच- 
नीच, धनी-नि्धंत सभी के लिए धर्म के मुल सिद्धान्तो की आवश्यकता पर जोर देकर 
उनमें हिन्दु एकता की भावना भरते थे । तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित और 
_एकनाथ के नाम सारे महाराष्ट्र मे आज भी घर-घर में गूँज रहे हैं घर-घर में गज रहे है। इनमे से कुछ 
उपदेशकों के उपदेश लिखे भी गये थे । इन्होंने मराठी भाषा के विकास के साथ-साथ 
लोगों को जातीयता का नवीन जीवन प्रदान कर उनमे प्रजातन्त्र की वह ठोस भावना 
भर दी जो भारत के किसी प्रदेश में नहीं थी । इसमें राष्ट्रीयता लाने के लिए राज- 








३८२ मुगलकालीन भारत 


नीतिक चेतना और स्वतन्त्रता की भावना की कमी थी । इस अभाव को शिवाजी ने 
सनत्रहवी शताब्दी के उत्तंराद्ध में पूरा कर दिया। ग्राण्ट डफ के अनुसार उन्नीसवी 
है।यह को से सो वध की उप हयारी आ सपा में मराठो का उत्कष्ष अचानक हो गया यो किन्तु उत्तका यह कथन निराधा कन्तु उसका येंह कथन निराधार 
। यह तो दो सौ वर्ष की उस तैयारी का स्वाभाविक परिणाम था जो सामाजिक 
और घामिक आन्दोलन के प्रयत्नों से प्राप्त हुआ था और जिसने जनता की छिपी हुई 
शक्ति को उभाकर उसमें नवीन जीवन और बाशा का संचार कर दिया था । 
शिवाजी (१६२७-१६८० ई०) 
जन्म और बाल्यकाल 
शिवाजी के पूवंज मराठा जाति के भोंसला-वंश के थे। ये पूना जिले के 
हिन्गानी, वेरडी और दिवालगाँव ग्रामों के मुखिया ये जो उस समय अहमदनगर के 
निर्जेर्मेशाही सुल्तान के अधिकार मे थे । १६वीं शताब्दी के मध्य मे इस परिवार का 
प्रधान पुरुष (मुखिया) बालाजी था। इसके मालोजी और वीतोजी दो पुत्र थे। ये 
दोनों दोलताबाद की पहाड़ी सीमाओं पर स्थित विरुल (एलोरा) नामक गाँव में था 
बसे थे ओर अहमदनगर के सुल्तान के सामन्त सिन्धखेर के यादवराव को अधीनता में 
साधारण सिपाही के रूप मे भरती हो गये थे । यादवराव उस समय अहमदनगर के 
सुल्तान का सरदार था। कहा जाता है कि एक दिन यादव राव ने हेसी-हँसी मे मालोजी 
के छोटे पुत्र शाहजी को अपनो पुत्री जीजाबाई के लिए योग्य वर बताया । इस पर 
मालोजी ने उपस्थित मेहमानों से कहा कि यादवराव ने अपनी पुत्री की सग्राई मेरे 
पुत्र से कर दी है और तुम लोग इस बात के साक्षी हो । यादवराव इससे क्रुद्ध हुआ 
और मालोजी को नौकरी से अलग कर दिया । कहा जाता है कि मालोजी अपने गाँव 
को लौट आया | कुछ समय बाद उसे अपने खेत मे एक गढ़ा हुआ खजाना मिला । 
इस धन से उसने तथा उसके भाई ने एक हजार सेनिक भरती किये ओर फलतान- 
निवासी निम्बालकर के यहाँ नौझरी कर ल्ी। कुछ दि कुछ दिन बाद वहू अहमदनगर के 
सुल्तान के यहाँ नौकर हो गया और शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। सिन्धखेर के 
यादवराव ने अब मालोजी के पृत्र शाहुजी के साथ अपनी पुत्री जीजाबाई के विवाह 
करने में कोई हानि नहीं समझी । यही शाहजी उन्नति करते-करते अहमदतगर का 
प्रमुख सेनातायक और सरदार हो गया । उसकी शक्ति का सर्वप्रथम परिचय तब मिला 
जब बह मलिक अम्बर के पुत्र फतेइखां के मन्त्रित्वकाल में मुगलों द्वारा अधिकृत पूरबी 
खानदेश पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था| इस समय मुगल सम्राट शाहजहाँ 
अहमदनगर राज्य को जीतने के लिए प्रयत्नशील था । शाहजी ने इस अवसर का लाभ 
उठाकर जुश्चार से अहमदनगर तक के देश को अपने लिए जीतने का प्रयत्न किया। 
वह मुगलों की सेवा में भी रहा किन्तु एक वर्ष बाद उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद 
उसमे बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली और,बीजापुर के वजीर खबास्ाँ 
के प्रमुख सहायक प्रसिद्ध मराता मुरारणी जगदेव की सहायता भी प्राप्त कर ली। इस 
समय अहमदनगर के राज्य का पतन हो रहा था। अतः शाहूजी ने पूता और चकन 


मराठों का इतिहास ८३ 


को तथा अहमदनगर और नासिक के आस-पास के प्रदेशों को छीत लिया । बीजापुर के 
सुल्तान की सहायता से उसने अगस्त १६३३ ई० में अहमदनंगर के शाही खानदान के 
लड़के को राजा बना दिया और तीन वर्ष तक उसके नाम से सरकार चलाता रहा । 
किन्तु १६३६ ई० में उसे उस अल्पायु राजा को मुगलों को सौप देवा पड़ा। अन्त में 
उसने बीजापुर नौकरी कर ली और मैसूर के पठार तथा प्रबी कर्नाटक में अपनी एक 
बड़ी रियासत बनाकर बीजापुर सुल्तान का प्रमुख सामन्त बन गया । 

शिवाजी इसी शाहजी भोंसले की पहली स्त्री जीजाबाई से उत्पन्न पुत्ररत्त थे । 
उनका जन्म सोमवार २० अप्रैल, १६२७ ई० को पूतरा के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर 
के समीप शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। कुछ लोगो का कहना है कि उनका 
जन्म ६ भा्चें, १६६० ६० को हुआ था। जब वह लगभग दस वर्ष के हो गये तब 
पूता भेज दिये गये । इस समय शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर उससे अधिक 
सुन्दर स्त्री 422, विवाह कर लिया था। फलतः उसमें अवनी वहली स्त्री 
के संरक्षण में पहले शिवनेर में और फिर पूना में छोड़ दिया और फिर कुछ वर्ष' तक 
उनसे नही मिला । जीजाबाई परमभक्त और पतित्रता स्त्री थी। शाहजी के त्याग के 
कारण शिवाजी और उसकी माता परस्पर बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे। बालक 
शिवाजी का अपनी माता में ऐसा ही प्रेम था जैसा कि भक्त का भगवान मे । शिवाजी 
एक ऐसा निर्मीक बालक था जिसने अपने से उच्च अधिकारी की अधीनता मे रहना 
तो सीखा ही नहीं था। उसकी माता गुर और संरक्षक दादाजी कोणदेव ने उसे हिन्दू 
धर्म तथा शास्त्रों की शिक्षा दो थी । उसको सैनिक-शिक्षा भी दी गयी थी ओर वह 
घुड़सवारी तथा दूसरे सैनिक कार्यों में निपुण हो गया किस्तु उसने लिखना-पढ़ना नहीं 
सीखा था । निरक्षर होते हुए भी उसने युन-सुतकर रामायण, महाभारत तथा दूसरे 
हिन्दू-शास्त्रों का पूर्ण ज्ञात प्राप्त कर लिया था | बह धामिक कीत॑नों तथा हिन्दू अथवा 
मुसलमान सन्‍्तों के सत्संग का बहुत प्रेमी था । 

शिवाजी ने शासन सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव व्यवहार-कुशल एवं अनुभवी 
दादाजी कोंणदेव से ही प्राप्त किया था। बारह वर्ष की आयु मे उसके पिता ने उसे 
पूना की जागीर दे दी और १६४१ ई० के लगभग सईबाई निम्बालकर के साथ शाहजी 
के प्रधान स्थान बंगलोर में उसका विवाह हो गया ' शिवाजी के जन्म और प्रारम्भिक 
जीवन के कायकलापों का स्मृति-स्थान मावल नामक प्रदेश है। यह पहाड़ियो और 
घाटियो से घिरा हुआ है और उन किलो से शोभायमान है जिनके स्वामी प्रायः बदलते 
रहे हैं । इन दृश्यों ने उसमें ऐसी साहसिक चेतना उत्पन्न कर दी जिससे उसमें क्रमशः 
उत्कठ देशभक्ति का विकास होता गया । मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली 
और मराठे थे। ये अत्यन्त हढ़ और परिश्रमी थे और उच्चकोटि के सैनिक थे । 
शिवाजी ने इन्हीं नवयुवकों को इकट्ठा कर एक के बाद दूसरा किला जीतना आरम्भ 
कर दिया । अहमदनगर और बीजापुर राज्य का पतन हो रहा था, देश में अव्यवस्था 


हेपड. मुगशकालीन भारत 


फैली हुई थी और जनता में शान्ति और सुरक्षा का अभाव था | इन सब कारणों ने 
शिवाजी मे साहसी जीवत भरकर स्वतन्त्र राष्ट्र के निर्माण को उत्कद इच्छा उत्पन्न 
कर दी । यह तो सन्दिरध है कि शिवाजी उस समय हिन्दुओं को मुस्लिम शासन से 
मुक्त करना चाहते थे । उनका सच्चा विचार कुछ भो रहा हो, किप्तु उन्होंने अपने 
जीवन के आरम्भ में ही पूना के आसपास के किलों को छीनना आरम्भ कर दिया था। 
दादाजी कोंणदेव को शिवाजी के इस काम से बहुत दुख हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता 
था कि उसका अभिरक्षित एक प्रथम श्रेणी के सरदार एवं खानदानीं रईस का लड़का 
आराम के जीवन को छोड़कर अपने वंश की प्रतिष्ठा के विरुद्ध ऐसे साहसिक कार्य 
करे। मार्च १६४७ ई० मे दादाजी कोणदेव की मृत्यु हो गयी और शिवाजी सपनी 
बीस वर्ष की अवस्था में ही अपने द्वारा निश्चित मार्ग पर अग्रसर होने लगे । 
शिवाजो की प्रारम्भिक विजय : जावली पर अधिकार 

शिवाजी ने सबसे पहले १६४६ ई० में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले 
पर अधिकार किया । इस किले में उसे २ लाख हुन का खजाना मिला। उसमे इस 


धन का सदुपयोग कर अपनी सेना बढायी और तोरण किले से पाँच मील' पूर्व में रायगढ़ 
नामक नया किला बनवाया | कुछ समय तक बीजापुर की सरकार उसके विरुद कोई 
कदम नही उठा सकी क्योंकि उस समय वह एक तो कमजोर थी और दूसरे शिवाजी 
ने सुल्तान के दरबारी मन्त्रियों को घृत्त देकर अपना मित्र बना लिया था। इसी बीच 
में शिवाजी ने चक्न और कोंडाना के किलों पर अपना अध्क्वार कर लिया। उसे 
समाचार मिला कि «& बीजापुर सुल्तात की आज्ञा से उसके पिता को राजदब्रोही होने के 
सउन्देह में गिरफ्तार कर बन्दी बना दिया गया है। इस समाचार से लगभग १६४८ ई० 
के भध्य में उसकी प्रगति रुक गयी । इस समय शिवाजी ने कुटिल नीति का आश्रय 


लेकर दविखन के मुगल वायसराय (सूबेदार) है 22040 रादबब्श को लिखा कि वह 


शाहूजी के छुटकारे के लिए बीजापुर के सुल्तान पर दबाव डाले। किन्तु शाहजहाँ ते 
इस माभले में दखल देना स्वीकार नहीं किया । जब -बदका के कप र के शिवाजी तथा 
व्यंकोजी ने बंगलौर कोंडाना के किले सुल्तान के आदर्भिय को वापस कर दिये 
तब सुल्तात ने १६४९ ई० की मई के आरम्भ में शाहजी को मुक्त कर दिया । 

१६४८ ६० में शिवाजी ने एक षड्ग्न्त्र के द्वारा अजेय 'पुरन्दर' किले को 
नींलोजी नीलकणष्ट से छीन लिया । १६५६ ई० में उसने जावली को जीता ओर राजगढ़ 
नाम का किला बनवाया। जावली राज्य मराठा सरदार चन्द्रराव मोरे के अधिकार 
में था और सतारा जिले की उत्तस्वस्वितों समा के अन्तिम कोने पर स्थित था। 
चन्द्रराव ने शिवाजी के विरुद्ध उस प्रदेश के बीजापुरी गवनेर के साथ साँठ-गाँठकर 
दक्षिण तथा वक्षिण-पश्चिम में शिवाजी के विस्तार को रोक दिया था । अतः शिवाजी 
ने उससे छुटकारा पाने और जावली पर अधिका र करते के लिए एक घड़यन्ध रचा। 
उसने घातकों को रुपया देकर चन्द्रराव का वध ब्रा दिया और उसकी हत्या के तुरन्त 
बाद २५ जनवरी, १६५६ ई० को जावली पर आक्रमण कर दुर्ग पर अव्ना अधिकार 


न्फ 


भराठों का उत्कर्ष शेप 


जमा लिया | किलेदार हनुमन्तराव मोरे को हत्या के बाद चन्द्रराव मारे के दोनो पुत्र 
भाग गये। पिता की हत्या के बाद चन्द्रराव के पुत्री ने ररी में शरण ली किन्तु उन्हें 
विवश होकर उसे भी सौप देना पड़ा । इस प्रकरर सम्पूर्ण जावली शिवाजी के अधिकार 
मे बी गया, जिसमे अन्य विजयो के लिए शिवाजी का हौसला बढ गया । 

इतिहासवेत्ता जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि “शिवाजी की जावली पर विजय 
जानवृझकर की गयी हत्या एवं सगठित छल-कपट का परिणष्छ था। उस समय उसकी 
शक्ति अल्प थी ओर बह अपनी शक्ति को बढाने के लिए विवेकपूर्ण साधनों को न 
अपना सका । उसके जीवन की इस घटना में प्रकाश की केवल एक ही किरण है कि 
उसने जो अपराध किया वह पाखण्ड या लोक दिखावे के लिए नही क्रिया । उसने इस 
बात की डीग नही मारी कि तीन मोरे सरदारो की हत्या हिंन्दू स्वराज्य' की भावना 
से प्रेरित होकर या उस विश्वासघाती शत्रु को अपने मार्ग से हटाने के लिए को गयी 
थी, जिसने उसकी उदार सफलता का अनेक बार दुरुपयाग किया था |”. 

जावली की विजय शिवाजी के जीवन में एक उल्लखनोय घटता थी क्योकि 
इस विजय के बाद उसके राज्य के दक्षिण-पश्चिम मे विस्तार के लिए द्वार खुल गये 
ये । दूसरे, इस विजय से इसकी सेनिक-शक्ति बहुत बढ़ गयी क्योंकि सेता के कई 
हजार पैदल मावले सिपाही अब उसकी सेना में भरती हो गये । जावली की विजय से 
शिवाजी मावल प्रदेश का स्वामी बन गया | यह प्रदेश सेना की भरतो के लिए बहुत 
ही उपयुक्त स्थान था । तीसरे, शिवाजी के हाथ वह खजाना लग गया जो मोरों ने कई 
पीढियो से जमा कर रखा था । अप्रैल १६५६ ई० मे उसने चन्द्रराव मोरे से राजगढ़ 
के हृढ दुर्ग को छीनकर उसे अपनी राजधानी बना दिया। अवतूबर के आरम्भ में 
उसने पूना से ३५ मील' दूर दक्षिण-पूरब मे स्थित सुपा जिले पर अधिकार कर लिया 
और इस किले के अधिकारी अपने भामा (अपनी सौतेली माता के भाई) को शाहजी 
की शरण में जाने को विवश कर दिया । 
मुग़लों के साथ प्रथम मुठभेड़ (१६५७) 

जब दक्षिणी मुगल-सामप्नाज्य के ब्रायसराय औरंगजेब ने १६५७ ई० के आरभ्ध 
में बीजापुर पर आक्रमण किया, तब शिवाजी और मुगलो की प्रथम मुठभेड़ हुई । 
शाहजहाँ बीजापुर के मुख्य-मुख्य सरदार और अफसरों के फूसलाने से लगा हुआ था, 
अत' शिवाजी हर भी कुछ शर्तों के साथ अपनों सेवाएँ उसे सौप दने का प्रस्ताव किया । 
वे शर्तें ये थी : (४2 वह उन बीजापुरी किलों और प्रदेश का स्वामी मान लिया जाय 
जिसे उसने जीता है। (३)/वह दभोल बन्दरगाहू और उससे लगे हुए प्रदेश का भी 
स्वामी मान लिया जाय जिसे उसने हाल ही में राज्य में मिलाया है। औरगजेद 
ने इसका गोल जवाब दिया। अतः शिवाजी ने बीजापुर का साथ देने में ही अपना 
स्वार्थ सिद्ध होते देख मुगलों के सूबे के दक्षिण-पश्चिमी भाग पर उस समय आक्रमण 
कर दिया जब औरंगजेब अपनी सूबेदारी की सीमा से दूरु वक्षिण-पूरबी कोने पर 
स्थित कल्याणी का घेरा डाले हुए था । 


३८६ मुगलकालीन भारत 


मराठो ते अहमदनगर से लगे हुए चमरगुण्डा और रेसिन जिलों पर धावा 
बोल दिया । इसी समय शिवाजी जुब्नार पर स्वयं धावा बोलकर तीन लाख हुन लुट 
ले गये | औरगजेब मराठा आक्रमणकारियों की खदेडने के लिए बाध्य हुआ और उसे 
दक्षिणी मुगल-साम्राज्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए कदम उठाना 
पडा । जब बीजापुर ने मुगलों से सन्धि कर ली, तब शिवाजी भी झुक गया किन्तु 
और गजेब ने उसे हृदय से क्षमा नहीं क्रिया । 
कोंफन विजय (१६५७ ई०) 

जब औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध के लिए उत्तरी भारत को प्रस्थान 
किया तब शिवाजी को अपने राज्य-विस्तार के लिए अवसर मिल गया। उन्होने 
अगस्त १६५७ ई० में जंजीरा के सिद्दियो पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी 
किन्तु उन्हें इसमे सफलता न मिली । उसी वर्ष के अन्त में उन्होंने उत्तरो कोकण पर 
आक्रमण किया। आधुनिक थान्य और कोलाबा जिलो से मिलकर कोंकण प्रान्त बना 
था। शिवाजी ने कल्याण ओर प्िवंडी तगरों पर सरलता से अधिकार कर उन्हे से अधिकार कर उन्हें अपनी 
नौसेना के अड़डी बता दिये। उन्होंने दक्षिणी कोकण पर अधिकार कर वहाँ अपना 
नियमित शासन स्थापित कर दिया। उनकी सेना ने दमन के आसपास के पृतंगाली 
प्रदेश को लूटा, जिससे विवश होकर उन्हे मराठा राजा की वाधिक कर देना पड़ा । 
यह कल्याण की घटना है कि जिले के $ पद पर जे कक जे कर | री गवनेर मुल्ला अहमद नवायत की 
सुल्दर पृत्रवधू को मराठा सेना ने लूट के साथ अपहरण कर शिवाजी कौ भेंट देता 
चाहा था किन्तु मराठा राजा मे उसका अपमान न कर उसे वस्त्राभुषण सहित उसके 
आदमियों के पास बीजापुर भेज दिया था! । 
अफजलखों को घटना (१५५६ ई०) 

शिवाजी ने बीजापुर सरंकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत 
अधिक द्वानि पहुँचायी थी, अतः उसने शक्ति बटोरकर अपने प्रथम श्रेणी के सरदार 
जनरल अफजलखाँ उपाधिकारी अब्दुल्ला भठारी को शिवाजी को दबाने के लिए 
नियुक्तकियां।.............. उ्३य-य-यययःय 

इस सेनापति ने खुले दरबार में शेखी मारी थी कि वह “अपने घोड़े से बिना 
उतरे ही शिवाजी को हुथकडी डालकर गिरफ्तार कर लेगा।” उससे शिवाजी के मबाली 
देशमुखों, अफसरों ओर सेना को फुसलाने का प्रयत्त किया । कुछ देशमुख उसने जा 
भी मिले। अफजलखाँ सितम्बर १६५६ ई० में बीजापुर से चलकर पण्डरपुरु आया 
और बिठोबा मन्दिर की मूत्ति को तोडा | वहाँ से उसने वई के लिए प्रस्थान किया । 
यहाँ उसने शिवाजी का पक्ष लेने के कारण बालाजी नोयक निम्बालकर से दो लाख 
का जुर्माना वसूल किया । उसने आसपास के मन्दिरों को लूटने और उन्हें अपविन्र करने 
के लिए अपनी सेना को भेजा । जावली के मोरे शिवाजी के शत्रु थे, अतः अफजलखोाँ 
ने उनकी सहायता से मवाल देश में घुसकर पूता में शिवाजी पर्‌ आक्रमण करने का 
निश्चय कर लिया था किन्तु शिवाजी अपना डेरा जावली के जंगली जिले में डाले हुए 


मराठों का उत्कर्ष ३८७ 


था, अत: अफजलखाँ ने शिवाजी पर सीधा हमला करने की नीति को छोड़कर उसको 
जाल मे फेंसाने का यत्न किया और उसने प्रतापगढ जाकर डेरा डाला | उसने कृष्णाजी 
भास्कर को भेजकर शिवाजी से आने की प्रार्थना की । उसने प्रतिज्ञा की कि वह 
शिवाजी द्वारा अधिकृत कोंक्रण प्रदेश और किलों को उसे दे देगा । सन्देश इस प्रकार 
मै तुम्हे अपनी सरकार से अधिक सम्मान और सेना की सामग्री दिलवाऊँगा । 

यदि तुम दरबार में उपस्थित होगे तो तुम्हारा स्वागत होगा । यदि तुम वहाँ, उपस्थित 
न होता चाहोगे तो तुम इससे बरी कर दिये जाओगे ।” 

अफलजसखोाँ के विरुद्ध अपनायी जाने वाली नीति के विषय में मराठा दरबार 
में मतभेद था। शिवाजी के अफसरों ने समपंण की सलाह दी, किन्तु उन्होंने सलाह 
की न मानकर आक्रमणकारी का निर्भीकता से मुकाबला करने का निश्चय किया । 
उन्हें कृष्णाजी भास्कर से अफजलखाँ के कपदपूर्ण विचार की गन्ध मिल गयी थी । 
उन्होने शर्त के साथ मिलने के प्रस्ताव को स्वीक!र कर लिया । उन्होने अफजलखाँ से 
अपनी सुरक्षा का सच्चा विश्वास चाहा । अफजलखाँ ने उन्हें मनचाहा विश्वास दे 
दिया । शिवाजी का दूत पत्ताजी गोपीनाथ खान की इच्छा जानने के, लिए भेजा गया 
था। उसने लौटकर सूचना दी कि अफनलखाँ ने मुलाकात के समय शिवाजी को 
गिरफ्तार करने का प्रबन्ध कर लिया है । शिवाजी की सलाह से यह लिश्चय हुआ कि 
मुलाकात प्रतापगढ के दक्षिण मे एक मील दूर पार तामक ग्राम में की जाय । 
अफजलखाँ पार गाँव गया । वहाँ किले के नीचे मुलाकात के लिए निश्चित एक ऊँचे 
स्थान पर पण्डाल बनाया गया । शिवाजी ने अपनी चुती हुई फौजों को आसपास की 
झाड़ियो मे छिपा दिया और अपने अगरखे के नीचे कवच और अपनी पगड़ी के नीचे 
फोलादी टोपी पहनकर भेंट के लिए प्रस्थात किया। उन्होंने अपने बायें हाथ मे बधनख 
और अपनी सीधी बाँह में बछवा नाभक तेज कठार को छिपा लिया । उसके साथ 
जोब महाल और शम्भूजी कावजी नामक दो साथी थे । ये दोनों दो-दो तलबारों और 
एक-एक ढाल से सुसज्जित थे । 

अफजलखाँ हजार से अधिक अचूक निशानेबाज बन्दूकधारियों के घेरे में सभा- 
भवन में आया । शिवाजी के दूत गोपीनाथ ने खान से प्रार्थना की कि वह अपनी सेला 
को काफी दूर रखे अन्यथा शिवाजी मिलने के लिए नहीं आयेंगे ।? ऐसा ही किया गया 
और अफजनलखाँ शिवाजी की तरह ही दो शस्त्रघारी सेवकों स्सहित पष्डाल में आये ॥ 
वह तलवार चलाने में तिपुण सैय्यद बाँदा नाम के तीसरे आदमी को अपने साथ रखना 
चाहता था किन्तु शिवाजी के विरोध करने पर वह पण्डाल से हटा दिया गया 
शिवाजी ने पण्डाल के पास पहुँचते ही झुककर सलाम किया। अफजलखाँ ने आगे 
बढकर शिवाजी को गले लगाया । शिवाजी उसके कन्धे तक आये । वह शिवाजी को 
कसकर बाँहों मे पकड़कर उनका गला घोंटने के लिए कुछ झुका और पतवार पिकालकर 
शिवाजी पर बगल से प्रह्मर किया, किन्तु मराठा सरदार अपने अंगरखे के नीचे कवच 
पहने हुए था, अतः प्रहार निष्फल गया । शिवाजी ने सचेत होकर अपने फौलादी 





च्चंणषप सुगलकालीन भारत 


चघनख से अफजलखाँ की आँदो को बाहुर निकाल लिया और शीघ्रता से अपने बिछवे 
को अफजलखाँ की कोख में घुसेड़ दिया । अफजलर्खा ते बुरी तरह से घायल होकर 
शिवाजी को छोड़ दिया और शिवाज़ी चबूतरे पर खड़े हुए दो सेवकों सहित भाग 
गये । अफजलखाँ दर्द से चिल्लाया । सेय्यद बाँदा ने आगे बढकर शिवाजी के सिर पर 
सलवार से प्रहार किया । किन्तु छिपी हुई फोलादी टोपी पहने होने के कारण इसका 
उन पर कोई असर न हुआ । इसी बीच में जीव महाल ने सेय्यद का सीधा हाथ काट 
कर उसे मार गिराया । यह घटना २ नवम्बर, १६५६ ई० को घटी थी । 

मराठो की जो सेना जंगल में छिपी थी बहु अब बिना नायक की बीजा- 
पुरी सेना पर हुट पड़ी । बीजापुरी सेना ने निराशाजनक मुकाबला किया और बुरी 
तरह से पराजित होकर भाग गयी । उनमे से तीन सौ तो कत्ल कर दिये गये और 
शेष भाग गये | शिवाजी ने तोपखाना, गोला-बारूद, खजाना, हाथी, घोड़े, ऊंट और 
शत्रु-सेता की सारी सामग्री पर अधिकार कर लिया । इस लूट मे दस लाख रुपये और 
जेबरात उनके हाथ लगे। इस विजय के बाद शिवाजी ने एक सैनिक दरबार किया 
और इस घटता "मे प्रमुख भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को इनाम दिया । 


इस विजय के बाद शिवाजी ने दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर जिले में अपनी 


सेनाएँ भेजकर विजय प्राप्त की । उसने पन्हाला किले को छीनकर अफजलखा के पुत्र 
रुस्तमर्खा ज्माँ और फेजलर्खा के नेतृत्व मे रहने बाली दूसरी बीजापुरी सेना को 
हराया । उसने बसन्‍्तगढ, खेलना, पंगा और आसपास के किलो पर भी अधिकार कर 
लिया और जनवरी, १ प्रदपा ई के अन्त में लुट के बहुत-से सामान सहित विजयी 
होकर वह रायगढ़ लौटा । हु 
'परहाला और चकन का पतन (१६६० ई०) 

बीजापुर के सुल्तान ने घबराकर कारनूल जिले के अधिकारी सिद्दी जोहर को 
शिवाजी पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । बाजी घोरपरे, रुस्तम्खां जर्मा; फजलखाँ 
और दूसरे अफसर भी उसकी सहायता के लिए भेंजे गये । सिद्दी ने शिवाजो को पन्‍्हाला 
के किले में घेर लिया और बड़े साहस से उसका घेरा डाल दिया । शिवाजी ने सिही 
से मेल कर लिया किस्तु फजलखाँ मराठा सरदार का जानी दुश्मन था, उसने किले को 
छीनने का भरसक प्रयत्न किया । अतः शिवाजी को पन्हाला से २७ मील दूर पश्चिम 
में विशालगड भाग जाना पड़ा। २ अक्टूबर, १६६० ई० में पन्‍्हाला का पतन हो 
गया। शिवाजी के हाथ से पूतरा से १८ मील दक्षिण में स्थित चकन का किला भी 
मुगलों ने ले लिया | उन्होने शिवाजी के उत्तरी प्रदेश पर उस समय आक्रमण किया 
जबकि बीजापुर की सेना शिवाजी को पन्‍्हाला में घेरे हुए थी । 
शाइस्ताखाँ पर रात्रि में आक्रमण (अप्रैल १६६३ ई०) 

मुगल सम्राठ औरगजेब उत्तराधिकार-सघर्ष में सफल हो चुका था। अतः 
उसने अपने मामा शाइस्ताल्राँ को दक्षिण का गवर्नेर नियुक्त कर उसे मराठों की नवीन 
शक्ति को उखाड़ फेंकने की आज्ञा दी । आक्रमण करने से पूर्व शाहस्ताखाँ ने बीजापुरियो 


मराठों का उत्कर्ष ३८९ 


को दक्षिण में मराठा राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, जिससे कि शिवाजी 
एक ही साथ क़रिये गये दो बाक्रमणों हारा कुचल दिया गया। खान ने मार्च 
१६६० ई० में अहमदनगर से पूना की ओर चलकर घीरे-धीरे अहमदनगर और पूना 
के बीच के किले पर अधिकार कर लिया। पूना से दस मील दक्षिण-पूरब मे स्थित 
सासबाद थाने से पूर्व मराठो का सगठित मुकाबला बहुत कमजोर था । शाइस्ताखाँ 
ने १६ मई को  पूना में प्रवेश किया और वही बरसात बितानी चाही । मराठों ने आस- 
पास के प्रदेश को बिलकुल उजाड़ दिया था। अत उसने पूना से १८ मील दक्षिण में 
स्थित चकन नामक किले का घेरा डालने का निश्चय किया जिससे वह अहमदनगर से 
रसद प्राप्त कर सके । उसने इस पर २५ अगस्त को अधिकार कर लिया । इस बीच 
में शिवाजी ने रायगढ में पूता जिले और चकन के किले की क्षतिपृर्ति के लिए एक 
योजना बनायी । उसने तालबर्खाँ के नेतृत्व में चलने वाली शाइस्ताखाँ की सेना की 
उस टुकडी को हराया जो मराठो के कोंकण प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेजी 
गयी थी। इसके बाद शिवाजी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को नेताजी के नेतृत्व मे 
मुगलों के विरुद्ध भेजा और स्वयं कोकण मे सारे बीजापुर प्रदेश पर आक्रमण किया । 
उसने एक ही तेज हमले मे डाडा राजपुरी से खरे पाटन तक के सारे प्रदेश पर अपना 
अधिकार कर लिया। हत्कासा मुकाबलों करते के बाद रत्तागिरि जिले के प्रायः सभी 
, चगरों ने चौथ देकर लुट से अपनी रक्षा कर ली। फिर उसने पल्‍लीवाना रियासत 
ओर सुरक्षित चिरदुर्ग पर विजय प्राप्त की । इसके बाद उसने श्ूगारपुर को छीना । 
इसका शासक सूर्यराव अपना जीवन बचाने के लिए भाग गया। मुगलो ने कल्याण 
नगर को फिर जीत लिया जिससे शिवाजी की सारी उज्ज्वल सफलताओ पर पानी 
फिर गया । तो भो दो वर्ष के युद्ध के परिणामस्वरूप शिवाजी दक्षिण कोंकण, कुलाबा 


3 तक“ लानत चल 


* जिले के दक्षिण-पूरबी कोने और सारे रत्नागिरि जिले पर अधिकार करने में सफल 
हो गये | शिवाजी ने अब शाइस्तार्खा पर रात्रि मे आक्रमण करने की योजना बनायी । 
शाइस्ताखाँ चकन छीनने के बाद अगस्त १६६० ई० में पूता लौटा था और उच्ती 
मकान में ठहरा जिसमें शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। अपने ४०० चुने हुए 
सिपाहियों के साथ मराठा सरदार सिंहगढ़ से घलकर १५ अप्रैल, १६६३ ई० को 
संध्या के समय प्रूना पहुंचे । जब वहू शाहस्ताखाँ के निवास-सुथान की सीमा में प्रवेश' 
कर रहे थे तब उन्हें मुगल रक्षको ने टोका। उन्होने जवाब दिया कि वे शाही सेना 
के मराठी सिपाही हैं भौर अपने नियुक्त स्थानों पर जा रहे हैं। यह मण्डली शाइस्तायाँ 
के भवत पर आधी रात के समय पहुँची और ईंट-गारे से चिने हुए छोटे-से दरवाजे 
को फोड़कर उसमे घुस गयी ! घुसने में शिवाजी सबसे पहला आदमी था । उनके बाद 
उनके २०० आदमी और घुसे । खान के सोने के कमरे मे पहुँचकर शिवाजों ने उस 
पर आक्रमण किया। जिम्त समय मराठों का आक्रमण हुआ शाइस्ताखाँ जल्दी ही 
सेम्रल गया और अपने को शल्त्रों मे सुसज्जित करने लगा, किन्तु उत्तकी छुछ को ते 
बन पड़ी । वह अपने हाथ का अँगूठा खोकर अंधेरे में भाग गया । मराठों ने अन्धकार 


३६० घुगलकालीन भारत 


में सत्री-पुरुष का भेद न जानकर खान के जनानखाले की बहुत-सी स्त्रियों, को मार 
डाला। इसी समय शिवाजी की सेना की दूसरी टुकड़ी के २०० मजबूत सिपाही 
शाइस्ताखाँ के जनानखने के बाहर के रक्षको पर टूट पड़े और मुगल सेना में बडी 


खलबली मचा दी । शाइस्ताखाँ का पत्र अब्दुल फतेह अपने पिता की सहायता के लिए 


लपका किन्तु कत्ल कर दिया गया। दूसरे मुगल सेनापतियों का भी यही हाल हुआ । 
अब सारी मुगल सेना जाग गयी थी, अतः शिवाजी अपने अददमियों को इकट्ठा कर 


आग गये । घबराये हुए मुगल मराठों का पीछा न कर सके । यह रात्रि का आक्रमण & 
बहुत ही सफल रहा । शाइस्ताखाँ का १ पुन्न, ४० सेवक, ६ स्त्रियाँ और उसकी 
५ बाँदियाँ मारी गयीं। उसके दो पुत्र और आठ श्जत्रियाँ घायल हुईं । यहु घटना 
१४ अप्रैल, १६६३ ई० को घटी । इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी ओरे 
शा स्तायाँ क। बड़ा अपमान हुआ । ओरंग्जेब ने कृद्ध होकर उसे दण्ड देने के लिए 
बंगाल भेज दिया । 
सूरत की लूट (१६६४ ई०) 

इस निर्भीक साहसिक कार्ये के बाद शिवाजी ने देश के सबसे अधिक समृद्ध 
बन्दरगाह सूरत पर प्रबल आक्रमण कर इसे द्वी लूटने का विचार किया । इसकी 
योजना अत्यन्त गुप्त रखी गयी और जब उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान कौ घोषणा 
की, तब वे वास्तव में उत्तर की ओर गये । १० जनवरी (१ जनवरी, १६६४ ई० 
पुरानी गणना के अनुसार) को उसने तेजी से सूरत पर आक्रमण किया। नगर में / 
खलबली मच गयी ओर बहुत-से परिवार अपने बाल-बच्चों के साथ जान बचाने के 
उसने शिवाजी से सन्धि करने / 7, करन" ८.7 रुपिनिधि भेजा। शिवाजी ने य गतिनिधि भेजा। शिवाजी ने यहाँ 
१६ जनवरी के प्रात:काल झाकर ७ «पुर दरवाजे के बाहर एक बाग में अपना डेरा 
डाला । उसने दूत को नजरबन्द कर चार दिन तक नगर लूटा । हजारों मकानों को 
जलाकर खाक कर दिया, डरपोक मुगल गवर्नेर ने शिवाजी की हत्या के लिए एक 
हत्यारे को धन दिया किन्तु आक्रमण सफल न हो सका क्योंकि शिवाजी के अंगरक्षक 
ने हत्यारे के दाहिने हाथ को काट दिया था। कद्ध मराठा सेना कल्लेआम करना 
चाहती थी, किन्तु शिवाजी ने उसे रोककर केवल छुछ कंदियों के हाथ कटवा दिये । 
अंग्रेज ऋपारियों ने अपनी फैक्टरी बच्चा ली और मराठा सरदार द्वारा लगाया गया 
सीत्' लाक्ष का कर भी नहीं दिया । शिवाजी को छूट में इतना माल मिल गया था कि 
उसने # तो अंग्रेजों को उत्तर देने की परवाह की और न श्रग्नेजों को सुरक्षित फीक्टरी 
पर हमला ही किया | शिवाजी को सूरत की लुट में एक करोड़ से अधिक रुपया मिला 
था। एफ अंग्रेज ने लिखा है, “शिवाजी और सत्र चीजें छोड़कर केवल सोना, चाँदी 
हीरे, मोती और बेसे ही भूल्यवान सामान ले गया था ।” १६९ जनवरी को शिवाजी 
को समाचार मिला कि एक मुगल सेना नगर की रक्षा करने के लिए तेजी से भा रही 
है अतः: बह २० जनवरी, १६६४ ई० को सुरत छोड़कर भाग गये । सूरत की छुट के 


मराठो का उत्कर्ष ३६१ 


विषय में शिवाजी का कहना था कि यह मुगलो के उस आक्रमण का बदला था जो 
उन्होने उसके देश पर किया था । दूस देश पर किया था दूसरा कारण उसका धन से प्रेम था। 

शिवाजी १६६४ ई० मे पूरे वर्ष मुगली के आक्रमण से मुक्त रहे । दक्षिण का 
मुगल गवर्नेर शाहजादा मुअज्जम औरगाबाद मे ओर जसवन्तभ्तिह् पूना में डेरा डाले 
रहे । जसवन्तसिह ने कोडाना किले का घेरा डाली किन्तु वह इसे छीन न सका और 
शिवाजी मुगलो को लूटने और तग करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र रहे । उन्होने अगस्त 
के आरम्भ में अहमदनगर की लूटा और बरसात के बाद कनारा पर आक्रमण किया । 

२ फरवरी, १६६४ ई० को शिवाजी के पिता शाहजी की मृत्यु हो ग फरवरी, १६६४ ई० को शिवाजी के पिता शाहजी की मत्य हो गयी और 
शाहजी का द्वितीय पुत्र व्यकोजी उसकी मैसूर ओर पूरबी कर्नाटक को रियासत का 
उत्तराधिकारी हुआ।............ ््््३]्र् 
जर्योतिह का महाराष्ट्र पर हमला : पुरन्दर फी सन्धि (१६६५ ई०) 

शाइस्ताखाँ की असफलता और सूरत की लूट से अत्यन्त दुखी होकर औरगजेब 
ने शिवाजी को कुचलने के लिए अपने प्रसिद्ध सेनानायक आमेर के मिर्जा राजा जयसिह 
को नियुक्ति युक्त किया । उसने उसकी सहायता के लिए बहुत-से योग्य अफसर एवं मनचाहा 
घन और सामग्री दी। राजा ने भारत और मध्य एशिया में निरन्तर अनेक विजयें 
प्राप्त की थी । बढ़ अपने उत्साह और योग्यता के लिए प्रसिद्ध था। दूरदशिता और 
राजनीतिक चालाकी के साथ-साथ उसे शाल्तिपूर्ण नीति का भी ज्ञान था। ये योग्यताएँ 
तो उसकी निजी आकपंण के लिए थी किन्तु हिन्दू होने के कारण ही बह शिव/्जी से 
लोहा लेने के लिए एक आदर्श सेनापति सिद्ध हुआ था । उसने १६ जनवरी, १६६५ ई० 
को नमेंदा पार की और एक क्षण भी नष्ट न कर १३ मा को पूता जाकर मारवाड़ 
के जसवन्तसिह से कार्यभार ले लिया । उसमे अपने कतंव्य के महत्त्व को समझकर 
शिवाजी के विरुद्ध काये करने की विचारपूर्ण योजना बनायी और शिवाजी के राज्य 
के पूर्वी भाग में डेरा डाले रहा, जिससे वह मराठा प्रदेश और बीजापुरी सुल्तान के 
बीच में डटा रहे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुल्तान मराठों की सहायता करे । 
वास्तव में राजा जर्यातह दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध सभी महस्वपूर्ण तत्त्वो को 
उकसाना चाहता था; जिससे शिवाजी चहुमुखी आक्रमणों से घबरा उठे । उसने शाही 
क्रपा और कर को घटवाने का आश्वासन देकर बीजापुरी सुल्तान से सहायता माँगी । 
उसने गोआ के पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्दियों से शिवाजी के प्रदेश पर आक्रमण 
करने के लिए कहा | इसके अतिरिक्त उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत-से जमींदारों 
को अच्छा आश्वासन देकर फूसला लिया। उसे इसमें बहुत अधिक सफलता मिली ! 
जावनी से तिकाले गये मोरे, अफजलखाँ का पुत्र फनलखाँ और कल्याण के उत्तर देश 
कोली के निकाले हुए सभी राजा शिवाजी से ईवव्या रखते थे । अत: वे सब जयोविह से के निकाले हुए सभी राजा शिवाजी ज़॒ 
जा मिले । 

सासबाद को अपना प्रधान स्थान बनाकर जयसिह ने अपना आक्रमण आरम्भ 
किया | उसने उस नगर के दक्षिण-पश्विम की धाटियों के मराठा गाँवों को उजाडइ़ने 






३६२ घृगलकालीन भारत 


फे लिए अपनी सेना की एक दुकडी भेजी । फिर वह प्रन्दर मे शिवाजी को घेरने के 
लिए चला और पुरन्दर के पूरण किनारे पर रिथत बद्यगढ किले पर आक्रमण कर 
दिया । इस पर पूरी तरह से घेरा डाला गया और तोपखाने लगाकर बमबारी आरम्भ 
कर दी गयी । राजा जयतसिह ने २४ अप्रेल को बज्ञगढ़ छीन लिया और दुर्ग रक्षको को 
बिना सताये ही घर जाने की आजा दें दी, जिससे कि पुरन्दर दुर्ग के रक्षक बिना युद्ध 
के ही आत्मसम्पंण कर दे | जयसिह ने राजगढ, सिहगढ (कोडाना) और रोहिरा राज्य 
के शिवाजी के गाँव! का उजाडने के लिए अपने हल्के दस्ते पहले ही भेज दिये थे और 
उन्हे आज्ञा दी गयी थी कि वे खेती अथवा निवास-स्थानो का नाम भी न रहने दे । 
इस से! ने अपने काम से राजा को सन्तुष्ट किया । इसने मराठा सेना को हराया, 
उन गाँवों का लूटा और जलाया जिन्होंने पहले कभी शन्नू को नही देखा था। इस 
बीच म पुरन्दर श। घेरा भी जारी रहा | मराठो ने मुकाबला किया किन्तु वे असफल 
रहे । बच्भगढ छोन लेने के बाद जयतिह ने पुरन्दर के नीचे के माची के दुर्ग को घेरने 
के लिए आज्ञा दी। किले के उत्तरी पूरबी कोने पर खाइयाँ खोदी गयी ओर मराडे 
सेनिक सदेड़ दिये गये । जयसिह्‌ ने लटठे और तख्तों का ऊँचा चबूतरा बनवाया गौर 
शत्रु पर चुपचाप बसबारी करने के लिए छोटी-छोटी तोपें उस पर चढवा दी दुर्ग- 
रक्षकों द्वारा बाधा डालने पर भी लकडी का चबूतरा बन ही गया था । मुगलों ने अब 
सफेद बुर्ज सफेद बुर्ज पर हमला करने की तेयारी की । इस बमबारी के कारण मराठडों ने काले 
बुर्ज में जाकर शरण ली परन्तु वे यहाँ भी नहीं ठहर सके और गढ़ी की दीवार से 
लगे हुए बाड़े मे भांग गये। उन्हें इसे भी छोड़कर बाद मे पीछे की खाइयो में शरण 
लेनी पड़ी । दो महीने के घेरे और ललाई के परिणामस्वरूप जर्थासह ने नीचे के किले 
के पाँच बुर्ण और एक बाड़ा छीन ५-.. जप यह स्पष्ट हो गया कि मुख्य दुर्ग पुरन्दर 
भी उससे नहीं बच सकेगा । राजपूत सेनापति ने अपनी सारी सेना को मुख्य किले 
पर ही लगा दिया। यहाँ मराठा आक्रमण का वीर सेनापति मुरार बीजाप्रभु ५०० 
पदान और बहुत-से पैंदनों को मारकर अपने ३०० आदेमियो के साथ वीरगति को 
प्राप्य हुआ । अब पुरन्दर के दुर्गरक्षकों और मराठा अफसरों के परिवारों को अपना 
दुर्भाग्प आता हुआ दिखायी देमे लगा । 

पुरन्दर के घेरे ओर अपने ही राज्य के बीच मे हुई हारों से शिवाजी की सेना 
५ बध्ुतपूर्य आपत्ति आ गयी, जिससे विवश होकर शिवाजी ने आत्मसमपंण द्वारा 
सा... जज लेने का निश्चय कर लिया। उसने कुछ दित तक जर्यप्तह के दूतों से 
विचार-विनिमय किया. और फिर राजपूत सरदार से मिलकर सन्धि की शर्तों का 
निश्चय कर लिया | उसने निश्चय कर लिया कि यदि उसकी प्रार्थना ठुकरा दी गयी 
तो यह बीजापुर के सुल्तान से मिलकर और भी जोरों से मुगलों पर आक्रमण कर 
देगा । जयप्तिहू ने शिवाजी को स्वयं आकर ब्रिता शर्ते के आत्मसमर्पण के लिए बाध्य 
किया और कहा कि यदि शिवाजी ने ऐसा नहीं किया तो वह सन्धि की कोई बातचीत 
नहीं करेगा । जब जयसिहु ने शिवाजी की सुरक्षा का विश्वास दिला दिया, तब वह 


ता 


मराठों का उत्कर्ष ३६३ 


सन पता ये पड जून, १६६५ ई० के प्रात काल राजपृत सेनापति से पण्डाल में मिलने गया। 
सह ने साफ-साफ कहलवा दिवा कि यदि शिवाजी अपने किलो को सौप देने 
को तैयार न हो तो उसे मिलने के लिए आले की कोई आवश्यकता नही । शिवाजी 
इसे मानकर वहाँ गया ओर जेम के द्वार पर जर्यापह के बख्णी द्वारा उसका स्वागत 
किया गया । जर्यास्नह स्वय कुछ कदम आगे बढकर शिवाजी को लेने आया और उसने 
शिवाजी को गले लगाकर अपने णस बिठा लिया । उसी समय जर्यात्चह ने दिलेरखाँ 
और तीर्थत्विह को पुरूदर पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, जिससे शिवाजी को 
मराठो की क्षीण शक्ति का विश्वास हो जाय । आक्रमण में 5६० मराठो को मारकर 
और बहुतो को घायल कर पीछे खदेड दिया गया । शिवाजी राजपूत खेमे से युद्ध 
को देख रहा था। अत उसने पुरन्दर के समर्पण की आज्ञा देकर जर्यासह से व्यर्थ के 
नरसहार को रोकने की प्रार्थता की । जयसिह ने अपने आदमियों को युद्ध रोकने का 
आदेश दे दिया ओर शिवाजी ने अपने दुर्गरक्षकों को दुर्ग-समर्पण की आज्ञा दे दी। 


ड्न हक 27 73 का.पालन किया यया । 

नो राजा आघी रात तक शर्तो के विषय में विचार करते रहे और अन्त मे 
समझौता हुआ | यह १६ ६५ ई० की पुरन्दर की सन्धि कहलाती है। समझौते की ले ई० की प्रन्दर की सन्धि कहलाती है। समझोते की शर्ते 
इस प्रकार थी : (६१) शिवाजी ने २३ किले और उससे लगे हुए उस प्रदेश का संमरण 
कर दिया 2 वापिक-आय ४ लाख हुत थी। यह प्रदेश मुगल-साम्राज्य में मित्रा 
दिये गये । (३).-रजगढ के साथ-साथ शिवाजी के १२ किले और उससे लगी हुई भूमि 
जिसकी वाधिक आय १ लाख हून थी, शिवाजी के ही अधिकार में रहे । शर्त यह थी 
कि वह शाही तख्त का सेवक और राजभक्त बना रहेगा । (३) शिवाजी मुगल दरबार 
की निजी उपस्थिति से बरी कर दिया गया था किन्तु उसके पुत्र शम्भाजी को ५,००० 
घोडो के दल के साथ सम्राट की सेवा करनी होगी, जिसके उपलक्ष में उसे जागोर 
मिलेगी | शिवाजी ने दक्खिन में सम्राट की ओर से युद्ध करने का वचन दे दिया । 
कुछ समय बाद पुरन्दर की सन्धि मे एक घारा और जोड़ दी गयी, जो शिवाजी के 
शब्दों में इस प्रकार है, भर अ्रदि ४ लाख हन की आमदनी की कोंक्रण की तराई की 
भूमि और बालाघाट तेँथा बीजापुर की ५ ल्यश्व हुन सालाना की ऊँची भूमि मुश्ले 
सम्राट द्वारा दे दी जाय और श'ठी फरमान के द्वारा मुझे विश्वास दिला दिया जाये 
कि इस भूमि का अधिकार मुगलों द्वारा आशा की गयी बीजापुरो विजय तक मुझ पर 
रहेगा तो मैं सम्राट को ४० लाख हून १३ वर्ष की सालाना किस्तों में देने को तैयार 
हैँ ।/ औरंगजेब ने इसको स्वीकार कर लिया और आशा की कि शिवाजी उपयुक्त 
प्रदेशों को मुगलों की सहायता के बिना जीत लेगा । यहू धारा मुगलों के बहुत अनुकुल' 
थी क्योंकि दो करोड़ तकद आमदनी के साथ-साथ शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान 
के बीच शत्रता बनी रहती । इसके अतिरिक्त पहाडी राज्य को विजय करने में लगे 
रहने के कारण शिवाजी को दक्षिण में मुगलों को तंग करने का अवसर भी नहीं 
मिलता । ध्यान देते की बात यह है कि इस धारा मे शिवाजी ने यह भी मात लिया 











३६४ मुगलकालीन भारत 


था कि इस रियासत के बदले में वह अपने पुत्र शम्भाजी के २,००० घुडसवारों के 
मनसब और चुने हुए ६० हजार पेदलो को अपने साथ लेकर मुगलो को बीजापुरी 
आक्रमण में सहायता देगा । औरगजेब ने”पुरन्दर की सन्धि ओर समझौते को स्वीकार 
कर लिया और शिवाजी के लिए फरमान और खिलअत भेज दी । 
शिवाजी द्वारा घुगरलों फी सहायता * पन्‍्हाथा फी हार 

इस उत्कृष्ट सफलता के बाद जयसिह ने एक ही आकस्मिक हमले से आदिल- 
शाही राजधानी पर अधिकार जमाने के लिए बीजापुर पर आक्रमण कर दिया । 
समझौते के अनुसार शिवाजी ते अपनी शक्तिशाली सेना सहित उसकी सहायता की । 
बीजापुर से २४ मील उत्तर में मगलवोरा तक राजपूत सरदार का किसी ने विराध 
नही किया । बीजापुरियो ने अपनी रक्षा की पूरी-पूरी तैयारी कर लीथी। उन्होने 
रसद की पूरी सामग्री और लडाई का सारा सामान किले मे इकट्ठा कर ७ मील के 
दायरे मे देश को ऐसा उजाड़ दिया था कि जिससे शन्नु को पानी, अन्न और वृक्षो की 
छाया तक न मिल सके । बीजापुर किले से १० मील उत्तर मे मक्खनपुर पर जयसिह 
की प्रगति तक रुक गयी । कुछ सप्ताह प्रतीक्षा करने के बाद भी वह आगे न बढ़ 
सका, अत. उसने १५ जनवरी, १६६६ ई० को पीछे हटना आरम्भ कर दिया। वह 
अपने साथ बडा तोपखाना नही लाया था, क्योकि उसने सोचा था कि वह एक ही 
आकस्मिक हमले मे बीजापुर को जीत लेगा, किन्तु उसकी भूल थी। अत उसने 
पीछे हुटकर शिवाजी को पन्‍्हाला का घेरा डालने के लिए भेजा । पनन्‍्हाला १र अचानक 
हमला करने के विचार से शिवाजी २५ जनवरी को किले के निकट पहुँच गये किन्तु 
नेताजी, जिन्हें दूसरा शिवाजी कहा जाता था, के समय पर न पहुँचने के कारण वहू 
सुर्योदय के केवल ३ घण्टे पूर्व ही आक्रमण कर सके । दुगरक्षक जाग गये थे, अतः 
उन्होने वीरतापूर्वक युद्ध किया । परिणाम यह हुआ कि शिवाजी को बिना दुगगे छीने 
ही लौटना पड़ा । शिवाजी ने नेताजी को दण्ड दिया जिसका बुरा मानकर वह 
बीजापुर सेता मे भरती हो गया और उसने मुगल प्रदेश पर आक्रमण किया | परन्तु 
जय भिह ने पाँचहजारी मनसब, अच्छी जागीर और ५० हजार नकद रुपये देने की 
प्रतिज्ञा कर उसे पक्ष में कर लिया । 
शिवाजी का आगेरा जाना (१६६६ ई०) 

बीजापुर के विरद्ध जयप्िह की असफलता, नेताजी की कर्तव्यविमुखता और 
इस भय से कि कहीं शिवाजी मुगलों के विरुद्ध बीजापुर से न मिल जाय, जर्यातह ने 
विवश होकर मराठा सरदार से आगरा जाकर बादशाह से मिलने का अनुरोध किया । 
उसने यह काम शिवाजी को अस्थायी रूप से दक्खित से हटाने और अपने अफसरों में 
उसके विरुद्ध होते वाले षड़यत्त्र को दबाने के लिए किया था क्योंकि उनमें से कुछ 
शिवाजी के विरुद्ध थे। शिवाजी को मुगल दरबार में भेजकर वह अपनी खोयी हुई 
प्रतिष्ठा को भी पुनः प्राप्त करना चाहुता था। वह दिखाना चाहता था कि वह शिवाज़ी 
जेसे व्यक्ति को मृगल दरबार में भेज रहा है, जिसने बड़े से बड़े मुसलमान के भागे 


मराठों का उत्क्षे ३६४ 


भी सिर नही झुकाया है। वह बड़ परिश्रम के बाद शिवाजी को विश्वास दिला सका 
कि आगरे में उसका अच्छा सम्मान होगा और बहुत सम्भव है कि वह दक्षिणी मुगल- 
साम्राज्य का वायसराय (सूबेदार) भी बनां दिया जाय | शिवाजी सिदियों से जजीरा 
लेता चाहता था और जर्यासह ने मम्भवत यह भी उसे दिलाने की प्रतिज्ञा कर ली 
थी । शिवाजी ने जयसिह के प्रस्तावों को बड़ी हिचकिचाहट के साथ तभी स्वीकार 
किया जब राजपूत सरदार और उसके पुत्र रामसिह ने जो शिवाजी के दरबार मे 
उसका प्रतिनिधि था उसकी सुरक्षा का वचन दे दिया था। प्रस्थान करने से पूर्व 
उन्होने अपनी माता जीजाबाई को सरक्षक ओर पेशवा मो रोपन्त _तथा मजमुआदार 


नीलोजी सोनदेव को उसके अधिकार में रख दिया । उन्होंने अपने सब अफसरी तथा 
'फकलों के अधिकारियों (किलेदारों) « (किलेदारों) को नियमों के पालन करने और आवश्यकता के 


समय यथोचित कार्य करने का आदेश दिया । उन्होने १६ मार्च, १६६६ ई० को 
अपने सबसे बड़े पुन्र शम्भाजी, पाँच बडे अफसर और ३५० चुने हुए सिपाहियों के 
दस्ते के साथ यात्रा आरम्भ की । का ' 

जब वे २१ मई को आगरा से कुछ मील दूर दक्षिण से सराय मानिकचन्द्र पर 

'पहुँचे, तब वहाँ रामसिह के मुशी गिरधारीलाल ने उनका स्वागत किया । २२ मई के 
बहुत तड़के (उषाकाल) रामनिह की शाही महल मे पहरा देने की ड्यूटी पड गयी थी 

अत. वह शिवाजी की अग॒वानी करने के लिए स्वयं न आ सका था। गिरधारीलाल 

शिवाजो को दूसरे मार्ग से नगर में लाया और रामसिंह अपनी ड्यूटी के बाद शिवाजी 
का स्वागत कर उसे बादशाह के सामने पेश करने के लिए लेने को दूसरे मार्ग से गया । 
इस भूल के कारण शिवाजी से बाहुर मिलने के बजाय वह उससे नगर के बीच बाजार 
मे मिला । दिन चढ़ गया था और औरंगजेब दीवाने-आम को छोडकर दीवाने-खास में 
चला गया था, क्तः सहायक मीर वर्शी असदर्खां ने उन्हें बही उसके सामने डपस्थित 
किया । शिवाजी ने एक हजार मुहर और दो हजार रुपये नजर ओर पाँच हजार रुप्ये 
निछावर के रूप में भेंट किये । औरंगजेब ने एक शब्द भी न कहकर उनकी ओर केवल 
देख भर लिया। नजर देने के बाद शिवाजी पाँचहुजारी मनसबदारों की पक्ति में खड़े 
किये गये । यह मनसबदारों की तीसरी पंक्ति थी। सम्राट की ओर से शिवाजी का 
स्वागत राजधानी के बाहर नही हुआ था, अतः वह दु खी ओर असन्तुष्ट थे । अब उन्हें 
तीसरी पंक्ति में खड़ा किया गया था और जब उन्हें मालुम हुआ कि राजा जसवन्तर्पिह 
उनके सामने खड़ा है तो उन्होंने दुख से इस प्रकार कहा, "बह जसवन्तर्सिह जिसकी 
पीठ मेरे सिपाहियों ने देखी थी, मुझे उसी के पीछे खड़ा होनी पड़ रहा है? इसका 
क्या अभिप्राय है ?” अब खिलअत के भेंट करने का समय आया । शाही राजकुमार, 
बजीर बौर जसवन्तपविहू इत्यादि सभी को ईन खिलकषतों से सम्मानित किया गया किन्तु 
शिवाजी को नहीं । अतएवं शिवाजी अत्यन्त कुद्ध हुए । औरंगजेब उनके भाव को ताड़ 

गया और उसने रामपधिह से शिवाजी की दशा के सम्बन्ध में पूछा । जब रामभथिह 

"शिवाजी के पास गया तो वह उस पर बहुत क्ढ होकर बोले, “तुमने मुझे देखा है, 


३६६ मुगलफालीन भारत 


तुम्हारे पिताजी ने देखा है और तुम्हारे बादशाह ने देखा है कि मै किस प्रकार का 
आदमी हुँ। किन्तु तुमने फिर भी मुझे तीसरी पक्ति में इतनो देर तक खड़ा रखा। मै 
तुम्हारे मनसब को ठुकराता हूँ ।” इन शब्दों के कहने के बाद उन्होंने उसी समय 
सिहासन की ओर पीठ कर ली और उदृण्डता के साथ चल दिये। रामभिह ने उनका 
हाथ पकड़ा किन्तु शिवाजी ने उसे छुडा लिया और खम्बे के पीछे आकर बेठ गये । 
रामसिह उन्हे राजी करके दरबार मे न ला सका ओर उसकी सारी मिन्नतो के बाद 
भी शिवाजी ने यही कहा कि वह सम्राट के सामने जाने की अपेक्षा मर जाना कही 
अच्छा समझेगा । जब निराश रामसिह ने ओरगजेब को सारी घटना को सूचना दी, 
तब ओऔरगजेब ने शिवाजी को शान्त कर अपने सामने उपस्थित करने के लिए खिलअत 
के साथ तीन सामन्तो को भेजा । शिवाजी ने इस वस्त्र का पहनना और दरबार में 
जाना अस्वीकार कर दिया। सरदारो ने अपनी असफलता का समाचार सम्राट से 
छलपूर्वक कहा । उन्होने बताया कि देहाती मराठा सरदार दरबार की अनभ्यस्त गर्मी 
से बीमार पड गया है। इस पर औरगजेब ने रामसह को भाज्ञा दी कि वह शिवाजी 
को अपने निवास स्थान को ले जाय । शिवाजी दूसरे दित भी दरबार मे जाने के लिए 
राजी नही हुए। परन्तु रामसिह के बडे आग्रह के बाद उसने अपने पुत्र शम्भाजी को 
दरबार मे भेजा । शिवाजी इसके बाद मृगल दरबार में स्वयं फिर कभी नही गये । 

अब ओरगजब ने शिवाजी को बन्दी बनाकर किसी न किसी बहाने मरवा 
डालने का निश्चय कर लिया । किन्तु वह इस काम को इस ढंग से करना चाहता था 
जिससे जनमत उसके विरुद्ध न हो जाय और राजपूतो से और विशेषकर मराठे सरदार 
की रक्षा का वचन देने वाले जर्यावह्‌ और उसके पुत्र रामसिंह से शत्रुता मोल न लेनी” 
पड़े। राजदरबार मे कछवाह्य और राटौरों की प्रतिदवन्दिता बहुत समय से चली था 
रही थी ओर शाही-वश से सम्बन्ध रखने वाली शाइस्तालां ओर व्जीर जाफेरखा की 
पत्नियाँ तथा बादशाह की बहन जहानआरा शिवाजी का वध करवाना चाहती थी । 
इन दोनों कारणों मे बादशाह ने शिवाजों के बंध को निश्चय कर लिया । जसवस्तर्तिह 
के नेतृत्व में रहने वाली राषटौर पार्टी जयप्तिहू को अपमानित करना चाहूती थी और 
इसीलिए वह शिवाजी के विरुद्ध थी क्योकि वहु जयस्िह की सरक्षकता"भे था। फलत: 
ब्रादशाहु ने शिवाजी को मरवा डालने का था किसी किले मे नजरबन्द करने का 
निश्चय कर लिया । सबसे पहले उसके निवास-स्थान के चारो ओर रक्षक नियुक्त किये 
गये | इसके बाद शिवाजी को रादतदाज्खां के यहाँ ले जाने की आज्ञा हुई। रादनदाजसा 
अपनी निर्देयता के लिएछुस्यात था और आगरा किले के शाही कैदियों का अधिकारी 
था । रामिह ने ओरगजेब के इस निर्णय का विरोध किया मौर शिवार्जी के आचरण 
की तब तक की लिखित जिम्मेदारी ले ली, जब तक वहु आगरे मे रखा जाय । इस 
पर शिवाजी जयपुर भवन' में रुख़ा गया । वास्तव में औरंगजेब इस निर्णय से सम्तुष्ट 
ते था, अत: उसने शिवाजी को अफगानिस्तान के युसुफजई और अफरीदी कबीलों से 


(++नजननन५> >>ननभ%भ-> “करन, 


लड़ने के लिए रादनदाजखा के साथ जाने की आज्ञा दी । औरगजेब की हादिक इच्छा' 





/#सन न फनलनन+ कक. नल 


भराठों का उत्कर्ष ३६७ 


थी कि शिवाजी मार्ग मे मरवा दिया जाय और दुनिया को धोखा देने के लिए यह 
घोषणा कर दी जाय कि उसकी भ्ृत्यु दुर्घटनावश हुई है । औरंगजेब जयसिंह के उत्तर 
कि प्रतीज्ञा मे था, जिसके द्वारा वह शिवाज़ी को दिये गये वचुन के विषय में जानना 
चाहता था। इस प्रतीक्षा के कारण उपरोक्त षडयन्त्र तुरन्त कार्यरूप मे परिणित न 
किया जा सका । इसी बीच में शिवाजी ने लम्बी-लम्बी घूसो से मुगल मन्त्रियों और 
बड़े-बडे अफसरो को अपने पक्ष से क्र लिया और मन्न्रियों के द्वारा अपने पिछले कृत्यों 
के लिए क्षमाप्रार्थंना की । बादशाह ने उसे क्षमा नही किया, किन्तु उसने अफगानिस्तान 
के भेजने की आज्ञा को रहू कर दिया । इसके बाद शिवाजी ने ओरंगजेब को दो करोड 
रुपये भी भेंट में देने चाहे, यदि वह उसे घर जाने की आज्ञा दे दे और उसके सब किले 
उसे वापस दे दे । उसने बीजापुर के विरुद्ध लड़ने को भी वचन दिया । औरगजेब ने 
बाहर आगरे के पुलिस कोतवाल सिह्दी फौलाद की अध्यक्षता में एक सेना कुछ तोपों 
के साथ नियुक्त कर दी। उसके अन्दर के निवास-स्थान की निगरानी रामभह के 
आदमी दिन-रात करते थे । शिवाजी अब बन्दी बना लिया गयाञ्या । उसने अपने ही 
साधनों से निकल भागने की एक योजना बनायी । उसने रार्मासह से अपनी जमानत 
वापस ले लेने के लिए कह दिया | इसके बाद उसने अपनो सारी सेना को दक्खिन 
भेज दिया। फिर उसने सन्‍्यास ले लेने की घोषणा की और बादशाह से प्रार्थेता की 
कि वह उसके शेष जीवन को इलाहाबाद में बिताने की आज्ञा दे दे। औरगजेब ने 
उत्तर दिया कि वह इलाहाबाद के किले मे रखा जायगा और वहाँ का मुगल गवर्नर 
उसकी देखभाल भलीमाँति करेगा । अब शिवाजी ने रोगी होने का बहाना किया 
ओर वह ब्राह्मणों तथा साधु-सन्‍्तों को मिठाई की टोकरियाँ अपने निवास-स्थान से 
बाहर भिजवाने लगा । १३ अगस्त (पुरानी गणता के अनुसार ) के तीसरे पहर वह 
और उसका पुत्र शम्भाजी बहूँँगी मे रखी हुई दो टोकरियों मे बैठकर निकल गये । 
शिवाजी का क सौतेला भाई हीरोजी फर्जन्द था जो आकृति में शिवाजी से मिलता- 


७ 3७ +>क४त+ <बनननका८+ जम 
>न्‍ननकन्‍लन अत टन 'लिल>नमक 


जुलता था.। उसे मराठा सरदार का सोने का कडा पहनाकर और बाँह फलाकर 
शिवाजी के बिस्तर पर लिटा दिया गया। टोकरियाँ आगरे से बहार सुनसान स्थान 
में पहुंची# जहाँ से शिवाजी और उनका बेटा तगर से ६ मील दूर के एक गाँव में पहुँच 
गये । वहाँ पर॒नीराजी रावजी घोड़ी सहित उपस्थित था| अब मण्डली ने हिन्दू 
सन्यासियों का वेश धारण कर लिया ओर घोड़ो पर चढ़कर मथुरा चले गये । मथुरा 
में अपने पुत्र शम्भाजी को एक मराठा परिवार को देखरेख मे छोड़कर आप स्वय 
इलाहाबाद के लिए पूरब की ओर चल दिये । वहाँ से उन्होने बुन्देलखण्ड की सड़क 
पकड़ी ओर ग़ोंडवाना ओर गोलकुण्डा होते हुए अपने आगरा भागने से पच्चीसवें दिन 
२२ सितम्बर, १६६६ ई० को राजगढ पहुँच गये | आगरे मे शिवाजी का भागना 
३० अगस्त की प्रात.काल १० बजे लगभग ज्ञात हुआ | दो घण्टे बाद हीरोजी मकान 
से चुपके से निकल गया और जाते समय रक्षकों से कहता गया कि वे शोर न करे 


श्ध्द मुगलकालीन भारत 


क्योकि शिवाजी बीमार है। फॉलादखाँ ने सम्राट को घटना की सुचना देते हुए कहा 
कि शिवाजी उतके आदमियो की आँखों से अचानक ओझल हो गया है; वह जादू से 
या तो आकाश में छिप गया अथवा धरती मे समा गया । औरगजेब ने इस बात पर 
विश्वास नहीं किया । उसने भगोडे को गिरफ्तार करने के लिए दक्खिन को जाने वाली 
सड़कों की देखभाल करायी किन्तु खोज का सारा परिश्रम व्यर्थ रहा। सम्नाद को 
विश्वास हो गया कि मराठा सरदार रामसिंह की असावधानी से ही भागा है। पहले 
उसने उतका दरबार में आता निषिद्ध किया और तत्पश्चात उसे नौकरी से अलग कर 
दिया । दक्षिण मे जयसिंह को यह सब जानकर बड़ा दुख हुआ क्योकि इससे उसके सारे 
किये-धरे पर पानी फिर गया और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी । शिवाजी के 
गिरफ्तारी काल में उसको उसकी सुरक्षा की बड़ी चिन्ता थी क्योंकि वह इसके लिए 
वचनबद्ध था। अब वह अपने और अपने पुत्र के भविष्य के लिए चिन्तित हो गया । 
उपने सम्राट को लिखा कि वह शिवाजी को भेंट के लिए राजी कर उसे मरवा' 
डालेगा । औरंगजेब को शिवाजी के भागने का आजीवन दु.ख रहा । वहू जयसिह से' 
सन्तुष्ट न हुआ और €उसे दक्षिण से हटा दिया । राजा जयसतिह ने दविखन के राज्यपाल 
का अपना कायभार युवराज मृअज्जम को सौंत दिया और आगरा लोटते समय _ कार्यभार युवराज मुअज्जम_ को सौंत दि र आगरा लौटते समय 
६ सितम्बर, १६६७ ई० को बुरहानपुर में स्वर्ग सिधार गया । 
मुगलों के साथ सन्धि (१६६७-६६ ई०) 

बन्दी-जीचन और कठिन थात्रा के कारण शिवाजी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया 
था, अत: वह लौटने पर दो बार बीमार पडे और लम्बा विश्वाम लेने के लिए विवश 
हो गये । इसके अतिरिक्त नया गवर्नर (सूृबेदार) मुअज्जम आरामतलब आदमी था 
और उसका दाहिना हाथ जसवन्त्सिह शिवाजी से सहानुभूति रखता था । बे दक्षिण में 


व्यर्थ के आक्रमण के विरुद्ध थे । औरंगजेब को अवकाश नहीं था क्योकि उसे फारस के 


हमले का डर था ओर उत्तर-पश्चिमी सीमा के युयुफजई और दूसरे कबीलो की भया- 
नक क्रान्ति को दवाना या जिसके लिए उसे अपनी सैना को टुकड़ियों मेजनी पड़ी थी। 
इन कारणों से शिवाजी लगभग तीन वर्ष तक चुपचाप रहे । कुछ मास बाद उत्होंने 
ओऔरगजेब को लिखा कि वह सम्राट की ओर से दक्षिण में युद्ध करने के लिए तैयार 
हैं। उन्होने जसवन्तर्ततिह को भी लिखा कि वह शम्भाजी को युवराज मुअज्जम की 
सेवा मे भेजने के लिए तैयार है, यदि वह (शिवाजी) सम्नाट द्वारा क्षमा कर दिया 
जाय । औरंगजेब ने युवराज मुअज्जम द्वारा सन्धि के लिए की गयी सिफारिश को 
मानकर शिवाजी की 'राजा' की उपाधि को मान्यता दे दी । 

शिवाजी ने १६६७-६६ ई० के तीन वर्ष राज्य को सुहृढ एवं सुब्यवस्थित 
करने में ही लगाये। उन्होने बहुत अच्छे-अच्छे नियम बनाकर अपने शासन का फिर 
से संगठन किया जिससे उनकी सरकार दृढ हो गयी और जनता की अत्यधिक भलाई 
हुईं। इन नियमों का वर्णन इंस अध्याय के अन्त में किया जायेगा । 





मराठों का उत्कर्ष ३९६ 


मुगलों के साथ पुन. युद्ध (१६७० ई०) 
औरंगजेब का हृदय साफ नही था । उसे सन्देढ़ था कि मुअज्ञजम शिवाजी का 
मित्र है अतः उसमे शिवाजी को दुबारा जाल मे फेंसाने की योजना बनायी । उससे 
निश्चय कर लिया कि यदि वह इस योजना मे असफल हुआ तो वह शम्भाजी को 
गिरफ्तार कर कंदी बनाकर रखेगा । अब शिवाजी और मुगलो का मंत्री सम्बन्ध ढुट 
गया । इसके दो कारण थे--एक तो शिवाजी ने मुगंलों की उस सेना को अपने यहां दो कारण थे--एक तो शिवाजी ने मुर्गंलो की उस सेना को अपने यहाँ 
भरती कर लिया जिसे दक्षिणी मुगल सुबेदार ने आथिक संकट के कारण पृथक कर_ कर लिया जिसे दक्षिणी मुगल सुबेदार ने आथिक संकट के कारण पृथक कर 
दिया था। दूसरे, औरगजेब शिवाजी की नयी जागीर के एक भाग को अजब शिवाजी को नयी जागीर के एक भाग को कुक करके 
उससे कं मिकगाग ग कआ वा का लाख रुपये वसूल करना उसे १६६६ ई० में आगरा 
आने हू काना या का । अतः शिवाजी ने अपनी पोज को सगल सेक मे फायर 
बुलाकर मुगल प्रदेश पर चढाई की तेयारी कर दी। उसने पुरन्दर सन्धि के द्वारा 
सोपे गये अपने अनेक किले फिर जीत लिये। इन किलो में सबसे महत्त्वपूर्ण किला 
कोडाना था जिसे तानांजी मलुसरे ने दीवार पर चढ़कर जीता था। तानाजी अपनी 
उज्ज्वल विजय में यहाँ स्वर्गवासी हुए थे अत: शिवाजी ने फरवरी १६७० ई० में 
ही के नाम पर इस दुर्ग का नाम सिहगढ़' रख दिया। इसके बाद 'पुरन्दर' का 
पतन हुआ और फिर कल्याण, भिकण्डी- माहुली इत्यादि दूसरे दुर्गों का पतन होता 
गया । शिवाजी ने अपनी टुकडियों को मुगल प्रदेश के अनेक भागों को लुटने के लिए 
भेजा । अहमदनगर, जुन्नार और परेन्दा के निकट के ५१ गाँवों को उन्होने स्वय बूढ़ा ॥ 
मराठों की सफलता शिवाजी के साहस, सेना की योग्यता और शाहजादा मृअज्जम 
और दिलेरलों के मतभेद के कारण हुई थो। शाहजादा भर दिलेरखों को कलह ने 
गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया जिध्का लाभ उठाकर शिवाजी ने १३ अक्तूबर, 
१६७० ई० को सूरत पर द्रुतगति से धावा बोलकर उसे दुबारा लूट लिया । तीन दिन 
की लूट में शिवाजी के हाथ लगभग ६६ लाख रुपये का माल लगा । देश के सबसे 
समृद्ध बन्दरगाह की बड़ी हानि हुई जिससे इसका व्यापार लगभग चौपट हो गया + 
नस नस रंशी ने शिवाजी को सूरत से लौटने पर मार्ग में रोकना ब्वाहा किस्तु 
मराठा सरदार ने लूट के सामान को चालाकी से सुरक्षित घर भेजकर दाऊद्खाँ को 
हरा दिया | 
इसके बाद शिवाजी ने बरार, बगलाना और खानदेश पर अचानक धावा 
बोलकर विजय प्राप्त की | दिसम्बर १६७० ई० में उन्होंने खानदेश पर आक्रमण कर 
बगेलाना जिले के कुछ किलो पर अधिकार कर लिया। उनके प्रधान सैनापति प्रताप- 
लूट डाला । अब शिवाजी मुगलों के जिस प्रदेश से भी गुजरे उन्होने वही से चौथ 
वसूल करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि भहाराष्ट्र उनका है 
मुगलो का नहीं | उन्होने पेशवा मोरोपन्त पिगले को बगलाना भेजा और उसने त्रिम्बका 


ओर दूसरे किलो को जीतकर खानदेश और गुजरात की सोमा के सलहेर किले का 


नि भजन न ७00 सकल 2अ लक अफललबम कर 


४०० मुगलकालीन भारत 


घेरा डाल लिया । शिवाजी ने भी इसमे भाग लिया ओर १५ जनवरी, १६७१ ई० 
को सलहेर जीत लिया गया । 
शिवाजी के विनाशकारी कार्यों से अत्यन्त कुद्ध औरगजेब ने महाबतखाँ को 
दविखत भेजा और उसकी सहायता के लिए गुजरात के बहादुरखाँ को भी आज्ञा दी । 
यहूं सेनापति भी मराठा सरदार के खदेडने में असफल रहा। अते सम्राट ने उसे बापस 
बुलाकर बहादुरशाह और दिलेरखाँ को दक्षिण के हमले का भार सौपा | इन दोनों ने 
सलहेर का घेरा डाला । कुछ टुकडियो को घेरा डाले रहने के लिए छोड़कर दोनो 
सेनापतियो ने पूनां और सूपा पर तेजी से धावा बोलकर पूना को लूट लिया । 
शिवाजी ने तनिक भी न घबराकर खानदेश में मुगलों पर ऐसी मार बजायी कि 
दुरखाँ को विवश होकर पूना से इखलासखाँ की सहायता के लिए दौड़ना पडा जो 


७७४४/७०९४७७००-० लत 


कि सलहेर किले पर बडी आपत्ति मे फंस गया था | सलहेर के भीषण युद्ध मे फरवरी 
१६७४० ई० ' में मुगल बिलकुल खदेड बिलकुल खदेड दिये गये ओर सनहेर और मुलहेर पर मराठो का 


'कक/«र>ल केक 


फिर अधिकार हो गया। औरगजेब सलेहर पर मुगल पराजप सुनकरें बहुतें दुखी 
हुआ और उसने बहुद्विरखाँ तथा दिलेरखाँ को बुरी तरह फटकारा । 

सनहेर और मुलहेर पर अधिकार हो जाने क॑ बाद पेशवा मोरोपन्त ने उत्तरी 
कोंकण पर अचानक आक्रमण किप्रा और जून १६७२ ई० में जवाहर और रामनगर 
को जीत लिया । शिवाजी के जन्म-स्थान शियनेर को छोडकर बगलाना के लगभग 
सभी किले अब मराठों के अधिकार में आ गये | बहादुरखाँ और दिलेरखाँ ने मराठा 
राज्य के विस्तार को रोकने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने अपने प्रधान कार्यालय 
को औरंगाबाद से पूतरा की पूरब दिशा में भीमा नदी के किनारे पैडगाँव में बदल दिया 
और अपनी सुविधा के अड्डे से शिवाजी को भयभीत करने के लिए वहाँ बहादुरगढ़ 
नाम का किला बनवाया । किन्तु फिर भी उनके मसूबे पूरे न हो सके । 

१६७२ ई० के अच्त में शिवाजी और बीजापुर का पुनः सम्बन्ध-विच्छेद हो 
गया। मराठा सरदार के लिए अपने दक्षिणी राज्यों की सुरक्षा के लिए पन्‍हाला दुर्ग 
पर अधिकार करना अनिवार्य हो गया था अतः उसने अज्नाजी दत्तो को इस पर आक/ 
मण करने की आज्ञा दी। अन्नाजी ने कोंडाजी बावलेकर की सहायता से पन्हाला दुर्ग 
पर १६ मार्च, १६७३ ई० की राज्ि को आक्रमण पर दिया। मराठों ने रस्सी और 
सीढी की सहायता से दीवार पर चढ़कर दुर्ग का द्वार खोल दिया । तदुपरान्त उन्होंने 
रक्षकों पर आक्रमण किया और किलेदार बावूर्खा को मारकर किले पर अधिकार कर 
लिया । यहाँ उन्हें बहुत-सा गडा हुआ खजाना मिला । सतारे और पारली की भी य 
दशा हुई । सुल्तान ने पन्‍हाला को वापस लेने के लिए बहलोलखां के नेतृत्व में एक 
शक्तिशाली सेना भेजी किन्तु मराठों के प्रधान सेनापति प्रतापराव गूजर ने उसकी रसद 
को रोककर उसे अपने जाल में फंसा लिया । बहलोलखाँ ने हारकर शरण माँगी और 
वह मृक्त कर दिया गया। किन्तु उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मराठों पर आक्रमण 
कर दिया। शिवाजी ने अपने प्रधान सेनापति को बहलोलखाँ को श्ििना क्षति पहुँचाये 


5 मराठों का उत्कर्ष ४०१ 


भाग जाने देने की अनुपयुक्त उदारता के लिए दण्ड दिया। प्रतापराव के स्वाभिमान 
को ठेस लगी अत उसने बहनलोलखाँ को युद्ध के लिए लल॒कारा और उसे सुरक्षित 
स्थान के बाहर लान के लिए हुबनी तगर का लुंठ लिया । बहलोलखाँ ओर सरजाखाँ 
बीजापुर प्रदेश की रक्षा के लिए गये। प्रतापराव ने अपने केवल ६ सैनिकों के साथ 
उन पर आक्रमण किया और ५ मार्च, १६७४ ई० को गर्ग-हिगलाज के पास नैसारी 
के तग दरें पर टूट पड़ा जो घटप्रभा नदी से एक मील उत्तर में था। शत्रु की विशाल 
सुसज्जित सेना ने उसके टुकडे-टुकडे कर डाले । 

आनन्दराब सेनापति प्रतापराव का प्रधान सहायक था। उसने प्रतापराव की 
मृत्यु का बदला लेने के लिए तेजी से घावा बोलकर बहलोल की जागीर से प्रधान नगर 
सॉपर्गांव को छुट लिया । इस लुट में उसके हाथ डेढ लाख हुन लगे । किन्तु बहलोलखोँ 
हाथ न आया । शिवाजी ने स्वर्गीय प्रतापराव गूजर के स्थान पर हसाजों मोहिते को 
प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया । ह 
शिवाजी का राज्याभिषंक (१६७४ ई०) का राज्यासिषक (१६७४ ई०) 

यद्यपि शिवाजी अपने राज्य का विस्तार कर एक स्वतन्त्र सम्राट के समाल / 
शासन करने लगे थे किन्तु बीजापुर का सुल्तान उन्हे अब भी विद्रोही ही समझ 
रहा था। मुगल सम्राट उन्हे एक सफल अनियमित सिहासनाधिकारी मानता था और 
वश-परम्परा से प्रमुखता प्राप्त करने वाले अनेक मराठा परिवार उसे एक ऐसा तया 
अमीर मानते थे जिनके पूर्वज एक साधारण खेतिहर थे । शिवाजी ने अपने मन्नत्रियो 
की सलाह से शास्त्रानुसार अपना राज्यभिषेक कर “राजा' की उपाधि घारण करना 
आवश्यक समझा जिससे भारत की दूसरी सरकारें उनके अधिकार को मानकर 
उनके साथ समानता का व्यवहार करने लगें, उत्तकी आज्ञा और सन्धियों को कानूनी 
मान्यता दे दें ओर समाज के उन मराठा परिवारों मे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाय जो उन्हे 
अब तक अपने से हीन अथवा अपने बराबर का समझते रहे थे। इसके अतिरिक्त 
महाराष्ट्र के विचारशील नेता हिन्दू छत्पति की अधीनता मे हिन्दू स्वराज्य की स्थापना 
के लिए अत्यन्त उत्सुक ये। अतः शिवाजी ने समारोह के साथ राज्याभिषेक का 
शास्त्रानुकूल महोत्सव करते का निश्चय कर लिया । 

इसमे सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि शिवाजी क्षत्रिय न होने के कारण हिन्दू 
शास्त्रानुसार राज्याभिषक के अधिकारी नही समझे जाते थे। मद्दाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण 
उनको क्षत्रिय नहीं मात रहे थे। शिवक्ली ने काशी निवासी श्री विश्वेश्वरजी से राज्या- 
भिवेक की विधि को सम्पन्न कराने को प्रार्थना की । श्री विश्वेश्वरजी गागभट्ट नाम से 
युकारे जाते थे और काशी के पण्डितों में सबसे अधिक विद्या और प्रसिद्ध पण्डित थे । 
गागभट्ट चारों वेद, पट्शास्त्र और अन्य समस्त हिन्दू धर्मशास्त्रों के विद्वात थे और 
आधुनिक युग के 'ब्रह्मदेवः ओर व्यास माने जाते थे । इन्होंने शिवाजी की प्रार्थना 
स्वीकार कर उन्हे क्षत्रिय मान लिया और रायगढ़ में आकर राज्याभिषेक कराना 


स्वीकार कर लिया | राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गयी और इसके सम्बन्ध में 


नरन्‍कनीराण, 





४०२ मुगलकफ्कालीन भारत 


शास्त्रों का मंथन करने के लिए अनेक विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिये गये । उदयपुर 
और आमेर के राज्यों के क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक की विधि को जानने के लिए 
बड़े-बड़े विद्वान वहाँ भेजे गये । भारत के विभिन्न प्रान्तों के विद्वान ब्राह्मण निमन्त्रित 
किये गये और कुछ अतनिमन्त्रित भी आ गये । इस समय ११,००० ब्राह्मण रायगढ में 
आये थे और इनके स्त्री-बच्चों को लेकर तो इनकी सख्या ५०,००० दो गयी थी । 
चार महीने तक इन सबका सत्कार भमिठाइयों से होता रहा । भारत की लगभग सभी 
सरकारों के राजदूत और राज्य-प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अंग्रेज... व्यापारी तथा अन्य 
यूरोपीय व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने भी इस महोत्सव मे भाग लिया । दशक एवं 
ब्राह्मणों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को लेकर तो आगन्तुको की संख्या लगभग 
एक लाख हो गयी थी । जब गागभट्ट भाये तो शिवाजी ने कई मील आगे से उनकी 
अगवानी की । 

जब शिवाजी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मन्दिरों के दशन कर लौट आये, तब 

६७४ ई० के मई के मध्य में राज्याभिषेक का कार्य आरम्भ हुआ । उन्होंने चिपलूण में 
परशुराम मन्दिर के और प्रतापगढ में भवानी मन्दिर के दर्शन किये । इनके अतिरिक्त 
वे और भी पविन्न स्थानों में गये जहाँ उन्होंने बहुमुल्य वस्तुएं भेट की । उन्होने अब 
तक क्षत्रियो के आचरण का त्याग कर रखा था। इसके निमित्त उन्होने ७ जून को 
प्रायश्चित किया और गागभद्ठ ने उन्हें पज्ञीपवीत पहचनाया । ८ जून को उन्होंने अपनी 
जीवित पत्नियों के साथ क्षत्रिय विधि से पुन: विवाह किया । इस संस्कार मे क्षत्रिय 
को भी द्विज मानकर शिवाजी के गुरु तथा अन्य ब्राह्मणों ने वंदिक मन्त्रों का उच्चारण 
किया किन्तु शिवाजी को मन्त्रों का उच्चारण नही करने दिया गया। ब्राह्मणों ने कह 
दिया कि कलियुग मे ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई द्विज नहीं है। दूसरे दित शिवाजी 
ते जीवन में पाप-मोचन के लिए सात बार धातुओं से तुलादान किया। ये सात 
घातुएँ थीं--(१) सोना, (२) चाँदी, (३) ताँबा, (४) जस्ता, (५) टीन, (६) सीसा, 
और (७) लोहा । मह्दीन सुन्दर वस्त्र और दूसरी अनेक वस्तुओं के साथ-साथ एक 
लाख हन भी ब्राह्मणों को दान में दिये गये । शिवाजी द्वारा देशों को लृटते समय 
ब्राह्मणों, गौ, स्त्री और बच्चों की ह॒त्याएँ हुई थी अतएवं इस पाप के प्रायश्चित्तस्वरूप 
भी उन्होने ब्राह्मणों को ८,००० रुपये दान मे दिये । 

१५ जून, १६७४ ई० की रात्रि में शिवाजी संयम से रहे और उन्होने इस , 
रात को कठिन तपस्था की । इस दिन गागभट्ट को ५,००० हन ओर दूसरे विद्वान 
ब्राह्मणों को सौ-सो अशरफियाँ दी गयी। १४ जूत को राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त था । 
इस दिन शिवाजी ने बहुत तड़के उठकर अपने कुल-देवताओ की पूजा की गौर अपने 
कुल-गुरु बालभट्ट, गागभट् तथा अन्यान्य विद्वान ब्राह्मणों की चरण-वन्दना कर उन्हें 
वस्त्र और आभूषण भेंट किये। दूसरे दिन वे पवित्र श्वेत वस्त्र पब्लनन अलंकारों से सुसज्जित 
होकर सोने की चोकी पर विराजमान हुए | उनकी बायों ओर उनकी रानी सुशोभित 
थीं जिनका आँचल शिवाजी के दुपटूटे से बाँध दिया गया था । उनके कुछ दूर पीछे 


मराठों का उत्कषं: ४०३) 


युवराज शम्भाजी बैठे । सोने के आठ घडों में पविन्न नदियों का जल भरा गया जिन्हें 
लेकर आठ मन्त्री आठ कोनों पर खड़े हुए और' फिर उन्होंने इस जल को शिवाजी , 
उनकी रानी और युवराज के सिरो पर डाला । इस समय मन्त्र और मंगल-वाद्यों से 
आकाश गूंज गया । फिर सोलह सधवा ब्राह्मणियों ने सोने की थालियो में पं च-प्रदीष 
लेकर हिन्दू शास्त्रानुनार उनकी आरती उतारी । तत्पश्चात शिवाजी ने अपने वस्त्र 
उतारकर राजसी लाल वस्त्र एवं बहुमुल्य आभूषण धारण कर लिये । उन्होने फिर 
अपने शस्त्रों की पूजा की और अपने गुरुजनों का अभिवादन किया । फिर वे अत्यन्त 
सुसज्जित सिहासन-भवन में गये और वेद-मन्त्र, मगल-गान तथा वाद्यों के उच्चारण 
के साथ सिंहासन पर बैठे। सोलह सधवा ब्राह्मणियों ने उनकी आरती उतारी और 
विद्वान ब्राह्मणों ने मन्त्रों से उन्हे आशीर्वाद दिया। गागभट्ट ने शिवाजी महाराज के 
ऊपर राजकोय छत्र लगाकर उन्हें “छत्रपति' की उपाधि से विभुषित किया । राज्य के 
सब किलो में निश्चित समय पर एक साथ सलामी की तोपें छठी । इस अवसर पर 
शिवाजी ने ब्राह्मणो, प्रजा और भिखारियों में बहुत-छा घन बॉटा । 
राज्याभिषेक के उपरान्त शिवाजी ने फरमान निकाले और आगशगस्तुकों से 

मुलाकात की। उन्होने उनकी भेटें स्वीकार कर उन्हें राजकीय सम्मानों से विभूषित 
किया । इसके बाद वे अपने सर्वोत्तम घोड़े पर चढ़कर किले के द्वार पर आये | यहाँ 
वे घोड़े से उतरकर हाथी पर चढ़े और अपनी तमाम सेना, सेनापति और मन्नियों 
के साथ राजधानी की गलियों में जुलुस के साथ में निकले । जुलुस के आगे दो हाथियों 
पर राजकीय क्षण्डा फहरा रहा था । 

ेृ निश्चलपुरी गोस्वामी नाम का एक प्रसिद्ध तान्च्रिक शिवाजी का पुरोहित था । 
इसने बताया कि गागभट्ट ने जो राज्यभिषेक कराया वह अशुभ मुहते में हुआ था और 
उसमें तान्त्रिक विधि को छोड़ दिया गया था । उसने यह भी बताया कि इसी कारण 
माता जीजाबाई का देहान्त राज्याभिषेक के दिन से बारह दिन के भीतर ही हो गया 
ओर शिवाजी पर अनेक आपत्तियाँ आयीं। शिवाजी ने इसी तान्त्रिक की सलाह से 
४ अक्तूबर, १६७४ ई० को अपने राज्याभिषेक का दूसरा समारोह तान्त्रिक विधि से 
मंताया । इसमें निश्चलपुरी और उसके मित्रों को अच्छी-अच्छी भेट्ें दी गयीं। इन 
दोनों राज्याभिषेकों में लगभग ५० लाख रुपये का व्यय हुआ । 

मुगलों से पुनः युद्ध 

राज्याभिषेक की धृमधाम मे शिवाजी का खजाना लगभग खाली हो गया और 

उन्हें धन की आवश्यकता आ पड़ी । अतः उन्होंने जुलाई में मुगल सेनापति बहादुरखाँ 
को चकमा देने के लिए अपनी सेना भेजी जिसे रोकने के लिए उसे अपने प्रधान स्थान 
पेडगाँव को छोड़ता पड़ा । तत्परचात शिवाजी ने दूसरी सेना भेजकर उसके शिविर 
पर धावा वुलवा दिया । यह धावा बहुत सफल रहा | इस लूट में एक करोड़ रुपये के 
साथ-साथ दो सौ बढ़िया घोड़े भी शिवाजी के हाथ लगे । इस रुपये से शिवाजी ने 
शगती सेना का वेतत खुका दिया । 











४०४ मुगलकालीन भारत 


बीजापुर के साथ कोई भी सन्धि नहीं हुईं। अतः शिवाजी ने बीजापुर के 


कोली प्रदेश पर बरसात मे आक्रमण करने. के अपनी सेना भेजी। सूरत के आस- 


पास मराठों का जमाव होने लगा जिसके कारण इस बन्दरगाह मे सनसनी मच गयी 
और यह खतरा तभी टला जब मराठा सेना औरगाबाद के पास शिवाजी की सेना में 
मिल गयी । उसने फिर बंगलाना और खानदेश पर आक्रमण कर मुगल हाकिम 


कुतुब॒ुदीनखाँ खेशगी को हराकर अनेक शहरों को : लूट लिया। फरवरी १६७४ इक 


आरम्भ में मराठो ने कोल्हापुर पर आक्रमण किया | वेंहाँ के निवासियों ने १,५०० 
हून भराठो को देकर नगर की रक्षा की । 

१६७४ ई० में मार्च से मई माह तक शिवाजी ने बहादुरखाँ से सन्धि की 
बातचीत को किन्तु इसका परिणाम कुछ भी तहीं निकला । शिवाजी वास्तव में सन्धि 
न कर उसे चकमा ही देना चाहता था अत: असमंजस मे पड़े हुए बहादुरखाँ ने बीजापुर 
से समझोता कर शिवाजी पर मिलकर आक्रमण करते का/विचार किया । ओऔरगजेब 
इस सलाह से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इसकी स्वीकृति ही नही दी अपितु बीजापुर 
का एक साल का कर भी माफ कर देने का वत्तन दिया। किन्तु बीजापुर दरबार मे 
मतभेद हो जाने के कारण ओर वहाँ के मन्‍्त्री खवासखां के पतन के कारण यह हम के मन्‍्त्री खबासखाँ के पतन के कारण यहेँ हमला 
न हो सका। शिवाजी ने अपने हमले के काम को जारी रखा और कोल्हापुर पर 
अधिकार कर लिया । उसकी सेना की एक टुकड़ी ने बीजापुर और गोलकुण्डा के 
प्रदेशों तथा हैदराबाद नगर पर आक्रमण किया जिसमें उसके हाथ अच्छा माल लगा ) 
मराठों की कुछ टुकड़ियों ने पुर्तेगाली प्रदेश के बरोदा तथा अन्य स्थानों पर भी हमला 
किया । इस बीच में बहादुरखाँ चुपचाप नहीं बेठी रहा । उतने १६७६ ई० के आरम्भ 
में कल्याण पर हमला किया किन्तु शिवाजी के बहुत बीमार होने पर भी वहू सफल न 
हो सका । स्वस्थ होने पर शिवाजी ने बीजापुर से सन्धि को पुत: बातचीत की । इस 
समय बहादुरखाँ ने बीजापुर पर आक्रमण कर रखा था अतः वह शिवाजी के साथ 
सन्धि करने को तैयार हो गया । उसने शिवाजी को तीन लाख रुपये नकद और एक 


लाख हुन सालाना कर देना स्वीकार किया जिसके बदले में शिवाजी ने मुगलों से” 


खनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। इसके अतिरिक्त उसने शिवाजी द्वारा अधिकृत 
अपने कृष्णा .तदी का पूरबी प्रदेश और कोल्हापुर जिला भी उन्हें देना स्वीकार कर 
'लिया। किन्तु शिवाजी ओर बीजापुर का समझोता स्थायी न रह सका क्योंकि बीजा- 
'पुर राज्य का पतन हो रहा था जिसके कारण उसकी कोई भी नीति हृढ़ नहीं थी। 
फशिवाजी का कर्नाटक पर आक्रमण (१६७७-७८ ई०) 

शिवाजी ने जनवरी १६७७ ई० में अपने जीवन के सबसे बड़े आक्रमण को तैयारी 
की ओर यह आक्रमण पूरबी कर्नाटक पर किया गया । मुगलों ने उत्तर में उनका मार्ग 
रोक दिया था अतः उन्हें दक्षिण में अपने प्रदेश बढ़ाने की अच्छी सुविधा मिल गयी । 
कर्नाटक का सेंदान मद्रास का समुद्री तट बड़ा समृद्ध था और गड़े हुए खजाने के 
ईलिए प्रसिद्ध था। इसे गोलकुण्डा और बीजापुर के सुल्तानों ने हथिया लिया था । गोलकुण्डा 


तक 


मराठों का उत्कर्ष ड०फ्ू 


के सुल्तान ने कडापा और उत्तरी बर्काठ जिला (पलार नदी तक) तक शिकाकोल से 
सद्राज बन्दर तक मद्रास के समुद्रतट का सारा प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था # 
इसके विपरीत बीजापुर के सुल्तान ने कारनूल जिला, बंग्लौर के उत्तर का समस्त 
मैसूर पठार और तजोर के समीप के वलौर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी 
का अनुमान था कि वे बडी सफलता से कर्नाटक के रवामी बतकर इस समृद्ध प्रदेश को 
और इसके वैलोर, जिजी और तजोर नगरो को अपने राज्य मे मिला सकते हैं। इस 
पर आक्रमण करने का उन्हें एक बहाना भी सरलता से मित्र गया। शिवाजी का 
सौतेला भाई व्यंकोजी बीजापुर का एक शआआासामी था किन्तु मार्च १६७५ ई० में यह 
तंजोर का स्वामी बन बैठा था । व्यंकोजी शिवाजी की सफलता के कारण उससे जला' 
करता था अतः वह अपनी सत्ता को विलीन करने को तेयार नहीं था। उसने अपने 
शक्तिशाली मन्त्री रघुताथ पन्त हनुमन्ते से झगड़ा कर उसे पृथक कर दिया। रघुनाथ 
पन्‍्त गोलकुण्डा के प्रसिद्ध हिन्दू प्रधानमन्त्री. मदन्ना से जा मिला। उसने कर्नाटक पर 
शिवाजी और गोलकुण्डा के सम्मिलित आक्रमण की योजतवा बनायी । शिवाजी ने हमले 
की तैयारी कर दी; किन्तु दुनिया को यह भर दिखाया कि वह अपने सोतेले भाई से 
अपने पिता की सम्पत्ति का हिस्सा लेने जा रहा है। हमला कइ्ने से पूर्व शिवाजी ने 
अपने राज्य के आसपास के प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए दक्‍क्खिन के सूबेदार 
बहादुरखाँ को लालच देकर सन्धि के लिए राजी कर लिया। शिवाजी ने नेताजी 
पालकर को भी अपने पक्ष में कर लिया । इसको औरंगजेब ने जबरदस्ती मुसलमान 
बनाया था और इसने दस वर्ष तक मुहम्मदकुली नाम से उसकी सेवा भी की थी । 
शिवाजी ने जून १६७६ ई० में इसे शुद्ध कर हिन्दू बना लिया। तैयारी हो जाने पर 
शिवाजी ने जनवरी १६७७ ई० में रायगढ़ से हैदराबाद के लिए कूच किया | यहाँ के 
प्रधानमन्त्री मदन्ना ने कई मील पूर्व शिवाजी का स्वागत किया और नगर में उनका 
एक बड़ा भारी जुलूस निकाला । सुल्तान ने आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाया 
और शाही मसनद पर अपनी बगल में बिठाया। दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करने 
का एक मसोदा तैयार हुआ, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं : 

(१) सुल्तात को मराठा सेता के व्यय के लिए साढ़े चार लाख सपयरे प्रति 
मास देना होगा । 

(२) उसे हमले में शामिल होने के लिए मिर्जा मुहम्मद के नेतृत्व में ५,००० 
सैनिक रखने होंगे । 

(३) जीते हुए प्रदेशों को दोनों पक्ष बराबर बाँट लेंगे । 

(४) यदि मुगलों ने किसी पर प्ती हमला किया तो दोनों मिलकर उसका 
मुकाबला करेंगे । 

(५) शिवाजी का एक राज-प्रतिनिधि हैदराबाद में स्थायी रूप से रहेगा । 

(६) शिवाजी सुल्तान को एक लाख हुन सलाता कर के फैप £ ऐेह। रहेगा । 

शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाठक पर अपती सेता पहले से भेजकर मार्च के अन्त 


४०६ घुगलकालीन भारत 


में हैदराबाद से वहाँ के लिए कुच कर दिया। उसने मार्ग में अनेक तीर्थों के दर्शन 
किये और कुरनूल में चौथ वसूल की । बीजापुर के जिजी किले पर अधिकार करने के 
लिए ५,००० सिपाहियो की एक फौजी टुकडी भेजी गयी। इस किले के किलेदार नासिर 
मुहम्मद्खाँ ने शिवाजी से ५,००० रुपये की वाधिक आय की जागीर लेकर किले को 
उसके सुपुर्द कर दिया। शिवाजी ने किले का निरीक्षण कर उसे अपनी कर्वाटक 
सरकार की राजधानी बना दिया। उन्होंने यहाँ की रोज्य-करें प्रणाली मे भी सुधार 
किया + इसके बाद उन्होंने वेलूर किले का घेरा डाल दिया । वेलूर का किला जल्दी ही 
जीतने योग्य नहीं था। अतः शिवाजी ने इसकी विजय का भार तो अपने आदमियों 
पर छोद्ा और आप कनटिक के उस भाग के स्वामी शेरखाँ लोदी पर आक्रमण करने 
के लिए चले गये। शेरखां लोदी ने इसके लिए पाष्डुडेरी के फ्रांसीसियों की भी मदद 
माँगी शी किस्तु उसे हारकर शरण में आना पड़ा । उसने १५ जुलाई, १६७७ ई० को 
शिवाजी से मुलाकात कर २०,००० हुन युद्ध के व्ययस्वरूप भेट किये, अपने सारे प्रदेश 
को शिवाजी को सौप दिया और बाकी रुपये के न देने तक अपने पुत्र को जामिन के 
रूप में रख दिया। उसने १ फरवरी, १६७८ ई० को अपना बाकी रुपया चुका दिया 
जिससे उसके पुत्र को उसके पास चले जाने की आज्ञा मिल गयी । इसी वर्ष की जुलाई 
के अन्त मे वेलूर दुर्ग भी जीत लिया गया और मदुरा का नायक कर के रूप में 
६ लः/ख हुन देने को राजी हो गया । तुगभद्रा से लेकर कावेरी तक का कर्नाटक का 
समुद्री ्रदेश शिवाजी के अधिकार मे आ गया। शिवाजो ने फॉजी एवं नागरिक शौसन- 
प्रणाली को नियमित रूप से चलाने के लिए उसमें बड़ी शीघ्रता से सुधार किया और 
हाल के जीते हुए देशो की सुरक्षा के लिए रक्षक दलों की स्थापना की । यह सब करने 
के बाद शिवाजी शानदार विजय » क्ाथ स्वदेश लौट आये । 
व्यफोणी के साथ आखिरी निपटारा 

जुलाई १६७८ ई० में मैसूर और पूरबी कर्नाटक के अधिकारी तथा शिवाजी 
के सौतेले भाई व्यंकोजी शिवाजी से मिले और दोनों भाइयों ने एक सप्ताह साथ-साथ , 
बिताया | किस्तु व्यंकोजी को शिवाजी की ओर से कुछ सन्देह हो गया अतः वहू 
तंजोर को भाग गया । सम्भवतः स्वयं शिवाजी तो अपनी पैतृक सम्पत्ति में भोग 
माँगने के लिए उत्सुक न थे किन्तु व्यंकोजी के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रघुनाथ पन्‍्त हनुमन्‍्ते 
के उकसाने पर उन्होंने व्यंकोजी से शाहुजी के आधे प्रदेश उससे माँगे | व्यंफोजी' से 
_ «(र्ण भाषा में अपने आपको सुल्तान का आज्ञाकारी बताते हुए उसकी आज्ञा के 
अनुस्तार ही काम करते का मत प्रकट किया परन्तु इसके परिणामस्वरूप दोनों में मत- 
मुठाव हो गया और व्य॑क्षोजी ने अपनी रक्षा के लिए मदुरा और मैयूर के राजाओं 
की शरण भाँगी । उसने बीजापुर से भी सहायता चाही किन्‍्तु राज्य के पतनोन्‍्मुख 
होने के कारण बीजापुर ने शिवाजी से लड़ाई मोल लेना उपिश्ष न समझकर उसकी 
सहायता नहीं की । शिवाजी ने अन्य उपाय न देखकर व्यंकोजी के कावेरी के उत्तरी 
प्रदेश के साथ-साथ उसके बर्वी, कोलार, होसकोद़े, बंगलौर, बालापुर और शीरा जिलों 





मराठों का उत्कर्े ४०७ 


को छीन लिया ओर उनकी देखरेख के लिए सुयेदार नियुक्त कर दिया । शिवाजी के 
महाराष्ट्र लौट आने पर व्यकोजी ते शिवाजी के सूबेदार हम्मीरराव मोहिते पर धावा 
बोल दिया किन्तु वह हार गया। शिवाजी ने एक पत्र लिखकर उसे फटकारा और 
बीजापुर के मुसलमानों के हाथ न खेलने के लिए चेतावनी भी दी । अन्त मे रघुनाथ 
पन्‍त के सद्प्रयत्नो से दोनो भाइयों में मित्रतापूर्ण समझोता हो गर। । शिवाजी ने व्यकोजी 
के लगभग सभी प्रदेशों को लौटा दिया किन्तु शर्ते यह लगा दी कि वह बीजापुर 
सुल्तान की राजभक्ति को छोडकर उचका भासामी होना स्वीकार कर लेगा । रघचुनाथ 
पन्‍त को एक लाख हून की आय की जागीर वश-परम्परागत उपयोग के लिए इनाम 
में दी गयी । यद्यपि व्यकोजी को अपनी स्वतन्त्रता का अपहरण बहुत खला किन्तु 
उसने तजौर का शासन बडी उदारता और सफलता के साथ किया । 

शिवाजी को कनाटक में फंसा हुआ देख मुगल सवेदार बढ़ादुरखाँ ने बीजापुर में फंसा हुआ देख मुगल सूवेदार बद्धादुरखाँ ने बीजापुर 
पर आक्रमण किया किन्तु उसे हारकर भागना पड़ा । जौरगजेब ने उसे धिकक्रारा और 
पदच्यत कर दिया तथा १ अगस्त, १६७७ ई० को दिलेरखाँ को दक्खिन का प्रधान 


(५०42 मनजक.. ५ मारा जधीम असर +०3+था३ ७० आक ००-नवकनसथ, 





शिवाजी के साथ समझौता कर लिया था । इस समाचार को सुनकर शिवाजी को 
ढपने राज्य पर मुगलो के आक्रमण का भय हो गया अत' वे कर्नाटक का प्रबन्ध अपने 
आदभियों के हाथ में सौपकर वहाँ से अपती राजधानी को लौट आये । शिवाजी ने 
पन्‍्द्ठाला से तजोर तक एक हृढ रक्षा-पक्ति स्थापित की । मार्ग में बेलगाँव से दक्षिण- 
पूरब में स्थित छोटे बेलवाडी नामक गाँव की देसाई साविन्रीबाई ने उनका मुकाबला 
किया किन्तु शिवाजी ने इस गाँव को अपने अधिकार में ले लिया । 

शिवाजी जब तक कर्नाटक भें रहे तब तक अन्नाजी दत्तो और मो रोपन्त पिगले 
पश्चिमी समुद्रतर पर दक्षिण और उत्तर की ओर मराठा राज्य का विस्तार करते 
रहे । उन्होंने भड़ौच को भी लूट लिया । 
शिवाजों और जंजीरा के सिद्दी लोग 

शिवाजी की उत्कठ इच्छा थी कि समुद्र की ओर राज्य की पश्चिमी सीमा 
का विस्तार किया जाय जिससे मजबूत जहानी बेड द्वारा देश की सुरक्षा के साथ 
विदेशों से व्यापार भी हो सके । बम्बई के दक्षिण में पश्चिमी समुद्रतट पर थाना से 
लेकर रत्तागिरि तक कोंकण प्रदेश फेला हुआ था | शिवाजी का प्रारम्भिक जीवन 
यहीं से आरम्भ हुआ था। १६७४ ई० में उन्होंने गोआ के दक्षिण में बीजापुर राज्य 
के पोंडा और कारबार के समुद्री अड्डों पर अधिकार कर लिया और पड़ोसी सोन्धा को 
भी अपने राज्य में मिला लिया । कोलाबा से मलवान तक का पश्चिमी समुद्रतट तथा 
कीलाबा, सुवर्ण दुगे, विजय दुर्ग और सिन्दु दुर्गे के सुरक्षित अड्डे तो उनके अधिकार 
में पहले ही आ गये थे। उन्होने अपने समुद्री प्रदेशों को दो गवर्नरीं के अधिकार में 
रखा । राजपुरी से मलवान तक का प्रदेश एक हाकिम के अधिकार में और मलवान 
से घारवार तक दूसरे के अधिकार में । किन्तु इन दोनों प्रदेशों के बीच में आये हुए 


ड०्८ मुगलकालीन भारत 


चौल ओर जंजीरा विदेशियों के ही अधिकार मे रहे । इसी प्रकार पुतंगालियों के 
गोआ पर भी अधिकार नही किया जा सका.। 

बम्बई से ४५ मील दक्षिण में जंजीर | नाम का एक पथरीला द्वीप था। यह 
राजपुरी खाडी के मुहाने को घेरे हुए था| घिद्दी नाम के एक प्रसिद्ध हब्शी परिवार 
का इस पर अधिकार था । पहले यह अहमदनगर के सुल्तान के अधिकार में था किन्तु 
अहमदनगर राज्य के विभाजन के बाद १६३६ ई० में यह बीजापुर को मिल गया 
था। सिहियो के अधिकार में वर्तमान कोलाबा जिले का बहुत-सा भाग था। इनका 
प्रधान स्थान डाण्डा-राजपुरी कस्बा था और इनके पास एक शक्तिशाली जहाजी बेडा 
था । जब शिवाजी ने कोकण प्रदेश के बहुत बडे भाग पर विजय क्र ली तब उनकी 
इन सिद्तियों से मुठभेड हुई | इस सुठभेड का होना आवश्यक ही था क्फोकि कोकण 
प्रदेश का कोई भी शाराक तब तक सुरक्षित नही रह सकता था जब तक वह पश्चिमी 
समुद्रतट पर और जजीरा द्वीप पर अधिकार न कर ले। सिद्दियों के लिए भी इस 
समुद्रतट को भूमि पर अधिकार रखता जीवन-मरण का प्रश्न था, क्योकि यही भूमि 
उनके भोजन ओऔद आय का साधन थी । सिद्दी समुद्र के वीर थे और शिवाजी स्थल- 
युद्ध मे अजेय थे ५ उन्होंने सिट्टियो को हराकर डाण्डा-राजपुरी पर अधिकार कर 
लिया । शिवाजी ने जजीरा के गहत्व को समझकर उस पर आक्रमण किय्या.और सात 
सौ जहाजों का एक मजबूत जहाजी बेड़ा बतवाया जिसमे सब तरह के छोटे-बडे जहाज 


थे और चार सी तो केवल जगी जहाज थे । यह बेडा दो भागों में विभक्त था और बेड़ा दो भागों में विभक्त था और 
दरिया सारग नाम के समुद्री सेनानायक के अधिकार मे था। १६६६ ई० में शिवाजी ने 
पेश्वाहयों पर जो हमला किया उससे वे तिलमिला गये । उनका नेता फतेहखाँ तो इतना 
निराश हो गया कि उसने मराठ' “”” ऐ सन्धि करने का निश्चय कर लिया । उसने 
उसे जजीरा सौंपकर उससे समुद्रतट को जागीर लेने का हृढ़ निश्चय कर लिया । किन्तु 
उसके दो साथियों ने १६७१ ई० में औरंगजेब की राजभक्ति स्वीकार कर फरतेहसाँ 
का विरोध किया | औरंगजेब ने सिद्दी सम्बल को समुद्री सेनानायक (एडमिरल) 
नियुक्त किया और उसे तीन लाख रुपये की वाधिक आय की जागीर प्रदान की । उसमे 
 तिद्दी कासिम को जंजीरा का अधिकारी बताया परन्तु इसने फरवरी १६७१ ६० में 
अचातक हमला कर डाण्डा दुर्गें- तथा कोलाबा जिले के कई किले वापस छीन लिये । 
शिवाजी ने डाण्डा के लेने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु सदा असफल रहे । यश्मपि , 
> दोंने १६७५ ई० तक कोंकण प्रदेश के सारे समुद्री तत पर अपना पूरा अधिकार 
जमा लिया श्लोर तिद्दी तथा मराठों में निरन्तर युद्ध भी होता रहा किन्तु न तो 
शिवाजी जीवन के अन्त तक जंजीरा पर विजय पा सके और न ही, उनका पुत्र 
शम्भाजी । 
शम्सभाजी का परित्याग 
शिवाजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र शम्भांजी का पालननपोषण भलीभाँति किया था 
और उसको उचित सैतिक-शिक्षा भी दी थी किसतु फिर भी वह दुराचारी हो गया 


कक 


४१० मुग्लकालीन भारत 


राजकुमार के चाल-वलन में कोई अन्तर नही देखा तब वे उसे पन्हाला मे नज॒रबन्द 
कर स्थय सन्त रामदास का सत्सग करने के लिए सज्जनगढ़ चले गये । 
शिवाजी की मृत्यु (अप्रैल १६८० ई०) हे 

शिवाजी के अन्तिम दिन चिन्ता में बीते । शम्माजी के परित्याग की उनके 
दिल पर गहरी चोट लगी थी ओर उन्हे अपने राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में घोर 
निराणा हो गयी, क्योंकि राज्य का उत्तराध्रिकारी दुराचारी हो गया था और दूसरा 
राजकुमार राजा राम अभी दस वर्ष का बच्चा ही था। उसकी पटरानी सोयरात्राई 
शम्माजी को अधिकार से वचित कर अपने पुत्र राजाराम की उत्तराधिकारी बनाना 
चाहती थी । मोरोपन्त पिगले और अन्नाजी दत्तों दोनों मराठा मन्‍्ती आपस मे झगड़ 
रहे थे । इन परिस्थितियों मे शिवाजी को मराठा राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में घोर 
निराशा हुई । उन्होंने गुरु रामदास से इस विषय मे सलाह ली किन्तु कोई हल न 
निकला । फिर उन्होने १४ फरवरी, १६८० ई० को रायगढ़ जाकर राजाराम का 
यज्ञोपत्रीन और विवाह किया । वे २ अप्रेल को बीमार पड़े और १३ अप्रैल को 
वर्गंवासी हो गये # ह 
शिवाजी का राज्य-विस्तार 

शिवाजी का राज्य उनकी मृत्यु के समय पुतंगाली प्रदेश की छोड़कर उत्तर 


में रामनगर (वर्तमान धर्मपुर) से दक्षिण में कारवार तक फैला हुआ था । पूरब में 


इसमें बगलाता, आधा नासिक, पूता के जिले, सारा सतारा और कोल्हापुर का बहुत- 
सा भाग शामिन्र था | ये सब प्रदेश उसके स्वराज्य के रूप में थे। उक्त प्रदेश के 
अतिरिक्त वेलारी जिले के दूसरी ओर बेलगाँव से तुगभद्रा नदी के किनारे पश्चिमी 
कर्माटक को भी उन्होंने जीत लिया या। यह सारा प्रदेश तोन भागों में बंढा हुआ था 
और तीन सूबेदारों के अधिकार में था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने तुंगभद्ठा नदी के 
तथ्वर्ती कोपल से लेकर वेलूर और जिजी तक के प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में 
मिला लिया था। इसमें वर्ततान मैसूर राज्य के उत्तरी, मध्यवर्ती और पूरबी भाग 
बेलारी जिले के कुछ भाग; चित्तौर और अर्काट भी सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त 
उन्होने अस्थायी रूप से कनारा प्रदेश को भी जीता जिप्ममें सोन्धा, बेदनौर और 
धारवार का दक्षिणी भाग शामिल था । 

इन प्रदेशों के अतिरिक्त दविखत का बहुत बड़ा क्षेत्र उनके प्रभाव में था यद्यपि 
बहू उनके राज्य में शामिल तद्ीं था। इस क्षेत्र में मुगलों का दक्षिणी प्रदेश शामिल 
था जहाँ शिवाती ने मालगुजारी के चौथे हिस्से के रूप मे चौथ लगा रखी थी । 

शिवाजी के राज्य में २४० किले थे भोर सात करोड़ की मालगुजारी की आय 
थी किन्तु वस्तव में वसूजी लगभग एक करोड़ की ही होती थी। 
शासन-प्रप्रस्ध 

मध्यकालीन रीति के अनुसार शिवाजी एक निरंकुश शासक थे ओर सारी 
शक्ति अपने ही हाथ में रखते थे। किन्तु वे प्रजा का कल्याण चाहते थे अतः उन्हें हम 


हर] 








भसराठों का उत्कर्ष ४११ 


दयालु निरकुश शासक कह सकते हैं। उन्होने,,शासन-प्रबन्ध मे सहायता देने के लिए 
आठ मन्‍्त्री रख छोड़े थे । इन मन्त्रियों की आजकल जैसी समिति तो नहीं थी क्योकि 
वे केवल शिवाजी के प्रति ही उत्तरदायी थे। शिवाजी उन्हे रखते या निकालने को 
पूर्ण स्वतन्त्र थे । किन्तु उन्होंने मन्त्रियों के हाथ में बहुत-सा काम सौप रखा था और 
केवल राज्य की तीति-निर्धारण को छोडकर वे उनके काम में बहुत कम दखल देते 
थे। किन्तु मन्त्रियो का काम केवल सलाह देना मात्र था। मन्त्रियों मे पेशवा का 
अधिक मान था और वह राजा का अधिक विश्वासपान्न था किन्तु अपने साथियों मे 
उसकी प्रमुखता नथीन- 
>-“यें मन्त्री अष्टप्रधात कहलाते थे । वे इस प्रकार थे--(१) प्रधानमन्त्री अथवा 
पेशवा-- यह मुप्य प्रधात कहलाता था। उस पर राज्य के सभी मामलो की देखभाल 
और प्रजा के हित का उत्तरदायित्व था | अतः सब अफसरो पर नियन्त्रण रखना और 
राजकाज को सुविधापूर्वंक चलाना उसका मुस्य कतंब्य था। राजा को अनुपम्थिति में 
वह राजा की ओर से काम करता था और तमाम राजकीय-पत्रो एवं सन्देशों पर राजा 
की मुहर के नीचे अपनी मुहर लगाता था । 

(२) हिसाब जाँचने वाला (ऑडीटर) मजमुआदार या अमात्य---इसका काम 
आय-व्यय के सब लेखों की जाँच कर उन पर हस्ताक्षर करना था, चाहे वे सारे राज्य 
से सम्बन्ध रखते हो अथवा किसी विशेष जिले के हो । 

(३) मन्ती का वाकयानवीस--यह राजा के दैनिक-कार्यो को लिखता था। 
गुप्त रूप से कोई राजा की हत्या न कर दे इसलिए उसके मिलने वालो की सूची 
तैयार करता था और उमके खाने-पोने की चीजों पर सतक हृष्टि रखता था । 

(४) शुरू नवीस या सचिव--इसका काम तमाम राजकीय-पन्नों को पढ़कर 
उसकी भाषा-शैली को देखता था। परगतों के हिसाब की जाँच भी इसी के जिम्मे थी। 

(५) विदेश-मस्त्री, दबीर या सुमन्त--यह विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले 
मसनों और सन्धि-विग्रह के प्रग्नो पर राजा को सलाह देता था । यह विदेशी राजदूत 
ओर प्रतिनिधियों की देखरेख करता था भौर गुप्तचरों द्वारा दुसरे राज्यों की गुप्त 
खबरें मंगवाता था । । 

(६) सरे-नौबत या सेनापति--इैसका काम सेना की भरती, संगठन और 
अनुशासन रखना था। युद्ध क्षेत्र मे सेना की तेनाती करना भी इसी का काम था । 

(७) सदर मृुहतसिब यथा पण्डित राव या दाताध्यक्ष--इसका मुख्य काम 
धामिक हृत्यों की तिथि निश्चित करता, पापाचार और धर्म-भ्रष्टता के लिए दण्ड 
देना तथा ब्राह्मणों में दान बेंटवाना था । धर्म एवं जाति सम्बन्धी झगडों को निपटाना 
ओर प्रजा के आचरण को सुधारना भी इसी का काम था । 

(८) न्‍्यायाधीश--यहू राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सैनिक व 
असेनिक न्याय करना और भूमि-अधिकार तथा गाँव की मुखियागीरी आदि के निर्णयों, 
'पर अमल करना इसका काम था। 


४१२ मुगलकालीन भारत 


दानाध्यक्ष और न्यायाधीश को छोड़कर अन्य सब मन्त्रियों को समय-समय पर 
फौज का नेता बनकर लड़ाई मे जाना पडता था। तमाम राजकीय-पत्नो, फरमानों 
और सन्धिपन्नों पर पहले राजा की और फिर पेशवा की मोहर लगती थी और सबसे 
नीचे अमात्य, मन्‍त्री, सचिव और सुमन्‍्त इन चार प्रधानों के हस्ताक्षर होते थे । 
स्थानीय शासन 

शिवाजी का राज्य चार प्रान्तो में बँटा हुआ था । प्रत्येक प्रान्त एक वाइसराय 
के अधिकार मे था। उत्तरी प्रान्त--जिनमें डाॉग, बगलाना, कोली प्रदेश, दक्षिणी 
सूरत, कोकण, उत्तरी बम्बई और पूना की ओर का दक्षिणी पठार (देश) शामिल था 
मोरो त्रिम्बक पिंगले के अधिकार मे था। दूसरा दक्षिणी प्रान्त जिसमे कोंकण, दक्षिणी 
बम्बई, सावन्तवाडी और उत्तरी कनार। का समुद्रतट सम्मिलित था अन्नाजी दत्तो के 
शासन मे था। तीसरा दक्षिणी-पूरबी प्रान्त जिसमे दक्षिणी पठार के सतारा और 
कोल्हापुर जिले और कर्नाटक में तुगभद्रा के पश्चिम मे बेलगाँव, धारवार और कोपल 
जिले थे, दत्तोजी पन्‍त के अधिकार मे था। चौथे प्रान्त मे हाल के जीते हुए देश थे 
जिनमे तुर्गभद्रा की दूसरी ओर कोपल से वेलुर और जिजी अर्थात वर्तमान मैसुर राज्य 
का उत्तरी, मध्यवर्ती और पूरबी भाग, बेलारी के मद्रासी जिले, चित्तूर ओर अर्काट 
सम्मिलित थे । इसको हम अव्यवस्थित प्रान्त कह सकते हैं क्योकि यह नया-नया जीता 
गया था और पेशेवर सेवा के अधिकार में था । 

इन प्रान्तों के अतिरिक्त शिवाजी ने कनारा का पहाडी प्रदेश, दक्षिणी घारवार 
जिला और सोन्‍्धा तथा वेदनौर राज्यों को भी लगभग जीत लिया था। शिवाजी की 
मृत्यु के समय यह प्रदेश वास्तव में शिवाजी के अधिकार में नहीं था किन्तु उनके 
आधिपत्य में रहने के कारण उन्हें कर देता था । प्रत्येक प्रान्‍्त कई परगनों में विभक्त 
था। हर परगना एक फौजी अफसर के अधिकार में रहा होगा किन्तु हमारे पास इसे 
जातने का कोई साधन नही है । 
सेता 





शिवाजी की सेना का संगठन और अनुशासन बहुत अच्छा था। उनकी मृत्यु 
के समय उनकी सेना में ४५,००० पागा और ६०,००० पिलेदार घुड़सवार और एक 
लाख मावले सिपाही थे । उन्होंने अपनी घुड्सालों में ३२,००० घोड़े छोड़े थे । इनके 
अतिरिक्त ५,००० घोड़े और भी थे जो बरगीरों को दे दिये गये थे । पनके हाथियों 
की संख्या के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हैं । कोई १,२६० बताता है, कोई १२५ और 
कोई ३०० । इनमें से अन्तिम संज्या ही ठीक प्रतीत होती है । 

सेना का सबसे अधिक मह्दत्त्वपूर्ण भाग राजकीय घुड़सवारों का प्रसिद्ध पागा 
होता था। पर्चीस साधारण सैनिकों (बरगीर) के ऊपर एक हृवलदार होता था। 
हुर पाँच हृवलवारों पर एक जमादार होता था और हर दस जमादरों पर अर्थात 
१,२४० पसिपाहियों पर एकहुजारी होता था । पागा में सबसे बड़ा पद पाँचहुजारी होता 


मराठों फा उत्कर्ष ४१३ 


था और सारी पागा अश्व सेना पर सरेनीबत (कमाण्डर-इन-चीफ) होता था। हर 
पच्ची स घुड़सवारों के लिए एक भिश्ती और एके नालबन्द दिया जाता था । 
सिलेदार घुड़सवारों की एक और सेना थी । सिलेदार अपने घोड़े और हथियार 
अपने पास से खरीदते थे । ये घुडसवार पागा घुड़सवारों से हीन श्रेणी के होते थे 
किन्तु ये भी अश्व सेना के सेतापति के अधीन रहते थे । 


सेना में चैंदल सिपाहियों का विशेष महत्त्व था। पैदल सिपाहियों के विभाग 
में नौ सिपाहियों अथवा पाइक के ऊपर एक अधिकारी होता था जो नायक कहलाता 
था। हर दस नायकों के ऊपर एक हबलदार होता था। दो या तीन हवलदारो के 
ऊपर एक जुमलादार और दस जुमलादारो के ऊपर एकहजारी होता था। इससे बड़ा 
पद रातहजारी था। सातहजारियों के ऊपर सरेनोबत भथवा सेनापति होता था । 
शिवाजी के शरीर-रक्षक दो हजार घुने हुए मावले प्यादा थे । इतके चमक-दमक वाले 
वस्त्रो और अच्छे-अच्छे हथियारों पर राज्य का बहुत अधिक रुपया ज्यय होता था। 

शिवाजी की यह सेना नीति थी कि वह विदेशी राज्यों पर आक्रमण करने 
और रसद लाने के लिए सेना को आठ महीनों के लिए बाहुर रखते थे । सेना बरसात 
के चार महीने छावनी मे ही बिताती थी और दशहरा के बाद राजा द्वारा घुने गये 
देश पर आक्रमण करने के लिए जाती थी। कूच के समय सिपाही और अफसरो के 
अधिकार मे रहने वाली वस्तुओं की सूची बना ली जाती थी और लौटने पर उनकी 
तलाशी ली जाती थी । इस तलाशी में जो वस्तुएँ अधिक होती थी वे राज्यकोष में 
जमा हो जाती थी । 

शिवाजी की सेना बहुत ही सगठित और अनुशासित थी और अपने साथ बहुत 
कम सामान रखती थी। स्त्रियाँ फोज के साथ नही जा सकती थी। राजा भी ' 
यथासम्भव कम सामान ही रखता था। संगठन, अनुशासन और साधारणता के 
कारण ही शिवाजी की सेना सन्नहवीं शताब्दी मे अजय थी। 7777 +- 
भूमि-कर व्यवस्था और शासब-प्रणाली 

शिवाजी की भूमि-कर व्यवस्था क्षेत्रमिति के निश्चित सिद्धान्तों के द्वारा किये 
गये बन्दोबस्त पर निर्भर थी। प्रत्येक गाँव का क्षेत्रफल ब्यौरेबार रखा जाता था और 
प्रत्येक बीघे की उपज का अनुमान लगाया जाता था। उपज का हू भाग राज्य ले 
लेता था ओर शेष किसान के पास रह जाता था | नये किसानो को बीज और पशुओं 
की सहायता दी जाती थी जिसका मुल्य सरकार कुछ किश्तों में वसूल कर लेती थी । 
भूमि-कर नकद अथवा अन्न के रूप में सरकारी हाकिम वसूल करते थे । 

_ शिवाजी की भूमि-कर प्रणाली रेय्यतवाड़ी थी। वे जागीरदारों अथवा जमींदारों 
की प्रथा के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि जमींदार, देशमुख और देसाई किसानों 
पर राजनीनिक प्रभुत्व रख सकें । जहाँ तक हो सकता था वे अपने हाकिमों को वेतन 
के बदले जागीर देने के विरुद्ध ही रहते थे । वे जब कभी जागीर देते भी थे तो इस 


४१४ मुगलकालीन भारत 


बात का ध्यात रखते थे कि जागीरदार अपनी जागीर में कोई राजनीतिक प्रभुत्व 
स्थापित न कर सके । 

भूमि-कर के अतिरिक्त कौन-कौनसे कर किस हिसाब से लिये जाते थे इसकी 
जानकारी का कोई साधन नही है। किन्तु आयात-कर, निर्यात-कर तथा चुंगी-कर 
अवश्य रहे होगे । 

शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था.। यह पड़ोसी राज्यों की आय 
का चौथा भाग होता था जिसे वसूल करने के लिए शिवाजी उन पर आक्रमण करते 
थे । चौथ हर साल वसूल करते थे । शिवाजी की आय का दूसरा मुख्य साधन सरदेश- 
मुखी थी। यह राज्यों की आय का बंद भाग होता या । 
धामिक नीति 

कट्टर हिन्दू होते हुए भी शिवाजी दूसरे धर्मों का मान करते थे । उन्होने 
मुसलमानों को घार्मिक्त विचार और नमाज की पूरी स्वतन्त्रता दे रखी थी । वे उनके 
पीरों और मस्जिदों का आदर करते थे । हिन्दू-मन्दिरों के साथ-साथ मुसलमान फक्रीरों 
लिए आश्रम बनवा दिया था। वे कुरान का समान रूप से आदर करते थे। यदि 
उनके आक्रमण के समय उनके आदमियों के हाथ में कुरान की पुस्तके पड़ जाती थीं 
तो वे उन्हें अपने मुसलमान साथियों को पढ़ने के लिए दे देते थे । वे मुस्लिम महिलाओं 
का आदर करते थे और,अपने सनिकों को उन्हें अपमानित करने की कभी भी आज्ञा 
नही देते थे । इतिहासकार खाफीखाँ ज्ञो शिवाजी से मैत्री-भाव नहीं रखता था, उसने 
भी शिवाजी की ध्मे-सहिष्णुता तथा हमले मे मिली हुईं मुस्लिम महिलाओं ओर बच्चों 
के प्रति किये गये सम्मानपुर्ण व्यवहार की प्रशंसा की है । राज्य-कर्मचारियों की नियुक्ति 
के समय वे मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते थे और उन्हें सेवा तथा 
जहाजी बेडे मे विश्वसनीय पदों पर नियुक्त कर देते थे । 

शिवाजी भक्त हिन्दू थे और वेदाध्ययन के लिए प्रोत्साहन देते थे। उन्होंने 
विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ी घतराशि अलग निकाल रखी थी। 
उनके गुरु प्रसिद्ध सन्त रामदास थे और उन्ही से उन्होने धामिक चेतना प्राप्त की थी । 
किल्तु इस सन्‍्त का शिवाजी की राज्य-नीति या शासन-प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं 
था । यह कहा जाता है कि रामदास को प्रतिदिन शिक्षा माँगने के लिए जाता देखकर 
शिवाजी ने अपना सारा राज्य उनको भेंट कर दिया था। गुरुजी ने भेंट को स्वीकार 
कर अपने प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए वह राज्य शिवाजी को ही लोटा 
दिया था और आदेश दिया था कि वहु अपने स्वशासन का उत्तरदायी सर्वेशक्तिमान 


भगवान को माने । शिवाजी ने इसे स्वीकार कर रामदास के वस्त्रों के गेरुआ रंग को, 
। के सम पर पास तक 2 ला इ झण्डे का रंग (भगवा झण्डा) अपना लिया था। यह इस बात का प्रतीक था 
के उन्होंने अपने सवंशक्तिमान सन्‍्यासी महाप्रभु के आदेशानुसार ही युद्ध एवं शासन 


किया है । 


मराठों का उत्कर्ष ४१५ 


शिवाजी का चरित्र 
शिवाजी आज्ञाकारी पुन्न, पत्नी-परायण, पति, पिता के भक्त और मित्रो पर 
दयालु थे। वे अपनी माता की भक्ति करते थे, पिता का आदर करते थे और अपनी 
स्‍त्री तथा बच्चों से प्रेम करते थे । वे दीन-दलितो के मित्र थे। यद्यपि उन्होने मियमा- 
नुसार शिक्षा प्राप्त नहीं की थी किन्तु फिर भी वे बहुत बडे विद्वान थे और अच्छी 
जानकारी रखते थे। उतमे असाधारण, प्रतिभा थी, अत्यधिक व्यावहारिक ज्ञान था 
और सूक्ष्म विवेक-शक्ति थी । वे पक्के धर्मात्मा, संयमी और सदाचारी थे । यद्यपि वे 
कटुर हिन्दू थे किन्तु औरगजेब की तरह धर्मान्ध नहीं ये। वे प्रत्येक धर्म में सच्चाई 
ढूँढा करते थे और हिन्दू-मुसलमान सन्‍्तो का आदर करते थे। वे मगेता के कार्य में 
अत्यन्त दक्ष थे । उन्होंने अपने अन्तःकरण की प्रेरणा से ही युद्ध की गुरिल्ला-नीति 
को अपनाया था । उनकी यह नीति उनके जातोयतावादो सेनिकों के लिए, देश की 
परिस्थितियों के लिए, उस युग के अस्त्र-शस्तों के लिए और उनके शत्रुओं की भीतरी 
दशा के लिए सर्वथा अनुकूल थी । उसकी सेना की भरती बहुत अरैछी थी और वह 
ऐसी सुगठित, शिक्षित एव अनुशासित थी कि वह १७वीं सदी में अजेय हो गयी थी । 
शिवाजी में अद्भुत सगठन शक्ति थी और वे युद्ध की प्रत्येक बात को पहले से ही सोच 
लेते थे । वे अपने सैनिकों के लिए आदर्श थे और युद्ध मे उवके साथ कठिन परिश्रम 
करते थे । मध्य-युग में वे ही सर्वप्रथम शासक थे जिन्होंने जहाजी बेडे की आवश्यकता 
पर ध्यान दिया था। उन्होंने व्यापार ओर सुरक्षा के लिए जहाज-निर्माणशालाएं तथा 

।ज बनवाये थे | 
५”. शासक और प्रबन्धक के रूप में शिवाजी को उत्कृष्ट छफलता मिली । उन्होने 
एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया । उसमे अच्छी शासन-व्यवस्था के द्वारा उन्होने 
उस युग के अनुकूल प्रजा की भौतिक और नतिक उन्नति करने का यथासम्भव प्रयत्न 
किया । वे जनता और सेना पर पूरा नियन्त्रण रखते थे और शासन-व्यवस्था के ब्यौरों 
को बड़ी सूक्ष्मता से देखते थे ।* वे इतने चतुर थे कि अपने सेवकों पर दैनिक-कार्य 
छोड़कर उन्हें दैविक करतंव्य के सम्बन्ध मे उचित निर्णय दे सकते थे । उनकी शासन- 
व्यवस्था की सबसे बडी विशेषता यह थी कि उन्होने अपनी स्थानीय और केन्द्रीय सरकार 
का ऐसा संगठन कर रखा था कि वह उनकी अनुपस्थिति में भी सुचारु रूप से काम 
करती रहती थी | इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने कहा कि उपरोक्त गुण शिवाजी 
में तो विद्यमान था किन्तु अन्य पूरबी राजाओं मे यह गुण नहीं पाया जाता है। शासक 
के रूप में शिवाजी ने अपनी प्रजा को केवल शान्ति तथा सार्वभौमिक सहनशीलता ही 
प्रदान नहीं की अपितु बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से उन्नति करने का 
अवसर भी दिया और सभी योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवा का द्वार खोल 
दिया । उनकी शासन-व्यवस्था हितकारी थी और भ्रष्टाचार एवं पक्षपात से रहित 
थी । शिवाजी, की प्रेरणा से फारसी के स्थान पर मराठी राजभाषा बनी और एक 


अकाननकामाभ+००० ५ निनीनीनन-न-+नननननननननन+न-++ +ज०नन-न ५५५५-3० तन नतानण तट विन ननन->न--मननननी लग टललन न नभतिण खनन भू ननमुननननण तल जन नटित।त न टन पेनन+ कल नील जल, ऑन 


5० अर अर अप समीर अप कह 
राज्य-व्यावह्ारिक सस्कृत-कोष का निर्माण हुआ सस्कृत-कोष का निर्माण हुआ। इन दोनों कारणों से मराठों को 


४१६ मुगलकालीन भारत 


भंपनी राष्ट्रभाषा के विकास का अच्छा अवसर मिल गया । शिवाजी ने शासक के रूप 
में राजनीतिक आदशे ही अपने सामने नहीं रखा अपितु सावंजनिक हित के लिए 
सफलतापूर्वक प्रयत्न भी किया । 

शिवाजी एक उच्चकोटि के राजनीतिज्न थे । वे आत्मप्रेरणा से अपने समय की 
सब सम्भावनाओ पर विचार कर उन सर्वोत्तम तत्त्वों का निर्माण कर सके जिन्होंने 
उनकी उत्कट इच्छा पूरी करने में अर्थात महाराष्ट्र मे 'हिन्दू-स्वराज्य' की स्थापना में 
योग द्विया था । उन्होने मराठों मे नवजीवन का संचार कर राष्ट्र को संगठित कर 
दिया । शिवाजी ने जिस समय राजनीतिक क्षेत्र मे प्रवेश किया उस समय मुगल 
साम्राज्य अपने चरम विकास पर था । इसके अतिरिक्त उन्हे बीजापुर और गोलकुण्डा 
के सुल्तान, जंजीरा के सिद्दी और पश्चिमी समुद्रतठ के पुतंगाली जेसे शत्रुओं से भी 
मुकाबला करना था ओर उन्होने कड़े विरोध के बावजूद इन शक्तियों का मुकाबला 
कर इन पर विजय प्राप्त की। राजतीति के रूप मे मराठा जाति को उनकी सबसे 
बड़ी देन उसमे नवजीवन डालता था। वे एक रचनात्मक कार्यकर्ता और सच्चे वीर 
थे। राजा के रूप मे वे अपनी सन्‍्तानों और “समकालीनों को स्फूरति देने वाले थे। , 
उनके सम्बन्ध में सर जदुनाथ्‌ सरकार ने लिखा है, “उन्होने हिन्दुओं को अधिक से 
अधिक उन्नति करने की शिक्षा दो। शिवाजी ने बताया कि हिन्दुत्व का वक्ष वास्तव में 
मरा नही है किन्तु सदियों की राजनीतिक पराधीनता के कारण मरा-सा दिखायी देता 
है । यह फिर बढ सकतो है और इसमे नयी-तयी पत्तियाँ और शाखाएँ आ सकती हैं । 
यह अपना सिर आकाश तक फिर उठा सकता है।! ४४ 
क्या शिवाजी सस्पूर्ण भारत में 'हिन्दू-स्वराज्य' स्थापित करना चाहते थे ? 

इतिहासकार सरदेसाई की सम्मति है कि शिवाजी अपने स्वप्न को महाराष्ट्र 
तक ही सीमित न रखकर सारे भारत में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते 
थे। वे अपने कथन की पुष्टि में निम्त प्रमाण देते हैं--(१) शिवाजी का मुख्य उद्देश्य 
धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था, देश प्राप्त करता नहीं । १६४५ ई० के आरम्भ 
में उन्होंने दादाजी नरसप्रभु को 'हिन्दवी स्वराज्य' की योजना के सम्बन्ध में लिखा था, 
जिससे उनका अभिप्राय सम्पूर्ण भारत के हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता दिलाना था । 
 विचारशील एवं क्रियाशोल मराठो ने उनके बाद उनके आदर्श और इच्छाओ को इसी 
रूप में समझा था। (२) शिवाजी द्वारा चौथ और सरदेशमुखी कर की वसूल और सरदेशमुखी कर की वसूली भी 
सम्पूर्ण भारत में राज्य-विस्तार का साधन समझो गयी है। (३ ) एक समकालीन 
जयपुरी कवि का विश्वास है कि“शिवाजी दिल्ली के साम्राज्य को लेना चाहता था | 
उस कवि ने जर्याध्ह की इसीलिए प्रशंसा की है कि उसने शिवाजी जैसे बलवती इच्छा 
रखने वाले को भी वश मे कर लिया था | (४) शिवाजी का आगरा जाने का उद्देश्य 
अपनी आँखो से उत्तरी भारत की दशा देखकर यह जानना था कि क्या उत्तरी भारत 
मुगल साम्राज्य के पंजे से मुक्त होने को तैयार है ? (५) थे अपने' राज्य की सुरक्षा 
जल-थल सेना से करते थे। समुद्र-यात्रा के विषय में उनका दृष्टिकोण उदार था। 


भमराठों का उत्कर् ४१७ 


वे हिन्दू से मुसलमान हुए युवकों को शुद्ध कर पुनः समाज में मिला लेते ये। इससे 
स्पष्ट है कि उनके सामने समस्त हिन्दू जाति को राजनीतिक एवं नैतिक चरित्र-निर्माण 
के नवीन ढाँचे में ढालने का उच्च आदशे था । (६) दक्खिन के सुल्तानों और मुगलों 
से युद्ध करते हुए भी शिवाजी राजपूत राजाओं से न लड़कर उनसे मेल करने का 
प्रयत्त करते थे । 

उपर्युक्त दलीलें इतनी लचर हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
इसके लिए किसी अकाट्य दलील की आवश्यकता नही है कि मुगलन्साम्राज्य में हिन्दू 
धर्में की स्वतन्त्रता स्वेथा असम्भव थी । इसका अभिप्राय राज्य के अन्दर दूसरा राज्य 
स्थापित करना होता और जिसे औरंगजेब जैसा सम्राट सहन नही कर सकता था। 
यह स्वीकार किया जा सकता है कि शिवाजी के स्वराज्या की योजना ऐसी थी कि 
जिसमें सारा भारत आ सकता था, किन्तु इसमे सन्देह है कि उन्होंने कभी ऐसी इच्छा 
रखी थी । वे कल्पना के पंखों पर न उड़कर क्रियात्मक कार्य करने वाले थे। हमारे 
पास इसका कोई पुष्ट प्रमाण नही है कि शिवाजी सम्पूर्ण भारत पर अधिकार करना 
घाहते थे । यह सर्वेध्रम्मति से सिद्ध हो चुका है कि शिवाजी को रायफढ़ से आगरा आने- 
जाने में २५ दिन लगे थे । इन दिनो में उत्तरी भारत की परिस्थिति का पता लगाने 
का न तो समय था और न अवसर ही । वास्तव में उनके आगरा आने का उद्देश्य 
उत्तर भारत की परिस्थिति का ज्ञान करता नही था। यह भी कहना ठीक नहीं कि 

उन्होंने राजपूतों से युद्ध नही किया । हाँ, उन्होंने केवल उन्ही राजपूतों से युद्ध किया 

जो मुगल सम्राट की ओर से लड़ते थे । जहाँ तक शिवाजी का सम्बन्ध है, उनका 
अन्य राजपूतो से युद्ध करने का प्रश्न ही नही उठता । 

सच बात तो यह है कि शिवाजों ने देश को मुगलों के विरुद्ध उभाड़ने का कभी 
कदम द्वी नही उठाया । उन्होने तो केवल जजिया कर के दुबारा लगाये जाने का विरोध 
किया था । उन्होंने उत्तरी भारत के जाट, सतनामी, सिवख्र॒ इत्यादि शक्तिशाली विरोधी 
तत्त्वों से कभी सम्बन्ध स्थापित नही किया | हाँ, उन्होंने एक चतुर सेनापति के रूप 
मे जसवन्तसिह और जयप्तिह की हिन्दुत्व भावना को अवश्य प्रभावित किया था। 
उन्होंने उनसे (जसवन्तसिह और जयथिह) मिलकर मुगलों का तख्ता उलट देने की 
कोई ठोस योजना नही बनायी थी । उन्होने तो छत्रसाल जैसे उत्साही राजा की सेवाओं 
को भी स्वीकार नही किया था और न उसे कोई सहायता! ही दी थी । उन्होंने तो 
उसे केवल यह सलाह दी थी कि औरगजेब जैप्ते शक्तिशाली सम्राट केकविरुद्ध विद्रोह 
करने के लिए वेसे ही तंथारी करो । ये बे तथ्य हैं जो बताते हैं कि शिवाजी ने अखिल 
भारतीय हिन्दू साम्राज्य स्थापना की कभी इच्छा नहीं की थी । 
शिवाजी के राज्य के चिरस्थायी न होते के कारण 

शिवाजी के राज्य के चिरस्थायी न होने के कारण हैं। पहला कारण 
यह है कि उनके राज्य को स्थायित हुए केवल दस बर्ष ही हुए थे और इन दस वर्षों, 


में भी उन्हें अपने शत्रुओं से निरन्तर युद्ध करते रहनो पड़ा भा शत्रुओं से निरन्तर युद्ध करते पड़ा था, जिसके कारण उन्हें 


ड८द भुगलकालोन भारत 


राज्य का हड़ बनाने का बहुत कम समय मिल पाया था। दूसरे, सत्रहवीं शताब्दी में 
मराठा समाज की ऐनी दशा थी कि उसे सुधारने में ध्रैयंपुवंक निरन्तर काम करने 
वाले स्वार्थरहित व्यक्तियों को भी कई -पीढ़ियाँ लग जाती । वह अस्थिरता का युग 
था और प्रत्येक व्यक्ति अपने वेतन अथवा बाप-दादे की जायदाद से ही प्रेम करता 
था। एक भूमि खण्ड के अनेक इच्छुक थे। इसका कारण परिवार के लोगो का बढ़ 
जाना अथवा भूमि का बट जाना अथवा सूबेदार या सुल्तानों द्वारा एक की भूमि को 
दूसरे को दे देना था । अतः महाराष्ट्र की जनता मे निरन्तर झगड़े होते रहते थे । 
शिवाजी के प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर उन्होंने उन विवादपूर्ण प्रान्तों के विषय मे 
अपना निर्णय दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हारे हुए व्यक्ति उनके विरुद्ध होकर 
उनके शत्रु बीजापुर या गोलकुण्डा के सुल्तानों या मुगलो से मिल गये । अतः शिवाजी 
को आजीवन केवल अपने शन्नुओं से ही युद्ध नही करना पडा अपितु अपनी प्रजा से 


मनन नमक लत पथ उमक+मवनककनम.. "६ चिबा+ जन अनिनिराकललक+ बात ७ब _-ता« सम 


भी मोर्चा लेना पडा। तीसरे, सबहवीं शताब्दी में भारत के अन्य भागों की तरह 
महाराष्ट्र की जतता भी जाति और उपजातियो में बेटी हुई थी और एक-दूसरे के 
प्रति बहुत अधिक हेष-भाव रखती थी । ब्राह्मण अब्राह्मण से घृणा करतें थे और वे 
स्वयं भी देश-ब्राह्मण, कोकण-ब्राह्मण, चितपावन, कटहाड़े इत्यादि उपजातियों में बेंटे 
हुए थे | वे एक-दूसरे से घृणा करते थे और इतने अधिक गवेमूढ थे कि उन्होने अपने 
उद्धारक शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर भी उन्हे क्षत्रिय न मानकर वेद-मन्तो 
का उच्चारण नहीं करने दिया था। यह जातिगत पक्षपात दिनोदिन बढ़ता गया, 
जिससे राष्ट्र की वास्तविक और स्थायी उन्नति एवं हढता कठिन और असम्भव हो 
गयी । चौथे, शिवाजी की राजनीतिक सफलता की जो प्रतिक्रिया हुई उससे हिन्दुओ के 
कट्टूरपन को प्रोत्साहुन मिला । महाराष्ट्र के उच्च श्रेणी के लोगों को मराठा राज्य में 
प्रमुखता प्राप्त हो गयी थी। वे बाडम्बरपूर्ण जीवन बिताने लगे थे जो देश के साधारण 
निर्धन लोगों के जीवन के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप मराठा समाज की दो 
प्रमुख श्रेणियों मे भेदभाव की खाई चौड़ी होती गयी । इस विषय में सर जदुनाथ 
सरकार लिखते हैं, “शिवाजी की राजनीतिक सफलता ही अपने विनाश का कारण 
बन गयी थी। शिवाजी का हिन्दू स्वराज्य का आदर्श जिस अनुपात से हिन्दू कट्टरपन 
पर निर्भर था उसके विनाश के बीच उतने ही उसमे सब्निहित थे।” पाँचवाँ कोरण 
यह था कि शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को जो राजनीतिक सफलता मिली उससे 
उसकी समृद्धि तो बहुत बढ़ गयी किन्तु प्रजा की शिक्षा और चरित्र के सुधार का कोई 
ठोस कदम नही उठाया गया । साधारण जनता पहले की तरह अशिक्षित रही और 
उसने जाति की समृद्धि मे कोई दिलचस्पी नहीं ली । इस बुनियादी भूल का परिणाम 
यह हुआ कि जिस मेरा राज्य की स्थापना शिवाजी ने बड़े परिश्रम और बुद्धिमानी 


उप्तकी मत्य के दस वर्ष बाद हो हो गया नल कललका+ जम १ ााााभाआओ ता 





शम्भाजी (१६८०-१६८९६ ई०) 
शिवाजी का द्वितीय पुत्र राजाराम था जो कि उनकी मृत्यु के समय. केवल 


भराठों का उत्क्ष ४१९ 


दस वर्ष का था । शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोयराबाई ने अप्रेल 
१६८० ई० में रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक कर दिया। किन्तु पन्‍हाला किले में बन्द 
शम्भाजी के किलेदार की हत्या कर किले पर अधिकार कर लिया और प्रधान सेनापति 
हम्मीरराव मोहिते को अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद उसने रायगढ़ किले 
पर अधिकार कर राजाराम तथा सोयराबाई को जेल मे डाल दिया । ३० जुलाई को 
वह सिंहासन पर बैठा और मोरोपन्त पिगले के पुत्र नीलोपन्त को अपना पेशवा बनाया 
तथा अपने दूसरे अनुयायियों को भिन्न-भिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया । ३० जनवरी, 
१६८१ ई० को राज्याभिषेक-महोत्सव विधिपुर्वक मनाया गया किन्तु चरिश्रहीन होने 
के कारण वह जनता में अध्रिय हो गया जिससे उसकी हत्या का षड़यन्त्र रचा गया। 
इसकी गन्ध मिलने पर उसने अपनी क्लैली माँ तथा बहुत-से सामन्ती को सरवा 
डाला । इसका परिणाम यह हुआ * उसके सामन्‍्त और अफसर उसके विरुद्ध हो गये 
जिन्हें दबाने के लिए शम्भाजी क॑; कड़ा कदम उठाना पड़ा । अपने पिता के सेवकों 
पर से उसका विश्वास उठ गया था अतः उसमें कंन्नौज निवास्री कब्बि कलश नाम के 
एक ब्राह्मण को, जो सस्कृत ओर हिन्दी का विद्वान और कवि भा, अर्पना संलोहकार 
नियुक्त किया तथा उसे पेशवा से भी अधिक ऊँचा पद प्रदान किया । विदेशी होने के 
कारण मराठें इसमे बहत अधिक धृणा करने लगे और उसे "भेदिये' की उपाधि देकर 
'कलुष' नाम से पुकारने लगे। उस पर शम्भाजी को बिगाड़ने का सिथ्या आरोप भी 
लगाया गया । इस परिस्थितियो मे शम्भाजी के शासनकाल में असन्तोष और अशान्ति 
रही । अब मराठो का प्रताप तो घटने लगा किन्तु शिवाजी ने इसमें जो जान डाल दी 
थी उसी के बल से शासन-प्रबन्ध किसी तरह चलता रहा । 

शम्भाजी ने राज्य पर अपना अधिकार अच्छी तरह जमाया भी नहीं था कि 
उस्ते औरंगजेब ने चतुर्थ पुत्र राजकुमार अकबर का दक्खिन को भागने का समाचार 
मिला । अकबर शम्भाजी का सहयोग प्राप्त कर अपने पिता से भारत का सिहासन 
छीनना चाहता था, अतः वह अपने अपनाये गये साधनों के सम्बन्ध से उससे सलाह 
लेना चाहता था | अकबर को किन परिस्थितियों में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करना 
पंडा और महाराष्ट्र मे आना पड़ा, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका 
है, अत. यहाँ उसका दुहराना अनावश्यक है। उसने नवेदा पार कर १० मई, १६८९१ 
ई० को शम्म्राजी को सूचना, दी कि वह मराठा राजा के सहयोग से औरंगजेब को 
गद्दी से उतार कर स्वयं बादशाह बनना चाहता है। राजकुमार पहले खानदेश और 
फिर बगलातना पहुँचा और वहाँ से नास्रिक और त्रियम्बक होता हुआ उत्तरी कोंकण 
गया और १६ जून, १६८१ ई० को नौगथता के पास पाली पहुँचा जो रायगढ़ से 
२४ मील उत्तर में था | युवराज को यहीं ठहराकर उसकी सुख-सुविधा का प्रबन्ध 
किया गया । इस काम के लिए शम्भाजी ने नेताजी पालकर को नियुक्त किया जो 
दस वर्ष तक उत्तर भारत में रह आया था और शाही दरबारों के जीवन से परिचित 
था। शम्भाजी २३ नम्बर को उपध्तसे मिला किन्तु दोनों मे कोई समझौता नहीं हुआ । 


४२० मुगलकालीन भारत 


शम्भाजी को राजकुमार की सच्चाई में सन्देह था और उसे यह भी डर था कि कही 
उसका आना ओऔरगजेब का बड़यन्त्र न हो । मराठा राजा अपने चरित्र को दुर्बलता 
एवं घरेलू कठिनाइयों के कारण भी दिल्‍ली के विरुद्ध घन और समय नही लगा सकता 
था । यद्यपि मराठा राजा ने अकबर की सुख-सुविधा का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया 
था किन्तु फिर भी वह राजकुमार को असुखकर ही प्रतीत हुआ । उधे पाली मे छप्पर 
से छाये हुए एक साधारण भवन मे ठहराया गया और उत्तरी भारत के युवराजों के 
विलासमय और शान-शौकत के जीवन से अबरिचित होने के कारण भोजन भी 
साधारण ही दिया गया । इन परिस्थितियों के कारण अकबर का ६ वर्ष का महाराष्ट्र 
प्रवास निष्फल ही रहा । ओरगजेब को गही से उतारने की योजना केवल कागज 
पर ही लिखी रह गयी । 

इसी बीच मे औरगजेब ने अपने पुत्र का दविखन में पीछा किया और 
ओरंगाबाद मे अपना निवास-स्थान बनाकर २६ वर्ष तक उसी के आसपास अपना 
जीवन बिताता रही | उसने शम्भाजी और अकबर के अनुयायियों मे भेदभाव के बीज 
बोकर उनमे से बहुतो को घूस और पुरस्कारों द्वारा अपने पक्ष मे कर लिया। उसने 
शहाबुद्दीनखाँ को नासिक के पास के मराठो के मुब्य-मुल्य किले छीनने के लिए भेज 
जिससे उत्तर मे अकबर का मार्ग रुक जाय । खान ने नासिक से सात मील उत्तर 
में स्थित रामसेज किले का घेरा डाल दिया किन्तु समय पर मराठा सेना के आ 
जाने के कारण उसे घेरा उठा लेना पड़ा। अकबर ने अब शम्भाजी को सलाह दी 
कि दोनों मिलकर या तो ओरंगजेक के प्रधान स्थान पर घावा बोल दें अथवा गुजरात 
होते हुए राजपूताना पर आक्रमण करें। किन्तु शम्भाजी परिस्थितियों से विवश 
होकर इस साहसिक काम में योग न दे सका । दोनों राजकुमारों की हिचकिचाहट के 
कारण औरंगजेब को बीजापुर और ग्ोलकुण्डा राज्य पर आक्रमण कर उन्हें अपने 
साम्राज्य में मिलाने का अवसर मिल गया । १६८६ ई० में बीजापुर का पतन हो 
गया और १६८७ ई० में गोलकुण्डा का । अब अकबर को शम्भाजी की सहायता की 
कोई आशा न रही । अतः उसने निराश होकर फरवरी १६८७ ई० में राजापुर से 
अंग्रेजी जहाज द्वारा ईरान जाकर वहीं शरण ली । 
शम्म्राज़ी का जंजीरा और चोल पर आक्रमण (१६८१-८३ ई०) 

जिस सयय ओरंगजेब दक्खिन की यात्रा कर रहा था उसी समय शबम्भाजी ने 
जंजीरा के सिहियो और चोल के पुर्तंग़ालियों पर आक्रमण कर दिया क्योकि औरगजेब 
ने इनसे मराठा राजा के विरुद्ध लड़ाई छेडने के लिए कहा था और सिद्दियों ने 
१६८६९ ई० के अन्त में रायगढ़ किले के-पास-तक-के-मसख-प्रदेश- पर आाक्रमण कर 
दिया था। अत: शम्भाजी ने जल ओर थल से जंजीरा का घेरा डालकर ओर बहुत- 
सी हानि पहुँचाकर इसका जवाब दिया था । किन्तु इसी समय _औरगजेब दविखन में _ 
आ गया ओर शम्भाजी को जंजीरा का घेरा उठाना पड़ा १६८३ ई० में शम्भाजी 
ने चोल और गोआ के पुतेगाली बन्दरगाहों पर आक्रमण कर उनको बड़ी मुसीबत में ढाल 





भराठों का उत्कर्ष ४२१ 


दिया। मराठों ने फोंद पर पुतंगालियो को हराकर वहाँ का किला भी छीन लिया । 
गोआ भी आत्मसम्पंण करने वाला था कि पुतंगालियों के भाग्य से शम्भाजी को घेरा 
उठा लेना पड़ा क्योंकि उसे शाहआलम के नेतृत्व मे आते वाली मुगल सेना का 
मुकाबला करना था जो नवम्बर १६८५३ ई० मे उसकी सेना के पिछले भाग को 
आतकित कर रही थी । 
शबम्माजी की पराजय और गिरफ्तारों (१६८६ ई०) 

१६८४ ई० के आरम्भ से शम्भाजी बचाव में लगा हुआ था । इसी बीच में 
ओरगजेब ने मराठा राजा को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेज दी । शहाबुद्दीन 
फीरोजजग और उसके पुत्र (भावी निजामुनमुल्क) चिनकिलिचर्खाँ को उत्तरी कोंकण 


अपन. अवमन्‍क8 न खत 3 अरिनाजननन न 


और बगलोांनों की जेतिने के लिए भेजा गया । परिणाम यह हुआ कि मुगल और मराठों 
के बीच भीषण युद्ध हुआ और मराठो ने मुगलो के औरंगाबाद से लेकर बुरहानपुर 
तक के प्रदेश को उजाड़ दिया। किन्तु मराठों के भाग्य ने उनका साथ नही दिया । 
ओरंगजेब बीजापुर और गोलकुण्डा के राज्यो को अपने साम्राज्य मे मिला लेने के बाद 
शम्भाजी के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाने के लिए स्वतन्त्र द्वो गया था ओर उसने 
बीजापुरी सेना के पिछले सेनापति को सतारा जिले पर आक्रमण करते के लिए भेजा। 
इस समय जो युद्ध हुआ उसमें शम्भाजी का प्रधान सेनापति हम्मीरराव मोहिते मारा 
गया। इसके बाद मुगलों ने मराठो को पेरनां आरंम्म कर दिया। यह देखकर 
शम्भाजी के बहुत-से साथी उसे छोड़कर भाग गये और वह स्वयं भी पन्‍्हाला और 
रायगढ़ के बीच शरण के लिए भागता फिरा । शिर्क शम्भाजी के विरुद्ध होकर मुगलो 
से जा मिले ओर उन्होंने नवम्बर १६८८ ई० में कवि कलश को परास्त किया । वह 
विवश होकर विशालगढ़ मे शरण लेने के लिए भाग गया | यह सुनकर शंम्भाजी ने 
शिर्क को हराया और विशालगढ़ में कवि कलश से जा मिला । शिर्क ने मराठा राजा 
का पता भोरंगजेब के भेदियों को दे दिया । मुकरंब्खाँ नाम के एक मुगल सेनापति 
को शम्भाजी का पता लग गया। अतः उसने संगभेश्वर के डरे पर पहुँचकर मराठा 
राजा पर अचानक आक्रमण कर दिया । फरवरी १६८६ ई० को हल्की-सी मुठभेड़ के 
बाद शम्भाजी और कवि कलश बन्दी बनाकर औरंगजेब के डरे पर ले जायें गये । 7 
शम्भाजी को निर्मंम्र हत्या (१६८६ ई०) 
बहादुरगढ़ में सम्राट औरंगजेब का डेरा लगा हुआ था, वही पर ये दोनो कंदी 
लाये गये । जिस समय मराठा राजा और कवि कलश शाही डेरे पर लाये गये उस 
समय वे विदृषकों के कपड़े पहने हुए थे और सिर पर मूर्खों की-सी लम्बी टोपी लगाये 
हुए थे जिनके पीछे घण्टियाँ लटक रही थीं | वे ऊंटों पर चढ़े हुए थे और उनके आगे 
ढोल पीटे जा रहे थे और तुरई बजायो जा रही थी । जिस समय कैदी निकट पहुँचे उत्त 
समय औरंगजेब ने सिहासन से नीचे उतर घुटने टेककर ईश्वर को धन्यवाद दिया। 
सम्राट के निगाह डाल लेने के बाद कंदी कोठरियों में बन्द कर दिये गये । दूसरे दिन 
उसने शम्भाजी से कहलवाया कि निम्न शर्तों के साथ उसको जीवन-दान दिया जा 











४२२ है भारत 


सकता है--(|.९) वह अपने, रे किले सोंप दे। (२) अपना छिपा हुआ खजाना बता 
दे । (३) उन मुगल अफसरों -* कलम बता दे जो उससे मिले हुए थे। शम्भाजी ने बढ़े 
अनादर के साथ इस प्रस्ताव का ठकरा दिया / औरगजेब के सताने पर उसे बड़ा कष्ट 
हुआ अत. उसने सम्राटऔर उसके पैगम्बरो की धिक्कारा तथा औरगजेब को कहलवाया 
कि वह मित्रता के पुरस्कार में अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दे। रुहुल्‍लाखाँ 
ने सम्राट का सन्देश शम्भाजी के पास पहुँचाया था। उसने उसके उत्तर को ब्यौरेवार 
न बताकर केवल उसकी दुर्भावना का इशारा-मात्र ही सम्राट से कर दिया था। उदा- 
रता और क्षमा में औरंगजेब का बिलकुल भी विश्वास नही था अतः उसने शम्भाजी 
ओर उसके मन्‍्त्रो कवि कलश को सता-स्ताकर मार डालने की आज्ञा दे दी । उसी 
रात को शम्भाजी वो आँखे फोड़ दी गयी । दूसरें दिन कवि कलश की जीभ काट दी 
गयी और पन्द्रह दिन तक रोजाना उन्हें हर तरह सताया गया । इसके बाद कैदियों 
को पोरेगाँव भेजा गया, जहाँ उन्हे २१ मा को बड़ी निर्देयता के साथ मार डाला 
गया और उनके शरीर के टुकड़ं-टुकंडे करके कुत्तो को डाल दिये गये । उनके सिरों में 
भूसा भरकर दक्खिन के मुख्य-मुख्य नगरों में ढोल पीट-पीटकर घुमाया गया । 
शस्प्ताजी का चरित्र 

इस प्रकार दूसरा मराठा राजा केवल नो वर्ष के अल्प-शासनकाल के पूर्व ही 
समाप्त हो गया । शम्भाजी एक वीर सैनिक तो था किन्तु एक अच्छा राजा अथवा 
राजनीतिज्ञ नही था। उसमें न तो अपने पिता जेसी सगठन शक्ति थी और न अवसर 
से लाभ उठाने की उस जैसी योग्यता । इसके अतिरिक्त उसमें विरोध को शान्त 
करना, मनुष्य के गुणों को पहचानना और साथियों को निभा लेने के गुण भी नहीं 
थे। उसने अपनी चरित्रहीनता के कारण अपने पिता के मन्त्रियों तथा अफसरों के 
साथ झगड़ता शुरू कर दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि वह उन्हीं पर सन्‍्देह 
करने लगा जिन्होंने उसके पिता के राज्य को समृद्धिशाली बनाया था । औरंगजेब का 
पुत्र अकबर दक्खिन में आ गया था किन्तु.वह उससे मिलकर औरंगजेब अथवा उसकी 
राजधानी पर हमला करने मे चूक गया । शम्भाजी वीर,और उत्साही होते हुए भी 
अपने जीवन में बिलकुल असफल रहा किन्तु उसकी क्र रतापूर्ण मृत्यु से उसके पापों 
का प्रायश्चित हो गया । उसके बन्दी जीवन तथा मृत्यु ने मराठा जाति को एकता के 
सूत्र में पिरोकर उसमें वह शक्ति और साहस भर दिया कि वह मुगल सम्राट को 
हराने के लिए कटिबद्ध हो गयी । 

राजाराम (१६८६-१७०० ई०) 

शम्भाजी को गिरफ्तारी के समय शिवाजी का द्वितीय पुत्र राजाराम उन्नौस 
वर्ष का नवयुवक था अतः १६ फरवरी, १६८६ ई० को वह राजा घोषित कर दिया 
गया। उसने प्रहलाद नीराजी तथा उन सभी बड़े-बड़े अफपघरों को मुक्त कर दिया 
जिन्हें शम्भाजी ने अन्यायपूर्वक गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसने राजधानी 


की रक्षा की तैयारियाँ को जिस पर जुल्फिकारखा ने पेरा डाल रखा जुल्फिकारखाँ ने पेरा डाल रखा था। शम्भाजी 


भराठों का उत्कर्ष ४२३ 


की विधवा येसूबाई राजाराम को सुरक्षा के लिए विशालयढ़ में चले जाने की सलाहू 
देकर स्वयं निर्भोकितापूर्वक रायगढ़ के घेरे का मुकाबला करने के लिए डट गयी । इस 
वीरांगना से उत्साह पाकर प्रहलाद नीराजी ओर शंकरजी मल्हार ने मुगलों के प्रदेश 


प्र अभूतपूर्व धावा बोलकर उसे लुंटना ओर जलाना आरम्भ कर दिया। उन्होंने 
मुगलो के दक्षिणी प्रदेश के प्रत्येक भाग में शत्रु की गतिविधि का पता लगाने के लिए 
गुप्तचर भेज दिये। उन्होने सयगढ़ पर ज्लुल्फिकारखाँ की नयी कुसुक का आना रोक 
दिया किन्तु उन्हीं के एक अफवर के विश्वासधात से राजधानी का पतन हो गया। « 
सूर्यंजी पिसाल बहुत दिन से वाई की देशमुखी जमीदारी (वतन) आहत -था | 
जुल्फिका रखोँ ने उस उसको देने की प्रतिज्ञा करली, जितके लानच मे अकर उसने 
१३ नवम्बर, १६८६ ई० को जुल्फिकारखाँ की फोज के लिए किले का दरवाजा खोल 
दिया । जुल्फिका रखाँ येसूबाई, उसके छोटे पुत्र शाह तथा दूसरे प्रतिष्ठित सज्जनों को 
गिरफ्तार कर मुगलो के शिविर मे ले आया और ओरंगजेब ने अन्य बहुत-से किलों 
पर अधिकार कर लिया। किन्तु उसकी यह सफलता अल्पकालीन दी रही क्योंकि अब 
मराठों के स्वतन्त्रता युद्ध ने लोक-युद्ध का रूप ले लिया था । 

राष्ट्र के विनाश को देखकर मराठों में ऐपा उत्साह आया कि वे सारी शक्ति 
बटोरकर देश की रक्षा मे सन्नद्ध हो गये । यद्यपि राजाराम में अपने पिता जैपती संगठन- 
शक्ति नही थी तो भी उसके नेतृत्व में अनेक वीर थुवकों ने मुगलो के तूफानी धावे को 
रोकने का पूरा प्रयत्व किया । इनपें सबसे प्रमुख अहलाद नीराजी था जो अपने समय 
में महाराष्ट्र मे सबसे अधिक चतुर सप्रझ्ा जाता था। राजाराम का दूसरा प्रमुख 
सलाहकार रामचन्द्र नीलकण्ठ था। इसमें मनुष्यों के गुण को पहचानकर उन्हें राष्ट्र 
रक्षा के काम में लगा देने को अंदूभुत क्षमता थी । वह अपने विशालगढ़ के प्रधान 
कार्यालय से उत्तर में बुरहानपुर से लेकर दक्षिण में जिजी तक के विशाल युद्धक्षेत्र पर 
सतके हृष्टि रखता था। इन दो मनुष्यों के नीचे अलोकिक योग्यता के चार लेप्टनेण्ट 
ओर ये जिनके नाम थे : (१) परसराम त्रियम्ब्रक प्रतिनिधि, (2) शंकरजी नारायन 
सचिव, (३) शान्ताजी घोरपड़े, और (४) धनाजी जादव । इन चारों ने आश्वेंगजनक 
कार्यों से बौरंगजेब के सारे मेंसूबों पर पानी फेरकर मराठों कौ उस खोई हुई स्वतन्त्रता 
को बचा लिया जो शम्भाजी की ग्रिरफ्तारी और रायगढ की राजधानी के पतन से 
नष्ट हो गयी थी । 

राजाराम अपने परिवार ओर दरबार के साथ जिजी भाग गया । किन्तु कुछ 
दिन बाद जिजी ही मराठों को राजधानी बन गयी । यहीं से उत्साही ओर साहसी 
मराठों की टुकड़ियाँ महाराष्ट्र में मुगलों पर हमला करने के लिए भेजी गयी . ये उन्हें 
हर सम्भव तरीके से परेशान कर देश में सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा नहीं होने 
' देती थीं । मु 

इसी बीच में ओरंगजेब की सेना ने जुल्फिकारखा के नेतृत्व में जिजी का पेरा 
डाल दिया । यह घेरा तो आठ साल तक पड़ा रहा किन्तु राजाराम तिकलकर महाराष्ट्र 


डरं४ड मुग्लकालीन भारत 


से भाग गया । लड़ाई जारी रही और शान्ताजी घोरपड़े तथा धनाजी जादव ने मुगलो 
की बड़ी दुर्दंशा कर दी । उन्होने औरंगजेब के शिविर को घेरकर उसे अनेक बार 
लूटा । इसका परिणाम यह हुआ कि मद्दाराष्ट्र का घेरा डालकर उसे जीतने की इच्छा 
रखने वाला भोरंगजेब मराठो से स्वयं घिर गया । किन्तु हठी औरंगजेब ने समझौते 
की चिन्ता न करके जीतने का पूरा-पुरा प्रयत्न किया और अन्त में बुरी तरह हार गया। 

राजाराम मार्ग मे मुगलो से बचता हुआ मार्च १६९८ ई० के प्रारम्भ मे _ ही 
विशालगढ़ मे आ गया था | उसने सतारा मे अपना दरबार स्थापित किया । हालाँकि 
सतारा कुछ दिन बाद ही छित गया किन्तु मराठों ने इसे इसे १७०४ ६० मे फिर वापस 
ले लिया। राजाराम ने देश का भ्रमण कर अपने किलो के किलेदारों को 
प्रोत्साहन दिया । फिर उसने कुछ सेना को खानदेश तथा बरार को लूटने तथा चौथ 
बसूल करने के लिए भेजा । १६६६ ई० मे उसने सुरत को लूटने का बहाना कर 
शिंहगढ़ के लिए प्रस्थान किया परन्तु एक मुगल सेना ने उसे पीछे लौटने के लिए 
विवश कर दिपा । इस समय मराठो मे जोश था ओर उन्होने उन्नति भी कर ली थो, 
अत. उन्हे विश्वास हो गया था कि वे तूफान की तरह बढ़ने वाले मुगलो को खदेड़ 
देंगे । किन्तु राजाराम बीमार पड़ गया और सतारा का घेरा पड़ा होने के कारण वह 
पालकी मे सिहगढ़ ले जाया गया, जहाँ तीस वर्ष की अवस्था में १२ मार्च, १७०० ई०_ 
को उत्की मृत्यु हो गयी । 

राजाराम में अपने पिता जेसी सैनिक योग्यता और आक्रमण की कुशलता नहीं 
थी । शिवाजी की मृत्यु के समय वह केवल दस वर्ष का बच्चा था ओर फिर उसे 
शम्भाजी की कंद मे भी रहना पड़ा था, अतः उसे उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर 
नही मिला । शम्भाजी की गिरफ्तारी और मृत्यु के कारण ही वहू सिहासत पर बैठ 
सका था। किन्तु वह बड़ा भाग्यशाली था कि उसे रामचन्द्र पन्त ओऔर प्रहलाद नीराजी 
जसे आलोकिक योग्यता के सलाहुकार तथा शान्ताजी और घनाजी जैसे बीर योद्धा 
उसकी योजना एवं नीति को कार्यान्वित करने के लिए मिन्न गये थे । यही कारण था 
कि राजाराम के राज्य को इस बात का गवे था कि जहाँ तक मराठा हितो का सम्बन्ध 
था उसने विषम स्थिति को बदल दिया था। किन्तु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि राजाराम दुबेल राजा, अफीमची ओर चरित्रहीन था । उसमें सबसे बड़ा गुण यह 
था कि वह अपने मन्त्रियों का पूरा-पूरा विश्वास करता था। वह शायद ही कभी उनके 
काम मे हस्तक्षेप करता था और यही उसकी सफलता का मुख्य कारण था । 
ताराबाई का प्रभुत्व (१७००-१७०७ ई०) 

राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी बिधवा रानी सरकार की वास्तविक अध्यक्षा 
हुई । वह अपने चार वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कर स्वयं उसकी 
संरक्षिका बन गयी। यद्यपि नयी मराठा राजधानी सतारा का पतन राजाराम की 
मृत्यु के एक महीने बाद ही हो गया था किन्तु इस बीरागना, ने इसके लिए आँसू 
बहाने में एक क्षण भी नष्ट नहीं किया । उसने जनता में उत्साह का संचार कर 





भराठों का उत्कर् डर 


औरंगजेब के विरुद्ध कड़ा मोर्चा बनाया । उसने विलक्षण समठन-शक्ति का परिचय 


देकर मराठो में देशभक्ति का सचार कर दिया । इस समय पन्‍न्हाला और विशालगढ़ 
के ह॒ढ किले मराठों की राजधानी बने हुए थे, अतः ओरंगजेब ने पन्‍्हाला को जीतने 
के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी। मराठ औरगजेब के शिविर को निरन्तर घेरकर 
यथासम्भव उसकी प्रत्येक वस्तु लुट ले गये। सम्राट ने मराठो के अनेक किलो पर 
अधिकार कर लिया किन्तु वे सब एक-एक करके उसके हाथ से निकल गये | ताराबाई 
के नेतृत्व में मराठो की शक्ति दिन-अ्रतिदिव बढती गयी जिससे विवश होकर 
औरंगजेब को अपने बचाव में लगना पड़ा । वृद्ध सम्नाट के अन्तिम वर्ष में तो मराठों 
ने महाराष्ट्र परकर मालवा और गुजरात तक लम्े-लम्बे छापे मरे । उन्होने पश्चिमी 
मुद्रतट के बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच और दुसरे समृद्ध नगरो को लूटा और दक्षिणी 
कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया । ही विपत्तियों मे २ मार्च, १७०७ ई० को 
औरंगजेब का देहान्त हो गया । 
ताराबाई बड़ी योग्यता और कुशलता से अपने पुत्र के नाम पर महाराष्ट्र का 
कामकाज चलाती रहो । किन्तु रामचन्द्र पन्त शाह को राजा बनाता चाहता था अत 
बह इस सर्वाधिकारिणी रग्ती का विरोधी बन जाने के कारण अपने अधिक रो से बचित 
कर दिया गया था। ताराबाई के मुख्य समर्थक परसराम त्रियम्बक, धनाजी जादव 
और शंकरजी नारायन थे जिनकी सहायता से वह उत्साह के साथ युद्ध करती रही । 
वह सेना का संचालन करने के लिए एक किले से दूसरे किले में निरन्तर घूमती रही । 
मराठो को अपने स्वातन्त्य-युद्ध में जो सफलता मिली वह इसी रानी के व्यक्तित्व पर 
निर्भर थी। ह 


80085 707 ऋएशाप्तपछर 05) 


गबवावाएएपं॑ /.द/8 ८2० 
. इक्बइ20, सिप्रद्मागयं सवा ३ कगावद वनबएवां-लोशा (वााएव 
(206॥606 9ए & . ।९. 8976) 
2... उ्रगदवडादया, ४. 8. ; ैिशालए-9ार (कॉम केदांधरांदा:, 
3. ॥व-व्बा।ड अीदाीाव-उद्ा 54727द76, 3 ४05. 
4, बम्रह उत्काव उवाच्वादां, 
सिक्का 70426 ! 
]. छुव॒रांए, चार9 चिपरात्ाणाबएं ; 4वाडो। खेद, 
2... द्राका, दिएएशी : ीधावाधीध्रए-पा- प्री द6 
3... डपापीक्णाएपा्, छिगफ ह270 ; कैड:/ड्रिन /22/क्रान्‍ओद, 
बै.. टकापा, चपरावशणाब्षते ; अधिपकाशवब मैकाआात (वं४07ए जी शिपाबााआ0त 
की शिाथा), , 
धापाना, 8499गवत : 7 व॥॥--4वा! 5४4॥ 77. 
बाबाए्-ं-5/ध्रद्रां (४७), 
चीकावष्मांह (७), 


9० 


४२६ 


मुगलकालीन भारत 


खिकरा 7३ प्रव&०५ : 


40वें? 


9 ४ के ७० ० १० 


हा 


० सच 


९८०वेँं8 रा 6077 .९, (रशएइर / 2क्वाए दावे ८माहएडॉटवर्ट० 4002 /0/ 
4672-76 बह 7678-79, हे 

#बदगरऊ झटका णी हिवांवएका, उक्ादा, ओेकाएंव2, 7077 57, (7८०४८, 
॥वर्रं/45, ९८. 

चाह : एछवाए ली #. मरव2०5, 

शिध्ाभ्यंए०, 8. (९. ; आाहाओ 2१९००/बेए 65 ५#7वां (7659-7682), 

मल हब #८०बें58 (शा९इटाएटत 36 86. व॒तठां& (0॥#06, .0007. 
०5६ 06॥॥656 ९ ध्याडओं4९व पत्ता छाषा5.) 

जिवाएएएं : 5/0वंद.. 4० ॥/०8०/ (शाश्वत गा00. साहा 9५ 
9४. एशं।०, 4 ५०3.) 

(णा४४80]6 ; एकशशह ० कशमांए-, 

छिद्यो। ; उ/दार तणी 7४/शफ्ं2, 3 ४०5, 

(70006, #. : 3. ##९/४ भ्रेद्ढए 4टट0फता ० #वर्ड 74०, 3 ५०६. 

7४ ॥707/:8 : 

जिर्णी, ताथी। : झ्राउतए ० गबदाधाग्वर, 3 ५०0]६. 

580, 5. ', : #9वा। (फ्रद# बचाई, 

5भादवा, 3. ऐप, ; 5॥व कावें मठ 76० (4७ ०ता007), 

डक्याए्षा, 7, प, ; 796 ०75९ ० दा, 

#ादबांत & शिक्षाबष्मांड : 50779 ण 7#८ 24674/745, 3 ४०]5. 
580689, (. $. : 4 2६४ सार ० 7० ॥44/4/४45, 3 ५०६. 

कै #णं$४ध78 : $॥एवग ॥7९ 57८, 

थ्वंत99, (.. ५. ; 50067, /##2 #0फ्रवेंश ण समवबें: क#दादां, 


अध्याय १० 
उत्तरकालोीन मुगल सम्राट 


बहादुरशाह (१७०७-१७१२ ई०) 

ओरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकारी उसका तिरेसठ वर्षीय हितीय पुत्र 
मुअज्जम (शाहआलम) था। मई १७०७ ई० में लाहोर से २४ मोल उत्तर में 
शाहदौला नामक पुल पर इसने बहादुरशाहु नाम से अपने आपको सम्राट घोषित 
कियो । जब वह अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान मे था तब उसे २२ मार्च 
को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला । समाचार मिलते ही वह उत्तराधिकार 
प्राप्त करने के लिए द्रुतगति से दिल्‍ली के लिए रवाना हुआ । ईंस काम में उसके 
साथी मुनीमर्खां ने उसकी बड़ी सहायता की । उसका द्वितीय पुश्न॒ अजीम-उश-शान 
दविखिन की यात्रा करता हुआ कोरा में ठहरा हुआ था | बह भी पिता की सहायता 
के लिए आगरा के लिए चल पडा । उसने नगर पर अधिकार कर किले का घेरा डाल 
दिया । १२ जूत को-बहादुरशाह ने स्वयं आगरा जाकर किले तथा २४ करोड़ रुपये 
के खजाने पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के समग्र मुअज्जम का छोटा 
भाई आजमशाह अहमदनगर से कुछ द्वी मील दूर था। उसने भी २४ मार्च को अपने 
सम्राट होने की घोषणा कर दी और कुछ दिनो वही रुकने के बाद आगरे के लिए 
रवाना हुआ । यदि वह अपने योग्य पुत्र बीदरबख्त को आगरा जाने की आज्ञा दे देता 
तो सम्भवतः वह अजीम-उश-शान के आने से पहले किले तथा खजाने पर अधिकार 
कर लेता । किन्तु आजमशाह मूर्ख और चरित्रहीन था तथा अपने पुत्र से द्वेष रखता 
था । उसने अपने कितने ही अपूल्य दिन व्यर्थ खो दिग्रे और आगरा के आसपास 
पहुँचने पर शाही नगर को बहादुरशाह के अधिकार में पाया । बहादुरशाह ने उससे 
साम्राज्य को बाँट लेने का अनुरोध किया किन्तु उसने इस अनुरोध को ठुकराकर 
समोगढ़ के निकट जाजऊ में उससे युद्ध किया बौर १८ जून, १७०७ ई० को युद्ध में_ 
मारा गया । 

“-पह्कल्ली की गद्दी पर निष्कण्टक बेठने से पूर्व बहादुरशाह को अपने छोटे भाई 
24222: कक से ओर मुठभेड़ लेनी पड़ी । यह बीजापुर का सूबेदार था किन्तु मूर्ख ओर 
हंठी था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसने अपने आपको सम्राट घोषित 
कर दिया ओर हिन्दुस्तान के साम्राज्य के लिए युद्ध की तैयारी करने लग गया। 
बहादुरशाह्‌ नवंदा पार करके १७ मई, १७०८ ई० को कामबढुश से मिला और उसने 
शान्तिपूवेंक समझौता करने का अनुरोध किया | कामबरुश ने उसके इस अनुरोध को 


उए८ मुगलकालीन भारत 


ठुकराकर १३ जनवरी, १७०६ ई० को हैदराबाद के समीप युद्ध छेढ़ दिया, जिसमें 
कामबश बुरी तरह से पराजित हुआ । घावो के कारण रात को उसकी मृत्यु हो 
गयी । अब बहादुरशाह साम्राज्य का निष्कण्टक स्वामी बन गया। 

आजमशाह पर विजय प्राप्त करने के बाद बहादुरशाह को राजपुताना जाना 
पडा । यहाँ जोधपुर का अजीतविह अपने आपको रवतस्त्र घोषित कर अजमेर के मुगल 
प्रदेश पर हमले कर रहा था। सम्राट जनवरी १७०८ ई० में आमेर पहुँचा। इस 
समय वहाँ उत्तराजिकार के प्रश्न को लेकर झगड़ा हो रहा था| बहादुरशाह ने इसमें 
हस्तक्षेप कर विजयसिंह को कछवाहा राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इसके 
बाद वह जोधपुर गया । उसने मेरटा मे अजीतसिह को हराकर उसे क्षमा कर दिया 
ओर ३,५०० की मनसबदारी देकर महाराजा की उपाधि दी । इसके बाद वह काम- 
बख्श से युद्ध करते के लिए अजमेर होता हुआ दविखन की और रवाना हुआ। जब 
वह दवषिखन की यात्रा कर रहा था तत्र अजीतर्सिह, दुर्वादास और जयसिंह कछवाहा 
इत्यादि राजपूत राजा ३० अप्रैल, १७०८ ई० को उपके शिविर से भागकर मेवाड़ के 
महाराजा अमर सिह से जा मिले । उन्होने मिलकर मुगलो का मुकाबला करने की 
प्रतिज्ञा की और जोधपुर के मुगल किलेदार जोधपुर के मुगल किलेदार को निकाल दिया। इसके बाद उन्होने 
हिण्डोन और बयाना के फोजदार को हराकर आमेर को छीन लिया ओर उस पर 
राजा जयमिह कछवाहा का अधिकार हो गया। उन्होने मेवात के किलेदार सैय्यद 
हुसैनखाँ बारहा पर भी हमला कर सितम्बर १७०८ ई० में उसे मार डाला। इन सब 
कारणों से बहादुरशाह को मई १७१० ई० में राजपूताना लौटना पड़ा । किन्तु अपनी 
दुर्बलता एवं पंजाब में सिक्खो के उपद्रव के कारण उसने राजपुत राजाओं से सन्धि 
करने का निश्चय कर लिया । उसने उन्हें क्षमा प्रदान कर २१ जून, १७१० ई० को 
उपहारों सहित अपनी-अपनी रियासतों को भेज दिया । 

मारवाड़ के राजपूतों की तरह पंजाब के सिक्‍्ख भी औरंगजेब की मृत्यु का 
लाभ उठाकर विद्रोही बन गये थे । नवम्बर १७०८ ई० गुरु गोविन्दर्धिह की मृत्यु 
हो कि पर उनके अनुयायियों ने दक्खिन में एक ऐसे आदमी को उपस्थित किया जो 
गुरुजी से आक्ृति से मिलता था। उन्होंने उसे पंजाब भेजा और यह घोषणा कर दी 
कि गुरुजी सिक्‍खों को मुसलमानों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः जीविंत ही गये हैं। 
बन्दा नाम का यह व्यक्ति दिल्ली के व्रक्ति दिल्‍ली के उत्तर-पश्चिम में अकस्मात प्रकट हुआ । उसने 
अपनी उपाधि सच्चा बादशाह रखी और मुगलों के विरुद्ध सिक्‍्खों को घधर्मे-युद्ध के 
लिए आह्वान किया । उसने सोनीपत के फोजदार को हराया, अम्बाला से २६ मील 
पूरब में स्थित सधोरा नामक नगर को लुटा ओर २२ मई, १७१० ई० को सरहिन्द 
के फोजदार वजीरखाँ को हराकर मार डाला । उसने सरहिन्द को चार दिन तक 
छूटकर मुसलमानों का कत्लेज्ाम किया और मस्जिदों को भ्रष्ट कर अन्त में उस पर 
अधिकार कर लिया । इस हमले और लुट में उसे £ करोड़ रुपये मिले और उसके 
अनुयाग्रियों की संह्या बढ़कर ४०,००० हो गयी । बन्दा ने सरहिन्द को अपनी प्रधान 


उत्तरकालोन मुगल सम्राट ४२६ 


छावनी बनाकर वही से मुगलो के पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश पर लूटमार 
मचाना आरम्भ कर दिया। कुछ सिवखो ने अमृतसर से इक्टूठा होकर लाहौर पर 
हमला किया किन्तु वे हरा दिये गये । किन्तु फिर भी उन्होंने दिल्‍ली से लाहौर तक 
अपना अधिकार जमाकर इन दोनों नगरों के बीच के यातायात को रोक दिया । 
राजपूतो से सन्धि कर लेने के बाद बहादुरशाह सिक्खों को दण्ड देने के लिए 
अजमेर से २६ जून, १७१० ई० को चलकर दिश्वम्बर के प्रथम सप्ताह में सधौरा 
पहुँचा । किन्तु बन्दा के बहादुरशाह के आने के कुछ दिल पूर्व ही सधौरा को छोड़कर 
लोहगढ़ मे अपनी प्रधान छावनी बना ली थो। यह स्थान मुखासपुर का एक किला छावनी बना ली थीं। यह स्थान सपुर का एक किला 
थी आर संधघौरा से १२ मील उत्तर-पूरब में था । उसने यहाँ राजा बनकर अपने नाम 
के सिक्‍क्े चलाये। सम्राट ने लोहगढ़ का घेरा डाला किन्तु सिक्‍खों ने कड़ा मुकाबला 
करके अपने साहस से किले को बचा लिया । अधिक वर्षा, शीत तथा रसद न पहुँचने 
के कारण साम्राज्यवादियों को यहाँ बड़ी हानि उठानी पड़ी । अन्त में उन्होंने लोहगढ 
पर अधिकार कर लिया किन्तु बन्दा दुर्ग के पतन के पूर्व ही भागू गया। यहाँ बहुत-से 
कीदियों के साथ-साथ २ करोड़ रुपये मुगलों के हाथ लगे । 
मुगलो ने जनवरी १७११ ई० में सरहिन्द पर पुन. अधिकार कर लिया किन्तु 
सिक्‍खों ने शाही प्रदेशों पर हमले जारी रखे । उन्होने पहाडियों से उतरकर उत्तरी 
पंजाब भे फिर से उपद्रव आरम्स कर दिये । उनके उपद्रवों के मुख्य स्थान बारी और 
रचना के दोआब थे जिन्हें उन्होंने बिलकुल उजाड़ दिया था। मुहम्मद अमीनर्खों और 
रुस्तमर्खां ने बन्दा को हराकर पसरूर के पास जम्बू की पहाड़ियों में खदेड़ दिया । 
किन्तु २७ फरवरी, १७१४ ई० को बहादुरणाह का जृत्यु के कारण बन्दा के विरुद 
कोई कदम नही उठाया जा सका। शुई ने संधोरा ओर लोहंगंढ पर पुनः अंधिंकार 
१090 एल 

कर पहले की तरह फिर छुट-खसोट जारी कर दी । 

मृत्यु के समय बहादुरशाह की अवस्था ६६ वर्ष की थी। वह औरंगजेब की 
मस्जिद के ऑगन में दफनायां गया जो दिल्‍ली के बाहर कुतुशृद्दीन काकी के मकबरे 


के पास है । ७७७ ७७७७७७७७-०७७॥७७७७७॥//७ए/"/े"श"शश/श///आआआआआआआआा रा आम तआ कि आन इ ििश न शिलिनिलिी लीड जलकर कब आज 














किन्तु तो भी वह एक दुबंल शासक था । वह किसी से “न' कहना तो जानता ही नहीं 
था। कामो को इकट्ठा होते रहने देना और निर्णयों को स्थगित ! के जन रहना ही उसको 
नीति थी। उसे इस बात का डर सर्देव रहता था कि कही उसके निर्णय से दरबार 
में कोई अप्रसन्न न हो जाय । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं शासन सम्बन्धी विषयों में 
भी उसे समझोता ही पसन्द था। उसने अपने अत्यन्त स्वामिभक्त और योग्य साथी 
मुनीमखाँ को प्रधानमन्त्री बनाने का वचन दिया था किन्तु उसके ह पिता के प्रधानमस्त्री 
असदर्खों ने इस पद पर अपना अधिकार बताया । बहादुरशाह ने मुनीमर्खशों को वजीर 
या अधथमेन्णी बनाकर और असद्खां को अपने पद पर ही रखकर दोनो को प्रसन्न 
करने का उद्योग किया । इस प्रकार अधिकारों के बँट जाने से शासन के कार्य में बड़ी 
गड़बड़ी मच गयी ओर दोनों सरदारों में से कोई भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। बहादुरशाह 


४३०. भुगलकालीन भारत 


उपाधियाँ ओर इताम तो खूब देता था, किन्तु शासत पर पूरा नियन्त्रण रखने मे 
असमर्थ था। अतः: वह आमतौर से असावधान राजा या शाह बेखबर' कहा जाता 
था । वह अपने पिता की तरह धामिक असहिष्णु था। उसने भी जजिया जारी रखा 
और हिन्दुओं को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त नही किया। परम्परा से मुगल-साम्राज्य 
की जो प्रतिष्ठा चली आ रही थी उसी के बलबूते पर शासन का कार्य किसी तरह 
चलता रहा । किन्तु बहादुरशाह में एक गुण था कि उसने अपने पिता के समय के 
अनुभवी अफसरों को उनके पदों से न तो हटाया और न उनके काम में हस्तक्षेप ही 
किया, अत' उसका शासनकाल बहुत कुछ सफल रहा । 
जहाँदारशाह (१७१२-१७१३ ई०) 
बहादुरशाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुन्नो में तीन युद्ध 
हुए । उसके पुत्रो के नाम जहाँदारशाहू, अजीम-उश-शान, रफी-उश-शान और जहाव- 
शाह थे। ये चारों ही उतत समय लाहौर में थे। प्रधानमन्त्री असदर्खों के ला 
कारखाँ ने अजीम-उश-शान के विरुद्ध गुप्तरूप से पड़यन्त्र रचेकेर अन्य तोौनों भाइयों 
में मेल करा दिया ताक वे तीनों मिलकर उस पर हमला कर दें। अजीम-उश-शान 
लड़ाई में मारा गया और उसका सारा धन तथा समृद्धि विजेताओं के हाथ लग गयी । 
फिर तीनों भाइयों मे आपस में झगड़ा शुरू हो गया और जुल्फिकारखाँ की सहायता 
से रफी उश-शान और जहानशाह युद्ध करते हुए मारे गये । अत, २६ मार्च, १७१२ ई० 
को जहाँदारशाह गद्टी पर बैठा । इस समय इसकी आयु ५६ वर्ष की थी इसने 
जुल्फिकरखां को अपना प्रधानमन्त्री बताया ।.....।..... 
“जा जम्नाद २३ जून, १७3१३ ई० को दिल्‍ली पहुँचा। यह अत्यन्त विलासी 
था अतएव राजकाज छोडकर भोग-विलास में फंसा रहता था। हालाँकि यह ५१ वर्ष 
का था और बेटे-पोते वाला था तो भी वह अपना सारा समय लालकुमारी नाम की 
वेश्या के साथ बिताता था। उसने इसे रानियो से भी अधिक सम्मान दे रखा था। 
इस वैश्या को वस्त्र और 8 आभूषणों के अतिरिक्त १ करोड़ सालाना भत्ता मिलता था 
और उसके सम्बधियों को राज्यों में ऊँचे-ऊँचे पद मिले हुए थे। जहाँदारशाह अपने 
दिन हँगी-दिललगी में और रातें शराब की मस्ती में बिताता था । उसने असभ्यों 
को ओर विशेषकर लालकुमारी के रिश्तेदारों को बड़े-बड़े सरदारों को अपमानित 
करने तथा राजकाज में हस्तक्षेतर करते की पूरी छूट दे रखी थी। सम्राट का धघात्री 
भाई अलीमूराद, जो अमीर-उल-उमरा के नाम से प्रसिद्ध था, वजीर जुल्फिकारणा के 
शासन-कार्य में वुरी तरह दखल देता था। अतएवं जहाँदारशाह के दस महीने के 
अल्प शासनकाल में सारा राजकाज अस्तव्यस्त हो गया था । 
अजीम-उस-शान के द्वितीय पुत्र फरंखसियर ने जहाँदारशाह के विरुद गद्दी 
का दाबा किया । इस राजकुमार की आयु उस समय तीस वर्ष की थी बौर महू बंगाल राजकुमार की आयु उस समय तीस वर्ष की थी ओर यह बंगाल 
का सहायक सूवेदार था| अपने पिता की मृत्यु कै बाद इसने अप्रैल १७१२ ई०» में 
अपने आपको सम्राट घोषित कर दिया। इसने पटना के सहायक सूबेदार सैय्यद 


कक 3ककअक सतललभक- अत ०+क 








उत्तरकालीन मुपल सलस्साईड ४३१ 


हुसेनअलीखाँ और उसके बड़े भाई व इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल्लाखाँ से 
सहायता ली। ये दोनों भाई 'संय्यद भाई! नाभ से विख्यात थे और बाद में भारतीय 
इतिहास में 'शासक-निर्माता_ के नाम से प्रसिद्ध हो गये। फरु खसियर २५,००० 
आदमियो को अपने साथ लेकर १८ अक्टूबर, १७१२ ई० को पटना से रवाता हुआ । 
पहले यह खजुहा गया । यहाँ उसने युवराज अजउद्दीन को हराया जिसे जहाँदारशाह 
ने उस पर चढाई करने के लिए भेजा था। अजउद्दीन अपने खजाने तथा शिविर को 
छोड़कर आगरे को भागा | दूसरे दिन उसके खजाने और शिविर पर फरुखसियर 
का अधिकार हो गया । पुत्र की हार के कारण जहाँदारशाह को आगरे स्वयं आना 
पड़ा । उसकी सरकार बिलकुल अस्तव्यसत और कंगाल हो गयी थी और उसे अपनी 
सेना को धन से सन्तुष्ट करता था, अतः शाही भण्डार से वे वस्तुएँ देकर उन्हें सन्तुष्ट 
किया गया जिन्हें बाबर से समय से अब तक छूआ भी नहीं गया था। वह २६ 
दिसम्बर, १७१२ ई० को आगरा गया और १० जनवरी, १७१३ ई० को फरुंखसियर 
द्वारा बुरी तरह से पराजित हुआ । वह दाढी-मूंछ मुडाकर एक निर्धन ग्रमीण का वेश 
धारण कर लालकुमारी के साथ एक बैलगाडी में बैठकर दिल्‍ली भाँग गया। मारे में 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहने से बाद वह २५ जनवरी की रात में चुपके से दिल्ली 
पहुँचा और शरण के लिए सीधा असद््खाँ के पास पहुँचा । इस चालाक बूढ़े मन्त्री ने 
इस भूतपूर्व सम्राट को फरुं खसियर को सौंप देने के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिससे 
वह और उसका बेटा जुल्फिकारखाँ नये सम्राट के कोप से बच जायें और नये सम्राट 
फछ खसियर के दिल्‍ली आने से एक दिल पूर्व उसकी आज्ञा से ११ फरवरी, १७१३४ई० 
को उसे मार डाला गया। 

मुगल-वंश में जहाँदारशाह ही पहला शासक था जो राजकाज करने में अयोग्य 
सिद्ध हुआ | यद्यपि वह अपने प्रारम्भिक जौवन में कुर्तीलि सिपाही था किन्तु जवानी में 
वह आलसी और विषयी बन गया था। प्राचीन और शक्तिशाली राजघराने मे पैदा 
होने पर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक साधारण नवोत्यान वाला हो, 
जिसे भाग्यवश शक्ति और ऐश्वर्य यकायक अपने जीवन में मिले हो । उसने सारे 
सरकारी कामकाजों को ऐसे नीच, दुराचारी ओर मूर्खों के हाथ में सौप दिया था 
जिन्‍्होने राजकाज की थोड़ी-सी भी शिक्षाया योग्यता प्राप्त नहीं की थी। इस 
असावधानी का बदला उसे दस्ष महीने के अल्प शासनकाल में उचित ही मिल गया । 

फरु खसियर (१७१३-१६१८ ई०) 

११ जनवरी को फर _( जनवरी को फरखसियर गद्दी पर बठा । इस समय इसकी अवस्था ३० 
वर्ष की थी । यह परम सुन्दर था, किन्तु अत्यन्त कायरे, अविवेकी और चरित्रहीन 
था| दुबंल व अविवेकी होने के कारण उसे कोई भी सलाहकार बहुका देता था और 
वह किसी बात का निश्चय करके भी उसे पूरा नहीं कर पाता था ।न वह अपनी 
इच्छाओं पर नियन्त्रण रख सकता था और न दूसरों पर । वह योग्य से योग्य मन्त्रियों 
पर भी विश्वास नहीं करता था, अपितु बच्चों की तरह अपने मन्त्रियों पर सन्देह कर 





४३२ मुगलकालोन भारत 


उनके विरुद्ध पड्यन्त्र रचने लगता था। उसके मन्त्री सैय्यद अब्दुल्लाखाँ और मीरबख्शी 
हुसेनअलीखाँ (सैय्यदर्खा भाई) ने ही उसे गद्दी पर बिठाया था किन्तु उसने उन्ही के विरुद्ध 
पड्यन्ज रचते का प्रयत्न किया । मार्च १७१३ ई० के आरम्भ में सम्राट तथा उसके 
मन्त्रियों में कलह का सूत्रपात हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि मन्‍्त्री (सैय्यद 
अब्दुल्लाखाँ) ने दरबार में आना छोड़ दिया और तिरुपाय सम्राट को उसके घर 
जाकर उससे सुलह करनी पड़ी । महीनों तक सम्राट इन हैक सलाहुकारों की सहायता 
से वजीर और मीरबरूुशी के विरुद्ध षडयन्त्र रचता रहा, (4) भीरजुमला जो शाहो, 
चोबदारों का दरोगा था, और न आफिस जिसको खान दौरान समसामुद्दोला 
की उपाधि प्राप्त थी और जो श' ने आम का दरोगा था| किन्तु ये दोनो नये 
सरदार घर के ही सूर थे और वास्तव में साहस एवं योग्यता से होन थे, अत. ये सैय्यद 
भादयों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे और उनके षड्यन्त्र सफल न हो सके । यह 
घड़यन्त्र दीघंकाल तक चलते रहे और इसका मुख्य परिणाम यह हुआ कि मन्त्रियों 
तथा सम्राट का पूर्णतः सम्बन्ध-विच्छेद हो गया और राजकाज अव्यवस्थित हो गया | 

फरुंखसियरे ने गद्दी पर बैठने के बाद सबके पहला काम यह किया कि उसने 
१३ फरवरी, १७१३ ई० को जुल्फिकारखाँ को मारकर असदर्खां को जेल में डाल 
दिया तथा उन दोनो की सम्पत्ति जब्त कर ली । इस समय ऊँचे->चे पदों पर जो 
लोग प्रतिष्ठित थे उनमे से निजाम-उल-मुल्क नाम से प्रसिद्ध चितकिलिचर्खा भी था। 
वह दविखन के ६ सूबों का सुबेदार बनाया गया था। यह तूरानी पार्ढी का नेता था । 
फरु खसियर के शासनकाल में मारवाड़ के राजा अजीर्तावह पर आक्रमण किया गया । 
अजीत र्पिष्ट ने बहादुरशाह की मृत्यु के बाद शाही अफसरों को जोधपुर से निकालकर 
अपने राज्य में गौ-हत्या तथा मुसलमानों की अर्जाँ बन्द करवा दी थी। इसने अजमेर 
पर भी अधिकार जमा लिया था | हुसनअभलीखाँ को राठौर राजा का दमन करने को 
आज्ञा दी गयी। अजीतततिह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने पुत्र अभय्िह 
को सेवा के लिए दरबार में भेजता तथा अपनी एक पुत्री का सञ्नाट के साथ विवाह 
कर लेना स्वीकार कर लिया (मई १७१४ ई०) । हुसेनअलीखाँ को शीघ्र ही लौटना 
पड़ा क्योकि उसकी अनुपरिथति में कायर सम्राट ने अब्दुल्लाखाँ के विरुद्ध एक षड़यन्त्र 
रच लिया था। मन्त्री परेशान होकर इस्तीफा देने को तैयोौर हो गया। फरखसियर 
इस घटना से भयभीत हो गया और उसने सैय्यद भाइयों को प्रसन्न करने के लिए 
अपने प्रधान सलाहकार मीरजुमला को दरबार से हटाकर बिहार का सूवेदार (गवर्नर) 
बनाकर वहां भेज दिया । इसके बदले में हुसनअलीखों ने दक््खिन की सूबेदारी स्वीकार 
कर ली और वह अप्रेल १७१५ ई० मे वहाँ का चार्ज लेने के लिए रवाना हो गया। 

7 उ्क्खों के गुरु बन्दा ने सधीरा के निकट एक बड़ा दुर्ग बनाकर आसपास के 
प्रदेश पर शासत करना आरम्भ कर दिया था, अत: फरु खसियर ने उस पर भीपण 
हमला करने का आदेश दिया । लाहौर के सुबेदार अब्दुलसमद्खा ने के र अब ने किले का घेर 
डाल दिया | सिक्‍खों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, किस्तु फिर भी उन्हें किला छोड़कर 


उत्तरकालोब मुगल सच्राद ४8३३ 


लोहगढ मे शरण लेनी पडी । यहीं उनके गुरूजी रहा करते थे । अब्दुलसमदर्खां ने अब 
लोहगढ का घेरा डाल दिया । विवश होकर गुरु (बन्दा) को अक्तूबर १७१३ ई० में 
इसे भी खाली कर पहाड़ियों में चला जाना पडे। । अब उन्होने वही से पजाब में लु/- 
मार जारी रखी । अप्रैल १७१५ ई० को बन्दा को गुरुदासपुर में पुन' घेरा गया । 
लम्बी और भयकर लडाई के बाद १७ दिसम्बर, १७१४५ ई० को उसे आत्मसमर्पण 
कर देता पडा । वह ७४० अनुयायियों के साथ कैद कर लिया गया और इन सबकी 
दिल्‍ली मे लाकर निर्मेम हत्या कर दी गयी । “इस समय सिक्‍यो ने अद्भुत धैर्य और 
आत्मशक्ति का परिचय देकर मृत्यु का मुक्ति के रूप में स्वागत किया । प्राणवण्ड से 
बचने के लिए किसी ने भी इस्लाम धम्म स्वीकार नहीं किया । स्वयं बन्दा तथा उध्षके 
तीन-वर्षीय मासूम बच्चे की १६ जून, १७१६ ई० को निर्देयतापूवक हत्या की गयी। बेक हत्या की गयी।” 
न्‍ “एएा बूसमन जाट के दमन करने के भी प्रयत्त किये गये। यद्यपि बहादुरशाह जाट के दमन करने के भी प्रयत्व किये गये। यद्याप बहादुरशाह ने 
हसे साम्राज्य में उच्चचद देकर अनने पक्ष मे कर लिया था तो भी यह आगरा के आस- 
पास बड़े-बड़े डाके डालता रहता था। आमेर के राजा जयसिह ने उसके थत्त नामक 
नये दुर्ग का घेरा डाला किन्तु नयी शाही सेना के आने पर भी वह इस पर अधिकार 
करने में असफल रहा । यहू घेरा बीस महीने तक पड़ा रहा | अन्त में सैय्यद भादयों 
के बीच में पडने से चूरामन को किले पर अधिकार बनाये रखने की आज्ञा दे दी गयी, 
किन्तु शर्त यह लगा दी गयी कि उसे सम्राट के अधीन रहना पड़ेगा । जयसिह को घेरा 
उठा लेने की भाज्ञा दी गयी और अप्रैल १७१८ ई० में चूरामन स्वयं दिल्‍ली गया । 

इस बीच में फ्ंखसियर सैय्यद भाइयों के विरुद्ध निरन्तर षड़्यन्त्र रंचता 
रहा । इस काम में वह निजाम-उल-मुल्क की सहायता चाहता था जिसे सस्यद हुर्सन- जिसे संय्यद हुसेल- 


अलीख! ने दविखिन की सूबेदारी से हटा दिया था। किन्तु निजाम-उल-मुल्क को सम्राठ 


के अस्थिर भाव से घृणा हो गयी थी, अतः वह दो वर्ष बाद दरबार छोड़कर खला 
गया । अब मे धमाके पार कर ३ मे इनायतउत्ला काश्मीरी को चारहजारी का जोहदा देकर माल- 
मन्‍्त्री बना दिया। यद्यपि उसने शासन में सुधार करने के प्रयत्व किये और हिन्दुओं 
पर जजिया लगाया, किन्तु सेय्यद भाइयों के निकालने मे वह भी असफल रहा। तब 
फरु खसियर ने मुहम्मद मुराद नाम के दूसरे काश्मीर के दूसरे काश्मीरी सरदार को संय्यद भाधयों 
के हटाने के लिए सातहजारी ओहदे पर नियुक्त किया, किन्तु वहू भी असफल रहा। 
इसके बाद सर बुलन्दर्खां को सातहजारी की पदवी दी गयी किन्तु वह सैय्यद भाइयों 
के निकालने के पड्यन्त्र में ही शामिल नहीं हुआ। अब सम्राट ने ईद की तमाज में 
अब्दुल्लाखा को घेरने का षड्थन्त्र रचा किन्तु बाद को उसे इस विचार को त्याग देना 
पडा । इस बीच मे मीरजुमला और समतामुद्दोला जैसे सम्राट के परम मिन्र भी सेट्यद 
भाइयों के वक्ष में हो गये थे। फिर भौ मूख फरु खसियर ने अपने कायरतापूर्ण क्ृत्यो 
को बन्द नहीं किया और वह वजीर अब्दुल्लाखाँ को परेशान करता रहा जिससे विवश 
होकर उसे अपने भाई हुसैनअलीखाँ को दविखन से दिल्ली बुलाना पड़ा । हुसैनअनोर्ता 
ने शाह से सन्धि करके सराठों की सहायता प्राप्त कर ली। इस सन्ध्रि की शर्तें ये 


४३४ प्रुगलकालीन भारत 


थीं--(() शाह को दक्षिण प्रान्त की मालगुजारी पर चौथ और सरदेशमुखी अर्थात 
दर्शांश वसूल करते का अधिकार दे दिया जाय । (३) शाहू का पैतृक राज्याधिकार 
स्वीकार कर लिया जाय । (३), लली जैल में पडी हुई शाह की माता तथा उसका 
धात्री भाई छोड़ दिया जाय । वहू उन ११,००० मराठा सैनिकों के वेतन देने के लिए 
भी राजी हो गया जिन्हे बहू पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में दिल्‍ली ले जा 
रहा था। मीरबरुशी १४ दिसम्बर, १७१८ ई० को बुरहानपुर से चलकर १६ फरवरी, 
१७१६ ई० को दिल्‍ली पहुँचा और उसने यह बहाना किया कि वह औरंगजेब के चतुर्थ 
पुत्र अकबर को लेकर दिल्‍ली जा रहा है। यद्यपि इस बीच में फरं खसियर ने सैय्यद 
अब्दुल्लाखाँ से माफी माँगकर उसे और उसके भाई को अच्छी-अच्छी बरख्शीशें दीं और 
उनकी पार्टी के सरदारों को भी प्रसन्न करने की चेष्टा की, तो भी उसे गद्दी से उतारने 
का ही निश्चय पक्‍का रहा, जिससे उसकी मक्‍कारियों का सदा के लिए अन्त हो जाय। 
हुसेनअलीखाँ २३ फरवरी को सम्राठ से मिला। सम्राट ने बड़ी दीनतापुर्वक उससे 
क्षमा माँगकर उसके सिर पर अपनी पगडी रख दी । पहले तो सैय्यद भाइयों ने दरबार 
को अपने नामजद आदमियों से भरा और फिर २७ फरवरी, १७१६ ई० को उन्होंने 
अजीतर्सिह्‌ तथा उसके साथियों के साथ महल में घुसकर किले के फाटक, दफ्तर और 
शयनागारों पर अधिकार कर लिया। हुसेनअलीखों ने अपने आद्षियों को नगर में तथा 
मराठों को इसकी चहारदीवारी पर नियुक्त कर दिया था। किले के भीतर सम्राट और 
बजीर के बीच एक तूफान खड़ा हो गया था और फरुखसियर ने भयभीत होकर 
जनानखाने में शरण ली थी। नगर में दंगा-फसाद होने के कारण फर्शंखसियर को 
गद्दी से तुरन्त ही उत्तार देना ही उचित समझा गया। अतः २८ फरवरी १७१६ ई० 
को रफी-उश-शान का पुत्र रफी-उद-दरजात लाया गया और संयूर सिंहासन पर 


बिठाकर उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। फ खसियर को घसीटकर बाहर लाने 
के लिए कुछ अफगान जनानखाने में भेजे गये जिन्होंने सम्राट को गद्दी से उतारकर 
और उसे अन्धा बनाकर जेल में डाल दिया । २७-२५ अप्रैल १७१६ ई० को वह 
गला घोंटकर मार डाला गया ओर हुमायूं के मकबरे पर दफना दिया गया । इस भाँति . 
दिल्‍ली के सिहासन पर बाबरँश के जितने पी सम्राट अब तक बैठे उनमे यह सबसे 
अधिक निकम्मा साबित हुआ | 
 रफो-उद-दरजात (२८ फरवरी-४ जून, १७१६ ई०) 
रफी-उद-दरजात रफी-उश-शान का पुत्र था और २८ फरवरी को सिंहासन 
पर बैठते के समय २० वर्ष का नवयुवक था । किन्तु यह क्षय रोग से बुरी तरह पीड़ित 
था। वह सेय्यद भाइयों के हाथ की कठपुतली-मान्र था। वास्तव में उसके नाम पर वे 
ही शासन करते थे । अकबर के पृत्र तिकू-सियर ने राजविद्रोह किया और नागर ब्राह्मण 
मित्रसेन को मन्त्री बनाकर आगरा के विले में सम्राट बन बैठा । ४ जून, १७१६ ई० 
को रफो-उद-दरजात गद्टी से उतार दिया गया क्योंकि बह रोग के कारण मरणासन्न 
हो गया था कौर इसके एक सप्ताह बाद ही वहू मर गया । 


उत्तरकालोन मुगल सच्चराठ ४३४ 


रफीउद्दौला उफं शाहजहाँ द्वितीय (६ जून-१७ सितम्बर, १७१६ ई०) 
रफीउद्दौला गद्दी से उतारे हुए राजा रफी-उद-दरजात का बड़ा भाई था। 

वह ६ जून, १७१६ ई० को शाहजहाँ द्वितीय केन्नाम से सिहासन पर बिठाया गया । 
यह भी क्षय रोग से पीड़ित था और सैय्यद भाइयों के हाथ की कठपुतली ही रहा । 
इसके शासनकाल में हुसैनअलीखाँ ने आगरा जाकर निकु-सियर के विद्रोह को शान्त' 
किया । निकु-सियर गिरफ्तार कर जैल मे डाल दिया गया और मित्र्तेत ने आत्महत्या 
कर ली । रफीउद्दोला जवान तो था किन्तु सदा बीमार रहता था, अत: १७ सितम्बर, 
१७१६ ई० को उसकी मृत्यु हो गयी। 

० मुहस्मदशाह (१७१६-१७४८ ई०) 

सैय्यद भाइयों ने अब जहानशाह के पुत्र रौशन अछ्तर को मुहम्मदशाइ चाम भाइयों ने अब जहानशाह के पत्र रौशन अख्तर को मुहम्म 

से २८ नमक १७१६ ई० को गह्टी पर बिठाया । यह राजकुमार दुर्बल और अनुभव- 
होते था, अतः सारी शक्ति सैव्यद भाइयों ने अपने हो हाथ में रखी । निजाम-उल-मुल्क 
मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ और वह ३ मार्च, १७२० ई० को वहाँ का काम 
संभालने के लिए चला गया था । गिरघर बहादुर अपने चाचा छब्ेलौराय की जगह 
इलाहाबाद का सुबेदार नियुक्त हुआ। वह भी सन्धि करके अवध के सुबे का काम 
सेभालने के लिए अप्रैल १७२० ई० की इलाहाबाद से चल दिया । निजाम-उल-मुल्क 
और सैय्यद भाइयों में चल गयी, अत, मई १७२० ई० में तिजाम-उल-मुल्क ने खानदेश _ ने खानदेश 
बस भरा के गवम दिपयपाप दितय से रु७ कमर सर के हि आक्रमण कर दिया जो संय्यद हुसेनअलीखाँ के वायसरायी अधिकार में था। 
बंद भाइयों का सतोीक दिनावर बसी निवार को एण्ड देकर सहेहने के लिए 
जो गया। इसी बीच में निजाम ने पहले असोरगढ़ ओर फिर बुरहानपुर पर अधिकार 
कर लिया। उसने बुरहानपुर में रहने वाली संय्यद भाईयों की माता के साथ अच्छा 
व्यवह्वार किया और खानदेश मे दिलावरअलीखाँ को हराकर मार डाला । इसके बाद 
उसने हुसेनअलीखाँ के भतीजे और उसके तायब आलमअलीखाँ के साथ युद्ध किया 
और उसे भी हराकर १० अगस्त को मारा डाला | इस समाचार से सैय्यद भाई ब भी हराकर १० अगस्त को मारा डाला । इस समाचार से सैय्यद भाई बहुत 
घबराये और उन्होने बड़े बाद-विवाद के बाद निजाम-उल-मुल्क को दबाने के लिए 
हुसेनअलीखाँ को सम्राट के साथ दविखन भेजने तथा अब्दुल्लाखाँ को शासन-प्बन्ध के 
लिए दिल्‍ली में छोड़ने का निश्चय किया । सम्राट दक्खित के रास्ते में ही था कि 
हुसेनअलीखाँ के विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा गया। इन षड्यन्त्रकारियों में तूरानी पार्टी 
202: नेता मुहम्भद अमीनखाँ मुख्य था। इसके सहायकों में ईरानी साहसी योद्धा 
मुहम्मद अमीनर्ला और शाही तोपखाने का सुपरिण्टेण्डेण्ट हैदरकुलीखाँ इत्यादि थे । 
प्रात:काल & अक्तूबर, १७२० ई० को सम्राट हुसतेनअलीखाँ का अभिवादन स्वीकार 
कर ज्योंही टोडा भीम के पास के अपने शिविर मे घुसा ओर हुर्सनअलीखाँ अपने शिविर 
के लिए रवाना हुआ, वयोडी महुममद बा रे न ता तब उसे बंगत 
ने हुसेनअलीखाँ को एक प्रार्थनापत्र दिया और जब वह उसे पढ़ने लगा तब उसे बगल 


में छुरा भोंककर मार डाला । उसकी सम्पत्ति तथा सामान को लोगों ने छुट लिया । 








४३६ मुगलकालीन भारत 


अब सम्राट को सैन्य-संचालन के लिए शिविर से बुलाया गया । हुसैनअलीखाँ के स्थान 
पर मुहम्मद अमीनर्माँ मन्त्री नियुक्त हुआ । उसे आठहजारी का ओहूदा तथा इतिमाद- 
, उद-दौला का खिताब दिया गया | सम्राट ने बिल्ली जाकर १५ नवम्बर को 
बिल्लोचपुरा के पास सैय्यद अब्दुल्लाखाँ से युद्ध किया और उसे हराकर कैद कर लिया 
गया । हुसेनअलीखाँ के मर जाने का समाचार सुनकर सैय्यद अब्दुल्लाखाँ ने राजकुमार 
इब्नाहीम को सिहांसन पर बिठा दिया था। अब यह राजकुमार मुहम्मदशाह के सामने 
लाया गया और क्षमा करके दिल्‍ली की जेल में बन्दी बना दिया गया । 

मुहम्मदशाह ने विजयोल्लास के साथ २३ नवम्बर, १७२० ई० को दिल्ली में 
प्रवेश किया । ३० जनवरी, १७२१ ई० को नये मन्‍्त्री मुहम्मद अमीनखों की मृत्यु 
हो गयी। अब मस्ती का पद निजाम-उल-मुल्क को दिया गया आर उप्के दक्खिन से 
आने तक इनायतउल्ला काश्मीरी उसकी ज़गह काम करता रहा। निजाम-उल-मुल्क 
१९ जनवरी, १७२२ ई० को दिल्‍ली पहुँचा और २१ फरवरी को उसकी मन्त्री पद 
पर विधिवत नियुक्ति हुई किसन्‍्तु यह सम्राट बौर उसके नौजवान सरदारो के साथ 
काम नहीं कर सका क्योंकि यह औरंगजेब के समय का अन्तिम अवशेष था ओर दिल्‍ली 
दरबार में कठिन अनुशासन रखना चाहता था जिसे ये लोग पसन्द नहीं करते थे । ये 
तो उसकी वेशभूषा तथा व्यवहार तक की मजाक उड़ाया करते थे | इसके अतिरिक्त 
यह बड़ा महत्त्वाकाक्षी था और दक्खिन के ६ सूबों के अतिरिक्त मालवा को भी अपने 
अधिकार में रखना चाहता था। उसने नवयुवक सम्राट को राजकाज मे और अधिक 
ध्यान देने की, खालसा भूमि में खेती रोक देने की तथा हिन्दुओं पर जजिया लगाने की 
सलाह दी । पर यह सलाह ठुकरा दी गयी, अतः वहू १८ दिसम्बर, १७२३ ई० को 
शिकार के बहाने दिल्‍ली छोड़कर दव्िखित वापस चला गया। अब मुहम्मद अमीनखाँ 
का पुत्र कमरुद्दीन वजीर नियुक्त हुआ | 
_.. ज़िजाम-उल-मुल्क मुबारिजाँ हैदराबाद की सूबेदारी से हटकर दक्खिन के 
६ सूबों का वास्तविक एवं स्वतन्त्र शाप््क बन गया। बादशाह ने मुबारिजर्खाँ को 
विरोध करने के लिए बहुत उकताया परन्तु मुबारिजखाँ शकर खेलदा के मैदान में , 
हारकर ११ अक्तूबर, १७२४ ई० को मारा-गया। निजाम-उल-मुल्क ने हैदराबाद को 
* अपनी राजधाती बनाया और दुरबल सम्राट ने अब उसे आसफजाहु की उपाधि देकर 
शान्त करने का प्रयत्न किया किन्तु उसने गुजरात की सुबेदारी हथिया ली थी। उसे 
उससे छीन लिया। मराठों के आक्रमण के कारण निजाम को अपने वायसराय काल में 
बड़ी कठिनाइयाँ सही पड़ीं । बाजीराव ने उसे अनेक बार हराया । इसीलिए निजाम 
ने अपने सुबों को मराठो सश्रे बचाने के लिए कूटनीति से काम लिया और पेशवा के 
सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उत्तरी भारत मे मराठा राज्य स्थापित करने के लिए 
मुगल सम्राट के प्रदेश पर आक्रमण करे । 

बाजीराव ने इस सुझाव का स्वागत किया और १७३१ ई० से उत्तर भारत मे 
मुगल प्रदेशों पर आक्रमण शुरू कर दिये । फरवरी १७३४ ई० में मराठो ने आगरा 





ः 


उत्त रकालीन मुगल सन्नाट ४३७ 


से ७ ० मील दक्षिण में स्थित हिण्डोल मील दक्षिण में स्थित हिण्डोत पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले 
लिया । यद्यपि ये आग्रामी मार्च में वहाँ से खदेड़ दिये गये किन्तु उन्होने फिर साँभर 


पर हमला कर दिया । सम्राट ते बाजीराव को प्रसन्न करने के लिए उसे सालवा का 
सुबेदार मान लिया, किन्तु पेशवा इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने सम्पूर्ण मालवा, 
चम्बल के समस्त दक्षिणी श्रदेश तथा प्रयाग, काशी, गया और मथुरा जैसे हिन्दू-ती थ॑- 
स्थानों पर अपने पूरे अधिकार की माँग की । उसते दव्खित के ६ सूबों से चौथ तथा 
सरदेशमुखी कर की उधाई बराही और पचास लाख की आय की एक जागीर की माँग 
की । पेशवा की ये अन्धाधुन्ध माँगें ठुकरा दी गयी और उसकी प्रगति को रोकने के 
लिए शाही सेना भेज दी गयी परन्तु बाजीराव मार्च १७३७ ई० मे बुरहान-उल-मुल्क 
और खान दौरान को चकमा देकर दिल्‍ली के निकट जा धमका और उसने राजधानी 


के आसपास के भाँवो को जला दिया। सम्राट ने निजाम-उल-मुल्क को मराठों को दबाने 
का आदेश दिया । लत 
हे कजोराव को कस मलव इनर 7 8 यो पड़े जियके अजुबा ३८ ई० को सिरों नकट एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े जिस' र्‌ 
उसे बाजीराव को पूरा मालवा देकर नवंदा से चम्बल तक उसका पूर्ण आधिपत्य 
स्वीकार करना पढ़ी तथा पचास लाख रुपये की आधिक सहायता भी देनी पड़ी । 
* मुहम्मदशाह के शॉसनवाल में मुगल-साज्राज्य के दो और प्रान्त अर्थात अवध 
और बंगाल भी स्वतन्त्र हो गये । £ सितम्बर, १७२२ ई० को सआादतखाँ बुरहान-उल- 
मुल्क नाम का एक ईरानी साहसी योद्धा अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ । इसने इस 
प्रान्त में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया और दिल्‍ली से केवल नाममात्र का सम्बन्ध 
रखा । १७०७ से १७१२ ई० तक बहादुरशाह के शासनकाल में बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा एक सूबा थे और बहादुरशाह के द्वितीय पुत्र अजीम-उश-शान के अधिकार में 
थे | बंगाल में राजकुमारे अजीम-उश-शात का ए+ प्रतिनिधि (डिप्टी) जाफरखाँ था.। 
जब फरुखतियर ने १७१२ ई० में निहासनाधिकार के युद्ध के लिए आगरा को प्रस्थान 
किया _6व जाफरजणा ही तीनों सूत्रों का अधिकारी बता दिया गया और वहू १७२६ ई० 
तक आजीवन इन प्रान्तों का सूबेदार रहा । इसकी मृत्यु के बाद ये प्राग्त इसके दामाव 
शुजाउद्दीत मुहम्मद के हाथ भा गये, यद्यपि खान दौरान नाममातन्र का सुमेदार बना 
रहा। २४ मार्च, १७३६ ई० को शुजाउद्दीत की मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र 
सूरफैराज्ा सुवेदार हुआ। सरफराजरा का प्रबन्ध ठीक नहीं था और १२ मई, 
१७४० ई० को बिहार के सहायक सूबेदार अलीवर्दीज्ञाँ ते उसे हराकर मार दिया । 
जब अलीवर्दीजां बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूमेदार बन गया और मुहम्मदशाह 
ते इसे सूबेदार मान लिया परन्तु वास्तव में इस तारीख से बंगाल, बिहार और उड़ीता 
दिल्‍ली की अधीतता से मुक्त हो गये । 
कैन्द्रीय सरकार भत्र इतनी कमजोर हो गयी थी कि १७३७ ई० में एक ईरानी 
साहसी योढा तादिरशाहू ने देश पर हमला कर दिया जो एक विजेता तुर्की प्िपाही 
था। अफगानी आक्रमणकारियों से अपने देश को स्वतस्त्र करते के बाद यहू उन 






४और८.. सुगलकालोन भारत 


अफगानियों को दण्ड देने के लिए अफगानिस्तान गया जो भागकर भारत में जा रहे थे। 
उक्तने एक के बाद एक करके दो दूत मुहम्मदशाह के पास दिल्‍ली भेजे और बादशाह 
से प्राथेता की कि वहू अफग़ानी शरणाथियों को अपने देश में प्रवेश न करने दे । 
इसके बाद उसने २४ सा, १७३८ ई० को कन्धार पर अधिकार कर लिया और 
११ जूत को गजनी में प्रवेश क्रिया | मुहम्मदशाह इसके तीसरे दूत को एक साल तक 
रोके रहा और इसकी बार-बार को प्रार्थनाओ के उत्तर देने की तनिक भी चिन्ता नहीं 
की । फलत. नादिरशाह ने २६ जून को काबुल पर घेरा डालकर उस पर अधिकार कर 
लिया और फिर जमरूद तथा पेशावर पर नियुक्त मुगल सेना का विनाश करता हुआ 
पजाब १९ हमला करने के लिए आगे बढ़ चला । २७ दिसम्बर को उसने अटक के 
पास सिन्धु को पार कर लाहोर के सुबेदार को हर।या । जब वह दक्षिण की ओर बढ़ 
रहा था तब उसे मालुम हुआ कि सुहम्मदशाह उसका विरोध करने के लिए आ रहा 
है, अतः उसने करनाल के पास अपना शिविर डाल दिया । इसी बीच में मुहम्मदशाह 
के दरबार को नादिरशाह के आक्रमण का समाचार प्राप्त हुमा । उसने पहले तो इसे 
हँसी में उड़ा दिया और देश पर आने वाली विपत्तियों का उसे होशं तब आया जब 
उसे ज्ञात हुआ कि नादिरशाह काबुल पर अधिकार कर लाहोर की ओर बढ़ रहा है । 
अब यह निश्चय हुआ कि बादशाह स्वयं जाकर इस आक्रमणकारी को खदेड दे । अतः 
वह एक बड़ी सेना लेकर करनाल पहुँचा और अलीम रदानखाँ की नहर के किनारे उसने 
सुरक्षा के लिए अपने शिविर के आसपास खाई का घेरा बना लिया। नादिरशाह 
कुछ दिन बाद करनाल के पास भाया और उसने नगर के पश्चिम में ६ मील दूर 
अपना शिविर डाल दिया । अवध के सूबेदार सभादतर्खाँ बुरहान-उल-मुल्क २४ फरवरी 
को सम्राट की सहायता के लिए करनाल आया, किन्तु उसके पीछे आने वाली सामान 
की गाड़ी पर ईरानियो ते हमला कर दिया, जिसकी खोज ख़बर के लिए उसे पीछे 
लौटना पड़ा । परिणामस्वरूप २४ फरवरी, १७३६ ई० को करनाल की लड़ाई हुई। 
खान दौरान ने बुरहान-उल-मुल्क की सहायता की किन्तु निजाम-उल-मुल्क और 
सम्राट युद्धनपंक्ति से कुछ दूर रहे और आक्रमणकारी सेना के सम्पर्क से बच गये। 
बुरहान-उल-मुल्क घायल होकर कंद कर लिया गया। खान दोरान के घातक घाव 
लगे जिससे वह अपने शिविर में दूसरे दित मर गया । नादिरशाहू की विजय हुई 
और दोनों सेनाएँ सन्ध्या के समय अपने-अपने शिविरों को लौट गयी । 
बुरहान-उल-मुल्क ने आक्रमणकारी नादिरशाह से सम्राट की शक्ति की बड़ो | 
डींग मारी और उसे २ करोड़ को क्षतिपूर्ति स्वीकार कर फारस लौट जाने की सलाह 
दी। निजाम उल-पुल्क ने तादिरशाहू से दो बार भेंट की और सज्राट उसके द्वारा 
नाविरशाह को २ करोड़ की भेंट देने को तैयार हो गया । किन्तु जब बुरहात-उत्त- 
मुल्क को मालुम॑ हुआ कि छान दोरान की मृत्यु के कारण खाली हुआ भीरबण्शी का 
पद निजाम-उल-मुल्क को पुरस्कार में इसलिए दिया जा रहा है कि वह बातचीत मैं 
सफल रहा है तो वह अध्यस्त ऋुद हुआ । वहू इस पद का. स्वयं इच्छुक था चूँकि 


उत्तरकालीन मुगल सम्राट ४३६ 


निजाम-उल-मुल्क ने अपने षड़यन्त्र से उसे इससे वचित कर दिया, अतः उसने अब 
तादिरशाह को २ करोड़ की जगह २० करोड़ की माँध करने की सलाह दी । नादिरशाह 
की धन-लालसा बढ गयी। उसने निजाम को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और 
मुहम्मदशाह के शिविर के चारो ओर अपनी सेना बिठा दी । मुहम्मदशाह नादिरशाह 
से दो बार मिला और यह निश्चय हुआ कि नादिरशाह अपनी क्षतिपूर्ति के धन को 
लेने के लिए दिल्‍ली चले। 

नादिरशाह मुहम्मदशाह के साथ दिल्‍ली रवाना हुआ । उसने नगर के ६ मील 
दूर शालामार बाग में अपना डेरा डाला और मुहम्मदशाह्‌ को अपने स्वागत की 
तेयारी के लिए दिल्‍ली भेज दिया । २० मार्च को नादिरशाह का नगर में जुलूब 
निकला । दूसरे दिन ईद तथा ईरानी नया साल था । इस उपलक्ष मे दिल्‍ली की हर 
मस्जिद मे नादिरशाह ने नाम का खुतबा पढा गया । २२ मार्च को नगर में दगा हो 
गया जिसमें कुछ ईरानी सिपाही मारे गये और यह अफवाह फंल गयी कि नादिरशाह 
मारा गया । इससे आगबबूला होकर नादिरशाह ने दूसरे दिन कुत्लेआम की आज्ञा दे 
दी | यह कत्लेआम आठ घण्टे तक होता रहा और लगभग ३०,००० नागरिक मारे गये । 
सायंकाल के समय नादिरशाह ने मुहम्मदशाह की प्रार्थना पर कत्लेआम बन्द करवा दिया। 

नादिरशाह्‌ दिल्‍ली मे १५ मई तक रहा । उसने शाही खजाने के मोती, हीरे, 
जवाहरात ओर प्रसिद्ध मयूर सिहासन (तख्त ताऊस) को अपने अधिकार मे कर लिया । 
उसने सभी दरबारियों से नजराने लिये । बुरहान-उल-मुल्क को २० करोड़ रुपये न 
दे पाने के अपराध में शारीरिक दण्ड देने की धमकी दी गयी जिसके करण वहू॒ विष 
खाकर मर गया। अब बुरहान-उल-मुल्क के स्थान पर सफदरखा की नियुक्ति हुई जिसने 
बुरहान-उल-मुल्क के हिस्से के दो करोड रुपये नादिरशाहू को भेट किये । नादिरशाह 
मुहम्मदशाह को गद्दी पर बिठाकर १६ मई को दिल्‍ली से रवाना हुआ । जाते समय 
वह मुहम्मदशाह को निजाम से सचेत 'रखने की सलाह देता गया कि निजाम एक धोखे- 
बाज, धुत, स्वार्थी मौर अनुचित महत्त्वाकांक्षी युवक है । इस लूट में जबाहुरात, सोना, 
साँदी, बरतन, असबाब (फर्नीचर) और दूसरे कीमती सामान के अलावा १० करोड़ 
रुपये नकद नाविस्शाहु के हाथ लगे | इसके अतिरिक्त वहू एक हजार हाथी,सात हजार 
घोड़े, दस हजार ऊँट, सौ खोजे, एक (सौ तीस लेखक (कल), दो सो संगतराश, सौ 
राज और दो सो बढ़ई भी अपने साथ ले गया। साथ ही उसने काबुल का प्रान्त भी 
ईरात में मिला दिया । 

नादिरशाह के ब्राक्रमण से मुहम्मदशाह भौर उसके दरबार पर विपत्ति का पहाड़ 
हूंट पड़ा और देश तथाह हो गया । किन्तु बादशाह की आखें अब भी नहीं खुलों । 
यहावि उसे निजाम-उल-मुल्क की ओर से सन्देह तो हो गया था किन्तु फिर भी उसे न 
तो कमरुद्दीन को वजीर के पद से हटाने की हिम्मत ही हई शोर ते बहू शासन-प्रबन्ध 
में ही कोई सुधार कर सका । शासन-प्रबन्ध दिन पर दिन खराब होता ही गया । 
मराठों के आक्रमण मालवा, गुजरात और वुन्देलखण्ड पर ही नहीं अपितु 55 प्रान्तों 


४४०... मुगलकालीन भारत॑ 


के उत्तरी प्रदेश पर भी पहले की तरह होते रहे। रघुजी भोंसले ने चौथ वसूल करने 
के लिए बगान, बिहार और उडीसा पर हमला किया । सम्राट उसे दबाने मे बिलकुल 
असमर्थ रहा भर केवल नये पेशवा बालाजी बाजीराव से ही उसे दबाने की प्रार्थना 
करता रहा। अब पेशवा मालवा प्रान्त का विधिवत सूुबेदार नियुक्त किया गया । कते- 
हर का प्रान्त अलीमुहम्मदर्खां झहेला के हाथ में चला गया और इसी नाम पर इस 
प्रान्त का नाम रुहेलखण्ड पड़ गया। सुहम्मदशाह ने बदायूं के १४ मील उत्तर-पूरब में 
स्थित रूहेला के सुदृढ़ गढ़ वानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अलीमुहम्मद को हराकर 
कंद कर लि. गया किन्तु कमरुद्वीनखाँ ने बीच मे पडकर उसे छुड़वा दिया और 
उसने लौटकर रुहेलखण्ड पर पुनः भधिकर जमा लिया । 

१७४८ ई० के आरम्भ में अहमदशाद्द अब्दाली ने पजाब पर हमला किया । 
यह अफगान जाति के अब्दाली अथवा दुर्रनी फिरके के सदोजई नामक वश का अफ- 
गान था और १७४७ ई० के अन्त मे नादिरशाह के कत्ल होने पर अफगानिस्तान का 
बादशाह बन बैठा था । इधर शाहनवाजखाँ पंजाब का सुबेदार बन बैठा था और उसने 
अहमदशाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया । अब्दाली 
नाहोर पर अधिकार कर दिल्‍ली की ओर बढ़ा किन्तु सम्राट मुहम्मदशाह के पुत्र 
शाहजादे अहमद ने उसे मच्छीवाडा के पास भनृपुर में हराकर काबुल लौट जाने के 
लिए विवश कर दिया (मार्च १७४८ ई०)। 

२६ अप्रैल, १७४८ ई० को मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र 
अहमद सम्राट अहमदशाह के लाम से सिहासन पर बैठा । मुहम्मदशाह जो 'मुहम्मद 
रंगीला' के नाम से प्रसिद्ध है, एक दर्बल ध्राप्मक था तथा राजकाज को मन्त्रियों के हाथ 
में छोड़कर अपना सारा समय भोग-पिलाक्ष भे ही बिताता था । उसके शासनकाल में 
केख्रीय' सरकार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी, सेना का अनुशासन तथा चरित्र गिर 
गया और साम्राज्य का विस्तार बहुत कम हो गया | दक्खिन के ६ सूबे तथा वायसराय 
से क्षधिकार में रहने वाले अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतन्त्र हो गये । 
मालवा, बुन्देलखण्ड और ग्रुजरात पर मराठों का अधिकार हो गया, राजपूताना दिल्‍ली 
की ससा से बिलकुल मुक्त हो गया ओर यूरोवियन व्यापारी दक्षिण भारत में पहले- 
पहुल साम्राज्य स्थापना के स्वप्न देखने लगे । 

अहमदशाहु (१७४८-१७५४ ई०) 

भाहुजादा भ्हमद २६८ अप्रैल, १७४८ ई० को दिल्‍ली के उत्तर में शालीमार 
बाग में अददमदशाह के नाभ से गद्दी पर बैठा । वहू इस समय २३ वर्ष का तवयुवक 
था| उसे न तो राजकाज का . अनुभव था और न उसमें नेता होने की योग्यता ही 
थी। बह नीच, दुराचारी और व्यभिषारी था तथा शासक के गुणों से सर्वधा द्ीन॑ 
था। उसने बुरहान-उल-मुल्क के भतीजे तथा दामाद और भवध के सूबेदार सफदरजंग 
को अपना बजीर तथा कमरुहदीन ख्राँ के लड़के मुहन-उल-मुल्क को पंजाब का भूबेवार ' 
नियुक्त किया । सभावत्ला जुल्फिकारजंग मीरबरशी बना । हिजड़ों के सरदार जावेद 


उत्तरकालीन मुगल सन्चाह_ ४४१ 


को बहुत ऊँची-ऊँची उपाधियाँ दी गयी, वह 'नबाब बहादुर' के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया और दरबार की उस पार्टी का नेता बना दिया गया जो वास्तव में मौरतों और 
हिजडो की महफिल थी परन्तु जिसका शासनं-प्रबन्ध मे प्रभुत्त था और जो साम्राज्य 
के बड़े-बडे सरदारों और अफसरो के विरुद्ध जाल रचा करती थी । 

अहमदशाह अपने शासनकाल के आरम्भ से ही नवाब बहादुर की पार्टी के हाथ 
में खिलौना बत गया | यह पार्टी सफदरजग के विरुद्ध षपड़यन्त्र रचती रहती थी । 
नवम्बर १७४८ ई० के अन्त में नवाब बहादुर ने वजीर की हत्या का असफल प्रयत्न 
किया जिसके कारण वबजीर का हृदय सम्राट की ओर से खदट्ठा हो गया । वजीर ने दरबार 
में आता छोड दिया, कित्तु उसे शीघ्र मता लिया गया। दूसरे वर्ष के आरम्भ में 
पुनः वजीर को हटाने का षड़यन्त्र रचा गया और सम्राट की सहायता के लिए 
निजाम-उल-मुल्क के द्वितीय पुत्र तासिरजग को दविखन से बुलाया गया । किन्तु ये 
मसूबे पूरे नही हुए । इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि सफरदजग और हिजड़े 
नवाब बहादुर की दरबारी पार्टी तथा राजमाता मलका ए-जमानी, मे भेदभाव हो गया 
जिससे शासन-प्रबन्ध बिलकुल अस्तव्यस्त हो गया । 

सफदरजग अवध का सूबेदार था जो रुहेलखण्ड की सीमा से लगा हुआ था । 
रुहेलखण्ड दो कबीलो के अधिकार में था। उनमे एक कबीला था रुहेलों का, जो 
रुहेलसण्ड खास पर अधिकार जमाये हुए था और दूसरा कब्रीला था बगाश पढानों 
का, जो फरं खाबाद और कन्नौज पर राज्य करता था। फरु खाबाद के मुहम्मद्खाँ 
बंगाश की १७४३ ई० मे मृत्यु हो गयी । उसके बाद उसका पुत्र कायमर्खां गद्दी पर 
बैठा | सफदरजग अपने प्रान्त के पास-पड़ोस में अफगानों की शक्ति कमजोर करना 
चाहता था अतः उसने कायमर्खां को रुहेलो पर आक्रमण करने के लिए उकतसाया। 
उसकी योजना के अनुसार कायमर्खां ने बदायूं में रुहेलों का घेरा डाल दिया। किन्तु 
अलीमुहम्मदर्खां रहैला के बड़े लड़के सादुल्‍लाखाँ ते उसे हराकर मार डाला | इसका 
लाभ उठाकर सफदरजंग ते सम्राट को साथ लेकर दिसम्बर १७४८० में फर स्ाबाद 
को कुच किया और बंगाश प्रदेश पर अधिकार कर लिया । इसके अतिरिक्त उसने साठ 
लाख रुपये भी हथियाये तथा इलाहाबाद के किले में कायम्खाँ के पाँच भाइयों को कद 
कर लिया । उसने बंगाश परिवार को वे ही जिले दिये जो बादशाह की तरफ से 
मुहम्मदर्खा को दिये गये थे और बाकी के जिले साम्राज्य में मिलाकर उनका अधिकार 
राजा नवलराय को सौंपा और वहू दिल्‍ली लौट आया। उसकी भनुपस्थिति में अफगानों 
ने विद्रोह कर १३ अगस्त, १७५० ई० को तबलराय को ' मार दिया। वजीर बड़ी 
शीक्रता ते तवलराय की सहायता के लिए गया, किन्तु अहमदर्खाँ बंगाश ने सहावर 
और पटियाली के बीच रामचतौनी में २३ दिसम्बर, १७५० ई० को उसे हराकर 
घायल कर दिया । वजीर ने दिल्ली पहुँचकर देखा कि सम्राट और उसकी माता नवाब 
बहादुर और इन्तिजामुद्दौला के सहयोग से उसे हटाने का प्रवल पड़पन्‍त्र रच रहे हैं । 
बजीर के समय पर आ जाने से षड़यन्त्रकारी डर गये और उन्होंने अपती योजना को 


४४२ मुगलकरालोन भारत 


ठप्प कर दिया । भहमदर्खा बंगाश ने अवध तथा इलाहाबाद के अनेक प्रान्तो पर बड़ी 
तेजो के साथ अधिकार कर लिया, अत. वजीर के लिए बडा गम्भीर खतरा पैदा हो 
गया । भाग्यवश और नागा सन्यासियो'ने सफदरजग का पक्ष लेकर राजेन्द्रगिरि गुसाई 
के नेतृत्व में इनाहाबाद किले के स।मने बंगाश सरदार का बडा मुकाबला किया और 
आक्रमणकारी पठानों को खदेड़ दिया । इस बीच मे सफदरजंग ने तैयारी कर ली और 
मराठो की सहायता से उसने मार्च १७५१ ई० के अन्तिम सप्ताह में कायमगंज के 
निकट अहमदर्खा बंगाश को हरा दिया । इसके बाद वजीर ने फतेहगढ़ के किले का घेरा 
डाल दिया और ए८ अप्रैल, १७५१ ई० को उस पर अधिकार कर लिया । अब 
अहमदर्खा तथा उसका मित्र सादुल्‍लाखाँ रुहेला पहाडियो में भागे किन्तु गढ़वाल मे 
काशीपुर से २२ मील उत्तर-पुरब में स्थित चिलकिया नामक स्थल पर घेर लिये गये । 
यद्यपि पठान हार गये परन्तु मराठे सादुल्‍लाखाँ के विनाश के विरुद्ध होकर युद्ध मे 
तटस्थ हो गये, अत, बजीर को साध के लिए राजी होना पडा | उसने अहमदशाह 
बगाश को इस शर्ते पर क्षमा किया कि वह जुर्मान में ३० लाख (कुछ इतिहासकारो 
के अनुसार ८० लाख) रुपया दे ओर जब तक इसे न चुकाये तब तक क लिए अपने 
राज्य का आधा प्रदेश जमानत के रूप में वजीर को दे दे । बजीर ने बगाश का आधा 
राज्य अर्थात १६३ परगने अहमदखा को दिये और १६३ परमने युद्ध मे सहायता 
देने वाले मराठा मित्री को २० लाख रुपयो को एवज में दे दिये गये । मराठों को जो 
प्रदेश दिया गया उसका विस्तार उत्तर में अलीगढ से लेकर दक्षिण-पूरब में कोरा 
जहानाबाद तक था । अब रुहेले अपने देश को लौद आये । यह सन्धि फरवरी १७५२ 
ई० के आरम्भ मे हुई थी । 

वजीर के राजधानी मे न रहने के कारण अहमदशाह अब्दाली ने पजाब पर 
आक्रमण कर दिया । यह उसका तीसरा हमला था । उसका पहला हमला मुहम्मदशाह के 
अन्तिम दिनों में अर्थात जनवरी-मार्च १७४८ ई० में हुआ था । दूसरा हमला १७४८ ई० 
में आरम्भ हुआ था । जिसमे उसने पजाब के सुबेदार सुइन-उल-मुल्क को हराकर उसे 
१४ हजार रुपया सालाना देने के लिए विवश क्रिया था| मुइन-उल-मुल्क हर साल अपना 
कर नहीं भेज सका था, अत. अहमदशाह ने तीसरी बार सिन्‍्ध पारकर उसे लाहोर मे धेर 
लिया और आक्रमणकारी (अहमदशाह ) को अपना अधिपति मानने के लिए विवश कर दिया । 
भारतीय पठानों को जीत लेने के बाद सफदरजंग इसी समय बनारस के राजा वलबन्ततिहू 
को दण्ड देने के लिए चला परन्तु सम्राट ते घब्राकर वजीर को बुलाने के लिए प्रमाद- 
पूर्ण भाशा दी। उसने उसे लिखा कि वहू आक्रमणकारी से युद्ध करने के लिए मराठों 
को भी अपने साथ ले आये, अतः सफदरजंग ने २ अप्रैल, १७५२ ई० को मल्हारराब 
होलकर तथा जयप्पा सित्घिया से सन्धि कर ली | इस सन्धरि के अनुसार ये दोनों पेशवा 
की भोर से अब्दाली इत्यादि शत्रुओं से लड़खड़ाते हुए साम्राज्य की रक्षा करने के लिए 
वचतबद्ध हो गये और सम्राट ने प्रतिशा की कि वह बदले में उन्हें पच्रास लाख रुपया 
तकद, पंजाब तथा सिन्ध में चोष उचाने करा अधिकार, अजमेर और आगरा में पेशवा 


उत्तरकालीन मुगल्न संच्चाट ४४३ 


को सूबेदारी तथा उसे नागौर और मथुरा की फौजदारी दे देगा । वजीर ५ मई, 
१७५२ ई० को ५०,००० मराठा सेना के साथ दिल्‍ली लौटा । वहाँ जाकर उसने 
देखा कि सम्राट ने आक्रमणकारी अब्दासी को पजाब भर मुल्तान के सूबे पहले ही 
दे दिये हैं और वह काबुल को लौट भी गया है। वजीर को बहुत दुख हुआ । चूंकि 
उसके साथ आयी हुई मराठा सेना ने दिल्‍ली के आसपास के गाँवों को लुटना आरम्भ 
कर दिया, अतएवं उसने वित्रश होकर मल्हारराव को कुछ लाख रुपये दिये मौर उससे 
अनुरोध किया कि वह निजाम-उल-सुल्क के ज्येष्ठ पुत्र गाजीउद्दीनखाँ को, जो इस 
समय दविखन के ६ सूबो का सूबेदार नियुक्त क्या गया था, कार्य संभालने में सहा- 
यता दे । मराठो को तो इस प्रकार शान्‍्त कर दिया गया किन्तु वजीर तथा तवाब 
बहादुर में अब पुर्णत. मतभेद हो गया । जावेदर्खा ने सारी शक्ति अपने हाथ मे ले ली 
थो, अत, सफदरजग नाममान्न का ही वजीर रह गया था । अत. वजीर ने ६ सितम्बर, 
१७५२ ई० के दिन उसे दावत के बहाने बुलाकर मरबवा दिया जिससे सम्राट और 
मनन्‍्त्री का सम्बन्ध पूर्णतः विच्छेद हो गया और ग्रहयुद्ध आरम्भ हो गया । ४ मई से 
१६ नवम्बर, १७४५३ ई० तक दिल्‍ली की गलियो मे लम्बी और भीषण लड़ाई होती 
रही। गाजीउद्दीनखाँ का पुत्र इमाद-उल-मुल्क अमीर-उल-उमरा के पद पर नियुक्त 
हुआ। उसने युद्ध मे अपूर्वे साहस दिखाया ओर साम्राज्य की रक्षा के लिए 
सफदरजग की लगभग सभी सुन्नी सेना को अपने पक्ष मे कर लिया। वजीर ने अपनी 
सहायता के लिए भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को बुलाया । परन्तु अन्त में 
सफदरजंग की हार हुई और सम्राट से सन्धि हो गयी । उसे अवध तथा इलाहाबाद 
का वायसराय बहाल रखा गया और वह ७ नवम्बर, १७५३ ई० को दिल्‍ली से फजाबाद 
के लिए रवाना हो गया । गृहयुद्ध के काल से कमरुद्दीनखाँ का पुत्र तथा इमाद-उल- 
मुल्क का चाचा, इन्तिजामुद्दोला प्रधानमन्त्री बता दिया गया था, अत, सफदरजग 
के स्थान पर उसी को स्थायी कर दिया गया । 

जब सफदरजंग के साथ लड़ाई चल रही थी, तब इमाद-उल-मुल्क ने मराठों 
को बुलाया था किन्तु वे दिल्‍ली उस समय भाये जब सन्धि हो गयी थो और भूतपूर्व 
वजीर जा चुका था। अतः महत्त्वाकांक्षी मीरबरूुशी ने उन्हें सूरजमल को दण्ड देने की 
आज्ञा दी क्योंकि सूरजमल सफदरजंग से मिलक्यया था। इमाद-उल-मुल्क जाटो के 
डीग और कुम्भेर के किलों का घेरा डालने के लिए मल्हारराव के साथ स्वयं गया। 
उसने सम्राट से बड़ी-बड़ी तोपें देने के लिए अनुरोध किया क्योंकि उनके बिना किलों 
पर अधिकार करता असम्भव था। चूँकि साम्राज्य को इमाद-उल-मुल्क की बातों का 
विश्वास नहीं हुआ, अत: उसने नये बजीर की सलाह से उसकी इस माँग को दुकरा 
दिया । इससे ऋ्रुद्ध होकर मीरबरुशी ने वजीर के घर हमला कर दिया किन्तु वहु उसे 
बहाँ से निकाल तन सका । सञ्नाट भौर वजीर ने अब सुरजमल से बातचीत आरम्भ 
की । सूरजमल ते सफदरजंग को अवध से वापस बुलाने की सलाह दी और वे एक 
बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली से चलकर इमाद-उल-मुल्क की गतिविधि जानने के लिए 


डंडड मुगलकालीन भारत 


सिकन्दराबाद आये । इमाद-उल-मुल्क ने मल्हारराव होल्कर को सम्राट के शिविर को 
आतकित करने के लिए उभाड़ा। सम्नाट ने जब शिविर के आसपास मल्हारराव के 
आने का समाचार सुता तो वह सेना को वही छोड़कर अपती माता तथा वजीर के 
साथ दिल्‍ली की ओर भागा और प्रात.काल मराठों ने उसकी सेना को लुट लिया । 
मराठो ने भी डीग का घेरा उठा दिया और इमाद-उल-मुल्क तथा मल्हारराव दोनों ने 
दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर दिया । मल्हारराव ने सम्र।ट को इच्तिज़ामुद्दोला के स्थान 
पर इमाद-उल-मुल्क को वजीर बताने के लिए विवश कर दिया । नये वजीर ने २ जून, 
१७४४ ई० को अहमदशाह्‌ को सिहासन से उतारकर जहांदारशाह के द्वितीय पुत्र 
अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया और एक सप्ताह - 
बाद ही भूतपूर्व सम्नाट तथा उसकी भाता को अन्धा कर दिया गया । 
आलमगीर द्वितोष (१७५४-१७५६ ई०) 
सिंहासन पर बेठने के समय आलमगीर द्वितीय की अवस्था ५५ वर्ष की थी । 
उसका सारा जीवन ,जेल में बीता था, अतः उसे न तो युद्ध का अनुभव था मौर न 
शासन-प्रबन्ध का ही । वह इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन था, पांचों वक्त 
नमाज पढता था परन्तु अत्यन्त दुबंल, चरित्र का अस्थिर और नेतृत्व के गुणों से हीत 
था । अपने पाँच वर्ष के स्वल्प शासनकाल में वहू अपने वजीर इमाद-उल-मुल्क के हाथ 
का खिलोता बना रहा । यह वजीर अत्यन्त सिद्धान्तहीत और स्वार्थी था तथा राज- 
कोष का दुरुपयोग करता था । इसने शाही परिवारों को भूखो मार विया और सम्राट 
के बड़े लड़के अलीगोहर (शाहआलम) को दिल्‍ली छोड़कर उत्तरी प्रान्तों में शरण लेते 
के लिए बाध्य कर दिया । इस बजीर ने मूर्खतावश मराठों को उत्तरी भारत से तिका- 
लेने के लिए उनके विरुद्ध मिली-जुली पार्टी बनाथी। इसका परिणाम यह हुआ कि 
मराठों की शक्ति पहले से और अधिक बढ़ गयी और बे अप्रैल-जूत १७५६ ई० में 
लाहौर पर क्षपना शासन स्थापित कर उत्तरी दोआब में शुटमार करने लगे। 
इमाद-उल-सुल्क को अपने वजीरी-काल में प्रायः मराठों की संगीनों पर बराबर निर्भर 
रहना पड़ा । 
वजीर ने सबसे पहले अब्दाली के शासन से पंजाब को मुक्त करने का प्रयत्न 
किया । पंजाब में काबुल के अहमदश!हु अब्दाली की ओर से मुइन-उल-मुल्क सुबेदार 
था, जिसकी मृत्यु सवम्बर १७५३ ई० में हो गयी । अव्दाली ते उसके अबोध धआालक 
को उस स्थान पर सूबेदार तथा उसकी माता मुगलाती बेगम को उसका संरक्षक माल 
लिया ।. इस अल्पायु सुबेदार की भी शीघ्र भृष्यु हो गयी और मुगशानी बेगम उसके 
स्थान पर स्थायी सूबेवार बता दी गयी। इसके शासनकाल में पंजाब की शासत- 
व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गयी भौर सारे प्रास्त में अराजकता फैल गयी । इमाद-उल- 
मुल्क ने इसका लाभ उठाकर एक बड़ी सेता लेकर सम्राट के साथ दिल्‍ली से पंजाब के 
लिए प्रस्थान कर विया । किन्तु सेना में विद्रोह हो जाने के कारण उस्ते पावीपत से 
' ही लौट आता पड़ा । कुछ ही महीतो बाद उसने शाहोर में लिए फिर कुच कर दिया । 


उत्तरकालीन मुगल सच्राहठ ४४५ 


और लुधियाता पहुँचकर मुगलानी बेगम को कंदी बता लाने के लिए एक शक्तिशाली 
सेना भेजी । बेगम गिरफ्तार कर ली गयी और अदीनाबेगर्खा को पंजाब का सुबेदार 
नियुक्त कर दिया गया। वास्तव में पंजाब के सारे उपद्रवों का उत्तरदायी यह 
विश्वासधाती अदीनाबेग ही था। अपनी नियुक्ति के लिए उसने वजीर को ३० लाख 
रुपयों की घूस दी थी ।॥ बजीर के पजाब मे हस्तक्षेय करने पर अहमदशाह अब्दाली ने 
चौथी बार भारत पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह इस प्रान्त को अपना ही प्रान्त 
समझता था। अफगान राजा ने लाहोर के लिए कुच कर दिया, इसे सुनकर ही 
अ्रदीनाबेग भय से हिसार भाग गया। आक्रमणकारी बड़ी तेजी से दिल्ली की ओर 
रवाना हुआ । इमाद-उल-मुल्क ने भयभीत होकर अपनी सास मुगलानी बेगम से बीच- 
बिचाव कराते का अनुरोध किया और स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। अतः अब्दाली 
ने उसे क्षमा कर स्थायी बजीर स्वीकार कर लिया । 

आक्रमणका री ते. २८ फरवरी, १७५७ ई० को दिल्‍ली मे प्रवेश किया, अआलम- 
गीर द्वितीय से लिया और शाही नगर के घछूटने की आज्ञा दे दी। उसते प्रत्येक 
सरदार, अफसर और नगरवासी को सेता के लिए चन्दा देने को बाध्य किया । बहुत- 
से लोग भाग गये और कुछ ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। 
यह आक्रमणकारी नगर में लगभग एक महीने ठहरा । इसने आलमगीर द्वितीय की 
पुत्री के साथ अपने पृन्न युवराज तिमूर का विवाह किया । अपनी सेना को एक टुकड़ी 
को जाट राजा सूरजमल को दण्ड देने के लिए भेजा क्योकि वह सफदरजंग से मिल 
गया था और कुछ दिन बाद वह आगरा के लिए स्वय॑ रवाना हुआ । इमाद-उल- 
मुल्क की सलाह से अवध के शुजाउद्दोला तथा दूसरे अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कर 
वसूल करने के लिए उसने दोआब में अपनी है फौजी ,टुकडी भेजी । शुजाउदौला 
बिलग्राम के पास साण्डी मे आक्रमणकारियों सेजमिला ओर सादुल्‍लाखाँ रुहेला की 
सहायता से (जो थोड़े दिन पहले उसका एक सिन्र बन गया था) उसने स॒न्धि कर ली, 
जिससे दोनों पक्षों में बिता युद्ध के ही मेल हो गया | शुनाउद्दौला ने पाँच लाख रुपये 
दिये तथा और भी देने का गोलमोल वायदा कर लिया। अतएवं आक्रमणकारी की 
सेना इमाद-उल-मुल्क के साथ फरुं खाबाद को लौ८ गयी और अब्दाली ने उसे वापस 
बुला लिया । युरजमल के विरुद्ध जो सेना गयी थी व7 निराश होकर लोट आयो। 
जाट राजा बहुत दिन तक लम्बी बात चलाता रहा और अन्त मे उसने कुछ नही दिया। 

अब्दाली ने अपनी दूसरी सेना मथुरा भेजी । इसने नगर को लूटा और बहुत- 
से निहत्थे यात्रियों का वध किया। भाग्यवश नगर में महामारी फैल गयी जिसके 
कारण अफगान सेना में बहुत-पी मौतें हो गयीं और अहमदशाह को लौटने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । दिल्‍ली के पास आलमभगीर द्वितीय उससे मिल। और उससे वजीर 
के व्यवहार की शिकायत की । अब्दाली ने नजीबखाँ रुहेला को मीरबख्शी नियुक्त 
किया और उसे नजीबुद्दोला को उपाधि देकर सम्राट की रक्षा का भार सौपा। 
अब्दाली ने मुहम्मदशाह की कुमारी पुत्री के साथ विवाह किया और उसकी दो 


४४६ 5गलकालीन सारत 


विघवाओं तथा शाही वंश की अनेक अन्य स्त्रियों को भी अपने साथ ले गया। इस 
हमले की लूटमार में उसके हाथ कई करोड रुपये लगे । 

१७५७ ई० में अबदाली के घले जाने के बाद सम्राट ते राजधानी के आस- 
पास के सारे जिलों को नजीबुद्दोला के अधिकार में दे दिया। इसने राजकोष का 
अधिकांश घन अपने काम में लगाया और शाह्वी वंश को भूखों मार दिया। आलमगीर 
ते नजीबुहोला को इमाद-उल-मुल्क से भी बुरा पाया। तया रईस होने के कारण 
नजीबुद्दोला ने सम्राट के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जेसा कोई खानदानी बजीर 
नहीं कर सकता । इसी समय इमाद-उल-मुल्क ने मराठों से सन्धि करके उनको सहायता 
से ११ अगस्त, १७५७ ई० को नजीबुद्दोला के मकान का घेरा डाल दिया। वह 
नजीबुद्दोला को दरबार से हटाकर उसके स्थान पर अहमदखाँ बंगाश को मीरबख्शी 
बनाता चाहता था। ४४५ दिन के घेरे के बाद नजीबुद्दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया 
ओर अपनी जागीर सहारतपुर तथा नजीबाबाद को चला गया। इमाद-उल-मुल्क द्वारा 
शासन-प्रबन्ध सेंभालते ही राजधानी पर मभराठों का प्रभाव पुनः कायम हो गया । 

मराठों का नेता-रघुनाथराव अब पंजाब में स्वेच्छापूर्वक प्रवेश कर अहमदशाह 
अब्दाली के पुत्र तथा एजेण्ट युवराज तिमूर को वहाँ से मार भगाने को पूर्ण स्वतन्त्र 
हो गया (अप्रैल १७५८ ई०) । वह अदीनाबेगर्खाँ को पंजाब प्रान्त का सुबेदार नियुक्त 
कर दिल्‍ली होता हुआ दक्खिन लौट गया। जाते समय वह अपना एक एजेण्ट और 
एक छोटी-सी सेवा को छोड़ गया । अदीनाबेग की मृत्यु के बाद साथाजी सिन्धिया 
पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ । 

मराठो की सहायता से अपना पद प्राप्त कर लेने के बाद स्वार्थी वजीर इमाद- 
उल-मुल्क ने सम्राट आलमगीर कट पर पुन. प्रभाव डालना आरम्भ कर दिया। 
उसने सम्राठ को बाध्य किया कि वह अपने बड़े बेटे अलीगौहर को वापस बुला ले 
क्योंकि वह उसका (वजीर का) विरोध करने के लिए रोहतक और हिसार जिलों में 
सेना इकट्ठी करने को गया | युवराज के लौठने पर वजीर ने उसके धर का घेरा 
डाला किन्तु वह शत्रु सेना से बचता हुआ यमुना की दूसरी पार विट्वुलराव मराठा के 
शिविर मे चला गया। विद्वुलराव ने उसे अपने संरक्षण में फरं खाबाद पहुँचा दिया । 
यहाँ अहमदशाह वंगाश के आदमियों ने इसका स्वागत कर उसे आवश्यक वस्तुएँ दी । 
इसके बाद उतने सहारनपुर में नजीबुद्दोला के यहाँ शरण ली । नजीबुद्दौला ने आठ 
महीने तक उसका अतिथि सत्कार किया और उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 
पुत्र: जीतने की सलाह दी । इस सलाहु को मानकर युवराज ने अवध के लिए कुच 
कर दिया | यहाँ शुजाउह्दौला ने लखनऊ के पास उसका स्वागत क्रिया (जनवरी 
१७५८ ई०) । लखनऊ से वह इलाहाबाद गया और इस प्रान्त के नायक सूबेदार 
मुहम्मदकुलीखाँ ते पटना के आक्रमण में उसका साथ दिया । 

जब रघुनाथराव ने पंजाब को जीतकर लाहौर में छावनी डाल दी (अप्रैल 
१७४५८ ई०) तब मराठा-शक्ति अपनी चरमसीमा को पहुँच गयी । उत्तरी भारत में 


डंडे घुगलक्कालीन भारत 


शाही राजधानी दिल्‍ली में जाकर अपने पूवेजों के सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न नहीं 
किया और १२ वर्ष तक पूरबी प्रान्तों मे बना रहा । इस बीच में लगभग अधिकाश 
काल दिल्‍ली का सिंहासन खाली पडा रहा । 

पहले बताया जा चुका है कि अहमदश!ाह अब्दाली तजीबुद्दौला की प्रा्थेता 
पर उसकी सहायता के लिए सिन्धु पार करके अगस्त १७५६ ई० मे पंजाब में घुस 
आया था। वह पंजाब के मराठा सुबेदार साबाजी सिन्धिया को श्रान्त से निकालकर 
लाहोर से दिल्‍ली की ओर बढ़ा । मराठों के उत्पातों ने कारण यमुना के पश्चिमी 
प्रदेशों मे रसदे नहीं मिल सकती थी, अतः गहमदशाहू अब्दाली नदी को पार कर 
उत्तरी दीआब में गया और अपनी सेना की एक टुकड़ी को दत्ताजी सिन्धिया से लड़ने 
के लिए दश्चिमी मार्ग से भेजा । दत्ताजी शूकरताल का घेरा उठाकर सरहिन्द की 
ओर बढ़ गया । नजीबुद्दोला, अहमदर्खां बगाश, सादुललाखाँ तथा रुहेलखण्ड के दूसरे 
सभी रुहेला सरद।र इस आक्रमणकारी से आकर मिल गये । उसते दिल्‍ली से १० मील 
उत्तर मे बरारी घाट पर दत्ताजी पर बगल से आक्रमण किया | वीर मराठा ने अपने 
भतीजे जनकोजी को दव्िखन से सेना इकट्ठी करने को भेज दिया और घोड़े से उत्तर 
कर € जनवरी, १७६० ई० को बहादुरी के साथ युद्ध करते-करते म।रा गया । इस 
विजय के बाद अब्दाली १४ जनवरी को राजधानी के दक्षिण में खित्माबाद पहुँचा । 
उसने सूरजमल जाट तथा राजपूताना के सभी राजाओ को कर देने तथा पम्रराठों को 
कुचलने के लिए उसकी सेना में सम्मिलित होने का आदेश दिया । 

इसी बीच मल्हारराव होलकर ने अफगानों को तग करने के लिए एक हमले 
की योजना बनायी । उसने दोआब मे जाकर उस रसद भण्डार और खजाने को लुट 
लिया जो अहमदर्खा बगाश द्वारा आक्रमणकारी अब्दाली के पास भेजा जा रहा था 
किस्तु शन्रु सेता ने उसे सिकन्दराबाद में खदेड़ दिया | अब्दाली ने दिल्‍ली पर अधिकार 
कर लेने के बाद बरसात सिकन्दराबाद में बितायी जिसपते वह दोआब और रहेलखण्ड 
के अफगानों के पास आसानी से पहुँच जाय । 

अब्दाली के आक्रमण तथा बरारी घाट के विनाश का समाचार सुनकर पेशवा 
ने आक्रमणकारी को उत्तरी भारत से खदेड़कर मराठों का शासन फ़िर से स्थापित 
करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व मे एक मजबुत सेना भेजी । 
चम्बल पार कर लेने के बाद भरतपुर का सूरजमल भी अपने ३०,००० आदमियो के 
साथ भाऊ से जा मिला किन्तु राजस्थान के सरदारों ने आगा-पीछा सोचकर आगे 
बढ़ना उचित न समशा । अवध के शुजाउहोला को अपने पक्ष मे मिला लेने का भी 
मराठो का प्रयत्त विफल रहा क्‍योंकि नजीबुद्दौला ने अब्दाली के पक्ष को इस्लाम का 
पक्ष बताकर उससे उसी का पक्ष लेने का अनुरोध किया था। (१८ जुलाई, १७६० ई०) 
तो भी भाऊ बिना किसी रुकावट और भय के दिल्‍ली की ओर बढ़ता हुआ चला गया 
ओर शाही राजधानी पर अधिकार कर अब्दाली के प्रतिनिधि को खदेड़ दिया | युद्ध 
की सामान्य नीति तथा उसके ढंग के विषय में मतभेद हो जाने के कारण सूरजमल 


उल्तरकालीन मुगल सम्राट ४४६ 


तथा इमाद-उल-मुल्क मराठों का साथ छोडकर जाटो के बल्लभगढ़ के किले में आा 
गये । भाऊ ने शाहजहाँ तृतीय को गद्दी से उतारकर शाहआलम को सम्राट घोषित 
कर दिया और उसकी अनुपस्थिति मे उसके पुत्र युवराज जबानबरू्त को अपने पिता 
की जगह काम करने के लिए नामजद कर लिया । अब शुजाउद्दोला वजीर नियुक्त 
हुआ । बरसात के अन्त मे मराठों ने पंजाब पर अधिकार करने तथा पीछे हटती हुई 
अब्दाली की सेना को छिन्न-भिन्न करने के लिए बिना किसी सहायता के दिल्‍ली से 
सरहिन्द की ओर कृच कर दिया । १७ अक्टूबर को भाऊ करनाल से ६ मील उत्तर- 
पूरब में कूजपुरा के दुर्ग पर अधिकार कर सरहिन्द की ओर बढ़ गया । 

आक्रमणकारी अब्दाली ने १७६० ई० की बरसात सिकन्दराबाद में बितायी । 
मराठो के पजाब में घुसने का समाचार सुनकर अब्दाली ने दिल्‍ली ने २५ मील उत्तर 
बागपत में यमुना पार कर भाऊ का पीछा क्िया। यह सुनकर भाऊ ने पानीपत में 
अपती छावनी डाल दी। तीन दिन बाद अब्दाली वहाँ आ गया । मराठों ने अपनी 
छावनी की मोचबन्दी कर आमने-सामने की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया । 

दो महूँने से. भी अधिक दोनों सेकएँ आमने-सामने डंटी रही और एक-दूसरे 
के भेदियों पर छूट-पुट हमले करती रही | १ नवम्बर, १७६० ई० को पहली मुठभेड़ 
हुई और उसके बाद तीन बडी-बड़ी लडाइयाँ हुई। अन्तिम लड़ाई १४ जनवरी, 
१७६१ ई० को हुई जिसमें दो महीने से भूखों मरते बाली तथा साधनद्वीन मराठी 
सेना खदेड़ दी गयी । मराठा सेनापति सदाशिबराव अन्तिम दम तक वीरतापूर्वक युद्ध 
करता हुआ मारा गया। पेशवा का पुत्र विश्वासराव इस सेना का सेनापति था । 
वह भी अनेक अफसर और सरदारों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । 
मुख्य-मुख्य व्यक्तियों में महादजी सिन्धिया तथा मल्हारराव होल्कर ही युद्धक्षेत्र से 
भाग पाये थे । इस युद्ध में बहुत-से कैदियों सहित छावनी का सारा सामात शन्नु के 
हाथ लग गया। 

मराठे सम्पूर्ण भारत में साम्राज्य स्थापित करते का स्वप्स देख रहे थे किन्तु 
पानीपत की तीसरी लड़ाई ते उननकी सारी आशाभों पर पानी फेर दिया । मराठों का 
संगठन सदा के लिए छिल्न-भिन्न हो गया। यद्यपि खालियर में महादतजी सिन्ध्रिया, 
तागपुर और बरार में रघुजी भोंसले, मालवा में मल्हारराव होल्कर भौर गुजरात में 
दमाजी गायकवाड़ ने मराठा साम्राज्य के भाग पा लिये, किन्तु पेशबाः का अधिकार 
समाप्त हो गया और एकता की झूंखला नष्ट हो गयी और इस लडझ्ाई ने मराठों की 
कमर तोड़कर उत्तरी भारत में सांञ्राज्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का मार्म 
स्लोल दिया । 

अहमदशाह अब्दाली न तो अ्रधिक विजय चाहुता था और मे देश पर अधिकार 
कर शासन ही करता चाहता था। उसकी सेना को बड़ी शिक्षाथत*" थी, बहु अपने , 
वेतन की चुकती चाहती थी और उसे काबुल लौटने के लिए पाएए कर रहो थी । 
अत: उसने शाहुआलम को सम्राट तथा इभाद-उल-मुल्क को वजीर बना दिया और 


४५० मुंगलकालीस भारत 


नजीबुद्दोला को ममीर-उल-उमरा की उपाधि देकर दिल्‍ली का अधिकार सौप दिया। 
अब्दाली पेशवा तथा सुरजमल से भी सन्धि करना चाहता था किन्तु इस काम मे 
सफल न हो सका और २० मार्च, १७६१ ई० को वह्‌ दिल्ली से काबुल के लिए 
रवाना हो गया । 

सम्नाट शाहआलम के बिहार में रहने के कारण दिल्‍ली का सिद्दासन १७६० 
से १७७१ ई० तक खाली पड़ा रहा । १७६१ से १७७६१ ई० तक के समय में दिल्ली 
तथा लड़खड़ाते हुए साम्राज्य का शासन ज्यादातर नजीबुद्दोला के अधिकार में ही 
रहा । उसने तानाशाहों जैसा व्यक्हार किया और जाट तथा सिक्‍खों से निरन्तर 
चाट लडता रहा, किन्तु सदा के लिए किसी को भी न कुचल सका । १७६७ ई० 
२०" +भ में अहमदशाहु अब्दाली ने पजाब पर अन्तिम बार आक्रमण किया और 
न्ीबुद्दौला को अपने पास बुलाया । किन्तु सिवख इतने शक्तिशाली हो गये थे कि वे 
किसी तरह भी न दबाये जा सके, अत' अब्दाली को अफगानिस्तान तथा नजीबुद्दोला 
को दिल्‍ली लौटना पडा (३० जुलाई, १७६७ ई०) । अब नजीबुद्दोल#द तथा दुबंल 
हो गया था, अत: मार्च १७६८ ई० में दिल्‍ली सरकार का भार अपने पुत्र जाविताखाँ 
को सौंपकर वह नजीबाबाद चला गया । मराठे पानीपत में हारने के बाद १७७० ई० 
में उत्तरी भारत मे फिर आये और इन्होने यहाँ आकर नजीबुद्दौला को तंग करना 
शुरू कर दिया । उनका यह पक्‍का विचार था कि अखिल भारतोय मराठा साम्राज्य 
की योजना को नष्ठ-थण्छ करने का सारा उत्तरदायित्व नजीबुद्दौला पर ही है । उन्होने 
इस रुहेला सरदार को अपना जानी दुश्मन समझकर इसे सदा के लिए कुचल देने का 
निश्चय कर लिया । किल्त ऋरीजुट्रौला के विरुद्ध कौन-सी युद्ध-नीति अपनायी जाय, 
इसके विषय में मराठों  ...धनद था। मराठा सेना का सेनातायक रामचन्द्र गनेश 
नजीबुद्दीला का राह्योग प्राप्त कर लेना चाहता था। तुकोजी नजीबुद्दोला का वंश- 
परम्परा का मित्र था, अतः उसमे भी रामचन्द्र गनेश का ही समर्थन किया । इसके 
विपरीत महादजी सिन्धिया इस स्हेला सरदार को बिलकुल कुचल देता चाहता था। 
जब इस विषय में पेशवा से सलाह की गयी, -तो वह भी राजनीतिक ओऔचित्य की 
माँगों को तरजीह देकर रामचरद्र गनेश से ही सहमत हो गया। मराठों में मतभेद 
हीने के कारण नजीबुहोला के लिए यह कठिन काम नहीं था कि वहु उनमें आपस में 
फूट इलवाकर स्वयं विपति से बच जाय | उसने अपने जीवतल के अन्तिम दिलों में 
अनुभव कर लिया था कि भारत में मराठों का प्रभुत्व शीघ्र ही स्थापित हो जायगा, 
अतः उसने जाबिताखाँ का हाथ तुकोजी के हाथ में सौंपकर उससे प्रार्थना की कि वह 
उस पर इसी प्रकार कपालु बना रहे, जिम प्रकार उस पर (नजीबुद्दौला पर) 
मल्हारराव कृपा करता रहा था। इसके बाद उसने मराठा सरदारों को अपने पुत्र के 
संरक्षण में विदा कर दिया और स्वयं घर चला गया, जहाँ ३१ अक्तूबर, १७७० ई० 
को उत्षकी मृत्यु हो गयी । 

दिल्‍ली में जब तक नजीबुद्दोला की तानाशाही रही, तब तक सम्राट शाह- 


उचरकालीन मुगल सआाद.. अह१ 


आलम निर्वासित रहा | अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 
तवाब बना दिया था, अत: शाहुआलम ने इन प्रान्तों को अंग्रेजों से छीनने के लिए 
तीन बार प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहा । उसने पटना का पहला बेरा युवराज की 
हैसियत से डाला जो अप्रैल १७५६ ई० में समाप्त हुआ | उसने १७६० ई० में अपने 
को सम्राट घोषित करने के बाद बिहार का दुबारा घेरा डाला। उसने पटलता में 
नायब-सुबेदार राजा रामनारायण का भी थेरा डाला, किन्तु नौस्स के नेतृत्व मे अंग्रेजी 
सेना ठीक समय पर आ गयी, जिसने सम्राट को थेरा उठा लेने (३० अप्रैल, 
१७६० ई०) तथा यमुना के किनारे चला जाने के लिए बाध्य कर दिया । बरसात के 
बाद सम्राट ने फ्रांसीसी सेनापति जीन लॉ के साथ बिहार पर तीसरी बार अन्तिम 
हमला किया, किन्तु कारनेक ने उसे हरा दिया (१५ जनवरी, १७६१ ई०) । अग्रेज 
उसे सान्त्वना देकर अन्याय के कलक को धोना चाहते थे, अतः उन्‍होंने उसे सम्मान 
और सुरक्षा के साथ पटना भेज दिया । अग्रेजों ने मीरजाफर के स्थान पर मी रकासिम 
को नवाब बनाया, जिसने पटता में सम्राट को सम्मान के साथ भेंट दी (१२ मार्च) । 
सम्राट ने मीरकासिम को स्थायी नवाब बना दिया और अंग्रेजों ने बदले में सम्राट 
को १,८०० रु० प्रतिदिन उसके दैनिक व्यय के लिए दिये । सम्राट ने अपने पूर्वजों के 
सिंहासन पर बैठने के लिए पटना से दिल्ली को प्रस्थान किया। वजीर शुजाउद्दौला 
१९ जुन को उससे सराय सईद राजी में मिला और सम्राट ने बरसात बिताने के 
लिए जाजऊ में छावनी डाली । 

शाहआलम बरसात के बाद भी दिल्‍ली न जा सका क्योंकि वहू समझता था 
कि वह नजोबुद्दौला के हाथ से शासन छीनने में असमर्थ है। इस समय दिल्‍ली में 
नजीबुद्दोला की तानाशाही चल रही थी | शुनाउद्दोला सम्राट की सहायता करना नहीं 
चाहता था, अत: वह उसे छत्रसाल दुन्देले के परपोते राजा हिन्दूपति से बुन्देलखण्ड को 
वापस लेने के लिए वहाँ लिवा ले गया, किन्तु यह हमला असफल रहा (१७६२ ई०)। 
सम्राट ने एक वर्ष और व्यर्थ खो दिया । अंग्रेजों ने मीरकाध्िम को बंगाल और बिह्षर 
से निकाल दिया, अतः सम्राट को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शुजाउद्दौला का साथ देता 
पड़ा । बक्सर की लड़ाई में इन तीनों मित्रों की हार हो गयी (२३ अक्टूबर, १७६४ ई०) । 
अब अंग्रेजों ने सम्राट से सम्धि की बातचीत शुरू कर दी। बजीर ने सम्राट का 
प्रपमान किया था, अता वह विजेताओं से सन्धि कर लेता चाइता था। शुजाउद्ोला 
के भाग जाते के बाद अंग्रेणों ने सम्राट को इलाहाबाद में रखा और यहीं उसने ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी | सम्राट १७६४ 
मे १७७१ ई० तक अंग्रेजों की सुरक्षा में रहा । किन्तु वह दिश्ली जाने के लिए सदेव 
उत्सुक रहा । यद्यपि उस्ते बंगाल से कर के रूप में २६ लाख इुफओे सालाना मिल जाते 
ये किन्तु यहू फिर भी विदेशियों के अधीन रहने में अपना अपवाध समझता था । उसके 
पास नियुक्त किया गया अंग्रेज रेजीडेप्ट सदैव उसका अपमान खता एप॒त्ता था। इसके 
अतिरिक्त दूसरी बात यह थी कि नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जाबितालाँ 


डंभ्रे सुगलकालीन भारत 


उसका उत्तराधिकारी बन गया या, जो दिल्‍ली के किले में जनानखाने में घुसने का 
प्रयत्न करता रहता था और उसने शाहआलम की बहन ख़ैरुन्निसा इत्यादि रमणियों 
का अपमान भी कर दिया था । अत) शाही खानदान की इज्जत बचाने के लिए राज- 
माता उसे इलाहाबाद से दिल्‍ली बराबर बुला रही थी अतएव १७७० ई० के आरम्भ 
में जब मराठे उत्तरी भारत में लौटे, तव सम्राट ने उनसे बातचीत शुरू को, उनकी 
सहायता से वह इलाहाबाद से दिल्ली रवाना हुआ और ६ जनवरी, १७७२ ई० को 
वहाँ पहुँच गया । 

शाहआलम के सामने बडी कठिन समस्या थी। दिल्ली का खजाना खाली हो 
गया था ओर शाही परिवार गरीब होकर भूखों मर रहा था। उसने सिंहासन का 
अधिकार दिलाने के लिए मराठों को चालीस लाख रुपये तथा मेरठ और दूसरे सात 
परगने तथा कोरा जहानाबाद और कड़ा मानिकपुर के जिले देने का वायदा कर दिया 
था । इसके अतिरिक्त उसे अपनी सेना को कई महीने का पिछला वेतन भी बाँटना 
था । इन सब आवश्यकतीओ की पूर्ति के लिए उसने जाबिताखाँ पर आक्रमण कर 
दिया और पथरगढ़ में उसका घेरा डाल दिया किन्तु उससे तथा ओर रुहेलों से जो 
धन मिला वह मराठों के देने के लिए पर्याप्त नहीं था, अत: मराठों ने दिल्ली पर 
भाक्रमण कर दिया । मराठो तथा मिर्जा नजफलखा के नेतृत्व में सम्राट की सेना में 
युद्ध हुआ जिसमें मिर्जा हार गया (जनवरी १७७३ ई०) | सम्राट को आत्मसमर्पण 
करता पड़ा और उसे नजफर्तं को नौकरी से हटाकर मराठों के पिट्ठू जाबितालाँ को 
मीरबढ्शी बनाता पड़ा । उसने कोरा और इलाहुबाद भी मराठों को सौंप दिये। 
सम्नाट ने खालसा और वह पानत जो उसके जेज खचे के लिए नियत ये, प्राप्त करने 
' का प्रयत्न किया परस्तु वह असफल रहा और दरबार में गरीबी सदा अडडा जमाये 
रही । शाहुआालम अपने मम्त्रियों तथा मराढों के हाथ की कठपुतली बना रहा। मिर्जा 
नजफलोाँ नवम्बर १७७६ ई० में पे सूकरेशज्ीवन के अन्त तक (६ अप्रेन, १७८२ ई०) 
मत्त्री रहा । इससे जादोंरैका प्रभाव त्ोभ्कम कर दिया किन्तु पतित सज्रट को उम्रत 
करने कक पाधिक दशा सुधारमे में असफल रहा । 

उसके उक़राधिकारी मिर्जा शफ़ी और अफरासियाष (१७८२-८४ ई०) तो 
उस्ते भी अधिक निकम्मे निकले और सर्वथा असफल रहे | सवस्बर १७८४ ई० में 
. महादजी सिश्धिया वकील मुत़लक (संरक्षक) मियुक्त हुमा । उसने जाटों से डीग और 
झागरा तथा अफरासियाब में अलीगढ़ जीत। । उसे दोआब के गुसाइयों तथा दिल्‍ली 
के उत्तर पश्चिम के सिक्‍खों से भी लड़ना पड़ा | इसके बाद वहू राजस्थान में फंस 
गया ओर बहाँ से छुटकारा पाने के बाद कर-बसूली मे लग गया | उसकी अभुपस्थिति 
में दिल्ली में उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रखे जाने लगे, जितके परिणामस्थकूप बहू दरबार 
से हूटा दिया गया । जाबिताख का पुत्र तथा तजीबुद्दौला का प्रपोत्त गुलाम कादिर 
रहेला उसका उत्तराधिकारी हैआ, जो सितस्थर १७८७ ई० में मीरबरुशी के पद पर 
नियुक्त हुआ । वह सम्राट के विरुद्ध हो गया और उसने राजमहुल पर अधिकार कर 


उत्तरकासोन मुगल सम्राट डरे 


उसे गद्दी से उतार दिया (३० जुलाई, १७८८ ई०)। उसने अपने खंजर से वृद्ध 
सम्राट की आँखें निकालकर उसे अन्धा कर दिया (१७ अगस्त) । उसका तथा उसकी 
औरतो का अपमान किया और सारा का सारा घन पाने के लिए शाही भण्डार को 
खुदबा डाला । भारत के इतिहास में मुगल परिवार को जैसी केठिनाई और विपत्ति 
इस रहेले गुण्डे अत्याचारी के हाथो सहनी पड़ी, वैसी पहले कभी नहीं सहनी पड़ी 
(जुलाई-अगस्त १७८८ ई०)। अन्धे सम्राट ने महादजी प्िन्धिया से दिल्‍ली आकर 
गुलाम कादिर को उचित दण्ड देने की दर्द भरी अपील की । धिन्धिया ने अवतूबर 'मे 

दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया। ग्रुल,म कादिर भाग गया किन्तु ३६१ दिसम्बर, 
१७८८ ई० को पकड़ लिया गया। सम्राट ने सिन्धिया को लिखा कि कैदी की हत्या 
कर दी जाय अन्यथा वहू राज्य छोड़कर मक्का भाग जायगा | अतः महादजी सिन्धिया 
की आज्ञा से गुलाम कादिर तथा उसके साथी धूर्त मंजूरमअली रवाजा, जिसके द्वारा 
रुहेला ने महुल में घुसने का प्रयत्न किया था, मरवा दिये गये (२-४ मार्च, १७८६ ई०) 
इस प्रकार शाहआलम ने अपना बदला लिया । 

१७६२ ई० के औरम्भ में महादजी पिन्धिया उत्तरी भारत को छोड़कर पेशवा 
से मिलमे के लिए पूना गया। वहाँ १२ फरवरी, १७६४ हं० को उसकी मृत्यु हो 
गयी । अब दिल्‍ली दरबार मे फिर निराशा छा गयी और षड़यन्त्र रचे जाने लगे। 
सितम्बर १८०३ ई० में लॉ लेक ने महादजी सिन्धिया के उत्तराधिकारी दोलतराव 
सिन्ध्िया से दिल्‍ली छीन॑ ली । शाहुआलम को अब अंग्रेजों से पेंशन मिलने -लगी और 
१८०६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 

शाहुआलम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय गद्दी पर बेठा । यह 
शाही बंश का प्रधान बना और नाममात्र का खानदानी सम्राट रहा । पिता के समान 
इसे भी अग्रेजों से पेंशन मिलतो रही । १८३७ ई० में इसकी मृत्यु हो गयी । इसका 
पुत्र बहादुरशाह भी नाममात्र का सम्राट बता रह सका उसने १८५७ ई० के विद्रोह 
में भाग लिया, अत, अंग्रेजों ने उस पर मुकदमा चलाकर रंगून भेज दिया, जहाँ कुछ 
वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 

ु 800६&8 70708 एएरशप्ताएर ए८5७०7/४० 
कीशाशंदा 7क्राएप्रव82९ : 
.. काका, >भांडाप्रा्ात : दवा: 30 0ैध.कव (४5), 
2... वाक्य, चिपब्ायावत (४७॥7 : /04/-मैधा४व (१/$), 


3. छाशा, शपादाबत  छंदतां बाबा ;. अचरिडांदोद्रा-8-5वाविागवि-ं- 
(#द8/6ंदां, 


गाया, 5040] हगाता : झदफकानं-#िव्द्वां8 (5), 
हरदा, (प्रश४[४० : ठाबछाक्या--/रदाकिदा (७), 
परद्धाा/॥--.4/क्रादव ७867 (५), 

उरद्वारॉपीन-4/वकह/नं-54ायं (5), 

पम्प), $2एश0 (जापांधा। : $ल्‍-व-॥44-#॥2९7 (765), 


९०५०७ ४ #+ 


४प्४ड सुगलकालीन चारत 


9, दिव्या, चिपरीबायाबत की : पद्घान 0240 577 (४७), 
0,  जल्थादा, ाएरए9 औपाया 40 ; ा्ने-/द्ांद्ा-+74-- मं दवी।प॑, 
6. अवयांव डगँचा अादाए 5 (१७७५), 

]2.. ॥रांद्ा 4टवा4/ (४5). न्‍। 
मो 7काए,्रध2४ : 

4,. एठ॥आा : अांदा टावरपएव, 

2, 85, दि एयर शप्रव्ातव ; /॥ शाव्र0व॑ं, 

3. एएड्ागा ध्यराधृंणनवां ; दाई। 27:47, 
रब ्रैंश॥ 07708 ; 

.  दल्लाठ, जि, (. ; ॥#6 #दा 7 /॥र जैदशीवों /4007/४, 

2... 776, ं, : 2४6 _दांद' 20287/8. 

3. इक्यीवफ, 3, षि, + #दा। थी #० खीटराया टकराव, 05, ना 
जशिपर्बडांबए2, 2... : 7#6 87 7%0 ख्वाावहःए री 4#द4/. 
शिए88४9५०8, 0. ९. ; $#हां4-प्रध-/2द04ा), ४०5. ना, 
(720, 7. ९, ; 5709 रा ॥९ उद8, 
पब्३8, जे, : ८कए- 46० आधा थी आदां4, ४०, ५. 


हज की हट 


अध्याय ११ 
मराठों का अभ्युदय (१७०७-१७६१ ई०) 


शाह (१७०७-१७४८ ई०) 
१३ नवम्बर, १६८९ ई० में रायगढ का पतन ही गया और शिवाजी जो भागे 
चलकर शाहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी माता येयूबाई और मराठा राजवश के कई 
य सदस्य गिरफ्तार होकर औौरगजेब के शिविर मे नजरबन्द कर दिये गये । शाहू 
की अवस्था उस समय ७ वर्ष की थी और उसे १७३ वर्ष तक बन्दी जीवन व्यतीत 
करना पडा। यद्यपि ओरगजेब की सुपुत्री जीनतुन्निसा की दयापूर्ण देखरेख में उसकी 
साधारण सुख-सुविधा का प्रबन्ध कर दिया गया था। किन्तु उसे अब अपनी स्वतन्वता 
की बहुत कम आशा 'रह गयी थी । वास्तव में उस समय उसका भाग्य बड़ा डॉवाडोल 
हो रहा था। ख्याल यह किया जाता था कि या तो वह मुसलमान बना लिया जायेगा 
अथवा उसका वध कर दिया जायगा । ओरंगजेब की तीन इच्छा थी कि शाह को 
मुसलमान बना लिया जाय परन्तु उसने अपने इस निश्चय को अपनो पुत्री जीनतुन्रिसा 
की प्रार्थता पर त्याग दिया और शाहू के केवल दो सम्बन्धियों को मुसलमान बनाया । 
जब शाहू की चतुर माता येसूबाई ने राजाराम के प्रति अपना वैर-भाव प्रदर्शित कर 
यह घोषणा कर दी कि वे औरंगजेब की सुरक्षा मे पूर्णरूप से सुरक्षित हैं तब औरंगजेब 
का सन्देह दूर हो गया । शाहु कभी-कभी औरंगजेब के समक्ष अभिवादन के लिए लाया 
जाता था जिससे औरगजेब उसके व्यवहार और राजभक्ति से सन्तुष्ड हो गया । 
शाह ने मुगल शिविर में गराठी लिखता और पढता तथा हिन्दी बोलना सीख 
लिया । उसे शिविर के ही भीतर घोड़े पर चढना, शिकार खेलता और तलवार 
चलाना भी ,सिखाया गया। मुगल दरबार से घनिष्ठ सम्बत्ध रहने के कारण उसे 
इस्लाम धर्म का भी कुछ ज्ञान हो गया और उसकी उसमे श्रद्धा भी बढ गयी । 
१७०३ ई० में उसने दो स्त्रियों के साथ अपना विवाह किया | औरंगजेब के जीवन के 
अन्तिम दिनों में मुगलों को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा, अतः उनके 
साथ-साथ शाहू, उसकी माता तथा उसके अनेक साथियों को भी कठिनाइयाँ सहनी 
पड़ी और अपने देनिक व्यय तक के लिए रुपया उधार लेता पडा । 
औरंगजेब की मुत्यु के बाद उसका पुत्र आजमशाह गद्दी पर बैठा । जुल्फि- 
कारखाँ ने शाह को उसके सामने उपस्थित किया और प्रार्थना की कि मराठा र;ज- 
कुमार को मुक्ति देकर घर जाने की आज्ञा दे दी जाय, किन्तु यह शर्त लगा दी जाय 
कि वह मुगल सम्राट के प्रति वफादार रहेगा और संग पर सेना सहित सम्राट की 


४५६ भुगलकालीन भारत 


सहायता करेगा। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से मराठो में परस्पर मतभेद हो 
जायया, उनडही शक्ति क्षीण हो जायगी और वे किसी प्रकार का उपद्रव न कर सकेंगे। 
विन्तु आजमशाह अपने भाई बहादुरशाह से लड़ने की तैयारी में था, अतः वह कोई 
निरत्रय वे कर सका और शाहू तथा उसके प।रवार के साथ नवंदा पार करने के लिए 
चल पड़ा। शाह अधीर हो उठा था अतः वहू अपने मुगल मित्रों की सलाह से 
१८ मई, १७०७ ई० भोपाल से २० मील उत्तर-पश्चिम में दोराहा में पड़े हुए 
मुगल शिविर को छोड़कर चला गया । आजमशाह उसके विरुद्ध कोई कदम न उठा 
सका क्योंकि वहु बहादुरशाह के साथ जीवच-मरण के सघषे में फेसा हुआ था । वह 
जून १७०७ ई० में आगरा के निकद लगभग १७ भील दूर जाजऊ में हारा और मार 
दिया गया । अतः शाहु अपने साथियों के साथ निविध्न यात्रा करता रहा । 

शाहू अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ नवंदा पार कर बीजागढ़ और सुल्तान- 
पुर होता हुआ खानदेश के पश्चिमी भाग में बढ़ता चला गया । बीजागढ़ में मोहनसिह 
रावल ने उसका साथ विया और सुल्तानपुर में कुछ मराठा सरदार भी आकर उससे 
मिल गये । अहाराष्क्रू मे उनका हार्दिक स्वायत हुआ । जिन लोगों ने उसका पक्ष लिया 
उनमें नागपुर के भावी शासको के पूर्वण घरसोजी भोंसले, भावी पेशवा बालाजी 
विश्वताथ और गमाजी सिन्धिया सर्वप्रथम थे । शाहु जून और जुलाई खानदेश मे 
ब्रिताकर अगस्त में अहमदनगर पहुँचा और आगे बढ़ने की योजना बनाकर मराठों की 
तत्कालीन राजधानी सतारा का घेरा डाल दिया । ताराबाई ने धोषणा कर दी कि 
शाहु छली एवं कपठी है और उसका उस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है जिसे उसके 
पिता शम्भाजी ने तष्ट कर दिया था। उसने कहा कि वर्तमान राज्य का निर्माण तो 
उसके पति राजाराम ते किया है, अतः उसका वास्तविक न्यायानुकुल शासक उसका 
छोटा पुत्र शिवाजी द्वितीय है। उसने शाहू की प्रगति को रोकने के लिए धनाजी 
जादव ने नेतृत्व में सेना भेजी, अत: शाह को अपनी चाची ताराबाई से भी युद्ध के 
लिए तैयार होगा पड़ा । नवम्बर १७०७ ई० में भीमा के किनारे खेद नामक स्थान 
पर लड़ाई हुई जिसमें ताराबाई का प्रतिनिधि परसराम पन्‍्त हारकर भाग गया । 
ताराबाई के सेतापति धनाजी को युद्ध के समय शाहू ने अपने पक्ष में कर लिया, इसलिए 
उसने युद्ध मे भाग नहीं लिया। अब धनाजी शाह से मिल गया और उसने उसे 
सेनापति बना दिया। शाह ने खण्डू बल्‍लाल को तरक्की देकर चिटणीस के पद दे 
दिया । ताराबाई के अनेक प्रमुख अधिकारी शाहू से आ मिले और शाहू ने विजयो- 
ल्‍लास में सतारा की ओर प्रस्थान किया तथा २२ जनवरी, १७०८ ई० को वहाँ 
पर अपना राज्याभिषेक किया । ताराबाई और उसके पुत्र ने सतारा छोड़कर पन्हाला 
में पहले से ही शरण ले ली थी । शाहु ने उस किले पर भी अधिकार कर लिया, अतः 
ताराबाई को रंगना भागना पड़ा और फिर वहाँ से पश्चिम समुद्रत्तट पर स्थित मल- 
वान जाना पड़ा । किन्तु वह शीघ्र ही लोटकर पन्‍्हाला में अन्तिम रूप से बस गयी । 
यहाँ उसे शाहू के से नापति चन्द्रसेन तथा दूसरे प्रमुख सरदारों का सहारा मिल गया । 


मराठों का अभ्युदथ. ४५७ 


उसने मुगलों के दक्षिणी प्रदेश से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार की 
मांग की और उसकी गतिविधि तथा कुटनीति के कारण १७११ और १७१२ ई० में 
शाहू की स्थिति डाॉँवाडोल हो गयी । किन्तु शाह के सौभाग्य से १७१४ ई» में महल 
घड़यन्त्र के फलस्वरूप ताराबाई के हाथ से शक्ति तिकल गयी । राजाराम की दूसरी 
विधवा राजसबाई ने ताराबाई तथा उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को जेल में डालकर 
अपने पुत्र शम्भाजी को पिहासन पर बिठाकर स्वय उसकी संरक्षिका बनने का प्रयत्न 
किया । शम्भाजी कोल्हापुर मे बस गया और निजाम-उल-समुल्क के हाथों में खेलकर बह 
शाह के विरुद्ध पड्यन्त्र रचता रहा। शाहू ते उसे हराकर १७३१ ई० में बारना के 
स्थान पर एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इसके अनुसार 
वारना नदी के दक्षिण प्रदेश शम्भाजी को मिल गये और उत्तरी प्रदेश शाह को । 
बालाजी विश्वनाथ की पेशवा पद पर नियुक्ति (१७१३ ई०) 

उत्तरी महाराष्ट्र शाहू की पैतृक सम्पत्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था, 
अतः उसने ताराबाई के साथ युद्ध में फँसे रहने पर भी उसकी विजय और संगठन से 
अपना ध्यान नहीं हटाथा। फलतः उसने बंगलाना और खात्रदेश पर अपना पूर्ण 
अधिकार करने के लिए सेताएँ भेज दी। उसके सेनापति धनाजी जादब की मृत्यु 
जून १७०८ ई० में हो गयी, अत. शाह ने उसके स्थान पर उसके पुत्र चन्द्रसेन को 
नियुक्त कर दिया । किन्तु चन्द्रसेन ताराबाई की पार्टी की ओर झुका हुआ था, अतः 
शाहू ने विश्वासगात से बचने के लिए सेनाकर्ते (सेला-संगठनकर्ता) के नये पद का 
निर्माण कर बालाजी विश्वताथ को उस पर प्रतिष्ठित कर दिया जिससे वह सेनापति 
पर कड़ी हृष्टि रख सके । बालाजी विश्वनाथ शाहू का योग्य और विश्वासपात्र सेवक 
था, अतः शाह ने उसका विश्वास और भरोसा करके उसे १७१३ ई० में पेशवा अथवा 
प्रघानमन्त्री बना दिया । 

बालाजी विश्वनाथ के पूर्व॑ज श्रीवर्धन ग्राम के देशमुख थे | यह ग्राम पश्चिमी 
समुद्रतट पर बसा हुआ था और जजीरा के सिद्दियों के अधिकार में था । बालाजी 
चिपलुण के तमक विभाग में क्लर्क था और १६८० से १६९० ई० के बीच पशिचमी 
घाट के उत्तरी प्रदेश मे आ बसा था। १६५६ ई० में वह रामचन्द्र अमात्य की अधीनता 
में माल विभाग मे क्लक था और उसके बाद पूना और दोलताबाद जिलों का सरसूबा 
हो गया था । चूँकि औरंगजेब ने १७०५ ई० में इसी प्रदेश में अपना शिविर डाला था 
और बालाजी विश्वनाथ इन्ही जिलों में मराठा राजा की सेवा में था, अत. उसे मुगल 
दरबार के निकट सम्पर्क में अवश्य आना पड़ा होगा । यह भी निश्चित है कि औरंगजेब 
के कुछ अफसरों से उसकी मित्रता हो गयी थी और मुगल शिविर में बन्दी शाह से 
भी उसने सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी थोग्यता 
पजर्भाक्त ओ- चरित्र के सम्बन्ध मे शाहु की अच्छी सम्मति बन गयी थी। बालाजी 
: उन प्रमुख व्यक्तियों में स्वेश्रथम था जिन्होंने शाहूँ को मुक्ति के बादे उसके समस्त 
विरोधियों को शान्त कर महाराष्ट्र के समस्त महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को उसके पक्ष में कर 


४पभ्र्प भुगलकानझ्ीन भारत 


दिया था। इन्ही सब कारणों से वह सेनाकर्ते के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। शाह 
के सेनापति चन्द्रसेन और बाजाजी मे झगड़ा हुआ और चन्द्रसेन ने जोश में आकर 
त्यागपत्र दे दिया । ताराबाई उस समय धपने खोये हुए अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्नशोल थी, अतः चन्द्रसेत उससे आकर मिल गया, किन्तु बालाजी ने अपनी 
योग्यता और स्वामिभक्ति से परिस्थिति को गम्भीर नही होने दिया । कान्होजी आग्ने 
ताराबाई का प्रबल सहायक था और शाह का प्रबल शत्रु । वह पश्चिमी समुद्रतट का 
रक्षक और मराठा नौ-सेना का प्रधान था तथा शाहू के साथ भयंकर युद्ध करना 
चाहता था। किन्तु बालाजी ने अपनी याग्यता से उसे भी शाहू के पक्ष में करके राजा 
के विरुद्ध युद्ध बन्द कर देने के लिए बाध्य कर दिया | शाह ने बालाजी की इन सब 
सेवाओं से प्रभावित होकर उसकी तरक्की कर दी और २७ नवम्बर, १७१३ ई० को 
उसे पेशवा बना दिया । 
मुगल सम्राट के साथ शाहू की सन्धि (१७१६ ६०) 

शाहु की मुगलो के भ्रति सच्ची वफादारी थी । यद्यपि उसने बहादुरशाहू की 
सेनाओं में रहना अस्वीकार कर दिया था तो भी उसने उसकी सेवा में भेटे भेजी थी 
और प्रार्थता की थीं कि वह उसे सनदें देकर उसके चौथ और सरदेशमुखी कर की वसूली 
के अधिकार को चिरम्थायी बना दे। उस पर न तो बहादुरशाह की मृत्यु का प्रभाव 
पढ़ा और न उसके पुत्रों के सिहासमाधिकार के युद्ध का। वहु दिल्‍ली की उस प्रबल 
राजक्रान्ति से भी विचलित नहीं हुआ, जिसके कारण अनेक राजकुमारों की हृत्याएँ तक 
हो गयी थी । संय्यद भाई दिल्‍ली में राजनिर्माता थे और फर्रंखसियर उन्ही की कृपा 
से गद्दी पर बंठा था, किन्तु वह इतना कृतध्त निकला कि वह उन्हें (सैय्यूद भादयों) को 
ही उखाड़ फेंकने के लिए षड़यन्त्र रचने लगा | अतः मीरबरुशी सैय्यद हुसंनअलीखाँ 
को दविखन की सुबेदारी का कार्यभार सेभालाना पड़ा जिससे वह वहाँ अपने पार्टी के 
हितों की रक्षा कर सके । जब वह दविखन में था तब उसने सुना कि दिल्‍ली दरबार 
में उसके बड़े भाई वजीर अब्दुल्लाखाँ के विरुद्ध एक तया पड्यन्त्र रचा जा रहा है। 
अतः उसने फरु खसियर पर घातक प्रहार करने का निश्चय केर लिया और इसके लिए 
उसने शाहू से प्रार्थना की कि बहु एक सुहृढ़ मराठा सेना उसके अधिकार में कर दे । 
बातचीत के बाद ये शर्तें वव हो गयीं--(१) सम्राट शाहू को वे सब प्रदेश और उनके 
अन्दर स्थित किले लौदा देगा जो शिवाजी के स्वराज नाम से 'प्रसिद्ध हैं । (२) शाह 
को वे प्रदेश भी लौटा दिये जायें जिन्हें मराठों ने खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद 
और कर्नाटक में हाल ही में जीता है। (३) मराठों को मुगल-द्ब्खिन के छहों प्रान्तों 
में चौथ और सरदेशमुखी करों की वसूली की आज्ञा दे दी जायगी । चौथ के बदले में 
शाहु १५,००० जवानों की एक सेना-टुकड़ी सम्राट की इच्छा पर निर्भर कर देगा और 
सरदेशमुखी के बदले वह दक्ल्िन में शान्ति और सुव्यवस्था का जिम्मा अपने ऊपर ले 
लेगा तथा डाके और विद्रोह को भी रोक देगा । (४) शाहू कोल्हापुर के शम्भाजी को 
तंग नहीं करेगा । (५) शाहु सम्राट को १० लाख का वाधिक कर देगा। (६) सम्राद 


मराठों का अभ्युदयथ... ४५६ 


दिल्‍ली मे नजरबन्द शाहू की माता येसूबाई, उसकी पत्नी, उसके भाई मदतसिह तथा 
सेवकों सहित दूसरे मराठा राज्यपरिवार के सदस्यो को मुक्त कर वापस भेज देगा । 

संय्यद हुसेनअलीखाँ इन शर्तों से सहमत हो गया और उसने सम्राट को भी 
सहमत कर लेने की प्रतिज्ञा कर ली । अत: जब हुसैनअलीखाँ ने दिल्ली को प्रस्थान 
किया तब बालाजी विश्वताथ तथा खण्डेराव धमादे के नेतृत्व में १५,००० मराठा 
जवानों ने उसका साथ दिया। सैंग्यद भाइयों ने फरुखस्तियर को गदही से उतारकर 
रफी-उद-दरजात को गद्दी पर बिठा दिया, जिसने इस सन्धि का पालन किया। परिणाम- 
स्वरूप १३ मार्च को चौथ की और २४ मार्च, १७१६ ई० को सरदेशमुखी की सनदें 
तैयार कर पेशवा को देदी गयी और शाहू की माता येसुबाई तथा परिवार के दूसरे 
सदस्य छोड़ दिये गये । अब शाहू को मुगल-दविखन के ६ सूबों मे ३६ प्रतिशत कर 
उचाने का न्‍्यायानुकूल अधिकार मिल गया; किन्तु वह सम्राट का अधीनस्थ राजा रहा। 
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु, उसका व्यक्तित्व और चरित्र 

१२ अप्रैल, १७२० ई० को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गयी । उसकी मृत्यु 
के समय उसके दो पुत्र ओर दो पुत्रियाँ थी। उस समय उसके सबसे बड़े पुत्र बाजीराव 
की अवस्था १६ वर्ष की थी, अतः पिता के पेशवा पद का वही उत्तराधिकारी हुआ । 

बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चितपावन-बंश का था और खास महाराष्ट्र 
(देश) मे आ बसा था। इसने स्वयं स्वाध्याय किया था और आत्म-निर्माण भी स्वय 
ही किया था। वह साधारण पद से उन्नति करते-करते बहुत बड़े पद पर पहुँच गया 
था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में वहु थोड़ेसे व्यक्तियों में से था जो बिना 
सैनिक बने ही इतने उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गये थे। कहा जाता है कि बालाजी 
घोड़े पर भी बड़ी कठिनाई से चढ़ पाता था और उसमें सैनिक बनने का कोई गुण नही 
था किन्तु वह एक अच्छा प्रबन्धक और चतुर राजनीतिज्ञ था। महाराष्ट्र के पुरन्दर 
बौकिल ओर दूसरे मुल्य-मुख्य परिवारों तथा प्रमुख राजनीतिक तत्त्वो को शाह के पक्ष 
में मिला देना उसी का काम था। कुशल अथेशास्त्री होने के कारण उसने शाहू की 
अथिक दशा को काफी उन्नत कर दिया और बड़े-बड्े सेठों की आधिक सहायता भी 
प्राप्त कर ली। अपनी युक्ति और कुटनीति से उसने चन्द्रसेत जादव और धनाजी 
थोरठ के विद्रोह को शान्त कर दिया और शाह के प्रतिद्वन्द्दी कोल्हापुर के मराठा- 
राजपरिवार को प्रतिष्ठा को बहुत घटा दिया । तावाजी को अपने पक्ष मे मिला लेना 
और १७१६ ई० में मुगल सम्नाट के साथ सन्धि कर लेना उसकी सबसे बड़ी कुटनीतिक 
सफनताएँ थीं। इसी सम्धि के अनुसार मराठों को दक्खित मे मुगलों के छह सुबो मे 
चोथ ओर सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मिला था। चौथ और सरदेशमुखी 
अर्थात मालगुजारी के ३५ प्रतिशत के वसूल करने का उसका ढंग भी मोलिक था जो 
टोडरमल की भूमि-कर योजना पर आधारित था । उसने मुगल-दव्खिन के विभिन्न भागों 
में अपने आदमी नियुक्त कर रसे थे जो कर वसूल करते थे । इसका चोथ एवं सरदेशमुखी 
कर वसूल करने का तरीका मराठा राज्य की उन्नति का सुरक्षित साधन॑ बन गया था 


४६० मुृगलकालीन भारत 


और जो दरिद्र प्रदेश इन बड़े-बड़े करों को नहीं दे सकते थे उनके घरेलू मामलो में 
हस्तक्षेप करने का यह सरल बहाना था। बालाजी ने इस आमदनी को मराठा सरदारों 
में बाँट दिया था, जिससे प्रत्येक सरदार राज्य की आमदनी के बढाने में दिलचस्पी लेता 
रहे । विन्तु उसने बुद्धिमानी यह की कि वह किसी भी सरदार को किसी प्रदेश विशेष का 
अधिकारी तहीं बनाया जिससे कि वह सरकार के क्षकुश से स्वतन्त्र हो जाये। सर 
रिचार्ड टेम्पल ने बालाजी के सम्बन्ध में लिखा है कि “वह अपने भावी उत्तराधिकारियों 
की अपेक्षा अधिक आदर्श ब्रह्मण था। उसका मस्तिष्क शान्त एवं क्रियाशील 
था । उसका प्रबन्ध कल्पनाशील एवं उत्साहवद्धंक था। वह अपने चरित्र-बल से नीचों 
को वश में कर सकता था। वह एक अच्छा कुटनीतिज्ञ और कुशल अथंशास्त्री था। 
राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे अनेक अपत्तियों का सामना करना पड़ा । उसे 
अनेक बार मौत की धमकी भी दी गयी किन्तु अवसर आने पर उसने इसका हढ़ता से 
मुकाबला किया | उसके भय अथवा तक से मुगलों ने मराठों का छन्नपतित्व स्वीकार 
कर लिया । वह अपनी सभी कुंटनीतिक चालों मे विजयी रहा। यद्यपि उसकी सूृत्यु 
असमय हो गयी थी, किन्तु उसे इस बात का अभिमान था कि वहू मुसलसानी शासन 
के खण्ड्हूरों पर हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना कर सकता है और उस साम्राज्य में उसकी 
वंश-परम्परा का प्रधानमन्त्रित्व सुरक्षित हो गया है।” ((0ांक्षांडा #छलांशाए, 
70. 389-90) उसको मराठा-सञ्नाज्य का द्वितीय संस्थापक कहना सर्वथा उचित है। 
बाजीराव (१७२०-१७४० ई०) 

शाह ने अपने सरदार और ,सलाहकारों के प्रबल विरोध के बावजूद भी 
२७ अप्रैल, १७२० ई० को बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े लड़के बाजीराव को ही 
पेशवा नियुक्त किया । बाजीराव उस समय बच्चा ही था। वहू ४ माहु कम २० वर्ष 
का था किन्तु उसका शरीर हढ़ और गठा हुआ- था । उसमें बहुत अधिक उत्साह तथा 
विलक्षण प्रतिभा थी और बह व्यवहार में बहुत कुशल था। कुशल घुड़सवार होने के 
साथ-साथ वह हिसाब-किताब का अच्छा ज्ञाता था और प्रबन्ध एवं कूटनीति मे अत्यन्त 
निपुण था । उसने मुगल-साम्राज्य की शोचनीय दशा का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था और वह उसके अधिक से अधिक प्रदेश छीन लेना चाहता था। श्रीपतिराब 
प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया और उसके विचार को अदूरदर्शितापूर्ण बताकर 
कोल्हापुर तथा कर्नाठक पर अधिकार कर लेने पर जोर दिया। किन्तु बाजीराव के 
तकंपूर्ण व्याख्यान से सारा विरोध शान्त हो गया और शाहू उसके पक्ष में हो गया। 
उसने कहा, “हमारे लिए यही समय है कि हम विदेशियों को हिन्दू देश से निकालकर 
अक्षय कीर्ति प्राप्त कर लें । हमको सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं 
तो आप से आप गिर जायेंगी । हमारे प्रयत्नों से हिन्दुस्तान में कृष्णा से अटक तक 
मराठों का झण्डा फहुरायेगा ।” शाहू पेशवा की नीति से प्रभावित हो गया और उसे 
स्वीकार करते हुए उल्लास के साथ बोला, “तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी 


मराठों का अभ्युदय ४६१ 


पर फहरा दोगे । तुम वास्तव में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो ।” यह निश्चय हो जाने 
के बाद पेशवा मुगल-साम्राज्य का विरोध करने की तैयारी मे लग गया ! 
मालवा और गुजरात पर आक्रमण (१७२४-२८ ई०) ' 

अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नवंदा पार कर १७२४ ई० मे प्तालवा 
जीत लिया । नवम्बर १६६६ ई० के आरम्भ में मराठो ने उस प्रान्त में स्वप्रथभ प्रवेश 
किया था| उस समय तक ये ७स प्रान्त पर केवल लछुटमार ही करते रहे थे । बाजीराव 
से मालवा में अपनी जड़ें जमानी चाही और उस समय की परिस्थिति उसके अनुकूल 
भी पड़ गयी । राजपूत सरदार, विशेषकर जयपुर का जय्िह, मराठो के ब्लादशे से 
सहानुभूति रखते थे, अत: वे बाजीराव के मित्र बन गये । पेशवा को बहुत कम विरोध 
का सामना करना पड़ा । वह अपने सहायक ऊदाजी पवार, मल्हारराव होल्कर तथा 
रानोजी सिन्धिया को कर उधाने के लिए छोड़कर स्वय पूना चला गया। कुछ समय 
बाद ये ही धार, इन्दौर और ग्वालियर में राजकीय भवनो के संस्थापक, हुए । इस समय 
मराठे गुजरात पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे । वे मार्च १७०६ ई० 
में घनाजी जादव के नेतृत्व में पहले-पहल यहाँ आये थे । इस प्रान्त में बगलाना की 
मालगुजारो सेनापति खाण्डेराव दाभाड़े के नाम कर दी थी। उप्तके सहायक धनाजी 
गायकवाड़ ने बड़ीदा में राजवंश की नीव डाली जिसके भतीजे पिलाजी गायकवाड़ ने 
गुजरात को जीतकर सोनागढ़ मे अपना किला बनाया जो सूरत से ५० मील पूरब मे था । 
बाजीराव ओर निज्ञाम (१७२१-२८ ई०) 

नये पेशवा के लिए सबसे जटिल समस्या मराठा और निजाम-उल-मुल्क के 
सम्बन्ध को व्यवस्थित करना था । निजाम साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली 
सरदार बन गया था। उसने अपते वायसरायी अधिकार को राज्य मे बदल देने का 
पक्का इरादा कर लिया था, अतः वहू मराठों को अपना सबसे बड़ा शन्रु समझने लगा। 
उसने १७१६ ई० की सन्धि को मानना अस्वीकार कर दिया और यहू घोषणा करके 
कि वह शाहू भोर शम्भाजी में से उसी एक को चौथ और सरदेशमुखी देगा, जो 
महाराष्ट्र में निविरोध शासक होगा, शाहू और शम्भाजी में विरोध का भीज बो 
दिया | बाजीराव ने चालाक निजाम की चालों को भलीभाँति समझकर खुले युद्ध का 
समर्थत किया किन्तु शान्तिप्रिय शाहू ते झगड़ को शात्तिपूर्वनक तिबटाने की ही सलाह 
दी । इसके परिण।मस्वकृप बाजीराव निजाम से तीन बार मिला | पहली बार थह 
१४ जनवरी, १७२१ ई० को चिख्लथान में और दूसरी बार २३ फरवरी, १७२३ ई० 
को केलशा में मिला जो दोहाद से २५ मील दक्षिण में था। तीसरी बार वह २८ मई, 
१७२४ ई० को धार के पास नाछला में मिला और उससे अनुरोध किया कि वह 
१७१६ ई० की सन्धि को मानकर शाह को तंजौर का राज्य और शिवने र, चकत, माहुली, 
करताल, पाली और मिराज के किले तथा उन किसों से सम्बन्धित भूमि को लौटा दे । 
उसने भर भी अतेक माँगें रखीं किन्तु इत सभाओं का कुछ भी परिणाम नहीं 
निकला | निजाम लगभग दो वर्ष (१७२२-२३ ई०) दिल्ली मे वजीर रहा और उसके 


४६२ मुृगलक्कालीन भारत 


वायसरायी क्षेत्र का प्रबन्ध उसका नायब मुबारिज्खा करता रहा। जब वहु अपना 
कार्यकाल (फरवरी १७२२--दिसम्बर १७२३ ई०) समाप्त कर मन्त्री पद से असफल 
होकर लौटा तब उसे मुबारिजर्खा से युद्ध करना पड़ा । बाजीराव ने इस परिष्थिति 
का लाभ उठाकर बुरहानपुर जिले पर बश्चिकार कर लिया | निजाम ने मुबारिजस 
को सल्लरखेलदा मे १० अवतूबर, १७२४ ई० को हराकर मार डाला और बपने 
वायसरायी क्षेत्र पर पुन: अधिकार जमा लिया । बाजीराव इस युद्ध मे तटस्थ रहा 
ओऔर युद्ध के समाप्त होने पर उसने निजाम के सामने सम्मिलित रूप से कर्ताठक पर 
चढाई करने का सुझाव रखा । 

१७२५ ओर १७२६ ई० में बाजीराब के नेतृत्व में मराठों के लगातार दो 
हमले कर्नाटक पर हुए । निजाम ने इनमे भाग नहीं लिया। अपितु अपने नायब 
एवाजखाँ को एक शक्तिशाली सेना के साथ कर्नाटक को निजी तौर पर विजय करने 
के लिए भेज दिया । मराठो ने चीतल दुर्ग मे पहुंचकर बकाया कर की वसूली की । 
किन्तु निजाम तो अपने को सारे दविखन का न्यायोचित स्वामी समझता था, उसने 
बाजी राव के कर्नाटक हमले से यह अभिप्राय निकाला कि बाजीराव 'उसके प्रदेश को 
हंड़प जाना चाहता है, अतः वह बाजीराव के कर्नाटक में रहने तक महाराष्ट्र में उपद्रव 
मचाता रहा | उसने शाहू के समरथेकों को फुसलाने का प्रयत्त किया और कोल्हापुर के 
शम्भाजी को सारे महाराष्ट्र की माँग के लिए भड़का दिया । शम्भाजी अपने मन्त्र 
नीलकण्ठ त्रिम्बक की सलाह से अक्तुबर १७२६ ई० के आरम्भ में निजाम-उल-मुल्क 
से जा मिला और दोनो ने मिलकर शाह के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। शाह 
भयमीत होकर निजाम-उल-मुल्क से शान्तिपूर्ण बातचीत करने के लिए बाध्य हो गया। 
निजाम ने शाह से प्रार्थना की कि वह चौथ का रुपया ले ले परन्तु कर वसूल करने 
वाले मराठा अफसरों को दक्तिन के प्रान्तों से हटा ले । शाहू इस प्रस्ताव को स्वीकार 
करने वाला ही था कि ब।जीराव कर्नाटक से लौट आया। कब निजाम ने चौथ का रुपया 
देता भी अस्वीकार कर दिया और घोषणा कर दी कि वह शम्भाजी को मराठा राज्य 
का न्‍्यायोचित प्रधान मानता है। शाहु निजाम की चाल ताड़ गया और तिजाम-उल- 
मुल्क से युद्ध करमे के लिए ब/जी राव की राय मात ली । पेशवा ने ६ मोर्चे, १७२८ ४६० 
को औरंगाबाद से लगभग २० मील पश्निचम में पालखेद स्थान पर निजाम को अपने 
जाल में फेपता लिया और उत्क्की रसद और पानी बन्द कर उसे सम्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
करने के लिए बाध्य कर दिया (१६ मार्च) । यह सन्धि इतिद्ास में मुँगी शिवगाँव की 
सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा शाह को कृष्णा मरी से उत्तर के मह्दाराष्ट्र 
प्रदेश का एकमात्र छत्राधिषति स्वीकार कर लिया गया | इसकी शर्तें ये थीं: 
(१) निजाम ने शम्भाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उस्ते परहाला भेज देना 
स्वीकार कर लिया। विजाम ते स्वीकार कर लिया कि वह कृष्णा से उत्तर के 
जिलों में तथा दूसरी जागीर में शम्भाजी के कर-वसूली अधिकार को नहीं मानेगा किन्तु 
केवल उन्हीं प्रदेगों में मानेगा जिन्हें शाह्‌ ने कृष्णा और पंचमंवरा के बीस उसे दिया है। 


भराठों का अभ्युदट ... ४६३ 


(३) उसने मराठो के छीने हुए प्रदेशो तथा मराठा कैदियों को छोड़ देने की प्रतिज्ञा 
कर ली। (४) उसने १७१६ ई० की सन्धि के अनुसार शाहू के चौथ तथा सरदेशमुखी 
कर की वसूली के अधिकार को मान लिया। १६ मां, १७२८ ई० की यह सन्धि 
इतिहास में अपना महत्त्व रखती है क्योकि इसके अनुसार निजास ने १७१६९ ई० की 
सन्धि में दिय्रे हुए मराठो के अधिकार को विधिवत स्वीकार कर लिया । इसके अति- 
रिक्त निजाम ने शम्भाजी की सुरक्षा न करने की प्रतिज्ञा कर ली, जिससे शाह के प्रति- 
इन्द्दी की शक्ति क्षीण हो गयी । इस सन्धि के कारण बाजीराव पुद्ध-विद्यानविशारद नौर 
कुटनीति-कुशल प्रसिद्ध हो गया । निजाम 'मुगी शिवगाँव” की सन्धि करके प्रसन्न नहीं 
हुआ । उसने तरिम्बकराव दाभाड़े के साथ एक षड़्यन्त्र रचा किन्तु त्रिम्बक को पेशवा 
द्वारा कत्ल कर दिया गया (अप्रैल १७३१ ई०) । फिर उसने मालवा के मुहम्मदशाह 
बगाश के साथ मित्रता करके बाजीराब का पीछा किया किन्तु हरा दिया गया। लहाई 
से घबराकर निजाम ने बाजीराव से एक गुप्त सन्धि कर ली जिसले अनुसार चोथ 
ओर सरदेशमुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि बहू निजाम के प्रदेश पर 
आक्रमण नही करेगा और चालाक निजाम ने मराठो के उत्तरी भारत के आक्रमण में 
तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार उसने मराठों का ध्यात उत्तरी भारत 
की ओर लगाकर अपने प्रदेश को उनके हमले से बचा लिया । 
मालवा और बुस्देलखण्ड की वास्तविक्त विजय (१७२८ ई०) 
दूसरी ओर बाजीराव ने बुन्देलखण्ड ओर मालवा के प्रान्तो पर आक्रमण करने 
का निश्चय कर लिया । अक्टूबर १७२८ ई० में उसने अपने भाई चिसमनाजी अप्पा को 
मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा । मालवा का सूबेदार गिरधघर बहादुर योग्य 
ओर परीक्षित अफसर था ओर उसे प्रान्त की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कर लिया, किन्तु 
& दिसम्बर को वह घार के निकट अमझेरा के भयकर युद्ध में मारा गया। उसका 
चचेरा भाई दयाबहादुर भी इसी लड़ाई में मारा गया । अब मालवा पर मराठों का 
हढ़ अधिकार हो गया। लगभग इसी समय प्रसिद्ध बुन्देला राजा छत्रसाल के निमन्त्रण 
पर बाजी राव ने वुन्देनखण्ड पर स्वयं आक्रमण किया। उस समय इलाहाबाद के 
मुगल सूबेदार मुहम्मद्खाँ बंगाश ने जैतपुर में उसका घेरा डाल रखा था क्योंकि 
बुन्देलखण्ड इलाहाबाद सूबे का ही एक भे।ग था। पेशवा ने देवगढ़ से महोबा के लिए 
दरुत गति से कुच किया और २२ मार्च को वहाँ पहुँच गया । बंगाश के छत्रसाल को 
हराकर उसे कद कर रखा था। यह जेल से शागकर महोबा में बाजीराव से जा 
मिल्ला । मुहम्मदर्सां बंगाश का पुत्र कायमर्खां अपने पिता की सैन्य-शक्ति बढ़ाते के लिए 
भा रहा था किन्तु इन मित्रों, छत्रसाल और बाजीराव, ने जैतपुर के निकट उसे खदेड़ 
दिया । इसके बाद उन्होंने स्वयं पुहम्मदर्खा पर आक्रमण किया भौर उसे हरा दिया । 
इस युद्ध में बहुत अधिक ह॒त्याएँ हुई । जब भुहरम्मदर्खा ने इस बात का लिखित वचन 
दे दिया कि वह बुन्देललण्ड जाकर छत्रसाल को फिर कभी तंग नहीं करेगा, तब उस्ते 
फर्द लाबाद जाने की आज्ञा दे दी गयी। छश्सास ने खुला दरबार किया और अपने दोनों 


४६४ मुगलफालीन भारत 


पुत्र हिरदेशाहू और जगतराज को बाजीराव के संरक्षण में सॉँप दिया। उसने बाजीराव 
को अपने राज्य का एक बड़ा भाग भी दिया किन्तु शर्ते यह लगा दी कि वह (बाजीराव) 
उसके पुत्रों के साथ अपने छोटे भाइयों जेंसा व्यवहार करेगा और स्देव उनकी रक्षा 
करता रहेगा । शायद इसी समय छत्नसाल ने बाजीराब को सुन्दरी मस्तानी भी भेंट 
की । बाजीराव जून १७२६ ई० के आरम्भ मे जेतपुर से पूनरा आ गया । बाजीराव 
को जो प्रदेश मिला उसमे कालपी, भादा, सागर, झाँसी, सिरोज, कूंच, गरखोटा और 
हि रदेतगर शामिल थे । बाजीराव ने इनको योविन्दपत्त खेर के प्रबन्ध में सौप दिया 
और गोविन्दपन्त इसके बाद गोविन्दपत्त बुन्देला नाम से प्रसिद्ध हो गया । जयपुर का 
राजा जयसिह उस समय मालवा का मुगल सुबेदार था उसने पेशवा को इस शर्त 
पर नायब-सुबेदार बनने के लिए राजी कर लिया कि वह मुगल प्रदेशों पर आक्रमण 
तही करेगा । सम्राट ने इस प्रस्ताव की अस्वीकार कर दिया किन्तु फिर भी मालवा 
और बुन्देलखण्डू मराठो के वास्तविक अधिकार मे आ गये । 
शुअ रात पर अधिकार और दाभाड़ों का पतन 

इसके बाद बाजीराव ने गुजरात पर आक्रमण करने का तिश्वय कर लिया 
ओर फरवरी १७३१ ई० में उसने महुमदाबाद जाकर भप्रान्त के तयथे सुबेदार मारवाड़ 
के राजा अभयर्सिहु के साथ सन्ध्रि कर ली । इस बीच में पेशवा और, त्रिम्बकराब 
दाभाड़े में कलह हो गयी । त्रिम्बक शाहू का सेवापति था तथा बाजीराब की योग्यता 
ओर शक्ति से दंघ रखता था और निजाम से मिला हुआ था । इस कारण इन दोनो 
का वेमनस्य चरमसीमा तक पहुँच गया । दोनों दल दप्नोथ के पास भीलापुर के मैदान 
में डट गये । शस्त्र द्वारा निपटारा करते का मिश्वय कर लिया। सेनापति हराकर मार 
दिया गया । उसकी मृत्यु से बाजीराव का अन्तिम शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी तष्ट हो गया। 
अत्र शाह नाममात्र का राजा रहू गया और वास्तविक राजा बाजीराव हो ग्रवा । 
शाहू से त्रिम्बकराव के छोटे भाई यशवन्तराव को अपना सेनापति नियुक्त किया किन्तु 
दाभाड़े परिवार फिर कभी प्रतिष्ठा श्राप्त नहीं कर सका। अब गुजरात पिलाजओी 
गायकवाड़ के हाथ में चला गया और दाभाड़े परिवार का प्रभुत्व वहाँ से हूट , गया । 
अभ्र्यास॒हु ने १७३८ ई० में पिलाजी गायकवाड़ को कत्ल कर विया। उसके बाद. 
उसके स्थान पर वाभाजी द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
दिहली पर क्ाक्रमण (१७३७ ई०) और निजाम की अस्तिन पराजय 

१७३७ ई० में बआाजीराब ने पहले-पहुल यमुना पार की, दोआब को छूटा और 
उत्तरी भारत पर-सबसे बड़ा हमला करते की योजना बनायी । उसने मल्ह्ा रराव होल्कर 
के नेलुत्व में एक सेना भेजी जिसे अवध के सुमेदार सआदत्ञां ते मार्च १७२७ ई० में 
हुरा दिया | सआवत्ा मे इसकी यूखना दिल्‍ली भेजी ओर साथ ही अपनी डींग मारते 
हुए लिखा कि उसने मराठों को चम्जल के पार खबेड़ दिया है। काज्ञीराव ने इस 
समाखार का खण्डन करने के लिए दिल्‍ली पर बड़ी तेजी से घावा बोल दिया बोर 
१४ दिन के सफर को दो दिन में ही तय करके उस वर्ष मार्च के मद्दीने में दिल्‍ली पर टूट 


गत 


भराठों का अभ्युदध.. ४६४ 


पडा । सम्राट भयभीत हो गया किन्तु बाजीराव ने उसके पास सन्देश भेजा कि बह 
किसी और इच्छा को न लेकर "केवल यह दिखान्रे आया है कि वहु अभी तक जीवित 
है। लौटते समय वह एक मुगल सेना को हराकर ग्वालियर लौट गया। सम्राट को 
, अब निश्चय हो गया कि केवल निजाम ही उसके साम्राज्य को मराठों से बचा सकता 
है, अत' उसने उसे दिल्‍ली बुलाया | निजाम इस निमन्त्रण को स्वीकार कर जुलाई 
१७३७ ई० मे दिल्ली गया और मराठो को नवेदा के पार खदेडने का बीडा उठा 
लिया । सदा की भाँति बाजीराव उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया । 
उसने दिसम्बर १७३७ ई० में भोपाल में निजाम का घेरा डाला और १७ जनवरी, 
१७३८ ई० को 'दोराहा सराय' नामक स्थान पर सन्धि करने के लिए उसे बाध्य कर 
दिया । इसके अनुसार उसने सम्पूर्ण मालवा तथा नवंदा से लेकर चम्बल तक के प्रदेश 
को पूर्ण अधिकार के साथ बाजीराव के आधिपत्य मे छोड दिया । उसने इस सन्धि को 
सम्राट से भी स्वीकार कराने की प्रतिज्ञा कर ली। निजाम मराठो को उत्तरी भारत 
से खदेड़ने के बजाय स्वय विपत्तियों में फेंग गया और सम्राट को भी फँसा दिया । 

१७३६ ई० के आरम्भ में फारस के नादिरशाह ने उत्तरी-पश्चिमी भारत पर 
आक्रमण किया और करनाल मे मुहम्मदशाह को हराकर दिल्‍ली को लुटा । बाजीराव 
ने सोचा कि यह आक्रमणकारी दक्षिण पर भी हमला करेगा, अत. बह मुगलों से 
विरोध-भाव को भुलाकर देश-की रक्षा को तैयार हो गया । किन्तु नादिरशाहू दिल्ली 
से ही लौद गया, अतः पेशवा को सम्राट के प्रति अपनी नीति बदलनी न पड़ी । 
घिमनाजो का बसीन पर अधिकार (१७३६ ६०) 

अब पेशवा का ध्यान कोंकण पर गया। यह पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच 
एक उपजाऊ और विरतृत प्रदेश था। उमने इसे मराठों के अधिकार में लाने के लिए 
अपने भाई चिमनाजी को भेजा । इस प्रदेश में तीन प्रतिद्वन्द्री शक्तियाँ घी । कोलाबा 
के आंग्रे, जंजीरा के सही और गोओ के पुतंगाली प्रभुता प्राप्त करने के लिए झगड़े 
रहे थे। यद्यपि कान्‍्होंनी आग्रे का शाह से समझौता हो गया था, फिर भी उसने 
पेशवा के अधिकार को न मानकर जाने वाले जहाजों पर चौथ लगा दो । सिद्दी भी 
मराठों के समान ही शक्तिशाली थे और उनके सदा के शत्रु थे। पुर्तेगालियों की 
राजधानी बसीन थी और वे धामिक एवं राजनीतिक मतभेद के कारण मराठों के विरुद्ध 
थे । बसीन के पुरलंगाली सूबेदार मे 'निगार' कहकर पेशवा का अनादर किया था, अतः 
पशवा ने उस विदेशी ढीठ को दण्ड देने के लिए अपने भाई चिमनाजी को भेजा । 
विमनाजी ने अप्रैल १७३७ ई० में थाना पर अधिकार कर लिया और सालसट सगर 
को छूटकर उस द्वीप में स्थित किले को अपने अधीन कर लिया। बरसात के बाद 
उसने बसीन पर आक्रमण किया परन्तु असफल रहा। अतः उध्ने एसीग का घेरा 
डालकर किसे की दीवारों की तींब में ही सुरंग लगा दी और नगर के कितारे तोप- 
लाता शगाकर कंगूरों से बड़े-बड़े पत्थरों को गिराता शुरू कर विया। शम्बी कौर 
भयंकर लड़ाई के बाद पुर्ततांल ॥ मे आशागप्पण कर दिया । चिमताजी क्ष्णा ने बड़ी 


४६६ मुगलकालीन भारत 


उदारता के साथ किलेदारों को बाहर निकल जाने को सुविधा दे दी और गोआ तथा 
दमन में उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया और वे वही बस गये । उनको पूर्णरूप से 
धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की । बम्बई के अग्रेज इस घटना से घबरा गये, अत. उन्होने 
जुलाई १७३६ ई० मे मराठो से सन्धि कर ली ओर उन्हे दविखन में व्यापार करने 
की छूट दे दी गयी । 
आंग्रे परिवार में सतभेव 

जब लिमताजी पुर्तगालियो पर असाधारण विजय भ्राप्त करता चला आ रहा 
था तब आग्रों ने मराठा राज्य के प्रति बडी घातक बे वफादारी का परिचय दिया। 
क्ैश्योओ क्रान्होज्ी आग्रे का उत्तराधिकारी हुआ। ये दोनों ही योग्य और स्वामिभक्त 
प्राधिकाए » और मराठा नौ-सेना के सेनापति थे । शेखोजी की मृत्यु के बाद उसके 
दो भाई शस्भाजी और मानाजी मे उत्तराधिकार के प्रश्न पर पररपर झगडा हो गया। 
बाजीराव मे कोलाबा जाकर देखा कि दोनो भाश्यो के झगडे श।न्तिपूर्ण तरीको से तय 
नही हो सकते हुँ अतः उसने आग्रे राज्य को दो भागों में बाँट दिया । उसने बड़्ढे भाग 
को शम्भाजी को देकर उसे 'सरखेर' की उपाधि दी। यह भाग र्वर्ण दु्गें से विजय 
दुर्ग तक फैला हुआ था । उत्तरी भाग मानाजी को दिया गया जिसका प्रधान वार्यान्ञय 
कोलाबा मे रखा और एतते वरजाता-माव' की उपाधि दी गयी ऊकिन्‍्तु दोतो भाध्यों 
में विद्वेंष बढ़ता गया और वे दोनो आपस में लड़ते-झगड़ते ही रहे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अंग्रेजों और पुतंगालियों ने इसका लाभ उठाकर मराठा नौ-सेना को 
कमजोर बना दिया । २२ जनवरी, १७४२ ई० को शम्भाजी की मृत्यु हो गयी किन्तु 
काग्रों वा झगड़ा तव न हो सका । 

१७४० ई० के आरम्भ में दाजीसव ने निजाम-उल-्मुल्क के द्वितीय पुत्र 
नासिरजग को अरने जाल में फंसाकर औरगाबा।द के पास मुगी शिवगाँव मे ८ 8 
१७४० को सन्धि-पतन्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया | इसके अनुसार 
नासिरजंग ने हांडिया और खरगाँव के जिले मराठों को सौप दिये । यह बाजीराव 

' की अन्तिम सफलता थी । ८ मई १७४० ई० (पुरानी गणना के अनुसार २८ अप्रैल) 
को नवेंदा के किनारे रावर नामक स्थान पर उसकी अचानक मृत्यु हो गयी । 
बाजीराव का घरित्र 

इतिहासकार हस विषय में एकमत हैं कि सेन्य-सचालन आर कुटनीति में 
शिवाजी के बाद बाजीराव का ही द्वितीय स्थान है | यद्यपि ०हु बीस वर्ष की अवस्था 
के पूर्व ही प्रधानमन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हो गया था, तो भी उसने मराठा राज्य 
की चोमुखी उन्नति की और उसके देशी-विदेशी शत्रुओं को हरा दियां। उसके वादों 
का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक केन्द्र दिल्‍ली से हटकर पूना हो गया , बाजीराब 
का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रतिभाशाली था और वह अच्छा सैनिक और सफल राजनोतिश 
था | वह अपने समय का सबसे अच्छा घुड़सवार था ओर छापामार लड़ाई में अत्यन्त 
मिपुण था। वहु एक उदार पित्र और प्रभावशाली वक्ता था। उसमें आद्मियों के 


मराठों का अध्युदय ४६७ 


परखने की शक्ति थी और वह उन्हें बडे से बडे काम करने के लिए प्रोत्साहन दे 
सकता था। इतिहासकार सर रिचार्ड टेम्पल ने बाजीराव के चरित्र-चित्रण के उपसह।र 
में लिखा है, “बाजीराव सबसे अच्छा चुड़सवार था, काम में सबसे भागे रहता 
था और आवश्यकता पडने पर कठिनाइयों का सामना करने के लिए आग में कूद 
पड़ने को भी तैयार रहता था। वह सब प्रकार के कष्टों को सहु सकता था ओर उसे 
इस बात का गौरव था कि वह अपने सैनिकों के समान ही कष्टसहिष्णु है और उनके 
समान ही उनके रूखे-सूसे भोजन से सन्तुष्ट हो सकता है। उस समय राजतीतिक 
क्षितिज में मराठों के दो शत्रु थे, एक मुसलमान और दूसरे यूरोपियन । बाजीराव ने 
हिन्दू देश-भक्ति से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा का सदा प्रयत्त किया । उसके जीवन 
का लक्ष्य मराठों का आतक अरबसागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत देखना था। 
वह सदा शिविरों में रहा और वहीं अपने आदमियों के बीच में मर गया । वह महा- 
राष्ट्र में आज भी स॑निक पेशवा और हिन्दू शक्ति का अवतार माना जाता है। सृत्यु 
के समय उसकी अवरथा ४० वर्ष से भी कम थी ।* * 
मस्तानी उपाख्यान 

बाजीराव का घरेलु जीवन सुखमय नहीं था क्योकि उसने मस्तानी नाम की 
एक मुसलमान नतंकी से प्रेम कर लिया था। वहू अपने समय में भारतवर्ष की सबसे 
अधिक सुन्दर स्त्री थी और शायद छत्रसाल बुन्रेला ने इसे बाजीराव को भेंट में 
दिया था। कहा जाता है कि उसकी माता मुसलमान थी और पिता हिन्दू । वह 
अत्यन्त गुणवती स्त्री थी और उसने अपने गुणों से बाजीराव के हृदय को ऐसा 
मोह लिया था कि वह उसे दिल से प्रेम करने लगा था | वह अच्छी गायिका थी और 
विवाहिता पत्नी की तरह बाजीराव की सुख-सुविधा का ध्यान रखती थी। वह अच्छी 
घुड़सवार थी और पेशवा की तरह ही सब प्रकार के कष्टों को सह सकती थी । मराठी 
पत्रों में उसके विष्य में टीका-टिप्पणी तब आरम्भ हुई, जब बाजीराव के सबसे बह 
पुत्र एवं भावी पेशवा बालाजी बाजीराव का २१ जनवरी को विवाह हुआ । मस्तानी 
पूना के शनिवार! नामक राजमहल के एक भाग में रहती थी जिसका ताम उसी के 
नाम पर रख दिया गया था। ब्राह्मण पुरोहितों ने रघुताधराव का यज्ञोपत्रीत तथा 
सदाशिवराव का विवाह-संस्कार करना तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि 
मस्तानी बाजीराव के स्थान से न हटा दी गयी। बाजीराब जब युद्ध के मँदान में 
जाता था तब मस्तानी बालाजीराव और चिमताजी की नजरबन्दी में रहती थी । कहा 
जाता है कि बाजीराव में मास और मदिरा का दुव्यंसन मस्तानी के सम्पर्क से ही आया 
था। शायद पेशवा परिवार के सदस्यों ने यह निर्णय किया था कि मस्तानी को मार 
डाला जाय, जिससे बाजीराव का बंश-परम्परागत रहन-सहन बना रहे और उस 
पर कोई कलंक तन लगे । जब बाजीराव ते सुना कि उसकी प्रेमिका को कारागार में 
डाल दिया गया तो वह अत्यन्त शोक के कारण वेवश हो गया, किन्तु तनमत का 
ध्यात रखकर उसने पुता जाकर उसे बलपूर्वक मुक्त कराना उचित नहीं समझा । इस 


डह्द मुगलकालीन भारत 


जद्मे से ही उसकी अचानक मृत्यु हो गयी। इस समाचार को सुनकर मस्तानी भी 
पूना के महल में मर गयी । यह कहना कठिन है कि उसने आत्महत्या की अथवा 
सदमे से मर गयी । 
बालाजी बाजीराव (१७४०-१७६१ ई०) 

पेशवा की मालवा के नायब-सूबेदार पव पर नियुक्ति (१७४१ ई०) 

शाह में ४ जुलाई, १७४० ई० को स्वर्गीय बाजीराव के सबसे बड़े पुत्र बालाजी 
(नाना साहब) को पेशवा नियुक्त किया । नय्रे पेशवा की अवस्था इस समय १८३ वर्ष 
की थी । बाबुजी नायक जोशी नाम का एक प्रसिद्र महाजन भी इस उच्च पद का 
इच्छुक्न था, किन्तु शाह ने उसकी प्रार्थना पर तनिक भी ध्यान न देकर बिना किसी 
हिचा >चाहट के बालाजी को ही पेशवा नियुक्त कर दिया । बालाजी ने अपने पिता की 
पंत प ४ दनीति और कुटनीति की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, किन्तु वह अपने 
पिता के समान सैन्य-संचालत मे निषुण तहीं था। वह कोमल तथा मधुर प्रकृति का 
था| निजाम-उल-मुल्क ने बाजी राव से मालवा देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः बालाजी 
ने अपनी नियुक्ति के बाद इसे नियमपूर्वक प्राप्त करने के लिए उत्तरी भारत पर हमला 
करने की योजना बनायी। वहु अपने चाचा चिसनाजी के साथ मालवा गया। स्वास्थ्य 
के बिगड़ जाने से चिमनाजी को बीच से ही लौठना पडा और २७ दिपतग्बर, १७४० ई० 
को पूना मे उनकी मृत्यु हो गयी । यद्यपि चिमनाजी में बाजीराव की-सी योग्यता तो 
नहीं थी, किन्तु वह एक सफल सेनिक और अस्निद्ध प्रबन्धक था। उसमें किसी प्रकार की 
महस्वाकाक्षा नहीं थी! उसने बड़ी वफादारी से अपने भाई की सहायता की और 
उसकी सफलता में अच्छा सहयोग दिया । उसका पुत्र सदाशिवराब 'भाऊ साहब” नाम 
से प्रसिद्ध था। उसने भी क्षण प्रतिष्ठा प्राप्त की, किन्तु ससका भी दुखमय अन्त 
हुआ, बालाजी ते अपने स्वगीय चाचा के लिए पर्याप्त शोक मनाकर यात्रा आरम्भ 
की । धौलपुर पहुंचकर उसने मई १७४१ ई० के अन्तिम सप्ताह में जयपुर के राजा 
जयसिंह से बातचीत की । इस बातचीत के परिणामस्वरूप यद्ट समझौता हुआ । 
(१) पेशवा क्रौर जयसिहु घनिष्ठ मित्रता रखकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे, 
(२) मराठे मुगल सम्राट के पूर्ण र्वामिभक्त रहेगे । (३) छट्टू महीने के अन्दर मालवा 
की सुबेवारी पेशवा को दे दी जायेगी। अपनी कुटनीतिक सफलता के बाद बालाजी 
१७ जुलाई को पूता लोट गया। अब जयपिह ने सम्राट से अतुरोध किया और उससे 
१४ जुलाई, १७४१ ई० को फरमान तिकालकर युवराज अहमद को मालवा कां सुबे- 
दार और बालाजीराव की उसका तायब नियुक्त कर दिया। अब बालाजी मालवा 
का सर्वेशर्वा हो गया । नवम्बर १७२८ ई० से यह प्रान्त मराठों के अधिकार में था । 
१४ जुलाई, १७४१ ६० की सनद के कारण उसका यह बलपूर्वक अधिकार व्यायासु- 
कण हो गया । मालवा प्रदान करने की भिम्त शर्तें थीं: (१) मराठे किसी भी शाही 
प्रवेश में त्पन्रव लहीं करेंगे । (२) पेशवा, पाँच सौ सैनिक धुड़सवारों को शाही सेवा के 
लिए दिल्‍ली में रखेगा । (२) भादश्य कृता पड़ते पर उठ्मे ४,००० मराठा सैतिक बादशाह 


मभराठो का अभ्युदय.. ४६६ 


की सेवा के लिए देने पड़ेगे किन्तु इसका व्यय सम्राट देगा। (४) सम्राट ने व्यक्ति 
विशेष और धार्मिक संस्थाओं को १७४१ ई० से पहले जो जागीर मालवा में दी थी, 
पेशवा उन्हें जब्द नही करेगा और वह जनता पर कर नही बढ़ायेगा । 
कर्नाटक की विज्यम (१७४०-४१ ई०) 

बाजीराव की मृत्यु के समय बरार का रघुजी भांसले कर्नाटक के हमले में 
फंसा हुआ था| इसे उसने तजोर के राजा प्रतापसिह के निमस्त्रण पर स्वीकार किया 
था। यह प्रतार्पासह शिवाजी महान के घान्नी भाई व्यंकोजी का वंशज था और कर्मा- 
टक के नवाब दोस्तअली ने उसकी स्वतत्त्ृता के अपहरण करने की धमकी दे रखी 
थी। रघुजी ने दोस्तअली को हराकर मार डाला और उसके पुत्र सफदरअली से सन्धि 
कर ली । दिसम्बर १७४१ ई० में उसने दोस्तअली के दामाद चन्दा साहुब को त्रिचना- 
पलली में घेर लिया, उसको बन्दी बनाकर सतारा भेज दिया और त्रिचनापल्‍ली को 
मुरारराव घोरपड़े के अधिकार मे सौप दिय। | अब रघुजी ने पाण्डिचेरी का घेरा डालने 
का विचार किया क्योंकि यह फ्रासीसियों के अधीव था और वे चन्दा साहब के भिन्र 
थे किन्तु बाद भे वह इस विचार को छोड़कर पूना लोट आया । 
रघुजी भोंसले का उड़ीसा पर क्षधिकार (१७५९१ ई०) 

रघुजी भोंसले- के विरोध को शान्‍्त करने के लिए पेशवा ने उड़ीसा, वगाल, 
बिहार और उड़ीसा मे पूरी छूट दे दी जो अलीवर्दीखा की तधीनता मे पूर्ण स्वतन्ध 
थे। रघुजी भोसले ने एन प्रान्तों मे अपने चौथ के अधिकार को जारी करने के लिए 
अपने मालमन्त्री भास्करपन्त के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी । अलीवर्दीा ने 
भास्करपन्त को एक उत्सव में बुलाया और विश्वासधात करके उसे तथा उसके प्रमुख 
अफसरों को मार डाला | उसे अपनी इस नीचता के लिए बहुत अधिक हानि उठानी 
पड़ी । रघुजी ने उसके प्रदेश में प्रवेश करके भारी मारकाठ की, उसे उड़ीसा प्रान्त को 
सौप देने के लिए बाध्य कर दिया और बगाल और बिहार में बारह लाख वाधिक की 
चौथ लगा दी (१७५१ ई०), किन्तु मराठों ने उड़ीसा को लेकर सारा प्रबन्ध स्थानीय 
सामन्तों के हाथों में ही रखा ओर रघुजी भोंसले के घुडसवारों का आतक बंगाल और 
बिहार के सारे लोगों पर छा गया । 
मराठों और राजपुतों के मतभेद का प्रभाव 

आमेर के राजा सवाई जयत्िह की, जिसने जयपुर की नयी राजधानी का 
निर्माणआऔर विद्या का प्रचार कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, ६ अक्तूबर, 
१७४३ ई० को ५५ वर्ष की अवस्था मे मृत्यु हो गयी । ईश्वरीसिह उसका बड़ा पुत्र 
था और माधोतिहू छोटा जो उदयपुर की राजकुमारी से पैदा हुआ था | पिता की 
मृत्यु के बाद ये दोनो उत्तराधिकार के लिए झगड़ने लगे। उदयपुर के महाराना 
जगत्िह ने माघोर्तिह के अधिकार का समर्थन किया जिनके परिणामस्वरूप घोर युद्ध 
हुआ जो सात वर्ष तक चलता रहा । महाराना ने जयपुर को कुच कर माधोसिह के लिए 


४७० बुगजकालीन भारत 


आधे राज्य 4! माँग की । ईश्वरीसिंह ने रानोजी सिन्धिया तथा मल्हारराव होल्कर 
की सहायता है १७४४ ई- मे भ्राधोसिह को हरा दिया। किन्तु रानोजी की शीक्र 
ही मृत्यु हो गयी और उर्ाकी मृत्यु के तुरन्त बाद ही उसके पुत्र जयप्पा और मल्हारराव 
में तीव मतगेद हो गया। भत्हारराव ने माधोसिह का पक्ष लिया और सिन्धिया से 
इश्वरोतिल का। १६ भावे, १७४७ ई० को ठवेली के पास राजमहल भें पुनः एक 
भयंकर युद्ध हुआ जिसमें माधोसिह हार गया। महाराना ने पेशवा की सहायता प्राप्त 
करने के लिए अपना एक एज्ेण्ट पूना सेज।। सिन्धिया और होल्कर के प्रतिदवन्द्दी होने 
के कारण परिस्थिति ऐसी भयंकर हो गयी कि झगड़े को शान्त करने के लिए' पेशवा 
का स्वर्य जाता पड़ा । ईश्यरासिह काबुल वाले अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करके लौटा 
था और चूँकि उसकी औौर माधोसिह की लड़ाई में मराठों ने स्वार्थ से काम लिया था, 
क्षेत्र: बहू असन्तुष्ट था और पेशवा से नहीं मिला । किन्तु माधोसिह जयपुर से ४० मील 
दक्षिण मे तिवाई नामक स्थान पर पेशवा से मिला और निश्चय हुआ कि ईश्वरीसिह 
अपने घार जिसे माथोपिह की दे दे परस्तु जून १७४८ ई० में पेशवा के लौट जाने 
पर ईश्वरीधिंट्ट ने हैन जिलों को देना अस्वीकार कर दिया, झतः मल्ह्ारराव होल्कर 
को सेमा पे मेज थे ४से समझौता सातते को बाध्य करता पड़ा । 

१७४० ६० थी बरसात में पेशवा ने सिन्धिया और होल्कर को ईश्वरीतिह से 
बौथ वसूल करने के लिए भेजा । कछवाहा सरदार के खजाने में बहुत थोड़ा घन था 
क्षतः मरहारशाव हॉए्हार ने सेना के साथ जयपुर को कृच किया । ईश्वरीपिह को दो 
लाख रुपये देगे भी अतिशा फरने के लिए बाध्य होना पढ़ा, डिन्‍्तु वह मराठों की 
माँग से इतना दुखी हो गया था कि बहू विब खाकर और कोबरा साँप से अपने को 
कटवाकर मर गया | उसकी तीन स्त्रियों ने विष खा लिया और दूसरी २० स्त्रियाँ 
उसके साथ-साथ सती हो गयीं। जयपुर नगर में शोक और भय छा गया। मरादों के 
व्यवह्वार से माधो सिंह भी बहुत क्रुद् हुआ और उसने ईश्वरीसिह की मृत्यु का बदला 
लेने का निश्चय कर लिया | उसने जयप्पा और मल्हारराव को दावत में बुलाया और 
उतलके सामने जहरील। भोजन परोसा किन्तु भोजन करने से पहले विष का पता चल 
गया जिससे सिन्धिया और होल्कर मृत्यु से बच गये । दूसरे दिन जयप्पा को अपने 
साथियों सहित नगर की शोभा देखने के लिए बुलाथा गया और वे ज्योंही नगर में 
घुसे त्योंही नगर के फाटक बन्द कर दिये गये । २० जनवरी, १७५६१ ई० को दोपहर 
से लेकर आधी रात तक मराठों का कत्लेआम होता रहा जिसमें लगभग ३ हजार 
मराठे मारे गये और १ हजार से अधिक घायल हुए । राजपूतों ते अपनी सम्पत्ति को 
भी छूट लिया। बचे हुए मराठे सैनिकों ने तगर से कुछ मील दूर अपना खेमा डाल 
लिया । भाग्यवश सिन्धिया और द्वोल्कर वजीर सफदरजंग की जरूरी अपील पर 
रुहेलखण्ड तथा फरु खाबाद के पठानों के विरुद्ध उसकी सहायता करने के लिए जयपुर 
से दोआब चले गये थे किन्तु इस घटना ने मराठे और राजपूतों के बीच विरोध की 
साई चोड़ी कर दी । 


मराठों का अध्युदय ४७१ 


शाहू के अन्तिम दिल और उसका छरित्र 

शाहू के अन्तिम दिन सुखमय नहीं रहे। उत्को रानियाँ १रस्पर पघड़यन्त्र 
रखने लगी और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा । ताराबाई शक्ति पाने के लिए आन्दोलन 
करने लगी और रघुजी भोसले, मुरारराव घोस्मरे और आग्रे भाई जैसे प्रमुख मराठा 
सरदार स्वार्थवश प्रतिद्वन्द्री हो गये, जिससे शाहू बहुत दुखी हो गया । दरबार में 
एक गिरोह पेशवा बालाजीराव के कामो का विरोधी था। उसने उसके विरुद्ध शाह 
से शिकायत भी की थी। मामला इतना बढ़ गया कि १७४७ ई० में पेशवा को 
त्यागपन्न देना पड़ा किस्तु उसका रहना इतना आवश्यक सिद्ध हो चुका था कि 
१७४७ ई० में ही उसकी पुन: नियुक्ति हो गयी । इन कठिनाइयों के साथ-साथ शाहू 
को अपने उत्तराधिकारी की भी चिन्ता थी। शाहू के कोई पुत्र तहीं या और वह 
कोल्हापुर के शम्भाजी को गोद लेना नहीं चाहता था । सतारा की जेल में पड़ी हुई 
ताराबाई ने एक बच्चा पेश किया जिसे उसने अपने पुत्र शिवाजी का पुत्र बताया 
और शाहू से उसे गोद लेते की प्रार्थना की । उसका ताम रामराजा था। शाहू की 
रानी सकवारीजाई ने इसका विरोध किया। कोल्हापुर के शम्भाजी ने सिद्दासन पर 
भी अधिकार जमाने का प्रयत्न किया किन्तु वह असफल रहा। शाह का स्वास्थ्य तो 
गिर ही रहा था, इन परिस्थितियों में वह और भी गिर गया और २५ दिसम्बर, 
१७४६ ई० को अपने ही महल में उसकी मृत्यु हो गयी । उस समय उसको अवस्था 
७६ वर्ष ७ महीने की थी। वह एक वसीयत कर गया जिसके अनुसार कोल्हपुर का 
शम्भाजी उत्तराधिकार से वंचित रह गया और राम राजा को प्राथमिकता दी गयी । 

शाह अन्तिम छत्रपति था जिसने सम्पूर्ण अधिकारों का भोग किया और उसके 
बाद मराठा छत्रपति ताम के ही राजा रह गये। वे सतारा में लगभग बन्दी की 
भांति रहे और सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गयी । इतिहासकार सरदेसाई 
ने लिखा है कि “व्यक्तिगत रूप से शाहू न तो चतुर राजनीतिश था मौर न योग्य 
सेनापति ही, किन्तु उसे लोक-व्यवहार का अच्छा ज्ञात था और सहानुधृतिपूर्ण हृदय 
प्राप्त था। इन कारणों से वह दूसरों को परखकर उनसे उचित सेवा ले लेता था । 
उसमें मनुष्य की योग्यता परखने की अच्छी शक्ति थी भोर वहू उन्हें बिता किसी 
रुकावट के उन्नति करने का खुला अबतर देता था। वह रैय्यत के हितों का विशेष 
ध्यान रखता था अतः उसने ऊपर भूमि को उपजाऊ बता लिया ओर वृक्ष लगाते के 
लिए लोगो को प्रोत्साहित किया । वह गरीबो की विपत्ति को दूर करता था और 
असह्य टैक्सों को हटा देता था।” (]९छ प्रां॥णाप ण ॥6 शिथ॥88, ए०!). ता, 
7. 26) शाहू के चरित्र का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह अपने मल्त्रियों को 
एक बार नियुक्ति करने के बाद उनका पूरा विश्वास करता था और उनका समन 
करता था। वह उनके काम में बहुत कम हस्तक्षेप करता था जो उसकी सफलता का 
मुख्य रहुस्थ था । 

शाहू अपने को मुगल सम्राट के अन्तर्गत एक वफादार राजा मानता था और 


ड७२ "गलकालन भारम 


साध 7णा दिल्‍्नी के बीच किट प्रकार का विरोध नहीं चाहता था। वह दयालु था 
फोर स्वतन्डुतापुबक उच्ता के सामाजिक उत्तवो में भाग लेता था। वहू मुसलमानी 
:0य-सहन को जंधक पसन्द करता था जो स्वाभाषिक ही था क्योकि वहू औरगजेब 
के शिविर में पला था। बह शिकार ओर हुबके का शौकीन था और अपना हरम 
इलह था। बह दिदू-मसलघ्ाग में भेदभाव वे सानकर श्ब धर्मों का समान आदर 
बज ५7 और अपनी उदारता के लिए आज तक प्रसिद्ध है । 

सार की मृत्यु के बाद १४ जनवरी, १३५० ई० को रामराजा का छत्रपति 
के &५ में आऑभिषक हंआा। । ताराबादे उस अपने केठिन नियन्त्रण मे रखती थी और 
पेशवा मे लहा। मल दंतों थी और जब रामराजा ने उसकी संरक्षकता का विरोध 
किया ता उच्चन उत्तर छांलवा घोषित कर दिया । इससे इत दोनो में झगड़ा हो गया । 
पेशव। ने ताराबाई तथा उसके प्रमुतत समर्थक पत्त सचिव को पूना बुनाया । उसने 
परर'दा के तो आांदर किया किच्तु पस्त सचिव को जेल भे डाल दिया। उसने 
छत्रपतिं रामराजा से भी पूना-कान्फे से में सम्भिलित होने की प्रार्थना की और 'सगोला' 
समझौता दामक इेल्तावर्ज पर इस्ताक्षर करते को बाध्य किया जिसके अनुसार राज्य 
के सभी अमुख सिलाग छन्नपति ने पेशवा के हाथ में सौप दिये और पेशवा मराठा 
राज्य की अवेव बने गया । 
महाराद्र में गृहए& जोर पेशदा की अपने प्रतिद्वन्दियों पर विजय 

सगोला' समझौता हो जाने के बाद पेशवा ने हैदराबाद के निजाम और 
मराठो के झगड़ों के जप करने के लिए निजाम की राजधानी पर आक्रमण कर दिया । 
किन्तु उसने ज्यों पी०७ भोड़ी त्योही ताराबाई ने पेशवा के प्रभुत्व को समाप्त करने 
के लिए पड़यम्त्र रचंच। आरम्भ मर दिया। अब शक्ति बड़ो तेजी के साथ छत्रपति के 
हाथ से ब्राह्मण पेशवा के हाथ में जा रही थी, अत. मराठा सरदार उससे ईर्प्या रखते 
थे और उसे कियो प्रकार का भी सहयोग नही दे रहे थे । वे 'सगोला' समझौते से 
नाराज थे क्योंकि इसो के द्वारा पेशवा ने अपने साथियों को राज्य के मुख्य-मुख्य १द 
दे रखे थे और ताराबाई का समर्थत करने के इच्छुक थे जिपने सतारा दुर्ग का घेरा 
डाल दिया था । ताराबाई ने रामराजा को दावत के बहाने बुलाकर जेल मे डाल दिया 
और खाँडेराव दाभाड़े की विघवा उमाबाई को अपने पक्ष में कर लिया जिसने अपने 
पति के वृद्ध सेनापति दमाजी ग्रायकवाड को गुजरात से दुर्जेब ताराबाई को शक्ति 
हथियाने भें सहायता करने के लिए बुलाया | दमाजी ने १५,००० सैनिक लेकर सतारा 
पर हमला किया किन्तु ताना पुरन्धरे और पेशवा के अन्य कुछ साथियों ने उसका 
विरोध किया । पेशवा ने जब दमाजी गायकवाड का सतारा पर आक्रमण सुना तो वह 
रायचूर के पात्त से सशस्त्र सेना सहित लौट आया। उसने दमाजों को हराकर आधा 
गुजरात-और हजते के पच्चोस लाख रुपये देने के लिए बाध्य किया। पेशवा इस 
समझौते से सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर दमाजी पर फिर 
आकऋषण किया, उसको उसके पृत्र और उमाबाई दाभाड़े सहित बन्दों बना लिया । 


मराठो का अभ्युदय ४७३ 


पेशवा और गायकवाड मे पूर्ण विरोध हो गया और गायव॒वाड न अब से पेशवा को 
सीधे हाथ से कभी सलाम नहीं किया। उसने यवथातसम्भव पेशवा के अधिकार का 
विरोध किया, किग्तु विवश होकर बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे गुजरात 
जाने की आज्ञा मिल गयी। वहाँ जाकर उसने मुगल सुबेदार को बहुमदाबाद से 
निकाल बाहर किया और प्रान्त का वास्तविक राजा बन गया । 

दमाजी गायफ़वाड की पराजय और उसका आत्मसमवण ताराबाई को भय- 
भोत करने में असफल रहा और बह अब भी पेशवा को चुनौती देतो हुई सतारा दुर्ग 
कर अपना अधिकार जमाये रही | जब पेशवा ने ताराबाई को प्रतिज्ञा के साथ 
स्वतन्त्रता का विश्वास दिला दिया, तब उसने उससे सन्धि फर ली। ताराबाई ने 
रामराजा को कपटी घोषित कर दिया था अत वह जेल में ही रहा और १७७० ई० 
में वही मर गया । उसने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले छाठे शाह वामक लडक को 
गोद ले लिया था; जिसने जीवनपर्यन्त राज्य किया जौर १८५१० ई० में उपकी मृत्यु 
हो गयी । इस भाँति शाह प्रथम को मृत्यु के बाद (१५४६ ई०) मराठा राजा ताममात्र 
के राजा रह गये ओर पेशवा मराठा राज्य के वास्तविक २जा #_् गये । इसके लिए 
छत्रपति और पेशवा दोनो ही दोपी ठहराये जा सकते है। शाह प्रथम ने अपने 
अधिकार पेशवा को दे दिये थे और पेशवा भी उस समय राजा और राज्य के छवितो 
का ध्यान रखता था। शाह के उत्तराधिकारी बहुत ही निकम्मे थे और अपने अधिकार- 
प्राप्त साम्राज्य का उपभोग और अपने मन्त्रियो की वास्तविक शक्ति को नही समझते 
थे तथा ताराबाई राज्य के हितों की अपेक्षा अपने स्वार्थों का विशेष ध्याव रखती 
थी | अत बिगड़ती हुई परिस्थिति को संभालने के लिए पेशवा ने अधिकार अपने 
हाथ मे ले लिये । यह परिवर्तन हानिकारक सिद्ध हुआ क्‍योंकि इससे महाराष्ट्र के 
राजवश की केन्द्रीय शक्ति क्षीण हो गयी ! 
निजास के साथ विरोध (१७५१-१७६० ई०) 

अपने घरेल्‌ प्रतिहन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद घालाजी १७५१ ई० 
के अन्त में हंदगबाद पर जाक्रमण करने भे समर्थ हो गया। जून (७४८ ई० में 
निजाम-उल-मुल्क की मृत्यु हो गयी थी । बालाजी ने निजाम के छोदे लडके सलायत- 
जग के विरुद्ध निजाम के सबसे बडे लडके गाजीउद्दीनखाँ का समर्थन किया । सलावत- 
जग किसी तरह फ्रासीसी जनरल के नेतृत्व में पैदल सिपाहिदों की एक सुसज्जित 
टुकडी युद्ध के मैंदात में ले आया जो पेशवा को अनेक बार हराकर पूना में १६ मील 
तक घुस गयी ! किन्तु हैदराबादी सेना ने वेतन न मिलने के कारण विद्रांह कर दिया 
जिससे उसे वापस बुला लेता- पडा और इसी बीच १७५२ ई० मे पेशवा के उस्मीद- 
वार गाजीउद्दीन को विष दे दिया गया जिससे लड़ाई समाप्त हो गयी। इसके 
वाद बालाजी ने कर्नाटक पर हमला किया ओर बहुत-सा धन लूटकर पूत्रा वापस 
आ गया । उसने मंसूर को भी लूटा ओर निजाम से मित्रता करके सवानूर के नवाब 
पर हमला किया ओर उसे कर देने के लिए बाध्य कर दिया । 


४७४... मगलकालोीन भारत 


१७५८ ई० में निजाम और पेशवा में फिर शन्नुता हो गयी। उसी साल 
फ्रात्ीसी जतरल बुसी को, जो निजाम की नौकरी में था लैली ने वापस बुला लिया । 
अतः पेशवा ने निजाम पर हमला करने का अच्छा अवर जानकर हैदराबाद पर 
आक्रमण कर दिया । उसने एक भी प्रहार किये बिना अहमदनगर पर अधिकार कर 
लिया और निणाम के तोपखाने के सेनापति इक्राह्वीम गर्दी को अपनी सेना में नौकरी 
करने के लिए फुसला लिया । अब पेशवा ने निजाम के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए 
अपने भतीजे चिमताजी अप्या वे पुत्र सदाशिवराव भाऊ को ४०,००० सैनिकों का 
नेतृत्व देकर रवाना कर दिया । निजाम सलावतजंग ने अपने प्रदेश को बचाने का प्रयत्न 
किया किस्तु बहू ३ फरवरी, १७६० ई० को पूना से २० मील पूर्व उदगीर की 
लड़ाई में हरा दिया गया । इस लड़ाई मे इक्नाह्ीम गर्दी के तोपखाने ने अच्छा काम 
किया । तनिजाम की फोज में भगदड़ मंच गयी और वह भागकर आऔसा के किले में 
छिप गयी, किन्तु भाऊ से उसका तुरन्त घेरा डाल दिया। तिजाम को हार मातकर 
सन्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा । यह सन्धि तुरुत हो गयी जिसके अनुसार 
निजाम ने बीजापुर, बंदर और भौरंगाबाद के आस-पास के प्रदेश जिनकी साक्ता 
मालगुजारी ६० लाख थी, मराठों को सौप दिये और दोलताबाद, असीरणढ़, बीजापुर, 
अहमदनगर और बुरहानपुर के किले भी विजेता को दे दिये। कुशल युद्ध-विद्या- 
विशारद के रूप में भाऊ की अक्षय कीति स्वेत्र फेल गयी । 
उत्तर में भराठों फा आक्रमण और अप्रेंल १७५२ ई० की सर्धि 

जब बालाजीराब महाराष्ट्र के धरेलू मतभेदो को दूर करने में लगा हुआ थे।, 
तब उत्तरी भारत में घटनाएँ बड़ी तेजी से घट रही थीं। मुहम्मदशाह के शासब्नकाल 
के अत्तिम दिनों में अहमदशाह अब्दाली ने, जो जून १७४७ ई० में नादिरशाह को 
मारकर अफगानिस्तान का राजा बन बेठा था, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। किन्तु 
मार्च १७४८ ई० वह मानुपुर में हुर॒ गया । लेकित इसी बीच में मुहम्मदशाह की 
मृत्यु हो गयी भोर उसका पुत्र अह्मदशाहू गद्दी पर बैठा । इसने अवध के सफदरजंग 
को अपना वजीर बताया । फह खाबाद और रुहेलखण्ड के पठान पड़ोसी इस नये 
वजीर के कटु विरोधी थे, अतः इसने पढठानों के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । जब 
यह पठानों के प्रदेश को नष्ट करने में लगा हुआ था तभी भहमदशाह अब्दाली 
१७४६ ई० के जाड़े में पंजाब में फिर घुस आया और प्रान्त के सुबेदार मुइन-उल- 
मुल्क को पंजाब के चार उत्तरी जिलों की मालगुजारी के रूप में दस लाख रुपये देने 
के लिए बाध्य किया । इसी बीच में पठानों ने वजीर को सितम्बर १७५० ई० में 
दोआब में हरा दिया | पठानों ने वजीर के अवध और इलाहाबाद के सूबों को जीत 
लिया और लखनऊ को लूटकर इलाहाबाद के किले का घेरा डाल दिया । दरवार के 
गुट ने राजमाता मलका-ए-जमसानी तथा उसके मूंहलगे झ़्वाजा जाविदखोाँ के नेतृत्व में 
सफदरजंग का कड़ा विरोध किया जिससे विवश होकर वहू मराठों की सहायता लेने 
के लिए बाध्य हुआ | उसने जयप्पा सिन्धिया भौर मल्हारराब होतकर को २५,००० २० 


मराठों का अभ्युदय ७४ 


प्रतिदिन पर रख लिया तथा भरतपुर के सुरजमल जाट की सहायता प्राप्त कर ली । 
इन दो मित्रो की सहायता से वजीर ने अहमदर्खा बगश को हराकर उसे कुमायूँ की 
पहाड़ियों मे शरण लेने को बाध्य कर दिया । भारत के पठानों ने अहुमदशाह अब्दाली 
से सहायता की अपील की, अत अब्दाली ने १७५१ ई० के अन्त में पंजाब में पुनः 
प्रवेश किया और सम्राट ने भयभीत होकर बजीर को कुमायूँ की पहाड़ियों के हमले 
से वपिस बुला लिया। वजीर ने सिन्धिया और होल्कर से एक समझौता किया और 
अब्दाली को मार भगाने के लिए दिल्‍ली की ओर कुच कर दिया। यह समझौता 
२१२ अप्रैल, १७५२ ई० को हुआ था और उसकी निम्तलिखित शर्तें थी : 

(१) पेशवा सम्राट की देशी तथा विदेशी शत्रुओं से रक्षा करेगा । 

(२) सम्नाठ मराठों को उनकी सहायता के बदले ५० लाख रुपया देगा--- 
३० लाख रुपया अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए और २० लाख पठान जैसे 


देशी शत्रुओं को रोकने के लिए । 
(३) पंजाब, सिन्ध और दोआब से पेशवा को घोथ वसूल करने का अधिकार 
दिया जाय । * 


(४) पेशवा को आगरा और अजमेर का सूुबेदार नियुक्त कर दिया जाय । 

सम्राठ मे इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया और अब्दाली से सन्धि करके 
उसे पंजाब का प्रदेश दे दिया | सफदरजंग इससे अत्यन्त दुखी हुआ क्योंकि सिन्धिया 
और होलकर वायदा किया हुआ ५० लाख रुपया लिये बिना दिल्‍ली से टलने को 
तैयार न थे। अतः बजीर ने स्वर्गीय निजाम-उल-मुल्क के सबसे बड़े लड़के गाजीउद्दीन 
से अनुरोध किया कि वह दक्षिण में जाकर मराठों की सहायता से सूुबेदारी का पद 
संभाल ले । गाजीउद्ीन ते मराठों को ३० लाख रुपया देता स्वीकार कर लिया। 
इस प्रकार वजीर मराठों की उलझन को सुलझाने मे सफल हो गया किन्तु दरबार के 
विरोधी दल के कारण वह वजीर के पद का काम ठीक-ठीक ने संभाल सका, और 
उसमें तथा सम्राट में शृहयुद्ध छिड़ गया । सफदरजंग की पराजय हुई और उसे मन्‍्त्री 
पद से (नवम्बर १७५३ ई०) हटाकर अवध और इलाहाबाद के यूदों में जाने को 
बाध्य कर दिया गया । 
भराठों द्वारा कुम्मेर का घेरा और जादों से वैस्नस्थ (१७५४ ई०) 

यद्यपि अप्रैल १७५२ ई० की सन्धि को सम्नाट ते स्वीकार नहीं किया किस्तु 
मराठों में आगरा और अजमेर को हथियाने की प्रबल इच्छा हो गयी और इसके लिए 
उन्होने एक झूठा बहाना ढूँढ लिया । आगरे को भरतपुर का योग्य राजा सुरजमल 
तथा अजमेर को मारवाड़ का राठौर राजा हुड़पना चाहता था। मराठों को दूसरा 
बहाना यह मिल गया कि इसाद-उल-मुल्क ने हाल ही मे उनसे भरतपुर पर आक्रमण 
करने को कहा था । यह अमीर निजाम-उल-मुल्क का पोता था और मीरबरुणशी के पद 
पर नियुक्त किया गया था | सफदरजंग के साथ मित्रता रखते के कारण बह सूरणमल 
से शत्रुता रखता था । पेशवा ने पहुद्दे से ही अपने अठारह॒वर्धापष भाई रघुताथराव 


४७६ मुगलकालीन भारत 


का १७४३ की बरसात में उत्तर का अनुभव करने के लिए भेज दिया था। बह 
दिसम्बर में जयपुर पहुँचा । पेशवा ने मल्हाराव होल्‍्कर को सूरजमल के हृढ़ किले 
कुम्भेर का घेरा डालने के लिए भेज दिया | जाट राजा ने युद्ध को दालने का बहुत 
प्रयत्न किया भौर अपने विश्वासपान्न दूत के द्वारा ४० लाख रुपये देकर सन्धि करती 
चाही परन्तु रघुनाथराव ने बडे अनादर के साथ इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया 
भरे जुम्भर का घेरा डालने की आज्ञा द दी। घेरा ४ माह तक रहा (जनवरी-मई 
१७५४ ई०) । :स बोच में भत्हारराव का लड़का खांड्ेराबव मारा गया। जाटो ने 
मराठों का इतनी बहादुरी से सामना किया कि मराठे केबल किले को जीतने भे ही 
असफल नही हुए बल्कि उन्हे तीन साल वी किस्त्रों में तीस लाख रुपया देना भी स्वीकार 
करना पड़ा और कुम्भेर का घेरा उठा लेना पड़ा । जिस ७नय जाटों से युद्ध हो रहा 
था उसी समय मल्हारराव ने इमाद-उल-मुल्क के साथ सिकर्दराबाद के पाष्त सम्राट 
के शिविह्ू पर आक्रमण किया और दिल्‍ली तक मीरबरुशों के साथ गया । वहाँ पर 
इमाद-उल-मुत्क ने सम्राट अट्मदशाह को सारकर आलमगीर द्वितीय को गद्ी पर 
बिठा दिया (जून १०४५४ एू०) और स्वय वजीर वन गया । रघुवाथंराब और जयप्पा 
सिन्धिया शीघ्र ही दिल्‍ली पहुँचे । इमाद-उल-मुल्क ने उसको सहायता के रूप में 
८२ लाख रुपये देने का वचन पिया और रघुनाथराव ५ माहु तक नये सम्र।ठ तथा 
बजीर से धन पाने की आशा में दिल्ली के आसपास व्यर्थ ही चक्कर काढता रहा। 
इसके पश्चात वह यथुना पार करके कर वसूल करने के लिए राजस्थान गया जहाँ 
मल्ह्वारराब होलकर उससे जा मिला । इसी समय जयप्पा सिन्धिया मारवाड़ के राजा 
विजयतिह से चौथ वसूल करने के लिए युद्ध कर रहा था। रघुनाथराव जयप्पा की 
सहायता करना चाहता था किन्तु जयप्पा ने मता कर दिया । इंस कारण रघुनाथराव 
ग्वालियर होता हुआ पूता चला गया । इस भाँति रघुनाथराब अपने दो वर्ष (अक्टूबर 
१७४३ ई०--अगस्त १७५५ ई०) के हमलो के उद्दंश्य में असफल ही चही रहा बल्कि 
उसके कारण उत्तरों भारत में मराठों के हितो को भी बहुत हानि पहुँची । 
जयप्पा सिन्धिया फा सारवाड़ आगमन तथा मराठा राजपूत शत्रुता का दूसरा कारण 
मल्हारराव होल्कर ने जयपुर के घरेलू मामलो में हस्तक्षेप कर उत्तराधिकार 
युद्ध में भाग लिया जिससे मराठा और राजपूतों मे भारी मतभेद हो गया। जयप्पा 
सिन्धिया ने मारवाड को अपनी हलचल का केन्द्र बबाया और उसके हटी स्वभाव के 
कारण मराठो और राजपुत सरदारो में तीव्र मतभेद हो गया, जो १७४१ ई० तक 
कतन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करते रहे थे । मारवाड़ का राजा अभर्यास॒हु २० जून, 
१७४६ ई० को मर गया और उसके भाई बखतसिह ने उसके पुत्र रामसिह्‌ को अधि- 
कार से वचित कर दिया । रामसिह ने जयप्पा से अपने पैतृक अधिकार प्राप्त करने 
के लिए सहायता माँगी परन्तु सितम्बर १७५२ ई० में बलतसिह की मृत्यु हो गयी और 
राम सिह ने सिन्धिया की सहायता से उसके लड़के विजर्यासहु को अजमेर में घेर 
लिया । विजयसिहु भागकर मेरटा गया जहाँ पर जयप्पा ने उसका पीछा किया। अन्य 


मराठों का अध्युदय ४७७ 


में उसने नागौर के किले मे शरण ली जहाँ वह जयप्पा के द्वारा अच्छी तरह घेर लिया 
गया (अक्तूबर १७५४ ई०)। यह घेरा एक साल तक रहा और दोनों दलो को बड़ी 
कठिनाई उठानी पडी । यद्यपि इसी बीच में जयप्पा ने मारवाड़ से अजमेर तथा अन्य 
अनेक स्थानों को फरवरी १७५५ ई० में जीत लिया था किस्तु विजर्यातह हंढ़ता से 
मुकाबला करता रहा और घेरा डालने वालों से सन्धि की बातचीत भी करता रहा । 
२४ जुलाई, १७५४ ई० को जबकि जयप्पा अपने शिविर में खुले स्थान पर स्तान 
समाप्त करके उठा ही था और विजयपिह के दूत उसके आदमियों से सन्धि की बात- 
चीत कर रहे थे तभी दो भिखारियो ने जो दाना बीन रहे थे, अपनी कटारियाँ उसकी 
पाँजर में घुसेड़कर घातक प्रहार कर दिया, जिससे जयप्पा की मृत्यु हो गयी । आक्रमण- 
कारियों को विजयसधिह का एजेण्ठ समझकर कुछ मराठो ने विजर्यासह के दूत और 
उनके साथियो के टुकड़े टुकड़े कर डाले जिसप्ते दोनों दलों मे अत्यधिक कटुता उत्पन्न 
हो गयी । जयप्पा के भाई दत्ताजी ने घेरा जारी रखा। विजयपिंह ने भी जयपुर के 
माधोसिह, रुहेला सरदार और सम्राट से दुख-भरी अपील की कि वे उत्तरी भारत से 
मराठों को बाहर निकालने में उसकी सहायता करे । फिर भी सिन्धिया सरदार क्षति- 
स्वरूप ५० लाख रुपये तथा अजमेर और जालौर का इलाका देने के लिए विजर्यासह को 
बाध्य करने मे सफल हो गया । उसे इस बात के लिए भी विवश किया गया कि वह 
अपने राज्य का आधा भाग अपने चचेरे भाई रामसिंह को दे दे । इस प्रकार दत्ताजी 
ने जयप्पा का बदला लेने के बाद नागौर का घेरा उठा लिया और अजमेर को अपने 
अधिकार में रखकर तथा जालौर को रामसिह को देकर वह पूना चला गया । 
रघुनाथराव की पंजाब विजय (१७४६-१७६० ई०) 

! यह पहले ही बताया जा चुका है कि सम्राट अहमदशाह ने अप्रेल १७५२ ई० 
में पंजाब ओर मुल्तान के प्रान्‍्त आक्रमणकारी अब्दाली को दे दिये थे और उसने 
मुइन-उल-मुल्क को इन प्रान्तों का बाइसराय नियुक्त किया था। १७५३ ई० में मूइन- 
उल-मुल्क की मृत्यु हो गयी और उसकी विधवा मुगलानी बेगम प्रान्त की सूवेदार बन 
गयी । इससे प्रान्त के शासन-प्रबन्ध में गड़बड़ी मच गयी । इसका लाभ उठाकर वजीर 
इमाद-उल-पुल्क ते फरवरी १७५६ ई० में अदीनावेग्लाँ को प्रान्त का सूवेदार बना 
दिया और मुगलानी बेगम को दिल्ली लाकर नजरबन्द कर दिया। अब बजीर निडर 
होकर सम्राट और उसके परिवार को भूखों मारने लगा, अतः मलका-ए-जमानी तथा 
दूसरी मुगल महिलाओं ने मुगलानी बेगम तथा चतुर राजनीतिक रुहेल नजीवबुद्दौला 
की सलाह से अहमदशाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, 
जिससे बहु वजीर इमाद-उल-मुल्क भौर उसके हिम/यती मराठों को दण्ड दे जो उत्तरी 
भारत में बड़ा भारी अत्याचार कर रहे थे। अब्दाली ने अदीतावेगर्खा को हराकर 
पंजाब पर अधिकार कर लिया और जनवरी १७५७ ई०७ में दिल्‍ली की ओर बढ़ 
गया । उससे दिल्ली निवासियों पर बड़े-बड़े अत्याचार किये और फिर आगरा तथा 
मथुरा पर माक्रमण करने तथा सूरजमल जाट और दूसरे सरदारों से कर वसूल करते के 


४3८ मुगलकालोन भारत 


लिए अपनी सेना भेजी । अफगान इन प्रदेशों के निवासियों का कत्लेआम कर 
अब्दाली के पास आ गये क्योकि अब वे महामारी तथा भारत की गर्मी से धबराकर 
यथासम्भव शीघ्र लौट जाने के लिए. इच्छुक थे। अब्दाली ते नजीबुद्ोला को 
मीरबर्शी बनाकर सम्राट आलमगीर द्वितीय की रक्षा का भार उसे सौपा, इमाद- 
उल-मुल्क को फिर वजीर बना दिया और लगभग बारह करोड़ की लूट का माल 
लादकर १ अक्टूबर, १७५७ ई० को काबुल रवाना हो गया। मुगलानी बेगम 
ने ही अब्दाली को बुलाया था, अत: उसने उसे सुरक्षा का विश्वास दिया था किन्तु 
जाते समय वह उसकी जीविका का कुछ भी प्रबन्ध नहीं कर गया, अत निरन्तर 
आधिक कठिनाइयाँ सहती हुई वह १७७६ ई० में मर गयी । 
अब्दाली के इन आक्रमणों के समय ही अक्टूबर १७५७ ई० में रघुनाथराब 
ने भी पूना से दिल्‍ली के लिए प्रस्थान कर दिया । परन्तु जब अब्दाली की सेना मथुरा 
में निहत्थे यात्रियों का कल्लेआम कर रही थी तब दूसरी ओर रघुनाथराव और 
मल्हारराव व्यर्थ के बाद-विवाद में राजपूताने में अपना समय खोते रहे । वे आगरा 
तब आये जब अब्दाली यहाँ से चला गया था। इमाद-उद-मुल्क ने उनका स्वागत 
किया । नजीबुद्दोला को डर था कि मराठें उससे बदल। लेंगे, अतः. उसने मल्हारराव 
होल्कर की शरण ली । मराठो ने बडी तेजी से दिल्‍ली की ओर कूच किया और दिल्‍ली 
पर तथा दोआब में सहारनपुर तक अधिकार कर लिया (अगस्त १७५७ ई०)। 
नजीबुद्दौला अपनी चाल में असफल रहा और विद्ठन शिवदेव ने उसे बन्दी बना लिया । 
रघुनाथराव मे पूर्ण शक्ति थी कि वह इस रहेला सरदार को पकड़कर दविखन के क्रिसी 
सुदूर किले में जीवन-बन्दी बना दे और उसके लिए यहु दण्ड उचित था भी, क्योकि 
वह बराबर मराठों का जानी दुश्मन रहा था। किन्तु रघुनाथराव के चंचल स्वभाव 
और सिन्धिया तथा होलकर में मतभेद होने के कारण वहू बच गया । मल्हारशव ने 
नगीबुद्दोला से अच्छी-खासी रिश्वत लेकर उसे बन्दी-जीवन से मुक्त करने की सलाह 
यह कहुकर दी कि नजीबुद्दोला की सहायता से उत्तरी भारत में मराठों की शक्ति 
और बढ जायेगी । अदूरदर्शी रघुनाधराव ने मल्हारराव की सलाह मानकर उसे छोड़ 
दिया । मराठों ने आलमगीर द्वितीय को बिल्‍ली के सिहासन पर फिर से बिठाकर 
इमाद-उल-मुल्क को बजीर और अहमदशाह बंगश को मीरबझरुशी बना दिवा । अब 
रघुनाथराव ने मार्ग में कुंजपुरा और सरहिन्द को जीतकर लाहौर के लिए प्रस्थान 
किया | अब्दाली १७५७ ई० से पंजाब में जाते समय प्रान्त का कार्यभार अपने पृत्र 
तैमूर तथा जनरल जहानखाँ पर छोड गया था । रघुतायराव ने अदीनाबेग के सहयोग 
से उन्हें खदेड़ दिया ओर सरहदिन्द में हारे हुए कमाण्डर अब्दुत समदर्खा तथा 
अब्दुरहमान को एक बड़ी सेना देकर यह आदेश दिया कि वे अब्दाली से काबुल तथा 
न्घार जीतने की पूरी-पूरी कोशिश करें । रघुनाथराव लाहौर में तुकोजी होल्कर तथा 
साबाजी सिन्धिया के नेतृत्व में एक सुदृढ़ दुर्ग रक्षक सेता छोड़कर बहू स्वयं मई १७५७ ई० 
में पूना घना गया। रघुनाथराव के चले जाने जाने के बाद तुकोजी और सावाजी ने 


मराठों का अध्युवय ४७६ 


सीमाप्रान्त के लिए प्रस्थान किया और कटक पर अधिकार कर सिन्धु नदी तक कर- 
वसूली का प्रबन्ध किया | अदीनाबेग को पजाब की ७५ लाख की वाधिक कर-वसूली 
का अधिकारी बना दिया गया । किन्तु १६ थसितम्बर, १७४५८ ई० में उसकी मृत्यु हो 
गयी, जिससे पंजाब में मराठों का शासन-प्रबन्ध अस्तव्यस्त हो गया । 
दत्ताजी सिन्धिया द्वारा शुक्रताल में नजीबुद्दोला का घेरा डालना 

रघुनाथराब पंजाब का शासन-प्रबन्ध स्थायी रूप से करे दत्ताजी सिन्धिया 
को इस सीमाप्रान्त की रक्षा का स्थायी प्रबन्ध करने के लिए छोड़ गया था। रघुनाथ- 
राव के प्रबन्ध में मुख्य दोष ग्रह था कि उसने प्रान्त का भार दो मुसलमान सरदारो 
के हाथ मे सौपा था। ये गुब्दुस समदर्खा छोर अब्दुरंहमान थे जो वफादारी के साथ 
मराठो के हितो की हे तब तक नही कर सकते थे जब तक कि उन्हें उच्चकोटि 
के मराठे सरदारो 32208 प्राप्त न हो । दत्ताजी मई १७५८ ई० में पुना से चला, 
जून मे रघुनाथराब से/उज्जैन मे मिला और दिसम्बर मे दिल्ली आ गया । इसके बाद 
उसने लाहौर जाकर /साबाजी सिन्धिया को सिन्धु नदी तक पंजाब का सूवेदार बना 
दिया (फरवरी १७५६ ई०) | उसने जून मे दोआब लौटकर *उस प्रदेश के प्रबन्ध के 
लिए नजीबुद्दोला से सलाह की । नजीबुह्दोला क्द्ध हो गया और यह कहते हुए कि 
उसका जीवन खतरे में है! मराठा खेमे से बाहर चला गया । बिन्‍्तु वह मुजफ्फरनगर 
से १६ मील पूरब गंगा के पश्चिमी किनारे पर बसे हुए शुकरताल में रहकर अपने 
दूतों द्वारा दत्ताजी से समझोता की बात्चीत करता रहा | :ब बरसात के कारण उस 
. प्रदेश मे बा आयी तब दत्ताजी को फंसाने के लिए उसने जाल बिछाया। उसने 
अपने रुहेला सम्बन्धियों, हाफिज रहमतखाँ इत्यादि पठानों, अवध के शुजाउद्दोला 
और काबुल के अत्मदशाह अब्दाली से तुरन्त सहायता देने की जोरदार अपील की । 
दत्ताजी ने इसकी रोकथाम के लिए १५ सितम्बर को नजीवुद्दौल्ञा के खेमे पर हमला 
कर दिया | किन्तु यह हमला असफल रहा और लडाई जारी रही। दत्ताजी ने 
नजीबुद्दौला की रसद को तथा उसकी फौज मे रुहेलो के आगमन को रोकने के लिए 
गोविन्दपन्त बुन्देले को गंगा पार भेजा (२१ अवहुरर), किन्तु हाफिज रहमत और 
दुन्देखाँ ने गोविन्दपन्त को हरा दिया । इसी बीच में अक्टूबर के अन्त में शुजाउद्दोला की 
' सेना अनु 7गिरि गुसाई के नेतृत्व मे पुल से नदी पारकर शूकरताल मे नजीवुद्दोला की सेना 
से मिल गयी । अत. दत्ताजी ने तुरन्त ही नजीबुद्दोला के शिविर का घेरा डाल दिया । 

जिस समय दत्ताजो शुकरताल का घेरा डाले पड़ा था तभी अहमदशाह अब्दाली 
ने नजीबुद्दौला वी अपील पर पंजाब पर अधिकार करने के लिए जहानखाँ के नेतृत्व 
में सेना भेज दी । किन्तु साबाजी ने जहानखाँ को हराकर घायल कर दिया जिससे 
उसे पेशावर लौटना पड़ा । इससे अब्दाली ने कुद्ध होकर पंजाब पर स्वय आक्रमण 
, कर दिया और सात्राजी को हरा दिया। मराठों की छोटी-सी सेना को बड़ी भारी 
हानि, उठ नी पड़ी । साबाजी भयभीत होकर ८ नवम्बर को शूकरताल भाग गया 
और पंजाब मराठों के हाथ से निकल गया । 


४ंघ० मुगलकालीन भारत 


अब्दालो का भारत पर आक्रमण और दत्ताजी की पराजय तथा मृत्यु 
प्रतिकूल घटना-चक्रों से भी न घबराकर दत्ताजी ने बड़े साहस के साथ 
पूकरताल का घेरा जारी रखा | वजीर इमाद-उन-मुल्क दिल्‍ली में बहुत व्याकुल था 
और इस बात से डरकर कि कही सम्राट भी अब्दाली से न मिल जाय, उसने २६ 
नवम्बर, १७५६ ई० को उसे मार डाला और कुछ दिन बाद सूरजमल जाट की शरण 
में भरतपुर चला गया। अब्दाली सरहिन्द पहुँच गया था। जब उसने आलमगीर 
द्वितीय की हत्या का समाचार सुना तो उसने क्रुद्ध होकर वजीर तथा उसके मित्र 
मराठो को दण्ड देने के लिए दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर दिया । दत्ताजी को शूकरतान 
का घेरा उठाने के लिए बाध्य होकर (११ दिसम्बर, १७५६ ई०) अब्दाली का मुकाबला 
करने के लिए दिल्‍ली की ओर जाना पडा। उसने १८ दिसम्बर फो यमुना पारकर 
बडी निर्भीकता के साथ कुंजपुरा पर अधिकार कर लिया । यहाँ उसने सुना कि तैमूर 
के नेतृत्व में ४०,००० अफगान अम्बाला मे पहले से ही जमा हो गये हैं। अतः 
उसने भारी तोपखानो और उसकी सामग्री के साथ सेना की एक टुकड़ी गोविन्दपन्त 
बुन्देले के नेतृत्व में दिल्‍ली भेज दी और बचे हुए २५,००० सैनिकों को अपने साथ 
लेकर शन्रु का मुकाबला करने के लिए चल दिया। किन्तु अब्दाली खुलो मुठभेड़ 
करना नहीं चाहता था अत: उसने यमुना पार करके दिल्‍ली से १० मील उत्तर में लूनी 
के पास बरारीघाट में अपना डेरा डाल दिया | यहाँ भयकर युद्ध हुआ (१० जनवरी, 
१७६० ई०), जिसमे दत्ताजी गोली से मारा मया और जनकोजी सिन्धिया घायल 
हो गया । दत्ताजी की मृत्यु से उसकी सेना में आतक छा गया ओर वह भाग खड़ी 
हुईं। अब्दाली ने दिल्‍ली पर अधिकार कर याकूबखाँ को इसका सूबेदार नियुक्त कर 
दिया और राजपूत सरदारों, सूरजमल जाठ तथा शुजाउद्दोला के पास कर-बसूली के लिए 
अपने दूत भेजे किन्तु जाट राजा के सिवाय सभी ने गोलमोल जवाब दिये । जाट राजा 
ने अपना निर्भीक सन्देश इस प्रकार भेजा, “तुम पहले मराठों को दिल्ली से निकाल 
दो और हमें यह विश्वास दिला दो कि वहाँ के अधिकारी तुम ही हो, उसके बाद हम 
बड़ी खुशी से तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे ।” अव्दाली आगे,बढ़ना नहीं चाहुता 
था किन्तु नजीबुद्दोला ने उससे कुछ दिन और ठह्दरकर मराठों को पूर्णतः कुचल देने 
की प्राथंता की जिससे कि वे लौटकर उससे तथा दूसरे मुसलमानों से बदला न ले सकें । 
भाऊ शाह का दिल्‍ली प्रस्धात 
पैंशबा को दर्ताज़ी की मृत्यु का समाचार १३ फरवरी, १७६० ई० को 
अहमदनगर में मिला । उसने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को दिल्‍ली भेजने 
का निरंत्य कर लिया । जिससे वह दत्ताजी की हत्या का बदला लेकर अब्दाली को 
देश से बाहुर खदेड़ वे । भाऊ योग्य और अनुभवी था क्षत: उसे परिस्थिति के क्षतुसार 
अच्छी से अच्छी सामग्री और सेता देकर भेजा गया । इब्राहीमजां गदी को अच्छे से 
अच्छा तोपल्लाता देकर भाऊ के साथ भेजा गया । वहु लगभग २ लाल आदमी लेकर 
४ माजज को पतदूर से रवाता हुआ । इलमें से श्मभग ३३,००० सेवक, क्लके, दुकास- 


मराठों का अभ्युरय ४८१ 


दार ओर हाली मवाली थे । ये सब ४ जून को ग्वालियर पहुँच गये । उसकी योजना 
थी कि वह यमुना पार कर अब्दाली के मित्र रुहेलो पर आक्रमण करे। अत उसने 
इस काम के लिए गोविन्दपन्त बुन्देले को बहुत-सी नावे तेयार रखने की आज्ञा दी । 
किन्तु यह योजना असफल रही क्योकि समय से पहले ही वर्षा एवं बाढ़ आ जाने से 
मराठे बहुत दित तक चम्बल पर ही पडे रहे ओर समय पर यमुना के आसपास न 
पहुँच सके । आगरे के पास मल्हारराव होत्कर और जनकाजी भी भाऊ में आ मिले । 
वह १६ जुलाई को मथुरा पहुँचकर सूरजमल जाट से मिला । सूरजमल ने अपनी 
१०,००० सेना के साथ उसका साथ देने को कहा और स्त्री तया अयोद्धाओं को शरण 
देने का विश्वास दिला दिया, किन्तु शर्त यह लगा दी कि भाऊ न तो उससे चौथ 
माँगेगा और न उसकी प्रजा तथा फसल को किसी प्रकार की हानि पहुँचायेगा । भाऊ 
ने यह शर्ते मान ली | यमुना मे बाढ आयी हई थी, अत यह निश्चय किया गया कि 
दिल्‍ली जाकर राजधानी को अब्दाली के दूतो से मुक्त कराया जाय। यह काम आसानी 
से हो गया और भाऊ ने २ अगस्त, १७६० ई० को दित्ली में प्रवेश किया । 

चम्बन पार करने से पूवे भाऊ ने राजस्थान के सरदःरो, औुवध के शुजाउद्दोला 
तथा अन्य प्रमुस व्यक्तियों को पत्र लिखे थे कि वे इस लडाई् को देश की लडाई 
समझकर विदेशी अबच्दाली को सिन्धु के पार खदेडने मे उसकी सहायता करें | -निन्‍्तु 
गराठों की यह कुटनीति असफल रही । राजपूत सिन्धिया और होल्कर के अत्याचारों 
के कारण मराणो के शत्रु हो गये थे, अतः वे तटस्थ रहे परन्तु शुजाउद्दौला दोआब के 
अपने पडोप्ी रहेलो को मराठों से अधिक शत्रु मानता था, अत. वह भाऊ का साथ 
देने को राजी हो गया । जब यह बात अब्दाली को मालूम हुई तो उसने शुजाउहौला 
को अपने पक्ष में करने के लिए नशीबुद्दोल्ला को लखनऊ भेजा । नजीबुद्दोला ने मेहदी- 
घाट रथान पर नवाब-वजीर से मिलकर उसे स्वार्थ तथा धर्म के नाम पर अब्दाली 
का साथ देने के लिए राजी कर लिया । भाऊ की तरह उसने भी उसे वजीर का पद 
दे देने का विश्वास दिला दिया। शुजाउद्दौला नजीबुद्दौला के आग्रह से अनुपशहर के 
सेमे मे शाह से मिला और उसने उसका हादिक स्वागत किया (१८ जुलाई) । मराठों 
पर एक तो वब्दाली और शुजाउहोला के मिल जाने की चोट पडी और दूसरी 
सूरजमल जाट के रूठकर दिल्‍ली से भरतपुर चले जाने की भाऊ औौर जाट राजा में 
सहसा मतभेद हो जाने के अनेक कारण बताये जाते है । कहा जाता है कि सुरजमल 
ने भाऊ को सलाह दी थी क्रि वह युद्ध-सामग्री तोपखाना और स्त्रियों को भरतपुर 
में सुरक्षित छोडकर मराठो की पुरानी छापामार नीति को अपनाग्रे और अद्दाली की ' 
रसद रोक दे किस्तु भाऊ ने इस सलाह को ठकराकर खुले मंदान में डटकर लडाई 
लडना ही उचित समझा था। सूरजमल भाऊ की इस बात से भी क्रृद्ध हुआ कि उसने 
अपनी सेना का वेतन चुब्ाने के लिए दिल्‍ली के किले के दीवाने-ऋम की 3त की चाँदी 
तिकाल ली थी । इनिहासकार सर देसाई का वहना है कि सूरजमल अपने प्रदेश के 
बाहर मराठों का साथ देने के लिए राजी नहीं हुआ था और माँग की थी कि दिल्‍ली 


४८२ मुगलकालीन भास्त 


उसके अधिकार में सौंप दी जाय किन्तु ऐसा नही हुआ। अतः वह भरतपुर लोट गया। 
उन्होने लिखा है, “इतिहास का सुक्ष्म निरीक्षण करने से अन्य कारण असत्य प्रतीत 
होते है । किन्तु प्रश्न उठ सकता है कि अगर वह अपने राज्य के बाहर मराठो का 
साथ देना ही नही चाहता था तो वह अपनो सेना सहित भाऊ के साथ दिल्‍ली क्‍यों 
गया था विरोध भार का कारण अधिक गम्भीर मालुम पडता है और हो सकता है 
पति सम्राट और अब्दाली के प्रति क्बनायी ग्रयी-मीति ही परस्पर विरोध का कारण 
ण्तहो। ह 

अगरत से अक्टूबर तक भाऊ अपने १ लाख से अधिक सैनिकों के साथ दिल्‍ली 
मे डेरा डालकर दिल्‍ली तथा इसके आसपास उपलब्ध रसद को समाप्त करता रहा। 
५. हो समव भे उसके पास भोजन, धन और चारे की कमी पड़ गयी और पेशवा 
ने पूता से धन नहीं भेजा । अतः मराठा सेना अधीर होने लगी। झगड़े को शान्ति- 
पूर्वक निपटाने के प्रयत्व अब तक जारी रहे । अब्दाली भी धन ओर रसद के सकठ 
से बहुत तग आ गया था, अत, वह भी सम्मानपूर्ण सन्धरि कर लेना चाहता था। किन्तु 
मुन्धि के सब प्रयत्ञ विफल रहे, क्योकि नजीबुद्दोला तब तक सन्धि के लिए तैयार 
नहीं था जब तक कि मराठे चम्बल के पार न खदेड़ दिये जायें । उसने झूठी अफवाह 
फँला दी कि भाऊ ने विश्वासराव को सम्राट बनाकर उसके नाम के सिक्के चला दिये 
हैं और वह सारे देश पर मराठा-साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। शायद अब्दाली 
और दूसरे मुखलमात्र इस प्रचार से ही बहुककर मराठों से जोरदार लड़ाई लड़ने के 
लिए तैंगार हो गये । 
पानोपत में प्रतिद्व नी क्षमाएँ 

७ थब्टूबर, १०० ई७ का नाथ कुंजपु" पर अधिकर करने के लिए दिल्‍ली से 

चला जिससे कि वहू अब्दाली का उच्तर में स्देड़कर दिल्‍ली से उसका दबाव हटा दे । 
उसने गोविन्दपन्त बुन्देले को आज्ञा दी कि वह दोआब में जाकर रुहेलखण्ड को उजाड़ 
दे और स्वय १६ तारीख वो कुजपुरा पर अधिकार कर किलेदार नजाबतखाँ को कद कर 
लिया । नजाबततां को तो घावों के कारण मृत्यु हो गयी और उसके प्रमुल साथियों को 
बुन्देनो ने मौत के घाट उतार दिया । कुजपुरा मे मिली हुई रसद और घन से मराठों 
का कुछ दिन के लिए संकट तो टल गया परन्तु कुजपुरा के पतन के समाचार से अब्दाली 
की बड़ा धवका लगा । उसने तुरन्त आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, २५ अक्टूबर 
को दिल्‍ली से २० मील उत्तर बागपत में यमुना को पार कर लिया और यमुना के 
सीधे किनारे-किनारे चलकर बह सोनीपत आ गया । जब भाऊ ने अब्दाली के तेज 
धावे का समाचार सुना तो वह उत्तर से मुड़कर पानीपत में भा गया ओर अब्दाली 
की सेना से पाँच मील की दूरी पर रुक गया। अक्टूबर के लगभग अस्त में दोनों 
की सेताओं ने एक-दूसरे पर छुट-पुट हमले आरम्भ करे दिये । भाऊ ने देखा कि शत्रु युद्ध 
के लिए तैयार है, अतः उसने अचानक हमले का विचार छोड़ दिया और इब्माहीम 
गर्दी की सलाह से पानीपत्त से दक्षिण के मैदान में खाइयों में शरण लेकर बचाव करने 


सराठों का अभ्युक्ध ४परे 


मे लग गया ! उसने अब्दाली पर तब तक हमला करने का विचार नहीं किया जब 
तक कि वह भूखों मरकर दुर्बंल न हो जाय । उसके साथ स्थत्रियाँ, दुकानदार और 
नोकर-चाकर बहुत अधिक थे, अत. शत्रु की रक्षा-पंक्ति पर निर्भीक आक्रमण करके 
उसके दलो को काटकर निकल जाना असम्भव था। मराढों का शिविर पूरब से पश्चिम 
तक ६ मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण तक २ मील चौडा था। इसके चारों ओर 
लगभग २४५ गज चौडी और ६ गज गहरी एक खाई थी जिसकी सुरक्षा के लिए एक 
मिट्टी की दीवार पर बड़ी-बडी तोपें चढा दी गयी थी । अब्दाली का शिविर मराठो के 
शिविर से तीन मील दक्षिण में था, उसके पीछे सोनीपत गाँव था और वह भी खाई 
तथा कटे हुए पेड़ो की डालियो से सुरक्षित था। पानीपत में आने के बाद भाऊ मे 
कई दिन तक युद्ध के लिए बड़ा उत्साह था। उसने गोविन्दपत बुन्देले को आज्ञा दी 
थी कि वह रुहेलखण्ड पर हमला कर वहाँ से घत और रसद भेजे । किन्तु अब्दाली के 
अपना शिविर यमुना के बिलकुल किनारे ले जाने से परिस्थिति बिलकुल बदल गयी 
थी। अब उसे पर्याप्त जल मिल सकता था और दोआब से यातायात सम्बन्ध सुगम 
हो जाने के कारण नजीबुह्दोला उसे रसद और चारा लगातार भेज सकता था। यह 
ही नही, अब अब्दाली ने मराठा सेना के चारो ओर गारद बत्रिदौकर दोआब, दिल्ली 
और राजपुताने से उसके रसद और यातायात को रोक दिया । मराठो के लिए केवल 
उत्तर का मार्ग खुला रह गया किन्तु अब्दाली ने शीघ्र ही कुजपुरा पर अधिकार करके 
मराठो का पंजाब से भी यातायात रोक दिया ॥ इस परिस्थिति के कारण मराठा 
शिविर पर बडा भारी सकट छा गया | भाऊ को न तो कही से रसद ही मिल सकी 
और न वह दो महीने तक पानीपत्त से दविखन को हो कोई समाचार भेज सका । 
लेकिन इन बड़ी कठिनाइयों के आते पर भी भाऊ ने साहस नही छोडा और 
१ नवम्बर, १७६० ई० से १४ जनवरी, १७६१ ई० तक शत्रु से कई मुठभेडे की, यद्यपि 
उनका आखिरी परिणाम कुछ भी नही निकला । १६ नवम्बर को रात में अचानक 
इब्राह्टीम गर्दी के भाई फतेहर्खा ने अब्दाली के शिविर पर हमला किया किन्तु वह खदेड़ 
दिया गया । २२ नवम्बर को जनकोजी' सिन्धिया ने अब्दाली के वजीर पर हमला कर 
उसके शिविर तक उसका पीछा किया किन्तु पेशवा की सेता की सहायता थे भिलने के 
कारण उसे भी वापस लौटना पड़ा । ७ दिसम्बर को नजीबुहौला ने मराझय सेना पर 
हमला किया जिसमे ३०० से ऋधिक रुहेले मारे गये । १७ दिश्वम्बर को रुहेलो ने 
ग।विन्दपन्त बुन्देले पर हमला कर उसे मार दिया जा गाजियाबाद के १० मील दक्षिण 
में जलानाबाद मे रसद इकटूठी कर रहा था| इस समय मराठा सेना भूखों मरने लगी 
थी । अतः भाऊ ने अपने शिविर में टकसाल खोलकर सोने-चाँदी के गहुनो को सिक्कों 
से परिवर्तित करना शुरू कर दिया जिससे कि वह अनाज और चावल खरीद सके। 
किन्तु इस धन से भी दो हफ्ते तक ही काम चल सका । कठिन सकट मे पहने 4" भाऊ 
अब युद्ध का हरजाता देने के लिए तैयार हो गया और उससे सन्धि की बातचीत का 
अन्तिम प्रयत्न किया किन्तु नजीबुद्देला को सलाह से यह प्रस्ताव ठूकरा दिया गया । 


४डंघोड मुगलकालोन भारत 


पानीपत फो लड़ाई (१४ जनवरी, १७६१) 

अब भाऊ शत्रु से यथाशीघ्र अन्तिम युद्ध करने के लिए उतावला हो गया था 
किन्तु अब्दाली मराठों को अभी उत्तेजना देने के पक्ष मे नहीं था और उसने अपने 
उतावले मित्रों से साफ-प्ताफ कह दिया “था कि सेन्य-संचालन का सारा उत्तर- 
दायित्व उस पर छोड़कर उसे सन्धि-सम्बन्धी झगड़ों मे न डालें। मराठो के पास 
भोजन नही रहा था, अत: सरदारों ने भाऊ से तुरन्त युद्ध छेड देने की श्रार्थेता की । 
उन्होंने, कहा 'हमने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भूखों मरने के बजाय तो शत्रु 
पर जोरदार हमला करके युद्ध मे बहादुरी से मर जाना कट्दी अच्छा है। फिर भाग्य 
में जो लिखा है वही होगा ।” अत, भाऊ ने अब अन्तिम युद्ध का निश्चय कर लिया 
और इब्राहीम गर्दी की सलाह से सेना को वर्गाक्रार रूप मे धीरे-धीरे चलाने का विचार 
किया । ;सेना की सुरक्षा के लिए चारों ओर भारी तोपखाना रखा गया, स्त्रियों तथा 
नौकर-चाकरो को बीच मे रखा गया, उन सबको एक साथ इब्नाहीम की तोपों की 
सुरक्षा में आगे बढ़ने का आदेश दिया गया और इस प्रकार की व्यूह-रचना के बाद 
मराठा सेना १४ जनवरी को प्रात.काल हमले के लिए चल पड़ी । भाऊ ने युद्ध के 
बचाने का अब भी एक अन्तिम प्रयत्न किया । उसने शुजाउद्दोला के मराठा अफसर 
काशीराज को लिखा, “प्याला लबालब भर गया है। इसमे अब एक बूंद भी नही 
समा सकती है। कृपया मुझे युद्ध के समझौते के विषय में अन्तिम उत्तर दो ।” 
चोदह॒वी तारीख के प्रात.काल यह सन्देश शाह को दिया गया जिस पर विचार करने 
लिए शाह ने एक दिन का समय चाहा | परन्तु एक दिन का समय अब असम्भव था 
क्योकि मराठा सेना मैदान में 7३४ एुझी थी । 

मराठा सेना में ४५,० ० - ,,« योद्धा थे जिनके बीच मे नौकर-चाकर थे और 
ये सब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे । किन्तु वे अपनी पूर्व-योजना के अनुसार सामूहिक 
रूप में न चल सके। अतः अब भाऊ ने अपनी सेना को लम्बी पंक्ति मे खड़ा किया 
और वह स्वयं तथा विश्वासराव केन्द्र में युद्धोपयोगी उत्तम हाथियों पर सवार हुए । 
इन दोनों हाथियों पर भगवा झ्षण्डा लहरा रहा था। उनको बायी ओर इश्ाहीम गर्दी 
अपने सेनिको के साथ स्थित था, दमाजी गायकवाड़ उसके बिलकुल दाहिनी ओर था; 
ओर भाऊ के दायी ओर मल्हारराव होल्कर और जनकोजी सिन्धिया थे। भाऊ ने 
अपनी थोड़ी भी सेना सुरक्षित (कोतल) नही रखी थी । मराठे शत्रु की सेना-पंक्ति पर 
जोरदार हमला करके उस पर टूट पड़े । शत्रु की सेना में ६०,००० योद्धा थे जिनमें 
आधे विदेशी थे, लगभग सभी घुड़सवार थे ओर पैदल तो बहुत ही कम थे। शत्रु सेना 
के केन्द्र मे अब्दाली का वजीर शाहवलीखाँ था जिसके अधिकार में घुनी हुई दुर्रानी 
घुड़सवार सेना थी । शाहू पसन्दर्खाँ और नजीबुद्दौला बायीं ओर रखे गये थे जो 
जनकोजी सिन्धिया और मल्हारराव होल्कर के बिलकुल सामने थे। शुजाउद्दौला 
अब्दालो के वजीर ओर नजीबुद्दोला के बीच में था। दायीं ओर बरखुरदारखाँ और 
अमीरबेग थे जिसके अधिकार में रहेला और मुगल सेना की टुकड़ी थी । अब्दाली स्वयं 


ड्प६ घमुगलकालान भारत 


अफभषानों गे उनके छत्तो तक उनका पीछा किया, उन्हे शरण नहीं लेने दो और उन्हें 
जितने भा भगोड़े मजे सके उन सबको कल कर दिया। यहू कत्ल उस रात को 
तथा इसरे दिन भी होता रहा और सारे मराठा-शिविर को थुटकर स्त्री तथा बच्चों 
को दास बना लिया गया । 
दूसर दिव १५ जनवरी को सूर्योदय होने पर संसार को मराठों के बड़े भारी 
विनाश का पता लगा । “सारा युद्धक्षेत्र उस खेत के समान मालुम पड़ता था जिसमे 
लाल पोस्त के फुल खिंत रहे हों । जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक लम्बे-लम्बे 
शरीरा के आती भौर कुछ भी नहीं दिखायी देता था। ऐसा माथुम पड़ता था मानो 
या तो व सो५ ५ ५ कजापूर्ण ढंग से सजाकर रखे गये है ।” (सियार) मुर्दों के ३२ ढेर 
गिने भये थे जिसमें त प्रत्येक ढर में ५०० से १,००० तक लाशें थी और कुल संख्या 
२४,००० हुजार वक पहुँच गयी थी । लगभग इतनी ही लाशें खाई तथा खेमे के चारों 
आर पड़ी हुई मिला थी । लगभग ६,००० भराठे पानीपत में जाकर छिप गये किन्तु 
वे भी बुरी तरह & भार किए गये | काशीराज स्वयं मराठा था और उसने युद्ध का 
सारा हाल अपनी हरा से देखा था। वह पघ॒र्मान्धता के इस महाकोप का वर्णन हस 
प्रकार करता है, "7 * दुराचो सिपाही सौ या दो सी कैदियो को पकड़ लाता था 
भोर यहू कहुबनर वार डालता था कि “ जब मै देश से चला था तो मेरे माँ, बाप, बहन 
तथा स्त्री ने मुइ,ते ब?, था कि तुम हमारी खातिर जितने भी काफिरों को क्षाट सको 
उतनों को काठ डायभा ।” हमने इस धर्म युद्ध में विजय पायी है, अतः हमारा धर्म 
यही है कि हुम १फरी को कार्ट जिससे हमारे सम्बन्धियों को पृण्यः (सबाब) प्राप्त 
ही। इस प्रवा/ हूपरों सिपाही भौर कंदी काट डाले गये। शाहु और उनके 
सरदारों के वेमों को छोड़कर हर तम्बू के बाहर बहुत-से सिरों का ढेर लगा हुआ 
था। कहा जाता है कि यह मराठो का प्रलय दिन था। युद्क्षेत्र में पड़े हुए व्यक्तियों 
में पेशवा ढग सबसे बड़ा बेटा विश्वासराव, भाऊ, जसवन्तराव पवार, तुकोजी सिन्धिया 
इत्यादि प्रगूख थे । जनकोजी सिन्धिया बुरी तरह घायल हुआ था और बहू भी बाद 
में मार डाला गया। इब्राहीसम इरर्दी भी कंद करके मार दिया गया। मल्हारराव 
जनकोजी को उसके भाग्य के भरोसे छोडकर युद्धक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ था और वह 
सुरक्षित दशा में पूनरा पहुँच गया | महादजी सिन्धिया घायल और लंगड़ा होकर भाग 
गया । अन्ताजी मतवश्वर फरु खनगर के बलूचियों द्वारा मारा गया। संक्षेप में, लगभग 
७५,००० मराछ हताहृत हुए । महाराष्ट्र मे ऐसा कोई भी घर नहीं था,जिसमें किसी 
' न किसी आदमी के लिए शोक ने मनाया गया हो । अनेक घर तो ऐसे थे जिनके घर 
के मालिक मारे गये थे और नेताओं की तो पीढ़ी की पीढ़ी तलवार के एक वार से ही 
मौत के घाट उतार दी' गयी थी ।” ($ककाध्ा : 78॥ ० 76 ४०४० एण6, 
५४०, वी, 9. 257) लगभग २५,००० मराठों ने भागकर अपनी जात बचायी जिनमें 
८,००० तो थे थ जिन्‍्हा।न शुजाउद्दौला के खेमे में जाकर शरण ली थी और उसने 
उदारता के साथ हनकी रक्षा कर उन्हें अपनी जेब से रास्ते का ख्ं देकर सूरणमल 


मराठों का अभ्युवय ह 82 


जाट के प्रदेश में पहुँचा दिया था तथा सूरजमल ने होल्कर और सिन्धिया के अपकारो 
को भुलाकर बड़ी तत्परता से इन मराठा शरणाथियों को शरण, भोजन, कपड़े और 
दवा-दारू की पूरी-पूरी सहायता दी थी । 
मराठा-पराजय का परिणाम 
पातीपत के युद्ध मे मराठा-पराजय के परिणाम के विषय में इतिहासकारो के 

भिन्न-भिन्न मत हैं। महाराष्ट्र के सभी आधुनिक लेखक इस विषय में एकमत है कि 
मराठो को बेवल ७५,००० व्यक्तियों की हानि उठानी पड़ी किन्तु इससे उनके लक्ष्य 
को किसी प्रकार की हानि तही एहुँची । इतिहासकार सरदेसाईलिखते हैं कि “इस 
युद्धक्षेत्र में मराठा जनशक्ति का महाविनाश अवश्य हुआ, किन्तु यह विनाश उनकी 
शक्ति का अन्तिम निर्णायक नहीं था | वास्तव में इस युद्ध ने लम्बे अरसे के बाद दो 
महान प्रसिद्ध पुरुष नाना फडनवीस और महादजी मिन्धिया चमका दिये जो उस 
प्रलयकारी दिन बड़ी आश्चर्यजनक रीति से मृत्यु से बचद्धर निकल गये थे और 

होंने मराठों के पूर्व-गौरव को फिर से जीवित कर दिया। पानीपत के युद्ध में 
हुआ मराठों का विनाश देवी-कोप के सभान था। इसने मराठों की जीवन-शक्ति को 
नष्ट कर दिया किन्तु इससे उनके राजरनीशिक जीवन का अन्त नहीं हो गया । यह मान 
लेना कि पानीपत के विनाश ने मराठों की सावेधौमिकता के प्रिय स्वप्न को सदा के 
लिए नष्ट कर दिया था, परिस्थिति को ठीक-ठीक न समझना है, ज॑ंसा कि तत्कालीन 
लेखों से ज्ञात होता है ।” (४८७ 78009 ० ४॥6 ०0838, १०. 7, 9. 455) 
महान इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार का इस विषय में भिन्न मत है। वे” कहते हैं 
/इतिहास के पक्षपातरहित अध्ययन से ज्ञात होगा कि मराठों का यहु जोरदार दावा 
कितना निर्मल है। इसमें सन्देह तहीं कि भराठा सेना ते निर्वासित मुगल सम्राट को 
१७७२ ई० में इसके पूवेजों के सिहासन पर फिर से बिठा दिया था किन्तु वे उस 
समय न तो वास्तव में राज-निर्माता हुए थे और न मुगल साम्राज्य के वास्तविक 
शासक ही, वरत्‌ उनकी स्थिति तो नाममाज्र के मन्त्रियों और सेनापतियों जैसी ही थी। 
इस प्रकार का ग्रौरवपूर्ण पद तो केवल १७८६ ई० में महादजी सिन्ध्रिया' और 
१८०३ ई० में अंग्रेज ही प्राप्त कर पाये थे ।” (#०॥ ० पा6 'प३४७७ छाफ्ा।8 
५०, ॥, 9. 260) यह दूसरा मत युक्तिपूर्ण और सत्य है। पहली बात तो यह है 
कि यह युद्ध पूर्णहप से निर्णायक सिद्ध हुआ था। मराठा सेना तथा उसके नायकों 
की सर्वनाश हो गया था और एक लाख से अधिक व्यक्तियों मे से केबल कुछ हजार 
ही महाराष्ट्र पहुंच पाये थे । इनमे से भी कोई लुज-पुंज था तो किसी का दिमागे 
खराब था | ऐसे ही लोगों से मराठा राष्ट्र के विनाश का समाचार मिला था । मराठा 
सेन्य-शक्ति का इतना अधिक विनाश हुआ था कि तीन मद्दीती तक तो पेशवा को 
हँताहतों का वास्तविक ब्योरा तथा भाऊ एवं दूसरे नेताओं की मृत्यु तक का समाचार 
न मिल सका था | दूसरी बात यह है कि यद्यवि अब्दाली पानीपत की विजय के ढाद 
भारत में बस नहीं गया था किन्तु फिर भी उत्तरी भारत के पजाब, मुल्तान और 


| 


डंदप मुगलकालीन भारत 


दिल्‍ली के प्रान्तो पर मुस्लिम-साम्राज्य का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया था ओर एसवे 
बाद मराठों ने पजाव को वापस लेने और सोमान्‍्त अदेश की रक्षा करने का कोई भो 
प्रयत्न नही क्रिया (यह बात स्मरण के योग्य है कि १७५४ से १७६० ई० तक पंजाब, 
मुल्तान और दिल्‍ली प्रदेशों का भाग्य डांवाडोल ही था। कभी ये मराठो के हाथ मे चले 
जाते थे और कभी मुसलमानों के) । सक्षेप मे कह सफते है कि पानोपत की हार के कारण 
सम्पूर्ण देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का मराठो का मधुर स्वप्न नप्ट हो गया। 
अब्दाली ने पेशवा से सन्धि करने की इच्छा की थी और वह फरवरी १७६३ ई० में 
पूरो भी हो गयी किन्तु इससे १७६१ ई० के निर्णय मे तनिक भी अन्तर नह्दों आध्रा 
ओर न उत्तरी भारत तथा दिल्‍ली पर पठान शासन के सम्बन्ध में ही कोई सन्देह 
उत्पन्न हो सका। तीसरे, मराठा-पराजय का नैतिक प्रभाव और भी गहरा पड़ा। 
मराठा सेनाएँ अब तक अजेय समझी जाती थी किन्तु अब उन्तका सैतिक और राज- 
नीतिक सम्मान घट गया । अरब भारत में मराठों की मित्रता का कोई मूग्य नहीं रह 
गया था, “क्योकि गत चार वर्षों मे मराठों ने प्रत्यक्ष दिखा दिया था कि जिस प्रकार 
वे अपनी रक्षा नहीं कर सके, उसी प्रकार अपने मित्रों की भी रक्षा नहीं कर सकेगे। 
चौथी बात यह है, और ज॑सा सर जदुनाथ सरकार लिएपते हैं म इस गुद्ध मे बालाजी 
सहित लगभग सभी बड़ै-पड़े मराठा कप्तान और राजनीतिश मारे गये । अत' मराठा 
इतिहास थे सबसे कलकित रघुनाथ दादा की घुणित अभिलाषा को पूि का सरल 
मार्ग बिलकुल खुल गया और हानियों की पूति तो समय पर हो जाती किन्तु पानीपत 
के युद्ध ने यह सबसे बड़ी बुराई पैदा कर दी। सक्षेप मे, कहू सकते है. कि पानी१त 
में मराठों की हार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि पेशवा-परिवार में परस्पर 
बैमनतस्थ और कलह उत्पन्न हो गया जिसके कारण आगे चलकर मराठो का पतन हो 
गया। पाँचवीं बात यह है कि मराठों की सवंनाशकारों पराजय और उसके बाद 
उनकी राजनीतिक शक्ति नष्ट हो जाने के फलस्वरूप अग्रेज व्यापारियों को भारत मे 
अपने “धूते पड़ोसियों की दासता से मृक्ति पाकर बडी शीघ्रता से उन्नत होने का 
अवसर मिल गया।” अब भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य का द्वार खुल गया था। 
इतिहासकार सरदेसाई लिलते हैं कि “यह इस बात का प्रतीक है कि जब मराठे और 
मुसलमान कुरुक्षेत्र के प्राचीन मैदान मे घातक युद्ध में फंसे हुए थे तब भारत थ ब्रिटिश- 
साम्राज्य का प्रथम सस्थापक क्लाइव इगलेण्ड जाकर प्रधानमन्त्री लाडे चेधम से भारत 
में ब्रिटिश-साम्राज्य को सम्भावना के स्वप्न की व्याख्या कर रहा था। पानीपत ने 
भारत साम्राज्य के युद्ध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक और साझीदार पैदा कर दिया । 
वास्तव में, यह उस राजनीतिक घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था जो भारत के इतिहास 
का निर्णायक हो गया।” (२९७ पांहण३ णी पा० जिधा४085, ४०) 7, 9 455) 
पानीपत के युद्ध के दूसरे ही दिन मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय को अंग्रेजों ने 
कारनेक के नेतृत्व मे पराजित किया और उनकी शरण में जाना पडा । १६ फरवरी, 
१७६१ ई० को अंग्रेजों ने पाण्डुचेरी पर अधिकार कर भारत मे फ्रांसीसियों की शक्ति 


मराठों का अभ्युदय ड८घ६ 


को नष्ट कर दिया और अब भारत में अग्रेजी ईस्ट इण्व्या कम्पनी का सितारा 
चमक गया । 
मराठा-पराजय के कारण 

पानीपत में मराठा-पराजय के अनेक कारण थे | पहला कारण तो यह 
था कि अब्दाली की सेना भाऊ की सेना से सख्या मे अधिक ओर युद्ध-कोशल में अधिक 
निपुण थी । सर जदुनाथ सरकार ने तत्कालीन लेखो के आधार पर हनुमान लगाया 
है कि अब्दाली की सेना ६०,००० थी और मराठो के योद्धा ४५,००० से अधिक नही 
थे | दूसरा कारण यह था कि अब्दाली को दोआब और दिल्‍ली प्रदेष से रसद मिल 
सकती थी, अत. उसको सेनिकों तथा उनके घोडो और लद्दू जानवरों के खाने से भी 
अधिक सामग्री उपलब्ध थी | इसके विपरीत मराठे दो महीने तक भूखों मरते रहे थे 
और उन्हे भूखे पेट ही लडना पडा था। इस प्रकार की भूखी-प्यासी सेवा एक सुसज्जित 
और सनन्‍्तुष्ट शत्रु को नही जीत सकती थी। तीसरा कारण यह था कि अहमदशाह 
अब्दाली की सेना सुशिक्षित और अनुशासित थी, शाह बिना किसी हेर-फेर के खेमो तथा 
युद्क्षेत्र मे पर्ण व्यवस्था रखता था और »नुशासन एवं आज्ञा भग करने वाले को 
कठोर दण्ड देता था । शाह कैसा कठोर अनुशासन रखता था, इसके अनेक उदाहरण 
है । उनमे से एक के विषय मे काशीराज लिखता है कि “१७६० ई० में कुछ अब्दानी 
सनिको ने शुजाउद्दौला के खेमे मे कुछ सैनिक नियमों की अवहेलना को । जब शाह ने 
यह सुता तो उसने उन २०० सेनिको को पकडवाकर तीरो से उनकी नार्क छिदवा दी 
और उनमे नकेल डलवा दी | इस प्रकार वे ऊंट की तरह शुजाउद्दौला के सामने 
उपस्थित किये गये और उन्हे क्षमा करने या प्राणदण्ड देने का उसे पूरा-पूरा अधिकार 
था ।” इसके विपरीत मराठा सेनिक और अफसर व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रतावादी तथा उदृण्ड 
थे और “अनुशासन को उन नीच व्यक्तियों के समान धृणा करते थे जिनका पालन- 
पोषण अनियमित रूप से हआ हो । ऐसे लोग अनुशासनहीन उहृण्डता को स्वतन्त्रता 
मानते हैं और सुसगठित रूप से मिल-जुलकर सेना अथवा स्कूल मे काम करने को 
दास-मनोवृत्ति बताते हैं और कहते है कि ये बाते उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण करने 
वाली है ।” अनुशासन एवं सगठन की विजय होती है, केवल शरीर-बल को नही । 
इसमे कोई आश्चयं की बात नहीं कि अनुशासनहीत मराठा सेना सुसगठित एवं 
सु-अनुशासित शत्रु से हार गयी । चौथी बात यह है कि यद्यपि भाऊ के पास योग्य 
सेनापति इब्नाहीम गर्दी की अधीनता मे बडा अच्छा तोपखाना था किन्तु सामूहिक दृष्टि 
से उसकी सेना अस्त्र-शस्तों तथा दूसरी सैनिक सामग्री मे अब्दाली की सेना से कही 
घटकर थी । अब्दाली के पास सँकडो कडाबीन बन्दूके थीं जो तेज दौडने वाले ऊँटो की 
पीठ पर से चलतो थी । गर्दी का तोपखाना तो आमने-सामने की लडाई में बेकार हो 
जाता था किन्तु अब्दाली की कडाबीन बन्दूके चारो ओर से निरन्तर चलती रहती थी । 
अब्दाली की सेना के पास बन्दूके थी और मराठों की सेना के पास भाले और तलवार । 
पाँचवाँ कारण यह है कि यद्यपि भाऊ निडर सैनिक था किन्तु वह सेनापति के रूप मे 


डे&० मुगलकालीन भारत 


अपने विरोधी अब्दाली से हीन था । उस समय एशिया के सेनापतियो में अब्दाली ही 
सबसे अधिक योग्य माना जाता था। जन्मजात नेता जैसा उसका लम्बा शरीर, 
उसका युद्ध-कौशल और कुटनीति उसकी सफलता के मुख्य कारण थे ; भाऊ योद्धाओं 
की देखभाल करने और प्रत्येक टुकड़ी से अपना सम्बन्ध बनाये रखने के बजाय वह 
स्वय युद्ध मे अन्धाधुन्ध कुृद पड़ता था और विश्वासराव की मृत्यु के बाद तो बहू 
साधारण सैनिक की भाँति काल के गाल में ही कुद पडा था। छठा कारण यह है कि 
भाऊ दिल्‍ली के यातायात मांगे को सुरक्षित नही रख सका । उसने यह बडी भारी 
भूल की कि दिल्‍ली पर अधिकार जमाये रखने के लिए कुछ हजार ही सैनिक छोड़कर 
शन्नु के जाल में फेस गया । किन्तु अब्दाली ने अपने रुहेले मित्रों के प्रदेश दोआब से 
पूरा-पूरा सम्बन्ध स्थापित रखा । मराठा सेना का सम्बन्ध अपने प्रदेश से बिलकुल 
विच्छिन्न हो गया था और वह यहाँ सैकड़ों मील दूर आकर घिर गयी थी। मराठों 
की असफलता का सबसे बड़ा कारण यहु है कि मराठों ने दस वर्ष से अधिक समय 
तक उत्तरी भारत को जनता, राजपूत सरदार ओर जाट राजा पर मनमाने आक्रमण 
कर हिन्दू और मुसलर्मानो की सभान रूप से सहानुभूति खो दी थी। यही कारण था 
कि उत्तरी भारत की जनता ने उसकी विपत्ति मे तनिक भी सहायता नही की । सा्व- 
जनिक सहानुभूति ओर सहायता भी सुरक्षा की दूसरी पक्ति बन जाती है। अतः 
पावीपत के युद्ध में मराठा-विनाश के अनेक कारणों से उनके प्रति जनता की दुर्भावना 
का होना भी एक अनिवार्य कारण था । 
बालाजी याजोराब की मृत्यु: उसका व्यक्तित्व और चरित्र 

पेशवा को दो महौने तक पानीपत से कोई समाचार नहीं मिला था, अत: 
उसे अपनी सेना के विनाश का ज्ञान नहीं था। अब उसने भी उत्तरी भारत को कुच 
करने की योजना बनायी । कुछ दिन से उसका स्वास्थ्य गिर रहा था, अत; उत्तरी 
भारत से लायी गयी दास लड़कियों के गाने और नृत्य द्वारा उसके मत को अनेक 
पघरिन्‍्ताओं से हटाने का प्रयत्न किया गया। २७ दिसम्बर, १७६० ई० को पेठान में 
एक जवान स्त्री के साथ उसका विवाह भी कर दिया गया । इस दशा में उत्तरी भारत के 
लिए प्रस्थान कर वहु २४ जनवरी को भेलसा पहुंचा और वह्दी उसे एक महाजन के 
पश्र से अपनी सेना के विनाश का समाचार मिला | कुछ दिन रुकने के बाद वह 
सिरोज से ३२ मील उत्तर पछार में पहुँचा जहाँ उसे पानीपत के विनाश का ठीक- 
ठीक समाचार मिला, जिसे सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया | इस कारण वह 
पूना लौटने के, लिए बाध्य हो गया और वहाँ २३ जुन, १७६१ ई० को उसकी मृत्यु 
हो गयी । | 

बालाजी बाजीराव सुन्दर एवं मधुर भाषी था। अपने पूर्व-पेशवाओ के विपरीत 
वह कला का प्रेमी और विलासी था तथा उसक रहन-सहन का ढंग भी ऊँचे स्तर का 
था। यद्यपि वह सामान्य हृष्टि से सफल सैनिक ओर कुटनीतिज्ञ था किन्तु वह युद्ध- 
कौशल ओर राजनीतिज्ञता मे अपने पिता के समान नहीं था। उसके पेशवा-काल में 


मराठों का अभ्युदय ४६१ 


मराठा राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ और “मराठा घोडों ने कन्याकुमारी से 
लेकर हिमालय तक के झरनों में अपनी प्यास बुझायी ।* पेशवा यद्यपि अच्छा प्रबन्धक 
था और उसने दक्खिन के मराठा प्रदेश में माल तथा न्याय के प्रबन्ध की उत्तम रीति 
भी निकाली थी किन्तु उसने तलवार के बल से बढाये हुए विस्तृत मराठा-साम्राज्य 
में नियमित सरकार के स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया | जहाँ तक मराठा- 
साम्राज्य का सम्बन्ध है उसने इसे पहले की तरह ही रहने दिया और नियमित प्रबन्ध 
करने के बजाय इसे लुटेरों का संगठन-मात्र ही बना दिय्रा । किन्तु दक्खिन में उसने 
कुछ लाभदायक सुधार भी किये । उसने भहाराष्ट्र का राज्य-प्रबन्ध अपने योग्य मन्‍्ध्री 
रामचन्द्र शेनवी के हाथो में सौपा और उसकी मृत्यु के बाद इसे अपने चचेरे भाई 
सदाशिव भाऊ के हाथो में दे दिया । बल्‍लोवा माण्डुवगुनी नाम के एक माल कमिश्नर 
ते माल नियम और उपनियमो का सुधार किया और कर वसूल करने वालो को 
हिसाब देने के लिए बाध्य किया । उसने कर-वसूली की ग़ड़बड़ियों को दूर कर 
अनुचित करों को समाप्त कर दिया । प्रजातन्तात्मक प्रामों में प्रजातन्‍्त्र का भी ध्यान 
रखा, न्याय-प्रबन्ध को नियमित किया; बालकृष्ण गाइगिल नामक एक योग्य विधिज्नाता 
को प्रधान न्यायाध्रीश के पद पर नियुक्त किया; ग्रामों और नगरों में सुहढ आधार पर 
पंचायतों का संगठन किया; पूना को सड़कों और सुन्दर भवनों से सुसज्जित कर वहाँ 
कार्यकुशल पुलिस की स्थापना की । उसने मन्दिर बनवाये और झीलें खुदवायी । 
इन सुधारों के कारण ही मराठा क्ृषक-समाज आज भी उसका क्रृतज्ञता के साथ 
स्मरण कर सफता है । 
किन्तु होल्‍कर और सिन्धिया जैसे अपने अधीनस्थ सरदारों को बालाजी 
बाजीराव पूरी तौर से वश में न रख सका । ये बहुत दिन तक आपत में झगड़ते रहे 
जिसके कारण उत्तरी भारत में मराठा-हिंतीं को बहुत हानि उठानी पड़ी । वह अपने 
भाई रघुनाथराव को सीधे मार्ग पर नहीं ला सका और उसने एक मू्खंता और की 
कि उसने अपने ही एक सरदार तुलाजी अंग्रे को दबाते के लिए अग्रेजो की सहायता 
ली। उसने उत्तरी भारत की राजनीति को अपने तियनत्रण मे नही रखा और 
मल्हारराव होल्कर की मराठों के जानी दुश्मन नजीबुद्दोला से साठगाँठ की उपेक्षा कर 
दी। पेशवा ने होलकर और सिन्धिया को राजपूत तथा जाटों पर अत्याचार करने 
की खुली छूट देकर उन्हें भी अपना शत्रु बना लिया। सक्षेप में, मराठा और जाट 
तथा राजपूतों की शत्रुता का उत्तरदायी पेशवा ही ठहराया जा सकता है। वास्तव 
में, उत्तरी भारत के हिन्दू उसी के कारण मराठों से वेमनस्थ रखने लगे थे और सम्पूर्ण 
भारत पर हिन्दू राज्य की स्थापना की योजना भी उसी के कारण असफल रही । 
800४5 ए0०४ एएट्राप्तए४८ए:४4)४0 

गदावाएंएं 74/27486 : 

. $87006524, (5. 5, 0 0065 ; 4धर#व 24-77 एब्रशद्रांद, ४०5, -2 

2. रिधरस्र406, ९. ६. ; 2/व्ववातििलाएव रपरदडद्ाटाए अप्रध॥८727, 22 ५०॥६, 


४६२ घृुगलकालीन भारत 


3, $80689, 0. 5. ; इ शार्टांकार 7०.४ 25794 26747, 45 ५०5, 
4, ४४89, 0. & 00085 ; $&श/शलांगार 7ीका उद्वादाव /्वावर्ई काव 22845 
ंवापएं2४, हु 
5, शि्वाबडपरंड , #/फिशायएों. अद्विवनन-अिवाएपदावाबा, 0... 22९594700९5 . ० 
आपाइद्रार, 2 १05. 5फ77फ्ञाध्यालाा गा07९९ 09 2 ५05. णए मााहइवार 
2गु्वा 
6, #हादावंदा: 24747, 3 ४०0]5. 
7. प्रयगापा 8. 8, : सक्माद्वाइधवां। चगरवर् ऊदरब/47, 2 ४०05, 
6. शृब्ीए०, 35, 9. : $7व/8// 7॥व5द्ाटएं उद//ध्र/०7, 4 ४0]5, 
बीहाडांका 74780486 : 
4, मिएडक्षात, 539श0 "भा | 5क-आ-रे474/:४॥2४॥ (7655) 
2... कैगइबा, पका) 80 : उध//६॥--2/ ४24६४ (१8). 
३ बा, है शिपराभा80 , #तवानं-4॥7द्ाव्वों (१७), 
4, चिप्ा-ए%-त7, 53990 : वरबडाद/व मेब0-प्रबे-बंदपांवर्व (५), (एप॥5- 
[69 [0 हाह्ांओ 99 था ३. इशाटघ7 ॥7 उह4॥ा/2 ८४/४/० (933), 
5. एकाका, हि48 ऐश ; #व्वाइवा गंदा 4गमावव अहिवंधा। 2द उँद्रेंव5ग्रॉए2 
खिव0 774४. (7797586९6 70 ए#एढ्ांधा एप ही7 उतार कैशएवए 
के खावरीका मीड!फांटां 20द्राएश/? (934 & 935), 
ग4/बशा #07६5 * 
एज, छाका: . म्राइ४ठए णी ४6 खवदाबावड, 3 ४0०४, 
दजल्वा4 & एक्ाब्रआंड : 4 माजछाए णी ॥#॥० व्रिध्रद 2207०, 3 ५035. 
रिक्राव02, (, 0, ; #श56 0 76 04 47०/#4 /26९0|97९, 
चि80684, ५, $. ; उर#४ आऊइ/एए ता 2 शर्द्ावा45, 3 ५४०08, 
59689, 0. 8, : खां] ८४&70॥8 ०//44/4/7 म5707 (2॥0 6०.) 
फछांड्राढ, ९. 6. : 70उम्राख ऊरवगा[40 व क्षा्ं खवद्वाब्ाज &डएक्ाहाता 
धएशा, >>, रच _था ती ९ खरीड्ातओ दकाफ्राार, एै0)5., -2 
हाए85$874, 6, 7... 4४8 ./5/ 7॥76 ैंबा।423 ० 4४44/ (270 ८०.) 
$7एश३४8४8, 0. 4., : $॥प्रंदयर्व-4व7४727४, ९०, . 
पत्र, थी, एवकमफांवंटर मांडा9ाए ता बाद, १०), ॥ए, (॥०३ए० खाए, 


के 


3 ४ 00० >>] ७ एम अऔँ७ (०0 >> शत 


कृन्मन, 


नि9]89॥/(प्राध्वा ७६॥॥0॥9५8 


अध्याय १२ 
शासन-व्यवस्था 


सच्राट : उसके अधिकार ओर कतंव्य 

सल्तनत काल (१२०६-१५२६ ई०) के शासक सुल्तान और मुगल-साम्राज्य 
के शासक सम्राट कहलाते थे । बाबर ने सम्राट की पदवी धारण कर भारत में मुगल- 
साम्राज्य की नीव डाली थी, अतः उसके वंश के सभी उत्तराधिकारी सम्राट ही कहलाते 
रहे । कुरान के सिद्धान्त के अनुसार मुगल सम्राट केवल मुसलमानों का ही शासक था 
अर्थात वह अमीर-उल-मुमनीन अथवा सच्चे धर्म (इस्लाम) के मानने वालों का 
प्रधान था और शासक के रूप मे मुस्लिम जनता (जमेयत) का नाममात्र का उत्तर- 
दायी था । वास्तव में उसके दुहरे अधिकार थे अर्थात वह मुस्लिम जनता का शासक तथा 
धघामिक नेता होता था और राज्य के गेर-मुसलमानों का केवल शासक होता था। 
उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नही था किन्तु क्रियात्मक रूप में विद्रोह के भय 
तथा देश के प्रचलित नियमों के कारण उसकी वह शक्ति सीमित हो जाती थी। यह 
सच है कि कुरांन के नियमों के उल्लंघन पर उलेमा उसे गद्दी से उतार सकते थे, 
किन्तु उनका फतवा तब तक व्यर्थ रहता था जब तक सम्राट के हाथ में शक्तिशाली 
सेना रहती थी | बाबर और हुमायूं इस्लाम धर्म मे बताये गये राजा के कर्तव्यों पर 
विश्वास रखते थे और यथाशक्ति कुरान के नियमों का पालन करते थे। किन्तु 
अकबर स्वेच्छाचारी शासक था, अत' वह इस्लाम धर्म में बताये गये राजा के कतंब्यो 
को मानकर मुसलमानों का अमीर-उल-मुमनीन न बना । अकबर में घर्मं अथवा जाति 
का कोई पक्षपात नहीं था, अतः वह अपनी सारी प्रजा का ही शासक था। उसका 
विश्वास था कि हजारो ग्रुणो के रहते हुए भी यदि शासक के हृदय में धाभिक 
सहिष्णुता नही है और वह सभी घर्मं ओर जाति के मनुष्यों का समान रूप से आदर 
नहीं करता, तो वह शासक जंसे महान पद के लिए सर्वथा अयोग्य है। (अकबरनामा 
जिल्द २, प० २८५) दूसरों मुगल शासकों के समान अकबर का भी विश्वास था 
कि राजा सब मनुष्यों से श्रेष्ठ और ईश्वर की छाया अथवा उसका प्रतिनिधि है । 
अबुल फजल लिखता है “राजा ईश्वर का तेज और सूर्य की किरण है और वह सारे 
संसार को चमका देता है । वास्तव में वह ईश्वर का प्रतीक और गुणों की खान है ।” 
अकबर सम्राट इस वेभव और ऐश्वयं को लेकर गद्दी पर बेठा ओर उसने अपनी 
मुसलमान ओर गैर-मुसलमान प्रजा का शासक होने का ही दावा नहीं किया अपितु 
आध्यात्मिक ग्रुरु होते का भी दावा किया | उसका मत था कि राजा ओर धर्मे गुरु के 


डह४ मुगलकालोम भारत 


अलग-अलग होने में राज्य पर विपत्ति आ सकती है और यही कारण था कि वह 
राज्य और धर्म दोनो का प्रधान था। मुसलमान मत में भी बताया गया है कि राज्य 
ओर धरम दोनो का प्रधान राजा अथवा खलीफा को ही होना चाहिए । मुस्लिम धर्म 
के अनुसार मुस्लिम सम्राट केवल अपनी मुसलमान जनता का आध्यात्मिक ग्रुरु होता 
था और मुहम्मद के धर्म का प्रचार करना तथा मुस्लिम और गैर-मुस्लिम मे निरन्तर 
भेदभाव बनाये रखना उसका कतेष्य होता था । किन्तु अकबर का विचार सब धर्मों 
और जातियौ मे केवल शान्ति स्थापित करना ही नहीं था अपितु यह उस सार्वभोम 
धर्म का प्रच्मर करना चाहताथा जो शास्त्र पर आधारित न होकर तके पर 
आधारित हो । 

जहाँगीर ने कुछ सुधारो के साथ अकबर के राजधर्म का ही पालन किया । 
किन्तु जह्लॉगीर के शासनकाल में इस्लामी सिद्धान्तों को ओर जाने की प्रवृत्ति पुनः 

प्रत्यक्ष दिखायी देने लगी । शाहजहाँ ने अकबर के सिद्धान्तों का बिलकुल ही त्याग कर 
दिया था और उसके पुत्र औरगजैब ने इस्लाम मे बताये गये राज-सिद्धान्तो का पूर्ण 
रूप से पालन किया-। औरंगजेब के बाद जो मुगल सम्राट हुए, वे अत्यन्त दुबंल रवभाव 
के होने के कारण उसके पदचिद्ों पर न चल सके, किन्तु उन्होंने भी इरलामी राज- 
धर्म पर अपना विश्वास सदा बनाये रखा । 

मुगल सम्राट असीम शक्तिसम्पन्न होता था। साम्राज्य का प्रधान होने के 
साथ-साथ वह सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय-व्यवस्था का प्रधान उद्गम भी 
होता था । वह इस्लाम का संरक्षक तथा मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी 
होता था। आध्यात्मिक नेता होने से कारण वह अपनी मुस्लिम जनता से जकात 
वसूल करता था और उसे मरिजदें बनवाने तथा मुसलमान साधु-सन्‍्तों एवं दीनों की 
सहायता करने में व्यय करता था। उसकी मन्निपरिषद नियमित होती थी। यद्यपि 
मुगल सम्राट के ४ से ६ तक नियमित मन्त्री होते थे किन्तु उन्हें शासन-नीति के 
निर्माण करने का अधिकार नहीं होता था।। वे केवल सलाह दे सकते थे। उनकी 
सलाह का मानना सम्राट के लिए अनिवाये नहीं था, अतः मुगल सम्राट निरंकुश 
ओर स्वेच्छाचारी होता था । किन्तु अकबर से लेकर शाहजहाँ तक जितने भी सम्राट 
हुए उन्होने प्रजा के हित को अपना सर्वेप्रधान कर्तेव्य समझा, अतः हम उन्हें स्वेच्छा- 
चारी उदार शासक कह सकते हैं । 
मन्त्री तथा उनके कतंव्य ह 

बाबर से अकबर तक शासन-व्यवस्था के चार मुख्य' विभाग थे परन्तु 
औरगजेब के शासनकाल में मन्त्रियों की सख्या छह हो गयी । वे इस प्रकार थे : 

(१) कोष तथा वित्त राजस्व विभाग (दीवानों के अधीन), (२) राजकीय णह 
विभाग (खानसामा अथवा मीरसामा के अधीन), (३) सैनिकों का वेतन तथा जमा-खर्चे 
विभाग (मोरबरूशी के अधीन), (४) स्थाय-विभाग--दीवानी तथा फौजदारी (प्रधान 
काजी के अधोत), (५) घामिक धन-सम्पत्ति निर्धारण तथा दातव्य विभाग [प्रधान 


शासन-व्यवस्था है 8 


सद्र ने अधीन), (६) जनता का सदाचार निरीक्षण विभाग (सुहतसिब के अधीन) । 
इसके अतिरिक्त दो ओर छोटे-छोटे विभाग थे जिन्हे उत्तरकालीन मुमल सम्नाटो ने 
अन्य विभागों के समकक्ष ही बना दिया था। वे विभाग ये थे : 

(७) तोपखाना विभाग (मीर आतिश अथवा दारोगा-ए-तोपखाना,के अधीन), 

(८) समाचार, सवाद तथा डाक विभाग (दारोगा-ए-डाक-चौकी के अधीन) | 
प्रधान मन्‍्त्री 

अकबर, जहांगीर ओर-शाहजहाँ के शासनकाल मे प्रधानमन्त्री की पदवी वकील 
अथवा वकील-ए-मुतलक थी । कभी-कभी वह वजीर अथवा वजीरेआला भी कहलाता 
था। बाद में कुछ सम्राटो में वकील की पदवी फिर से जारी कर दी । उदाहरण के 
लिए, जहाँदारशाह ने असद्खां को वकील-ए-मुतलक नियुक्त किया और उसके पुत्र 
जुल्फिकारखाँ को वजीर बनाया। प्रधानमन्त्री के अधिकार में प्राय वित्त विभाग 
रहता था किन्तु यह विभाग उसे दीवान की हैसियत से दिया जाता था। सुख्य रूप 
से वह नागरिक अफसर होता था और उसे सेनापति का काम बहुत कम दिया जाता 
था । राज्य की भलाई से सम्बन्ध रखने वाले सभी कामो में उसे सम्राट को सलाह 
देनी होती थी। 'वहू सम्राट के तथा दूसरे अफसरो के बीच मध्यवर्ती का काम करता 
था।' सम्राट के अनुपस्थित होने पर अथवा नाबालिग होने पर वहूं उसकी जगह 
काम करता था । साम्राज्य के विभिन्न भागो के वित्त सम्बन्धी सभी कागजात तथा 
प्रान्तो एवं युद्धक्षेत्र के आय-व्यय के समस्त ब्यौरे उसके पास भेजे जाते थे | सब प्रकार 
के व्यय (भुगतान) की वही आज्ञा देता था | खजाना उसी के अधिकार में रहता था 
ओर लगान एवं कर-वसूली सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय वही देता था । 

सेना के छोटे-छोटे नौकरों अथवा निजी नौकरों को छोड़कर अन्य सभी की 

नियुक्ति अथवा उन्नति वही करता था। उसके नीचे दो सहायक मन्त्री और होते थे । 
उनमे से एक दीवान खालसा कहलाता था जिसके अधिकार में सम्राट की भूमि रहती 
थी । दूसरा दीवानेतन अथवा तनखा होता था जिसके अधिकार मे जागीर की भूमि 
रहती थी । 
भीरबरुशी 

मीरबख्शी के अधिकार मे सन्‍्य विभाग रहता था-। सभी मनसबों की नियु- 
क्तियाँ उसी के विभाग द्वारा होती थी । वह सेना मे राजकीय नियमो को जारी करता 
था तथा घोडों के दाग लगाने का ओर मनसबदारो के अधिकार मे रहने वाले सेनिकों 
की निश्चित संख्या का निरीक्षण करता था। मीरबख्शी मनसबदारो का एक रजिस्टर 
रखता था जिसमे हर मनसबदार के अधीन रहने वाले सैतिको की निदिष्ट संख्या 
लिखी रहुती थी । उसे मनसबदारो के वेतन के बिल पास कराकर अपने पास रखने 
होते थे इस कारण वह पे-मास्टर जनरल कहलाता था । 
झाते सामात अथया उच्च परिचारक 

अकबर के शासनकाल में खाने सामान मन्त्री नही कहलाता था, किन्तु उसके 


४६६. घमुगलकालीन भारत 


उत्तराधिकारियों के समय में यह पद पूर्णतया सुसगठित मन्त्री-बिभागो की तरह ही 
महत्त्वपूर्ण हो गया था । खानेसामान सम्राट के घरेलू विभागों का अधान होता था 
ओर सम्राट के निजी नौकर एवं दास तथा शाही भोजन-भण्डार उसी के अधिकार में 
रहते थे । वह सम्राट के देनिक व्यय, भोजन और भण्डार आदि का भी निरीक्षण 
करता था । सम्राट, उसके अन्त पुर (जनानखाना) तथा दरबार के लिए जिन वस्न्न, 
आधूषण तथा अन्य बहुमूल्य वद्तुओ को आवश्यकता होती थी, उन सब के विभाग 
इसी के अधीन रहते थे । इन सब कारणो से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति समझा 
जाता था | कभी-कभी तो खानेसामान वजीर भी बना दिया जाता था । उच्चकोटि 
का अफसर उसका उपमन्त्री होता था जो दीवाने-बयूतात या बयूतात कहलाता था। 
उसका प्रधान काम मृत्र व्यक्तियों की सम्पत्ति का हिसाब-किताब रखना होता था 
जिससे (१) राज्य को आय प्राप्त हो जाय, और (२) मृत व्यक्तियों के उत्तराधि- 
कारियो के लिए सम्पत्ति सुरक्षित रख ली जाय 
प्रधान काजी 

सम्राट अपने काल का खलीफा माना जाता था, अत. वद्दी सबसे बडा 
न्यायाध्रीश होता था और हर बुद्धार को अपनी कचहूरी करता था। उसका न्याया- 
लय न्याय का सबसे बडा न्यायालय होता था । किन्तु सम्राट को सारी अपीलें सुनने 
का समय नहीं मिल पाता था, अत एक प्रधान काजी होता था जो प्रधान न्यायाधीश 
कहलाता था । वह धरम" सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करता था और मुस्लिम कानुन 
के अनुसार ही उनका निर्णय करता था। प्रधान काजी प्रान्त, जिला तथा नगरो के 
काजियो की नियुक्ति करता था। क्रभी-कभी बड़े-बड़े गाँवों मे भी स्थानीय काजी 
नियुक्त कर दिये जाते थे | मुफ्ती काजियों के सहायक होते थे । ये अरबी न्याय-शारत्र 
के विद्वान होते थे ओर सम्बन्धित मुकदमो के सम्बन्ध में इस्लामी कानून का मूलरूप 
काजी के सामने रखते थे । काजी के अधिकार बहुत होते थे और उसको प्रतिष्ठा भी 
काफो थी, किन्तु वह अपने अधिकारों का प्रायः दुश्पयोग किया करता था। उसके 
विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। इतिह'सकार सर जदुताथ सरकार 
के अनुसार, “मुगल काल में जितने भी काजी थे उनमे से कुछ प्रतिए्ठित व्यक्तियों को 
को छोडकर सभी घूसखोर थे ।” 
प्रधान सद्र (सद्रस सद्र) 

प्रधान सद्र धामिक धन-सम्पत्ति तथा दातव्य विभाग का प्रधान होता था । 
सम्राट एवं शाही परिवार के दूसरे सदस्य धर्मात्मा, विद्वान, उलेमा और साधु-सन्तों 
की सहायता के लिए जागीर तथा अतुल धनराशि निकालकर अलग रख दिया करते 
थे। सद्र का काम योग्य व्यक्तियों के प्रार्थनापत्रों की जाँच कर उनकी सहायता की 
सिफारिश करना होता था । अतः वह दान की भूमि और सम्पत्ति का निर्णायक्र एवं 
निरीक्षक होता था। वह प्राल्वीय सद्रों की नियुक्ति करता था। कभी-वभी तो प्रधान 
सद्र प्रधात काजी का काम करता था। किन्तु अकबर और उसके उत्तराधिकारियों 


शामसन-्ययवत्था ४६७ 


के शासनकाल में इन दोनो बड़े बडे पदों पर दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतिष्ठित होते 


थे। सद्र का पद बडा लाभदायक होता था, इस पर रहकर वह घूस और गबन से 
मालामाल हो सकता या | अकबर के शासनकाल में सद्र घूस तथा निर्दयता के कारण 
कुख्यात हो गये थे । 

जनता का सदाचार-निरीक्षक 


जनता का सदाचार-निरीक्षक अथवा मुहतसिब मुसलमानों के मुहम्मद पैगम्बर 
की आज्ञाओं का पालन करवाता था और जनता को शर्यित के विरुद्ध कार्य करने 
से रोकता था। “उसका काम खीची गयी शराब अथवा उत्तेजक जौ की शराब, भाँग 
ओर मादक द्रवों का पीना, जुए का खेलना तथा कुछ विशेष प्रकार के मैँथुनों का 
रोकना होता था । वह उन मुसलमानों को दण्ड देता था जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध 
विचार करते थे या पैगम्बर मे अविश्वास करते थे ओर पाँचो नमाज तथा रोजों का 
त्याग कर देते थे ।” ओरंगजेब के शाधनकान में मुहृतसिब का काम नये मन्दिरों को 
नष्ट करना हो गया था । कभी-कभी वे वाजारों में वस्तुओं का उूल्य निश्चित करते 
थे और बाट तथा गजो को ठीक करवाते थे । 
तोपलाने के सुपरिण्टेण्डण्ट 

यह अफसर मूल रूप से मीरवर्शी का सहायक (मातहत) होता था किन्तु 
युद्धक्षेत्र में तोप्ाने का सत्यधिक महत्त्व होने के कारण इस विभाग के प्रधान को 
-भी मन्त्री का गौरव प्राप्त हो गया था। बाद के मुगल शासको के शासनकाल में 
मीरआतिश अथवा तोपखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट का काम शाही गढ की रक्षा का प्रवन्ध 
करना भी होता था । इसके लिए कभी-कन्नी तो उसे वहीं रहता भी पड़ता था । इत 
कारणो से उसका सम्पर्क सम्राट से बना रहता था और इसीलिए उसका पद महत्त्व- 
पूर्ण हो गया था और उसकी गणना मन्त्रियों में होने लगी थी। तोपखाने की गढ़ 
तोडने वाली तोपो से लेकर छोटी-छोटी वन्दूर्के तक उसके अधिकार में रहती थीं । 
समाचार एवं डाक का सुपरिण्टेण्डण्ट 

मुगल शासनकाल के अन्तिम दिनो में इनका भी एक अलग विभाग था और 
यहू उसका प्रधान था। इसके अधिकार में समाचार-लेखक, गुप्नचर और संबाद- 
बाहक होते थे जो सारे साम्राज्य में नियुक्त किय्रे जाते थे । ये लोग अने-अपने क्षेत्रों 
की मुख्य-मुख्य घटनाओं की सूचना भेजा करते थे। इसके अतिरिक्त प्रास्तीय 
सुपरिण्टेण्डे्ट भी होते थे जो शाही दारोगा-ए-डाक चौकी की आज्ञानुसार काम करते 
थे । ये लोग हर' सप्ताह समाचारों का साराश राजधानी को भेजा करते थे । 


3, शान्तीय शासन-व्यवस्था 
सूबेदार तथा उसके कर्तंध्य 


मुगल साम्राज्य सूबों में बेटा हुआ था। अकवर के शासतफाल में ६३ सूबे 
थे। औरंगजेब के काल में ये २० हो गये। प्रत्येक प्रान्‍्त का प्रधात एक राज्यपाल 
होता था जो अकबर के शासनकाल में सिपहसालार और उसके उत्तराधिकारियों के 


डश्य मुगलकालोन भारत 


शासनकाल में सूबेदार अथवा नाजिम कहलाता था। उसका मुख्य काम प्रान्तो मे 
शान्ति व्यवस्था रखना, शाही आज्ञाओं का पालन' करवाना तथा राज-करो की वसूली 
. में सहायता देना होता था | उसे न्याय का काम मी करना पडता था। जब वह प्रान्त, 
झा चार्ज लेने के लिए रवाना होता था तब वजोर उसे सलाह देता था कि वह प्रान्त 
के मुध्य-मुख्य व्यक्तियों से सम्बन्ध बताये रखे, योग्य अफसरों की उन्नति को सिफारिश 
करता रहे और विद्रोही जमीदारों को दबाकर मुख्य-मुख्य घटनाओं की पाक्षिक 
सूचना दरबार में भेजता रहे । उसको यह भी सलाह दी जाती थी' कि वह सेना 
सुसज्जित रखे, चोकन्ना रहे, दीन तथ, सन्‍्तो की सहायता करे ओर किसानो की रक्षा 
करके ज्लेतो की उन्नति में योग दे । उसका मुर्य कार्य अपने क्षेत्र के पास के अधीनस्थ 
राजाओं से कर वसूल करना भी था । 


प्रान्तीष दीवान 
प्रान्त का दूसरा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी दीवान होता था । मुगल शासनकाल 


के प्रारम्भिक दिनों मे उसका पद सूबेदार के समान ही समझा जाता था किन्तु उसका 
अधिकार सूबेदार के समान नहीं था। “वास्तव में दोनों अफसर परस्पर ईर्ष्या 
रखते थे और एक-दूसरे की कड़ी निगरानों रखते थे। इस प्रकार की निगरानी 
प्रारम्भिक अरबो के शासन में परम्परागत हो गयी थी ।” दीवान के अधिकार में 
कर-वसूली का प्रवन्ध था। वह प्रान्त में कर लगाता था, उसके उपधाने का प्रवन्ध 
करता था और उधघाने वालो की नियुक्ति करता था। वह दीवानी न्याय भी करता 
था और दीवान उसी की आज्ञानुसार काम करता था। उसे खेती की उन्नति पर 
विशेष ध्यान देता होता था, खजाने की देखभाल करनी होती थी और ईमानदार अमीन 
तथा आमिल नियुक्त करने होते थे । »« काम किसानों की उन्नति के लिए तकाबी 
बाँटना और अपने विभाग के सब कागजात वजोर के दफ्तर की भेजना होता था । 

प्रान्त में बह्शी, काजी, सद्र, बयूतात ओर मुहतसिब इत्यांद दूसरे अफसर 
भी होते थे। ये, अपने काम अपने क्षेत्र मे उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार मन्त्री 
राजधानी में सारे साम्राज्य के काम करते थे । 


जिले अथवा सरकारें क 
प्रान्‍्त जिलों अथवा सरकारों में बंटे हुए थे। प्रत्येक जिले का एक अफसर 


होता था जो फौजदार कहलाता था, जो आजकल के जिला कलक्टर का काम करता 
» । नह सूबेदार से अपना सम्पके निरन्तर बनाये रखता था और उसी की आज्ञा- 
नुसार काम करता था। वह एक प्रवन्धक अफसर होता था और उसके भ्धिकार में 
सेना की एक टुकड़ी रहती थी । शाही आज्ञा और नियमों के अनुसार जिले मे शान्ति 
एवं व्यवस्था रखना उसका मुख्य काम होता था । शक्तिशाली जमीदारो को नियन्त्रण 
में रखना और सड़कों को चोर-डाकुओ से सुरक्षित रखना भी उसी का काम था । 
“सक्षेप मे, फोजदार, जैसा कि उसके ताम का अर्थ है; जिले की उस सेना का अधिकारी 
होता था जो छोटे-मोटे विद्रोहों को दबाने और डाकुओं के गिरोहों को खबेड़ने अथवा 


शासन व्यवस्था ४8€६ 


गिरफ्तार करने के लिए रखी जाती थी । उसका काम सेना के प्रदर्शन द्वारा राजकर 
के अधिकारी, फौजदारी के जज अथवा चरित्र निरीक्षकों के विरोधियों को आतकित 
करना भी होता था ($शांत्बा, 'चएडनव 3वफ्राशाब्रताणा, 9, 5 7) 
परगने अथवा महालें हे 

जिले परगने अथवा महालो में बँदे हुए थे | हर परगने मे एक शिकदार, एक 
आमिल, एक अमीन, एक फोतदार (खजाची) और कुछ बितिक्ची (लेखक) होते थे ॥ 
शिकदार परगने के पूरे प्रबन्ध का अधिकारी होता था और उसे अपने परगने में शान्ति 
एव व्यवस्था रखनी होती थी । उसके अधिकार मे एक छोटी-सी फौज की टुकडी भी 
रहती थी। वह फोजदारी मजिस्ट्रेट का भी काम करता था किन्तु इस काम में! 
उसके अधिकार सीमित रहते थे । आमिल का सीधा सम्बन्ध किसानो से होता था 
और उसका मुख्य काम राजकरों का लगाना तथा उनका उधाना होता था। उसे 
शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने एवं गुण्डो को दबाने मे शिकदार की सहायता भी 
करनी होती थी। फोतदार परगने के खजाने का अधिकारी होता था। बितिक्ची 
लेखक या क्लके होते थे । 
नगरों का प्रबन्ध 

नगर का प्रधान प्रबन्धक कोतवाल होता था | वह नगर-पुलिस का प्रधान 
होता था और उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी। उसके मुख्य काम 
थे--(१) नगर की रक्षा करना, (२) बाजार पर नियन्त्र०ण रखता, (३) लावारिसो 
की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा उसे उचित वारिस को पहुँचाना, (४) जनता 
के चरित्र का निरीक्षण करना एवं अपराधो को रोकना, (५) सामाजिक बुराइयों को 
दूर करना, (६) श्मशान, कब्रिस्तान अथवा वूचड़खानों की व्यवस्था रखना। इन 
कामो को पूरा करने के लिए उसके अधिकार में घुड्सवार तथा पंदल फौज और 
बहुत बड़ी पुलिस रहती थी। वह नगर को वार्डों मे बाँटकर उन्हें ईमानदार सहायकों 
(मातहतों) के अधिकार में सौप देता था भर उन्हें एक रजिस्टर दे देता था जिनमें 
वे नागरिकों के चरित्र का ब्यौरा रखते थे। उसके अधिकार में गुप्तचर होते थे जो 
नगर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उसे सूचना देते थे और सरायों पर नियन्त्रण 
रखते थे । उसे आज्ञा थी कि वह किसी व्यक्ति को भी बेकार न रहने दे क्योकि 
बेकार आदमी ही शैतानी करते हैं। उसे पेशेवर स्त्रियों, नतेकियों तथा शराब एवं 
मादक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी । 

बड़े-बड़े नगर वा अथवा मुहल्लो में बटे हुए थे | इनमें से प्रत्येक मुहल्ला 
स्वयं परिपूर्ण था और उसमे एक ही पेशे अथवा जाति के लोग रहते थे । यूरोप के 
मध्यकाल के व्यापारियों की तरह कारीगर और व्यापारी भिन्न-भिन्न वर्मों में बेँढे 
हुए थे । प्रत्येक व्यवसाय-वर्ग का एक चौधरी ओर एक दलाल होता था और व्यापार 
इन्ही के द्वारा होता था । बड़े-बड़े नगरों के बाहर खुले में बसे हुए नगर भाग भी 
होते थे । इनमें बड़े खानदाती परिवार रहते थे, उदाहरणार्थ पुरानी विल्‍ली के 


४००. मुगलकालोन भारत 


कुंछ बाहरी नगर-भाग मुगलपुरा, जेतिहपुरा और जसवन्तश्विह् पुरा थे ओर आगरा 
के बाहर बलोचपुरा और प्रतापपुरा थे। प्रायः हर नगर के कस्बे की चह्ाारदीवारी 
'होती थी, | किन्तु नगर के बाहरी भाग चूहारदीवारी के बाहर ही द्वोते थे । नगर 
बसाने के समय सम्राट की आज्ञा से बड़ी-बड़ी सड़के बनायी जाती थी और एक 
सार्वजनिक गन्दा नाला खोदा जाता था। कभी-कभी नदी अथवा झील से पानी लाने 
के लिए सरकार पक्‍की नहर भी बनवा देती थी । किन्तु छोटी-छोटी गलियाँ 
नागरिक स्वयं बनाते थे और कुएं खोदकर पानी का प्रबन्ध भी स्वयं ही करते थे । 
सः. “₹ देश के अन्तरतम भाग में रहने वाले व्यक्तियों की केवल सुरक्षा की ही उत्तर- 
दायी होती थी । बह बड़ी-बड़ी सड़को की सफाई करवाती थी, बाजारों पर नियन्त्रण 
रखती थी और तहुबाजारी, कस्टम और चूंगी इत्यादि कर (टंक्‍्स) वसुल करती थी । 
नगरवासियों से जो कर वसूल किये जाते थे उसमें अज्लन-कर और नमक कर सबसे 
मुख्य होते थे। सरकार रोशनी, जल, चौकीदार, दवा-दारू अथवा शिक्षा का कोई 
प्रबन्ध नही करती थी । इसका प्रबन्ध जनता स्वयं करती थी । 
ग्रामीण जनता हे 

ग्रामीण शासन-प्रबन्ध हमारी जाति की सबसे बडी वेधानिक देन है। आदि- 
'फाल से ही भारत की ग्रामीण जनता सुसंगठित रहकर अपने सारे मामले पंचायत के 
द्वारा तय करती आयी है। प्रत्येक गाँव में प्रजातन्‍्त्रात्मक पचायत होती थी जिसमें 
परिवारों के प्रधान रहते थे। यह पंचायत गाँव की चौकीदारी, सफाई, प्रारम्भिक 
शिक्षा, सिचाई, दवा-दारू, सड़क, चरित्र-गठन और घाभिक कृत्य हल्यादि के प्रबन्ध 
की उत्तरदायी होती थी। यहू समोरंजन शंगीन और उत्सवो का प्रबन्ध भी करती 
थी । मुकदमों को तय करने के लिए पंचाथत होती थी । गाँव की पंचायत की बहुत-सी 
छोटी-छोटी उपसमितियाँ होती थीं जिनके अलग-अलग काम होते थे | इन उप-संमि- 
वियों के सदस्य एक प्रकार के चुनाव द्वारा ही चुने जाते थे । इसके अतिरिक्त बिवाद- 
ग्रस्त झगड़ों के तय करने के लिए जातीय पंचायतें भी होती थीं। ग्राम पंचायत में ये 
सोग होते ये--एक या दो चौकोदार, एक पुरोहित, एक अध्यापक एक ज्योतिषी, 
एक बढ़ई, एक लुद्दार, एक कुम्हार, एक धोबी, एक नाई, एक वेद्य और एक पढ- 
ग । ग्रामीण जनता ही हमारे समाज और संस्कृति की सदा से संरक्षिका रही है । 

ता 

एगलकालीन सेना-संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी । यह प्रथा देश के 
लिए नयी प्रथा नहीं थी क्योंकि दिल्‍ली के सल्तनत काल में भी हमें इस प्रथा के चिन्ह 
दिखायी देते हैं। शेरशाहू और इस्लामशाह की सेना में भी कुछ इस प्रकार का श्रेणी- 
विभाजन था। उसकी सेना में भी एक हजार, दो हुजार या इससे भी अधिक दुकड़ियों 
से सेतापति होते थे । किन्तु अकबर ते हस प्रथा का वैशानिक ढग से यथाशक्ति संगठन 
कर दिया | 

साधारणतः मतसब का अर्थ पद अथसा प्रतिष्ठा है। अतः मतसबदार शाही 


नै 


शासन-व्यवस्या न०र 


सेवा मे पदवी घारण करने वाले व्यक्ति होते थे। अकबर के शासनकाल में सबसे 
नीचा मनसब १० का और सबसे ऊँचा [१०,००० का होता था। किन्तु शासन के 
अन्तिम दिनों में यहु १२,००० तक कर दिया गया था । ५,००० के ऊपर के मन- 
सब शाहजादों के लिए ही सुरक्षित रहते थे किन्तु कुछ समय बाद कुछ सरदारो को 
७,००० की मनसबदारी भी दे दी गयी थी। जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल 
में सरदारों को 5,००० तक की मनसबदारी मिल सकती थी किन्तु शाही परिवार के 
व्यक्ति को ४०,००० तक की मनसबदारी भी मिल सकती थी । उत्तरकालीन भुगलों 


के समय मे तो इसकी सीमा ५०,००० तक्र पहुँच गयी थी । 
मनसबदारी तीन वर्गों में बेटे हुए थे अर्थात १० से ४० तक मनसबदार केवल 


'मनसबदार! कहलाते थे, ५०० से २,५०० के मनसबदार उमरा कहलाते थे और 
३,००० अथवा उससे ऊपर के मनसबदार उमरा-ए-आजम अथवा बड़े सरदार 


कहलाते थे । 
अकबर के शासन के प्रारम्भ मे मससब का एक वर्ग, अथवा एक श्रेणी ही 


होती थी । किन्तु उसते अपने शासन के अन्तिम दिनो में हर मनसब' की तीन श्रेणियाँ 
कर दी थीं । ५०० से ऊपर के मनसबदार सवार कहलाते थे । मनसबदार के लिए 
यह आवश्यक नही था कि वे अपने मनसब के अनुसार निर्धारित सैनिकों की सख्या 
रखें ही। ब्लोचमन, इरविन तथा स्मिथ इत्यादि इनिहासकारों ने लिखा है कि 
१,००० का मनसबदार १,००० का सेनापति होता था, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं 
है। मनसबदारो को सेना की कुछ टुकड़ियाँ अवश्य रखनी पड़ती थी किन्तु यहु उनकी 
पदवी में निर्धारित सख्या का केवल एक अश ही होती थी । शाही अफसरों की पदवी 
तथा वेतन निश्चित करने के लिए मनसब प्रथा सुविधाजनक प्रणाली थी। मनसबदार 
की नियुक्ति, उन्नति और पृथककरण का कोई नियम नहीं था। साधारणत जब कोई 
मनसबदार संन्‍्य-प्रदर्शन के समय अपने नियत सैनिकों को ले आता था, तब उसके 
मनसब को उन्नति कर दी जाती थी। 

जात ओर सवार के अभिप्राय के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । 
लेखक का मत है कि जब अकबर ने इस प्रथा को जारी किया, तब मनसबदारों को 
अपनी पदवी के अनुसार ही फोजी टुकडी मय घोडों और हाथी इत्यादि की वास्तविक 
संख्या के ही रखनी पड़ती थी। परन्तु बाद में विभिन्न पदों के मनसबदार घोड़ी, 
हाथियों और ऊंटो इत्यादि की तो पूरी सख्या रखते रहे किन्तु घुड़सबारों की पूरी 
सख्या रखना और उन्हे सैन्य-प्रदर्शन मे लाता घीरे-घीरे बन्द-सा हो गया था, अतः 
अकबर ने यह अनुभव किया कि घुड़सवारों और लद्‌दू जानवरों इत्यादि को मतसब- 


' दरो के पदों मे एक साथ शामिल कर देने से बड़ी गड़बड़ी होती है और इस गड़बड़ी 


को दूर करने के लिए और प्रत्येक्त कोटि के मनसब के लिए तियत घुडसवारों को 
अपनी सेना में रखने हेतु 'सवार और “जात मनसबो में भेद कर दिया। अब “जात 
मनसबदार को धोड़े, हाथी आदि लद॒दू जानवर तो निश्चित सख्या मे रखने पड़ते थे 


५०२ मुगलकालोन भारत 


किन्तु घुड्सवार नहीं । आधुनिक लेखकों का यह कहना ठीक नहीं कि जात पद व्यक्ति- 
गत होता था । 'सबार' पद के मनसबदार को घुड़सवार नियत संख्या मे रखने पड़ते 
थे। उसके उत्तराधिकारियों के समय में इस नियम में कुछ शिथिलता आ गयी और 
'घुडसवारों की संख्या मनसबदार अपने पद से कम रखने लगे | अतः शाहजहाँ को यह 
नियम बनाता पडा कि प्रत्येक सनसबंदार को अपने पद की निर्धारित सख्या की कम 
से कम एक-चौथाई फोजी टुकड़ियाँ अवश्य रखनी होगी किन्तु यदि उनकी नियुक्ति 
भारत के बाहुर होती है तो एक-चौथाई के स्थान पर ह ही रख सकेगा । फिर भी सर 
जदुनाथ सरकार के अनुसार, “औरगजेब के शासन के अन्तिम दस वर्षों मे सब अफसरों 
की सेता मिलकर निर्धारित सेना की केवल दशाश ही रह गयी थी।” औरंगजेब के 
उत्तराधिकारियों के समय में ये पद नामसात्र के रह गये थे और ७,००० के मनसब- 
दार के लिए ७ घुड़सवारों का रखना भी आवश्यक नहीं था। उदाहरण के लिए, 
मुहम्मदशाहू के समय (१७१३६-१७४८ ई०) में ७,००० का मनसबदार लुफ्त उल्लाखाँ 
सादिक अपनी सेना में स्वत गधे भी नहीं रखता था, सात घुड़सवारों की तो बात 
क्या । 

कु पॉचहजारी तथा उसके नीचे का प्रत्येक मनसंबदार तीन श्रेणियों में विभक्त 
था अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय *श्रेणी । यदि किसी मनसबदार का 
'सवार' पद जात' पद के समान होता था तो उसका पद प्रथम श्रेणी का होता 
था । यदि उसका सवार पद जाति पद से कम होता था किन्तु उसके आधे से कम नहीं 
होता था तो उसे पद में द्वितीय श्रेणी मिलती थी। किन्तु यदि पद उसके आधे 
से कम होता था अथवा उसका सवार पद होता ही नहीं था तो वह तृतीय श्रेणी का 
मतसबदार होता था | उदाहुरण के लिए, यदि किसी सतसंबंदार का 'सवार' पद और 
जात' पद दोनों ५,००० थे तो वह पॉंचहुजारी प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था। 
यदि उसका जात मनसब ५,००० का और उसका सवार सनसब २,५०० का होता 
था तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होता था | यदि उसका जात मनसब, ५,००० 
का और सवार मनसब २,५०० से कम होता था तो वहू तृतीय श्रेणी का मनसबदार 
होता था। यह नियम सभी मनसबों पर लागू होता था। दु-असपा और सेह-असपा 
के भेद के कारण इसमें और भी पेचीदगी आ गयी थी । दु-असपा, मनसबदार वह था 
जिसे निर्धारित घुड़सवार के साथ उतने ही कोतल (८508) घोड़े और रखने पड़ते 
थे और सेह-असपा वह थे जिन्हे दुगने कोतल घोड़े रखने पडते थे । कोतल घोडों की 
संख्या के अनुसार ही मतसबदारी का वेतन नियत किया जाता था । 

मनसबदार को अपनी जाति अथवा कबीले के लोगों को सेना में भरती करने 


का अधिकार था | अकबर के समय से लेकर मुहम्मदशाह के शासनकाल तक विदेशी 
तुर्क, ईरानी, अफगानी और देशी राजपूत ही अधिकतर मनसबदार थे। इसके अति- 


रिक्त कुछ भरब और दूसरे विदेशी भी मतसबवार थे | हिन्दुस्तानी मुसलमान अफसर 
नो बहुत ही कम थे । मनसबदारों को घोड़े तथा उनका साज-समात् स्वयं खरीदना 


शासन-व्यवस्था घू०३ 


पड़ता था, किन्तु कभी-कभी यह सरकार द्वारा भी दे दिया जाता था | मनसबदार के 
अधिकार मे जितने भी फौजी होते थे उनका वेतन उसे अनुमान पर आधारित कर 
एक बार मे ही दे दिया जाता था। अतः सिपाही सम्राट की सेवा में रहते हुए भी 
केवल उन्हीं सरदारों को जानते थे जिनसे केवल वेतन मिलता था । 

मीरबख्शी के सामने सेना का प्रदर्शन होता था और उसमे मतसबदार जितने 
सशस्न्न सेतिक ला सकता था, उन्हीं के अनुसार उसका वेतन निश्चित होता था। 
जिस समय सूची तैयार होती थी, और सेना का प्रथम प्रदर्शन होता था उस समय 
सेनिकों ओर घोड़ों का ब्यौरा लिखा जाता था और धोडो की दायी जाँच पर सरवारी 
तथा बायी जाँघ पर मनसबदारी दाग दिया जाता था। मनसबदार को बहुत बचा 
बेतन मिलता था जो साज-सामान की कीमत वनिकाल देने पर भी बहुत काफी 
होता था | 


सेना के विभाग 
मुगल-सेता पाँच भागों मे विभक्त थी अर्थात पैदल, घुडसबार, तोपखाना, 


हाथी और जल-सेना । 

(१) पेदल--पैदन सेना को बहुत कम वेतन मिलता "था और उसका काई 
महत्त्व नही था | यह दो प्रकार की होती थी अथात अहशाम और सेहबन्दी । दोनों 
प्रकार की सेनाओं के सैनिको के पास तलवार और छोटा भाला हाता था। उनके 
युद्ध का महृत््व नाममात्र का था। सेहबन्दी सैनिक बेकार लीगों में से भरती कर लिये 
जाते थे और प्रायः मालगुजारी बसूल करने में सहायता देते थे | वे फौजी सनिकों 
की अपेक्षा नागरिक पुलिस का काम अधिक करते थे । 

(२) घुड़सवार--घुडसवार दों प्रकार के होते थे । पहले प्रकार के घुडसवारों 
को साज का सारा सामान सरकार से मिलता था ।ये बरगीर कहलाते थे । दूसरे 
प्रकार के घुडसवार सिलेदार कहलाते थे ओर वे अपने घोड़े तथा अस्त्र-शस्त्र स्वय 
लाते थे । इनको बरगीरो से अधिक वेतन मिलता था । 

(३) सोप खासा--इस विभाग में बन्दुकची या बन्दूक चलाने वाले सशस्त्र 
सैनिक होते थे । ये मोर आतिश अथवा तोपखाने के दारोगा की अधीनता में रहते थे । 
मुगल तोपखाना जिन्‍सो तथा दस्ती तामक दो विभागों में बेटा हुआ था। जिन्‍सी तोप- 
खाने के पास भारी तोपे होती थी और दस्ती के पास हल्की तोपें और कडाबीन 

बन्दूर्कें होती थी । इन दोनो के विभागों के शस्त्रागार तथा सेनापति अलग-अलग हांते 
थे किन्तु दोनो मीरमआतिश की अधीनता में रहते थे । 

(४) हाथी--हाथियों की नियुक्ति युद्ध-क्षेत्र ने लिए होती धी। सेनापति 
हाथियों पर बेठक्र सारी युद्धभूमि का निरीक्षण किया करते थे। हाथी शत्रु पर 
आक्रमण करने, पैदल रक्षा-पक्ति को तोडने तथा किले के दरवाजे तोड़ने के काम 
आते थे। किन्तु धडाघड़ तोपो के चलने पर हाथी लाभदायक न होकर हानिकारक 
सिद्ध होते शे । 


५०४ मुगलकालीन भारत 


(५) जल-सेना--पुगल अपनी निजी जल सेना नहीं रखते थे। उन्होंने 
पश्चिमी समुद्रतट की रक्षा का भार अबीसी नियनों तथा जजीरा के सिद्दियो को सौप 
रखा था; किल्तु पूरवी बगाल की सरकार अनेक प्रकार की नावो का बेडा रखा करती 
थी । इन नावो पर तोपे चढ़ी रहती थी और ये एक दारोगा के अधिकार में।रहती थी । 
दारो” के अतिरिक्त नावो का एक और अफसर होता था जो मीरबहार कहलाता था 
ओर जब शाहो सेना को नदी पार करनी होती थी तब वह॒ नावो का पुल बनवाता 
था। कित्तु सरकार के पास बहुत बड़ी सल्या मे निजी ताव नही रहती थीं । 

मनसबदार तथा उनकी फौजी टुकडी के अ£्रिक्त अह॒ृदी (सभ्य) घुडसवार 
' तथा दाखिली (पूरक) घुडमवार भो होते थे । इनकी भरती मीरबढशी स्वय करता 

था ओर उनका वेतन भी केन्द्रीय खजाने से सीधा ही मिल जाता था। यहापि मीर- 
“बरशी अहदी और दाखिली घुडसवारो की हो भरती करता था किन्तु सैन्य-प्रदर्शन 
भौर अनुशायन का वहा अधिकारी होता था, चाहे बहु भरती मनसबदारों ने की हो 
अथवा स्वय उसने । किन्तु मीरबरूशी सेना का प्रधान नहीं होता था, सारी: सेना का 
प्रधान सुतापति सम्राट->स्कष्यं होता था । मीरबरुशी का काम रंगरूट भर्ती करना, 
सेता का पदर्शव देश्ता और उसके वेतन का बिल पास करना था । । 
मुगल सेना आजकल की तरह रेजीभेप्टों मे विभक्त नही थी। 'झसमे न तो 
रेजी मेप्टो जी ड्रिल थी, न अनुशासन था और न हो ठौक सैनिक शिक्षा थी । संतिकों 
को वास्तविक सश्या भीरबरुशी के रजिस्टर मे लिखी हुई संख्या से अहुत्ञ/कम होती 
थी । मतसबदार की व्यक्तिगत फौजी दुकड़ी और प्रधान सेनापति में कोई शम्पर्क नहीं 
“हैता था, अयोकि वह सतसबदार को हो अपना तत्कालीन: प्रधान ब्रंसक्षती थी ।' 
सैनिकों का वेतन प्राय' बकाया पड़ा रहता था। उत्तरकालीन मुगलों के छुमय में तो: 
कभी-कभी तोन-तीत वर्ष का वेतन दिया भी नहीं जाता था । मुगलकाल के प्रारम्भिक 
काल में सेना की शक्ति मुगल घुइसवारों की तेजी पर निर्भर थी । किन्तु पहाड़ियों, 
राजपूदाते भे रेग्रिस्तानो और महाराष्ट्र मे यह तेजी व्यर्थ हो जाती थी । भौरगजेब के 
शासनकाल में तो “यह चालाक मराठों की बुरी तरह शिकार बन गयी थी और 
अठारहवो शताब्दी मे “अनृशासनपूर्ण यूरोपियन सेना के सामने तो यह बिलकुल 
मिकम्प्री, साबित हो गयी थी ।! 
लगान-उ्यवस्था 

साम्राज्य की आय के दो मुख्य साधन थे--केन्द्रीय और स्थानीय । डाणिज्य, 
खान, भेंट, पैतृक सम्पति, नमक्र, 'चुगी और भूमि पर केन्द्रीय-कर लगता था । इन सब 
में भूमि-कर सबसे अधिक लाभदायक ओर महत्त्वपूर्ण था। बाबर और हुमायूँ ती थंया त्रा- 
कर नगाते थे । वे हिन्दुओं से जजिया और मुसलमानों से जकात कर वसूल करते थे । 

अकबर ने तीर्थयाज्रा कर और जजिया हटा द्विया था । किल्तु औरंगजेब ने १६७६ ई० 
के प्रारष्भ में उन्हें फिर लगा दिया था। सैरणद भादयों के प्रभुत्वकाल में वह फिर हटा 
जिया 'भया । मुहम्मदशाढ़ ते इसे पुन लगाया किन्तु बाद में उसे इसको हटाना पड़ा । 


शासन-व्यदस्था घर ०भ 


ओरगजेब के बाद में मुगलो के अधिकार के अन्त तक हिन्दुओ पर तीर्थयात्रा-कर और 
शवों की हडिडयो को नदी से फेकने का कर लगता ही रहा । 
भूमि-कर 
बाबर ओर हुमायूं के समय तक सल्तनत काल की ही मानगुजारी प्रथा जारी 
'रही और मालगुजारी भूमि तथा उपज की जाँच-पड़ताल कराये बिना ही पुराने हिसाब 
से वसूल की जाती रही । किन्तु अकबर ने अनेक प्रयोगो के बाद मालगुजारी प्रथा में 
बिलकुल परिवर्तेन कर दिया औौर 'टोडरमल के बन्दोबल्त' को जारी कर दिया । यह 
प्रथा १५८० ई० की आइने दहसाला के कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर बनायी गयी थी । 
सबसे पहले क्षेत्रमिति की निश्चित प्रणाली के अनुसारभूमि की नाप-जोख हुई और हर 
गाँव के हुर किसान की जोतने योग्य भूमि को नापकर सारे साम्राज्य की भूमि नाप 
ली गयी । इसके बाद उपजाऊ तथा अनुपजाऊ के अनुसार भूमि को चार भागों में बाँट 
दिया गया | ये भाग पोलज, परोती (परती), चच्चर और बजर थे। हर प्रकार की 
आूमि के; हर बीघे की गति दस वर्षों की उपज की औसत के आधार पर हर परगने की 
पकपज अलग-अलग निर्धारित की जाती थी । उपज का एक-तिहाई भाग लगान होता 
शूल्य-कर रुपये में लिया जाता था। इसके लिए सकबर ने अपने सारे साम्राज्य 
अक्/के समान भाव वाले अनेक दस्तूरों में बाँट रखा था । गत दस वर्षों के भावों 
के भाश्यार पर हर दश्तूर का हर अन्न का औसत भाव निश्चित किया जाता था और 
फस भा के आश्ार पर राज्य-कर सपों में निर्धारित किया जाता था | अतः अर्च यह 
क्ीवश्यक नहीं था कि किसानों के राज्य-कर के निश्चित करने के लिए प्रति धर्ष की 
झास्तमिक्र उपज अथवा अन्न के चाछू मूल्य का अनुमात लगाया जाय । फिर भी सरकार 
करों को भविष्य में घटाने-बढाने के लिए उपज और फसल के मूल्य का ब्यौरा प्रति 
वर्ष रखा करती थी। प्रारम्भ में यह प्रथा केवल खालसा प्रदेश में ही जारी की गयी 
थी, इसफे बाद अकबर ने इसे जागीरी भूमि मे जारी कर दिया था। शेरशाहू की 
धरह अकबर भी उपज का एक-विहाई अन्न अथवा उसके मूल्य के रुपये लगान में लिया 
करता था । लगान का यह निर्णय किसानों से सीधा हुआ था, अतः यह रेयतवाड़ी 
प्रथा थी । हर किसान को पट्टा दिया जाता था और उसे कबूलियत पर हस्ताक्षर करने 
होते थे । यदि किसी ग्रोव या परगने पर कोई दंबी आपत्ति आ जाती थी तो अकबर 
, लगान माफ कर दिया करता था, किन्तु यह माफी हानि के अनुपात के अनुसार होती 
थी। परगनों के सरकारी अफसर गाँव के पटवारी और मुखियाओं की सहायता से 
लगान वसूल किया करते थे। यह भथा वैज्ञानिक और न्यायानुकूल थी । सभी ऐंग्लो- 
हण्डियन लेखको ने इस प्रथा की प्रशंसा की है । 
अकबर के शासनकाल मे इस प्रथा के अनुसार ठीक-ठीक काम होता रहा 
किन्तु जहाँगीर के समय में इस प्रथा में दोष आने लगे | शाहजहाँ और ओरंगजेब के 
समय में सरकार ने अकबर के रेयतवाड़ो बन्दोबस्त के साथ-साथ ठेकेदारों को भी भूमि- 
कर वसूली को दे देना आरम्भ कर दिया जो अत्यन्त हानिकारक था। पहले तो 


४०६ मुंगलकालीन भारत 


जागीरी भूमि मे रेयतवाड़ी प्रथा बन्द की गयी और फिर खालसा भूमि में ठेकेदारी की 
प्रथा जारी कर दी गयी । इस भाँति उत्तरकालीन मुगलों के समय में टोडरमल का 


बन्दोबस्त बिलकुल समाप्त हो गया और ठेकेदारी की प्रथा जारी हो गयी । 
सम्पूर्ण मध्यकाल में किसान और लगान उधाने वालों के बीच खीचातानी बनी 


रही, चाहे वे 3केदार रहे हो अथवा सरकारी अफसर । अमीन सरकार की भाज्ञा के 
विरुद्ध अनेक प्रकार के करों के बहाने वास्तविक लगान से बहुत अधिक उचधाने का 
प्रयत्न किया करते थे | ये इतने प्रकार के होते थे कि इनकी गणना करना भी सम्भव 
तही है | मुगल सम्राट इनको दूर करने का बारमस्वार प्रयत्न किया करते थे । किन्तु ये 
किसी न किसी रूप में पुनः जारी हो जाते थे । किसान भी यथासम्भव कर देता नहीं 
चाहते थे क्योंकि वे अनुचित थे और समय-असमय वसूल किये जाते थे । इसका एक 
कारण यह भी था कि सारी भूमि सम्राट की समझी जाती थी और उसका यह अधि- 
कार समझा जाता था कि बहू किसानो के पास केवल गुजारे लायक अन्न छोडकर 
उनसे अधिक से अधिक ले ले । इसके अतिरिक्त एक बात और थी कि लगान वसूल 
करने वाले अफसर अपने लिये नजराना, भेंट इत्यादि जबदंस्ती वसूल कर लिया करते 
थे। इन सब कारणों से किसानो के पास बहुत अधिक बकाया रहता था | इन सबका 
परिणाम यह हुआ कि अकबर और जहाँगीर के शासनकाल को छोड़कर सारे मुगल- 
काल में किसानों को दशा असन्तोषजनक ही बनी रही । 


मुद्रा और टकसाल 
अर्थ विभाग मुद्रा का प्रबन्ध करता था और टकसाल तथा खजाने पर नियन्त्रण 


रखता था। बाबर और हमायूं ने तो पुरानी मुद्रा-प्रणाली को ही जारी रखा और उसी 
के आधार पर अपने नाम के सिक्के चलाये। शेरशाहू ने इस प्रणाली में उन्नति की 
और १७५-१८० ग्रेन का रुपया तथा ताँबे का दाम खलाया । १५४७७ ई० में अकबर 
ने मुद्रा में सुधार किया और शीराज के ख्वाजा अबुलसमद को दिल्‍ली की शाही टकसमाल 
का अधिकारी बताया । उससे सोने, चाँदी और ताँबे के अनेक प्रकार के और अनेक 
तौलों के भिन्न-भिन्न सिक्के चलाये | केवल सोने के सिक्‍को के ही २६ भेद थे । चांदी 
का मुख्य सिक्का रुपया था जो तौल में ७२६ ग्रेत था । रुपया गोल और चौकोर दोनों 
प्रकार का था । ताँबे की प्रधान मुद्रा दाम थी जिसे पैसा या फूलुस भी कहा जाता था। 
इसकी तौल ३२३४ ग्रेन (१ तोला ८ मासा ७ सुख) होती थी । चालीस दाम का 
१ रुएया होता था । अकबर ने सिक्‍कों पर अपनी मूर्ति नही खुदवायी थी। जहाँगीर 
पहला सम्राट था जिसने सिक्‍को पर अपनी मूर्ति खुदवायी और उसके एक सिक्के पर 
तो सीधे हाथ मे शराब का प्याला लिये हुए उसकी मूर्ति अकित है |, जहाँगीर के एक 
चाँदी के तिक्‍के पर राशिचक्र भी है। जहाँगीर और शाहजहाँ दोनो ने ही अकवर की 
मुद्रा-प्रणाली को जारी रखा किन्‍्मु उन्होने सिक्‍को पर अपना नाम अवश्य खुदवा दिया। 
ओरंगजेब के शासनकाल में इसमे थोडा-सा परिवर्तन हुआ और रुपये मे ६% वृद्धि कर 
दी गयी | मुगल-साम्राज्य के पतन तक यही प्रणाली जारी रही । 


शासन-श्यवस्था ४०७ 


सिक्‍कों के लिए सोनाब्चाँदी अधिकतर विदेशों से मेंगाया जाता था और 
अधिकांश भाग पुरबी अफ्रीका से आता था। कोई भी ध्यक्ति सोना-चाँदी का देश से 
निर्यात नहीं कर सकता था| विदेशों से जो सोना-चाँदी आता था वह ॒सिक्‍को के 
हालने, गहने अथवा दूसरी विलास-वस्तुओ के बनाने तथा खजाता जमा करने के काम 
आता था। राजपूताना, मध्य भारत तथा हिमालय पर्वतमाला में ताँबा बहुत पाया 
जाता था | 
न्याय-व्यवस्था 

सल्तनत काल में न्याय-व्यवस्था इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी । इसके 
अनुसार जनता मुसलमान और गैर-मुसलमान दो वर्गों में बेटी हुई थी और गेर- 
मुसलमान राज्य के नागरिक नहीं समझे जाते थे। बादशाह इस्लाम के कानूनों के अनु- 
सार ही सब मुकदमों का फैसला करता था चाहे वादी और प्रतिवादी मुसलमान हों 
या गैर-मुसलमानत । बाबर और हुमायूँ तक यह प्रथा जारी रही । अकबर ने इस्लामी 
राज्य-प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था किन्तु उसने भी स्याय-व्यवस्था में कोई 
मौलिक परिवतेन नही किया । इसने इसमे छोटे-छोटे सुधार कर इसे अधिक उपयोगी 
अवश्य बता दिया । अकबर ने महत्त्वपूर्ण सुधार यह किया कि उसने इस्लामी कानून 
के क्षेत्र सीमित कर देश के सामान्‍य एवं प्रचलित कानून को बढावा दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक सुकदमों का निर्णय देश के सामान्य कानून के 
अनुसार होने लगा । उदाहरण के लिए, इस्लामी कानून यह था कि जो व्यक्ति इस्लाम 
धर्म छोड़ दे अथवा ईसाई या हिन्दू धर्म का प्रचार बरे उसे प्राणदण्ड दिया जाय, किन्तु 
अकबर ने इस्लामी कानून को रह कर दिया और हिन्दुओं के मुकदमों का तिर्णय 
करने के लिए हिन्दू न्यायाधीश ही नियुक्त किये। इन सुधारों को छोड़कर अकबर के 
शासनकाल में भी न्याय-व्यवस्था प्रायः वही रही जो सम्पूर्ण मुगल काल में प्रचलित थी । 

सम्पूर्ण मुगल काल में सम्राट न्याय का उद्गर्म माना जाता था। उसने न्याय 
के लिए बुधवार निश्चित कर दिया था। इस दिन वही खुले न्यायालय में न्याय किया 
करता था । शाही अदालत में प्रधान काजी, दूसरे न्यायाधीश तथा धर्माचायं उपस्थित 
रहते थे ! सम्राट अपील की सबसे बडी अदालत होता था, किन्तु कभी-कभी वह 
प्रथम बार भी मुकदमे सुन लिया करता था । परन्तु न्याय के लिए सम्राट तक पहुँचना 
कठिन काम था और सम्राट के पास न्याय करने के लिए समय भी बहुत कम 
होता था । 

सम्राट की अदालत से नीची अदालत प्रधान काजी की होती थी । काजी 
कुरात के कानून के अनुसार राजधानी मे मुकदमे किया करता था। उसकी अदालत 
में भी अपीले सुनी जाती थीं, किन्तु कभी-कभी वह भी प्रारम्भिक मुकदमों को सुन 
लिया करता था । प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में एक प्रान्तीय काजी रहता था जिसे 
साम्राज्य का प्रधान काजी नियुक्त करता था । प्रत्येक करबे मे एक काजी रहता था 
और जिस बड़े गाँव मे मुसलमानों की अधिकता होती थी वहाँ भी काजी नियुक्त कर 


प्रूण्ण मुगलकालीन भारत 


ग 


दिया जाता था । “प्रान्तीय काजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता था और उसे कोई 
स्थानीय सहायक भी नहीं मिलता था, अत; वह स्वय प्रान्त के बहुत कम मुकदमों का 
फेसला वार पाता था 7 (8४, 'रॉप्डा0 20फ्रपं॥४0०7, 99 96-97) 
इस कारण गाँव, कसबो एवं नगरो के मुकदमों का निर्णय अधिकांशत: पंचायतों द्वारा 
ही किया जाता था । मुगलों के शासन-प्रवन्ध में न्याय विभाग के समान निकम्मा 
शायद कोई दूसरा विभाग नही था । केन्द्रोय सरकार के नियन्त्रण मे श्रेणीबद्ध न्यायालय 
नही थे । न तो सारी जनता के लिए एक कानून था और न कानून की व्याख्या 
करने वाला कोई सर्वोच्च न्यायालय ही था । मुग्लो के शासनकाल मे तीन प्रकार के 
अलग-अलग अदालती विभाग थे, जो स्वतन्नत्रतापू्वेक काम करते थे। इनमें से धघामिक 
कानून की अदानतें काजी के अधीन, सर्वसाधारण के कानून की अदालते राज्यपाल 
तथा दूसरे अधिकारियों के अधीन तथा राजनीतिक अदालतें सम्राट अथवा उसके 
प्रतिनिधि के अधीन होती थी । 

(१) धामिक कानून की अदालतें--प्रारम्भ मे तो काजी ही दीवानी और 
फोजदारी के सब मुकदमों का न्याय किया करता था किन्तु मुगलो, के समय मे यहू 
प्रथा बन्द कर दी गयी और काजी केवल धर्म सम्बन्धी मुकदभो का निर्णय ही करने 
लगा । इनमें से कुछ मुकदमे तो पारिवारिक अथवा पेतृक कानून से सम्बन्ध रखते थे 
ओर कुछ घामिक दान इत्यादि से । इनका निर्णय कुरान के कानून के अनुसार होता 
था | काजी अपने पहले के काजियों एवं मुफ्तियों की व्याल्या तथा नजीरो को भानमे 
के लिए बाध्य होता था| मुफ्ती की मौलिक उपाधि बकीले-शरा अथवा कुरान-कासुन- 
विशारद थी | यह आजकल के एडवोकेट जनरल से मिलता-जुलता था और काजी पर 
इसका बहुत अधिक प्रभाव रहता था। काजी का काम वक्‍फ तथा अनाथ एवं दीस- 
अपाहिजों के लिए लगी हुई रियासतों का प्रबन्ध करना भी होता था। जिन मुसलमान 
स्त्रियों के सम्बन्धी पुरुष नहीं होते थे उत्तके मेहर (शादी के प्रमाणपत्र) भी काजी ही 
तैयार करता था। काजी के न्यायालय मे गैर-मुसलमानों की गवाही मान्य नहीं थी । 

काजी मुस्लिम अथवा कुरानी कानून के अनुसार न्याय किया करता था 
क्योकि राज्य मे दूसरा कानून मान्य नहीं था। इस्लामी कानून का जन्म भारत के 
बाहर हुआ था और यह व्याख्या के आधार पर न बनकर ईश्वरीय देन के आधार 
पर बना था। इस कानून के दो और आधार थे अर्थात नजीरें और कानून-विशारदों 
की सम्मतियाँ । उल्लेखनीय बात यह है कि ये दोनो कुरानी कानुन की केवल व्याख्या 
कर सकते थे, उसमें कुछ घटा-बढा नही सकते थे क्योकि कुरान ईश्वरीय ग्रन्थ समझा 
जाता है । एक बात ओर थी कि सभी इस्लामी कानूनों के आधार विदेशी होने के 
कारण बड़े से बडे विद्वान हिन्दुस्तानी काजी का निर्णय भी कानूनी सिद्धान्त बनाने के 
के लिए मान्य नही समझा जाता था। कुरान के गूढ़ रहस्थों की स्पष्ट व्याख्या करने के 
लिए अथवा कुरानी कानून के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए वह उसमें कुछ घटा- 
बढा नहीं सकता था । 'जिन कानूनो के विषय में कुरान में स्पष्टता न होती उसके 


शासन-व्यवस्या ४०६ 


“विषय में भी वह अपना निजी मत नही दे सकता था ।” अत. हिन्दुस्तानी काजियो को 

मुस्लिम विचारधारा के चार प्रकार के कानूनशास्त्रियों के मत पर ही निर्भर रहना 
'पड़ता था। ये चार मत के विद्वान थे : (१) हनफी, (२) मलकी, (३) शफी और 
(४) हमवली । मुगल सम्राट हनफी विचारधारा के मानने वाले थे जो सुच्नी कट्टर- 
'पत्थी थी । औरगजेब ने दो लाख रुपये व्यय करके कानूतशास्त्रियों द्वारा हनफी 
कानूनों का सग्रह करवाया जो फतवा-ए आलमगीरी नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन सब 
कारणों से भारत में न तो मुसलमानी कानून में कोई वृद्धि हुई और न परिवततन ही 
हुआ | किन्तु कानूनशास्त्रियों ने जितना परिवर्तत अरब और ईरान के कानूनों में 
किया, उतना परिवतंन यहाँ अवश्य हुआ ॥7 ($थब7, (पट्टा 320्यतांडबवाएंता 
9. 04) 

भत हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के सम्पूर्ण इतिहास मे गैर-मुसलमानी 
जनता को न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े । इसका कारण 
एक तो पहले बताये गये न्याय विभाग सम्बन्धी दोष थे, दूसरे मुसलमानी राज्य में 
'घामिक कानूत ओर दीवानी कानुन अलग-अलग नही थे। अकबर ने शासन के अन्य 
अंगो में तो सुधार किया, किन्तु उसने फौजदारी कानून में, कोई हस्तक्षेप नही किया, 
अतः यह इस्लासी कानून के आधार पर ही चलता रहा। 

(२) सार्वजनिक ब्यायालय--सार्वजनिक न्यायालय के प्रधान राज्यपाल, 
दूसरे स्थानीय पदाधिकारी, फौजदार और कोतवाल होते थे । अकबर के शासनकाल 
में हिन्दुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए ब्राह्मण पण्डित नियुक्त किये गये थे । 
ग्राम-पंचरायतें तथा जाति-पचायतें भी यहु काम ही किया “करती थीं। लावंजनिक 
न्यायालयों में न्यायाधीश काजी के अधीन नहीं थे । काजी से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं था और वे शरियत अथवा कुरानी कानून के अनुसार स्याय न करके प्रचलित 
रीति-रिवाजो के अनुसार न्याय करते थे । 

(३) राजनीतिक न्‍्यायालय--विद्रोह, गबन, सिक्कों में मिलावट, दगे, चोरी, 
डकैती, राज्य के पदाधिकारियों की ह॒त्याएँ इत्यादि के मुकदमों का निर्णय सम्राट 
अथवा उसके प्रतिनिधि प्रान्तीय राज्यपाल, फोजदार या कोतवाल द्वारा किया जाता 
था। इनका निर्णय राज्य की आवश्यकताओं के अनुछार होता का, कुरान के कानून 
के अनुसार नहीं । इसके अलावा काजी इसमे हस्तक्षेप नही कर सकता था। 
क्पराधों के प्रकार 

इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार अपराध तीन प्रकार के थे अर्थात (१) ईश्वरीय 
अपराध, (२) राज्य अपराध, ओर (३) व्यक्तिगत अपराध । 

ईएवरीय अपराध कक्षम्य समझे जाते थे और इनके अपराधी को दण्ड श्रवश्य 
मिलता था। इन अपराधों का सम्बन्ध ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन से था, अतः इनको 
“हक अल्लाहु' कहा जाता था। दूसरे दोनों प्रकार के अपराध क्षम्य तथा अपराधी से 
सन्धि करने योग्य होते थे । कितने आश्चर्य की ब्रात है कि ममुष्य-हृत्या न तो ईश्वरीय 


५१० मुगलकालोन भारत 


अपराध समझा जाता था और न शान्ति भंग करने वाला, किन्तु मृत व्यक्ति के परिवार 
की हानि मात्र ही समझा जाता था | इसके लिए ही ह॒त्यारा मृत व्यक्ति के निकटतम 
सम्बन्धी को क्षतिपुति का रुपया (खूनः का मुल्य) देकर उससे समझौता कर सकता 
था । फिर राज्य का प्रधान प्रबन्धक अथवा जज इस पर कोई ध्यान नही देता था। 
किन्तु जब मृत व्यक्ति के सम्बन्धी घन लेना अस्वीकार कर देते थे और बदले की 
जोरदार माँग करते थे तब काजी को प्राणदण्ड की घोषणा करनी पडती थी और 
प्रबन्धक को प्राणदण्ड देना पड़ता था। ($क्षाट87, 2रप28) 40 णागरांइप्रशांणा 
9 02) | 
मुस्लिम कानुन में दण्ड-विधान 

अपराधो के लिए चार प्रकार के दण्ड थे अर्थात (१) ह॒द, (२) ताजिर- 
(६) किसास, और (४) तशद्दीर । इनके अतिरिक्त एक और अपराध था जो हाजत 
या हवालात कहलाता था । 

(१) हुद---यह ईश्वरीय अपराध का दण्ड था और इसे कोई भी क्षमा नहीं 
कर सकता था । हृह के अन्तंगत निम्नलिखित अपराध ओर उनके दण्ड निर्धारित थे : 


अपराध दण्ड 
(१) पर-सत्री अथवा पर-पुरुष के साथ. पत्थर मार-मारकर मार डालना 
व्यभिचार 
(२) कुमार अथवा कुमारी के साथ १०० कोडे 
व्यभिचार 
(३) विवाहिता स्त्री पर व्यभिचारका 5८० कोड़े 
सिथ्या आरोप 
(४) शराब और मादक पदार्थ का पीना. 5५० कोड़े 
(५) चोरी सीधे हाथ का काट देना 
(६) खुले मार्ग मे डकती हाथ-परों को काट देना 
(७) डकती और हृत्याएँ तलवार अथवा फाँसी से हत्या 
(5) धर्म-त्याग (कुफ) मृत्यु 


(२) ताजिर--इसके अन्तगगंत वे अपराध थे जिनका उल्लेख हृह के अन्दर 
विशेष रूप से नहीं किया गया था। ताजिर के अन्दर आये हुए अपराधों का दण्ड देता 
जज की इच्छा पर निर्भर था। यदि वह चाहता तो अपराधी को बिलकुल छोड़ सकता 
था क्‍योंकि ताजिर के अपराध 'हक अल्लाह” के अन्दर नहीं आते थे और केवल 
अपराधी को सुधारने के लिए दिये जाते थे | इस प्रकार के अपराधों के लिए निम्न 
प्रकार के दण्ड दिये जाते थे, जैसे लोक-निन्‍्दा, अपराधी को न्यायालय के द्वार तक 


घप्तीटना, जतता से निनन्‍दा कराना, कारावास, देश-निष्कासन, कान एऐंठना अथवा 
३ से ७५ तक कोडे लगवाना। ये दण्ड अपराधी की प्रतिष्ठा के अनुप्तार दिये जाते 


थे। कभी-कभी जुरमाता भी कर दिया जाता था । 


शासन-व्यवस्था ४११ 


(३) विकास अथवा बदला--ह॒त्या अथवा गहरी चोट के लिए प्राय' बदले 
का दण्ड ही दिया जाता था। ज्ोट खाये हुए व्यक्ति का अथवा मृत व्यक्ति के निकट- 
तम सम्बन्धी का यह व्यक्तिगत अधिकार था कि वहू बदला अथवा क्षतिपूति की माँग 
करे | दोतो पक्षों के राजी न होन १२ मुकदमा काजो के पास भेजा ज्ञाता था। यदि 
मृत व्यक्ति के सम्बन्धी घातक द्वारा दिये गये धन से सन्तुप्ट हो जाते थे अथवा बिना 
क्षतिर्पुति के ही घातक को क्षमा कर देते थे ता सम्राट कुछ भी ध्यान नही देता था । 
छोटे-छोटे अपराध के लिए तो मूसा के कानून के अनुमार दाँत के लिए दाँत और 
आँख के लिए आँख' का मुहावरा चरितार्थ होता था, किन्तु इसमे कुछ अपवाद भी 
रहते ये । 

(४) तशहीर अथवा सार्वजनिक निनदा--यह कानुत इस्लामी कानून पुस्तकों 
में मान्य था और इतिहास के सारे मध्यकाल मे मुगल सम्राट और काजी इसके 
अनुमार निर्णय किया करते थे । यह कानून हिन्दुओ के लिए भी मान्य था। तशहीर 
अपराध में प्रायः अपराधी का सिर मुडवाना, गये की पूंछ की तरफ अपराधी का मुंह 
करवाकर उस पर बिठाना, मूह पर धूल पोत देना, कभी-कभी जूतो का हार पहनाकर 
गाजे-बाजे के साथ नगर की मुख्य-मुख्य सडकों में घुमाना, इत्यादि थे। कभी-कभी 
अपराधी का मूह काला कर दिया जाता था । 

कुरान मे राज-विद्रोह, राज्य के घन दु्परयोग और लगान न देना इत्यादि 
अपराधों के विषय मे कोई स्पष्ट कानून नहीं था, अत' इस प्रकार के अपराधों का 
दण्ड सम्राट अपनी इच्छा के अनुसार देता था। प्राणदण्ड अपराधी को हाथी से 
कुचलवाकर, जिन्दा जलाकर, कोबरा साँप से कटवाकर अथवा दबाकर दिया जाता 
था। अनेक प्रकार की अन्य यन्चणाएँ भी दण्ड के लिए सामान्य रूप से प्रचलित थी । 
मृत्युदण्ड निम्त अपराधों के लिए दिया जाता था : 

(१) डाके मे की गयी ह॒त्याएँ । 

(२) ह॒त्या, जबकि मृत व्यक्ति का निकटतम सम्बन्धी क्षतिपूर्ति का घन लेना 

अस्वीकार कर दे । 

(३) पर-पुरुष अथवा पर-स्त्री से व्यभिचार । 

(४) इस्लाम घर्मं का त्याग । 

(५) नास्तिकता । 

(६) पैगम्बर (साव्ब-्अल रसूल) का अपमान | 

इसके अतिरिक्त हनफी मुस्लिम कानून के अनुप्तारा जिसका मुगल सम्राट 
पालन करते आये थ्रे, निम्नलिखित तीन ह॒त्याएँ कानून-सम्मत समझी जाती थी - 

(१) उत सम्बन्धियों की हत्या जो इस्लाम मे विश्वास नहीं रखते थे और 
जिन्होंने पैग्म्बर अथवा अल्लाह का अपमान किया था । 


(३) उस गैर-मुसलमान युद्धवन्दी की हत्या जिसकी मुक्ति और प्राणदण्ड के 
कारण समान हो । 


११२ मुगलकालीन भारत 


(३) आत्मरक्षा, समृद्धि-रक्षा और सहयक-रक्षा मे किसी की हत्या करना । 
ऋण अथवा दूसरे छोटे-छोटे अपराधों के लिए प्राय कारावास का दण्ड दिया 
जाता था । | 


धामिक नीति 


कुछ भाधुनिक विद्वानों का मत है कि मृगलकाल मे पूर्ण घामिक सहिष्णुता 
थी बोर उन्होने प्रत्येक जाति को घाभिक स्वतन्त्रता दे रखी थी। किन्तु समकालीन 
लेखो के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि उनका यह विश्वास भ्रमपूर्ण है। २०० 
वर्ष से कुछ ही अधिक (१५२६-१७४८ ई०) के मुगलकाल मे केवल अकबर के शासन- 
काल के ४० वर्षों (१५५६-१६०५ ई०) मे ही हिन्दुओ को पूर्ण धाभिक स्वतन्त्रता 
रही | जहाँगीर के शासनकाल (१६०५-१६२७ ई०) मे घामिक सहिष्णुता कुछ क्रम 
हो गयी; शाहजहाँ के शासनकाल (१६२५-१६५७ ई०) में इनमे और कमी आ 
गयी और अकबर के पूर्व दिनों की घामिक नीति अपनाने की प्रवृत्ति दिखायी देने 
लगी । यह सर्वविदित- तथ्य है कि ओरगजेब ने अकबर की घधामिक नीति का त्याग 
कर गेर-मुसलमानो के प्रति किसी धाभिक सहिष्णुता को सहन नहीं किया । उसके 
उत्तराधिकारी भी उसी के पदचिद्नों पर चले और मुगलकाल के पतन तक घामिक . 
असहिष्णुता सिद्धान्त रूप में विद्यमान रही । इन सब कारणो से स्पष्ट है कि मुगल- 
काल मे पूर्ण धामिक सहिष्णुता नहीं रही थी । सच तो यह है कि यह युग दो शक्तियों 
करे सघर्ष का युग था अर्थात यह युग घामिक सहिष्णुता और मुस्लिम धर्मान्च्ता का 
युग था जिसके अन्त से धर्मान्धता की विजय हुई । 
यद्यपि बाबर सल्तनत काल के शासकों को अपेक्षा अधिक सुससक्षत ओर उदार 

था किन्तु उसने इस्लाम धर्म को पूर्ण महरुव देकर कुरान को नीति का ही अनुकरण 
किया और गैर-मुसलमानों को घामिक स्वतन्त्रता कभी भी नहीं दी। उसने अपने 
संस्मरण में हिन्दुओं को काफिर और उनके विरुद्ध किये गये युद्धों को धार्मिक युद्ध 
(जिहाद) कहा है। राणासाँगा को तो वह अभिशप्त काफिर समझता था । बाबर ने 
इस वीर योद्धा राजपूत सरदार ओर चघन्देरी के मेदिनीराय के विरुद्ध जो युद्ध किये, 
उन्हें काकिरों के विरुद्ध इस्लाम की विजय कहुकर पुकारा है। यह सुसस्कृत सम्नाट भी 
हिन्दुओं की मृत्यु का वर्णन करते समय लिखता था कि अमुक काफिर जहृन्न म में चला 
गमा । क्ष़्ने सुसलमानों को स्टाम्प-करों से मुक्त कर दिया भौर उन्हें केवल हिन्दुओं 
'पर ही क्वाया । उसने चन्देरी के हिस्तू मम्बिरों को ढाया और उसकी आज्ञा से उसके 
एक अफ्नर से जिसका ताम बकी था, शअयोध्या (फंजाबाद) के उस मभ्दिर को 
गिराया जो श्रोरामचन्द्र के जन्म-स्थान में अंधा था । उसने इसके स्थान पर १५२०० 
२६ ई० में एक मस्जिद बनवा दी । सस्जिद के शिलालेख के लिए देखो, (70ए778/ 
गी 6 छा. तांझणांटभ 500०४, 936) उसके शासनकाल में दूसरे हिन्दू और 
जैन मह्दिर भी गिराये गये । प्रोफेसर श्रीराम शर्मा लिखते हैं कि “ऐसा कोई कारण 


शासन-च्यवस्था ५१३ 


नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि बाबर ने प्रचलित धामिक नीति की 
कडाई में किसी प्रकार की शिथिलता कर दी थी ।* 


जहाँ तक हिन्दुओं के प्रति घामिक नीति अपनाने का सम्बन्ध है; हुमायूँ ने 
अपने पिता के पदचिद्धवों का अनुसरण किया। उसने बहादुरशाह पर उस समय आक्र- 
मण करता स्वीकार नही किया जबकि वहादुरशाह चित्तौष्ठ के राजपूतों के साथ युद्ध 
करते मे फंसा हुआ था, क्योकि वह अपने एक मुसलमान भाई पर उस समय हमला 
करके अपयश लेता नहीं चाहता था जबकि वह (मुमलमान भाई) काफिरों को हराकर 
धामिक यश प्राप्त कर रहा था । शिया-समुदाय को सहन करने के लिए भी हुमायूँ को 
कुछ परिस्थितियों ने ही विवश कर दिया था। हुमायूँ को भारत के बाहर खदेडमे 
वाला अफगानी शासक शेरशाह भारत में इस्लाम के झण्डे को फहराने के लिए हुमायूँ 
से भी अधिक इच्छुक था। उसने जोधपुर ने प्रधान मन्दिर को तोडकर उसे मस्जिद 
बना दिया, जो प्रमाणस्वरूप आज भी खड़ी हुई है। उसने रायसीन के पूरममल के 
विरुद्ध जिहाद इसोलिए बोला कि वह एक घोर नास्तिक (काफिर) को दबाकर घामिक 
यश प्राप्त कर सके । शेरशाह का उत्तराधिकारी दस्लामशाह तो मुस्लिम उलेमाओं 
के हाथ की कठपुतली मात्र था। उसकी घारमिक नीति तो हिन्दू तथा मुसलमान 
काफिरों को सताने की ही रही थी । 


अकबर महान ही ऐसा था जिसने साम्राज्य की घामिकर नीति में पूर्ण परिवर्तन 
कर दिया । उसका विश्वास था कि सत्य सर्वव्यापी है! उसने सबसे पहले १५६३ ई० 
में उस तीर्थयात्रा-कर को हटाया जिसे केवल द्विन्दुओ को ही देना पडता था। इसके 
बाद १५६४ ई० में उसने जजिया जैसे घृणित कर को हटाकर अपनी सारी प्रजा को 
समान नागरिक अधिकार दे दिये। इसके अनन्तर उसने उत सब धाभिक प्रतिबन्धों 
को उठा लिया जो गैर-मुसलमानों पर लगे हुए थे, जिनमें मन्दिरों और गिरजाघरों को 
बताता भी था। उसने अपने ही महल में अपनी हिन्दू रानियों को मूर्तियों की स्थापना, 
और पूजा की आज्ञा देकर इस मिथ्या धारणा का भी अन्त कर दिया था कि हिन्दुओं 
के सा्बंजनिक उत्सवों में सम्मिलित होने से मुसनमानों के कान और नेन्न अपविन्र हो 
जाते हैं। उसने बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओ की शुद्धि की भी आज्ञा दे दी।” 
, (पैदायंनी, जिल्द २, पृष्ठ ३६८) ईसाइयों को भी १६०३ ई० मे उसने ईसाई बनने 
के इच्छ कों को ईसाई बना लेने की आज्ञा दे दी । उसने इस्लाम को राज्य का धर्म न 
रखकर सभी धर्मों को समानाधिकार दिया । साम्राज्य में हिन्दुओं की संख्या अधिक 
होने के कारण उसने हिन्दुओं की धामिक भावनाओं के प्रति आदर प्रदर्शित करने के 


१ भोपाल का वह लेख जिसको बाबर का वसीयतनामा समझा जाता है और जिसमे 
बताया गया है कि बाबर ने हुमायूँ को यह आदेश दिया था कि तुम हिन्दुओं 
के साथ सहनशीलता का व्यवहार करना और गौ-ह॒त्या बन्द करवा देता; केवल 
जाली लेख है और विश्वसनीय नही है । 


प१४ मुगलकालीन भारत 


लिए शाही रसोईधरों में गौ-मांस का निषेध करा दिया और वर्ष मे कितने ही दिनों 
के लिए पशु-बध भी बन्द करा दिया | उसने माँस खाना छोड-सा दिया और हिन्दुओं 
की वेशभूषा तंथा रहन-सहन को अपना” लिया। वह रक्षाबन्धन, दीपावली, बसन्‍्त 
और शिवरात्रि इत्यादि हिन्दू उत्सवा में सम्मिलित होता था। उसने गैर-मुसलमानों 
के लिए भी बडी-बडी नौकरियों का द्वार खोल दिया था। इसः प्रकार उसने पूर्ण 
घाभिक सहिष्णुता के नये युग को जन्म दिया | 

अकबर इतने से. ही सम्तुष्ट नहीं हुआ | उसने देश के विद्वानों की धार्मिक 
एकता का प्रबल प्रयत्त किया और अपने नाम से दोने एलाही' घर्मं चलाया | इस 
धर्म के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन पिछले अध्याय मे किया जा चुका है, अतः 
उनकी पुनरावत्ति की यहाँ आवश्यकता नही है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि दीने इलाही की स्थापना प्रशसनीय उद्देश्य को लेकर हुई थी और इसका अ्रभिप्राय 
धामिक कट॒ता एवं संघर्ष को दूर करना था। यह कोई आश्चयं की बात नहीं कि 
अकबर अपने इस उद्देश्य में असफल रहा। उस समय हिन्दू और मुसलमान दोनो ही 
इतने कट्टर थे के वे अपने परम्परागत विश्वास और रीति-रिवाजों को छोड़ने की 
बात सोच भी नही सकते थे । 

जब जहांगीर गद्दी पर बेठा तब मुस्लिम उलेमाओं ने खोये हुए प्रभाव को 
प्राप्त करने का पुन. प्रयत्न किया भौर घाभिक सहिष्णुता का अन्त करने के लिए नये 
सम्राट पर जोर डाला। इस प्रयत्न से वे असफल रहे क्योंकि जहाँगीर अपने पिता 
फे मार्ग से नही हटना चाहता था। किन्तु वह भपने क्षेत्र मे इस्लाम के भविष्य के 
विषय में अधिक रुचि लेने लगा । वह जब तब हिन्दू और [ईसाइयो को मुसलमान 
बना लेता था भर उन मुसलमान नवयुवकों को दण्ड देता था जो हिन्दू संन्यातियों के 
पास जाते थे या हिन्दू धर्म में अपनी आस्था रखते थे । उसने अपने शासन के पनद्रह॒वें 
वर्ष मे काश्मीर में राजौरी के हिन्दुओं को मुसलमान लडकियों के साथ विवाह करने 
का निषेध कर दिया था। उसने सिक्‍खों के गुरू अजु त के साथ जो दुव्यंवहार किया, 
उसका कारण कुछ अंश मे धामिक भी था और गुजरात के जैतियों के साथ भी उसने 
इसी कारण को लेकर कठोरता का व्यवहार किया । इन छोटी-मोटी धूलो को छोड़कर 
जहाँगीर ने अपने पिता की धार्मिक सहिष्णुता की तीति को ही अपनाया औरर मुसल- 
मान तथा गेर-मुसलमानों में बहुत थोड़ा भेदभाव रखा। उसने जेनियों को छोड़कर 
अन्य मतावलम्बियों की धाभिक भक्ति एवं धामिक मेले और उत्सवों पर कोई प्रति- 

बन्ध नहीं लगाया। प्रो० श्रीराम शर्मा लिखते हैं, “इन सब बातो के साथ-साथ 

जहाँगीर कभी-कभी इस्लाम के रक्षक का रूप धारण कर लेता था और कभी-कभी 
अपने को बहुसरूयषक गेर-मुसलमानों का राजा भी नही समझता था । इस प्रकार अकबर 
के उदार दृष्टिकोण का हल्का-सा पतन आरम्भ हो गया ।” (२०008 ९०॥०५ 
जी प6 १०४०४) &79००3, 9. 90.) | 

जहाँगीर का उत्तराधिकारी शाहजहाँ कदूटरपन्थी मुसलमान था। उसने अपने 

४ ः 


शासन-व्यवस्था 2१५ 


दरबार में इस्लामी वातावरण को पैदा करने का प्रयत्त किया । उसने सिजदा (अर्थात 
सम्राट के सम्मान में साष्टांग प्रणाम) करने का निषेध कर, दिया और हिन्दुओं की 
तुलादान रीति तथा रक्षाबन्धन, दशहरा और बसन्‍्त इत्यादि उत्सवों को, जो राज- 
दरबारों में मनाये जाते थे, बन्द करवा दिया । उसने हिजरी सन्‌ को फिर से जारी 
कर दिया । उसने ईद, शबे बरात, मिललद और बारावफात इत्यादि मुसलमानी त्यौहारों 
को दरबार में कट्टर मुसलमानी रीति से मनाना आरम्भ कर दिया | उसने एक नयी 
बात और की कि हिन्दू राजाओं के राज्याभिषेक के समय उनके मस्तक पर तिलक 
करने का काम अपने प्रधानमन्त्री को सौंप दिया, जिसे उसके पूर्वाधिक्वारी सम्राद स्वयं 
१ रते आये थे। उसने हिन्दुओं पर तीर्थयात्रा-कर फिर लगा दिया और केवल अपने 
बनारसी दरबारी कवि कवीद्द्राचायं को बहुत अधिक प्रार्थना करने पर इससे मुक्त 
किया । शाहजहाँ इन कामों से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ बल्कि उसने नये मन्दिरों का 
निर्माण और पुरानों का जीर्णोद्धार भी बन्द करवा दिया। उसने नये मन्दिरो के 
गिरवाने का काम भी आरम्भ करवा दिया। इसके परिणामस्वरूम गुजरात के ३, 
बनारस और उसके आसपास के ७२, इलाहाबाद, काश्मीर और दूसरे प्रान्तों के अनेक 
मन्दिर गिरवा दिये गये । सेना-यात्रा के मार्ग मे जितने भी मन्दिर पड़ते थे, सम्राट 
उन्हे बिना किसी सोच-विचार के गिरवा देता था। बुन्देलखण्ड में भी ऐसा ही किया 
गया था । उसके शाप्तनकाल में औरंगजेब गुजरात का वायसराय था, उसने अनेक 
मन्दिर गिरवाये, जिनमे सरसपुर के निकट चिन्तामणि मन्दिर उल्लेखनीय है । शाहजहाँ 
हिन्दुओ के तये मन्दिरों के गिराने के साथ-साथ पुराती रीति के अनुसार विद्रोही सरदार 
ओर शत्रुओं के तीर्थस्थानों को भी भ्रष्ट करने लगा। हिन्दू मन्दिरों के मलवे से उसने 
मस्जिद बनवायीं । शायद दारा के.बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसका यह धर्मोन्‍्माद 

के गया और उसने मन्दिरों का गिरवाना तो बन्द करवा दिया, किन्तु अपने सम्पूर्ण 
शासनकाल में धर्म-परिवर्तित हिन्दुओं को शुद्ध करने की निषेधाशा जारी ही रखी । 
जम्मू के वधोरी और भीमवार में हिन्दू-मुसलमानों के अन्तर्जातीय विवाह प्रायः हुआ 
करते थे, किन्तु शाहजहाँ ने इस पर रोक लगा दी। इस क्षेत्र के हिन्दू मुसलमान 
लड़कियों से विवाह कर उन्हें अपने धर्म में मिला लिया करते थे | शाहजहाँ ने आज्ञा 
दी कि धर्मे-परिवर्तित मुस्निम कन्याओं को उनके पिता के पास पहुँचाया जाय बौर 
उनसे विवाह करते वाले हिन्दू था तो जुरमाना दे अथवा मुसलमान हो जायें।। उसने 
वलपत नाम के एक हिन्दू को केवल इसलिए प्राणदध्ड दिया कि उसने एक मुस्लिम 
कन्या को हिन्दू, बनाकर उसके साथ विवाह कर लिया था और एक मुसलमान लड़के 
तथा ६ लड़कियों का पालन-पोषण किया था। सम्राट ने युद्धवन्दिपों को मुसलमान 
बनाने की पुराती प्रथा को फिर जारी कर दिया । उसने यह भी फरमान निकाला कि 
मुसलमान युद्धवन्दियों को दास के रूप में हिन्दरओं के हाथ न बेचा जाय । उसने इस 
पुरानी इस्लामी प्रथा को भी जारी किया कि यदि अपराधी इस्लाम को अपनाना 
स्वीकार कर लें तो उन्हें क्षमा कर दिया जाय । उसने इस्लाम, पैगम्बर और कुरान 


शासन-व्यवत्था शछ 


अयत्न नहीं किया । वह कर के विषय में हिन्दुओं के.साथ पश्चैपात करता था। उसने 
मुसलमानो को तो चुगी से मुक्त कर दिया था, किल्तु हिष्दुश्षे पर ५ प्रतिशत की 
पुरानी चुगी पूर्ववत जारी रखी । हिन्दुओ के बगीचो की बैदाबार पर २० प्रतिशत 
कर ओर मुसलमानों की पेदावार पर केवल १६६ प्रतिशत ही कर लगाया । पशुओ 
की बिक्री पर हिन्दुओ को ५ प्रतिशत कर देना पडता था और मुखलमानो को केबल 
२ प्रतिशत । हिन्दुओ को आज्ञा थी कि वे मुसलमानों जैसे कपड़े न पहनें और राज- 
पूतों को छोडकर कोई भी हिन्दू इराकी अथवा तूरानी घोड़े, हाथी और पालकी पर 
न चढे । उन्हें हथियार लेकर जनता में घूमने की भी क्षाज्ञा व थी । 

मुसलमान बनने के लिए अनेक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता था। जो 
अपराधी मुसलमान बन जाता था, वह छोड दिया जाता था, इसके अतिरिक्त मुसलमान 
बनने वालों को सरकारी ततीकरियाँ तथा अनेक प्रकार के इनाम दिये जाते थे । 
मुसलमान बनने के लिए हिन्दू जनता पर अनेक प्रकार के दबाव डाले जाते थे । न्याय 
सम्बन्धी मुसलमानी कानून की और कड़ा बना दिया गया था, जिससे हिन्दू अपने 
परम्परागत घममं को छोड़कर मुसलमान बन जायें। इस प्रकारू हम देखते, हैं कि 
औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य इस्लाम के प्रचार के हेतु बलबान संस्था बन. 
गयी थी और राज-घन तथा शक्ति इस्लाम के प्रचार के काम में लगाया जा रहा था। 
अकबर ने सोलहवी शताब्दी में धामिक सहिष्णुता की जिस नीति को अपनाया था, 
औरंगजेब ने सन्नहवी शताब्दी के' उत्तराद्ध में उसका पूर्णतः त्याग कर दिया । 

धामिक असहिष्णुता की नीति उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के विलली दरबार 
में तब तक जारी रही जब तक वे अपने मन्त्रियों के हाथ की कठपुतली नहीं बन गये । 
बहादुरशाहु की सरकार (१७०७-१७११ ई०) बढ़ी कठोर थी और मुसलमानों के साथ 
पक्षपात करती श्री । उसके काल में जजिया और तीर्थ॑यात्रा-कर पहले की भाँति द्वी 
जारी रहे | उसका उत्तराधिकारी जहाँदारशाहु उसी के पदर्चिन्हों पर चलता रहा । 
इन दोनों सम्राटों के शासनकाल में शाही दरबार में न तो कोई विशेष योग्य हिन्दू 
था न कोई उच्च पद पर ही कोई योग्य हिन्दू प्रतिष्ठित किया गया । किन्तु जब 
१७१३ ई० से फर खसियर सपम्राठ हुआ और संय्यद भाइयों ने राजनीति को अपने 
हाथ में ले लिया, तब जजिया जेसा घृणित कर उठा लिया गया था। दि 3 तीर्बयात्रा- 
कर अब से मुगल-साम्राज्य के अन्त समय तक जारी रहा। मुहस्मदशाहे के बाद 
दिल्‍ली के जितने भी शासक हुए, वे मराठों से सदा डरते रहे और अपनी हिन्दू जनता 
के सताने का विचार स्वप्न में भी नहीं कर सके। अतः यह उत्तरकालीन मुगल 
सपम्राटों की दुबंलता के कारण ही था कि उनके समय में औरंगजेब के समय के 
इस्लामी-साप्राज्य के सिद्धान्त अमान्य हो गये । 
मुग़लों की राजपुत नीति 

बाबर ओर हुमायूँ आमेर तथा मेवाड़ के राजाओं के सम्पर्क में आये भौर 
उन्होंने उनके साथ युद्ध भी किये, किन्तु वे इन्हें अपनी अधघोनता में पूर्णतः न ला 


भ्र्श्८ मुगलकालीन भारत 


सके । वे अच्छे राजनीतिज्ञ नही थे, अतः वे राजपूतो की सन्धि और मित्रता के लाभ 
को न जान पाये | यह अकबर ही थो 7 रा पा के राजाओं के साथ बरती 
जाने वाली मृगल-तीति में परिवर्तन कर कल न्तु अकबर ने भी राजपूतों के साथ 
जो व्यवहार किया, वहू भी न तो अविवेकपूर्ण भावेनाएँ ही थी और न राजपूतों की 
बीरता, उदारता और देशभक्ति का सम्मान-मात्र ही था। उसने इस नीति को खूब 
सोच-समझकर अपनाया था । इसमे विवेकपूर्ण स्वार्थ, गुणो का आदर, न्याय और 
बराबरी के व्यवहार की भावना निहित थी। इसका एक कारण तो यह था कि उसके 
मुसलमान सरदार और अफसर स्वामिभक्त नहीं थे और बार-बार विद्रोह करते थे 
तथा दूसरे, इस देश के अफगान इसके शाही परिवार के जानी दुश्मन थे । इन कारणों 
से प्रेरित होकर अकबर ने अपने स्वार्थी सरदार और अफसरो को अपने वश में रखने के 
लिए राजपूतों कृ सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया । यही कारण था कि अकबर 
ने राजपूतों की स्वामिभक्ति की परीक्षा अच्छी तरह कर लेने के बाद जनवरी १५६२ 
ई० में कछवाहा राजपरिवार के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें राज्यपाल 
तथा सेनापति जैसी ऊँची-ऊँची शाही नौकरियाँ दी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
राजपूत जिन्होंने ३५० से अधिक वर्ष तक दिल्‍ली के तुर्की तथा अफगानी सुल्तानों से 
युद्ध किया था केवल तटस्थ ही न हो गये बल्कि मुगल-साम्राज्य के वे अब पूर्ण भक्त 
बन गये | इतना ही नहीं, उन्होंने देश में मुगल-साम्राज्य का प्रबल समर्थन किया और 
उसके विस्तार भे योग दिया। उन्होंने अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल 
में युद्ध, राजनीति, कर व्यवस्था, सामाजिक शासन-व्यवस्था एवं आधिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक और कला सम्बन्धी उन्नति में खुलकर योग दिया | उनके सहयोग से मुगल- 
शासन न केवल सुरक्षित और स्थ।था हा इश्ा, अपित देश में अभूतपूर्व आधथिक समृद्धि 
और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हुआ । उनके सहयोग से हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की 
एकता हुई, जो मुगल-शासन की अमृल्य देत थी । जहांगीर ने अकबर की नीति को 
अपनाकर राजपूतों के साथ मित्रता का व्यवहार जारी रखा । किन्तु इस विषय में यह 
बात ध्यान रखने योग्य है कि जहाँगीर के शासन काल में राजपूत सरकारी नौकरियाँ 
में इतने अधिक नहीं रहे जितने अकबर के शासनकाल में थे। जहाँगीर के २२ वर्ष 
के शासनकाल में केवल तीन हिन्दू प्रान्तों के राज्यपाल थे और वह भी बहुत थोड़े समय 
के लिए । जहांगीर के शासनकाल में हिन्दू दीवान कितने थे । इसका कुछ पता नहीं 
है. । कथाकारों ने केवन मोहनदास नामक हिन्दु दीवान का उल्लेख किया है | हाकिन्स 
के कथनानुस्तर जहाँगीर हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों को अधिक चाहता था । 
(हाकिस्स, पृष्ठ १०६-१०७) 

यद्यपि शाहजहां ने गद्दी पर बैठने के बाद सरकारी नोकरियों में केवल मुसल- 
मानों को ही भरती करे के लिए आज्ञा निकाली थी, किल्तु वह इस आज्ञा को 
कार्योन्वित करने के लिए कोई कदम न उठा सका, अतः राजपूत उसके शासनकाल में 
अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे । प्रोफेंसर श्रीराम शर्मा की गणनानुसार शाहजहूँ के 


शासन-व्यवस्था प्र१७ 


शासन के ३/वें वर्ष मे २४१ मनसबदारों में केवल ५२ हिन्दू थे, जो १,००० से 
७,००० तक के मनसबदार थे । | उसके गद्टीं पर बेठने के समय भी बहुत कम हिन्दू 
ही बड़े-बड़े पदों पर थे । यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि शाहजहाँ 
के शासनकाल में राजपुतो अथवा हिन्दुओ को सरकारी नौकरियों से नहीं हटाया गया 
था । राज्यपाल और सेनापति के अतिरिक्त बहुत-से राजपूत और हिन्दू माल विश्ाग 
में भी ऊचे-ऊँचे पदो पर प्रतिष्ठित थे। जोधपुर का जसवन्तर्सिह साम्राज्य का प्रधान 
सरदार और सातहजारी मनसबदार था और राजा रघुनाथ शासन के अन्त तक 


शाही दीवान रहा । 2 
किन्तु औरगजब के गद्दी पर बंठने पर राजपूतो के साथ बरती जाने वाली 


मुंगलो की तीति में निश्चित परिवर्तन हो गया जो हानिकारक सिद्ध हुआ । औरंगजेब 
कट्टर सुश्नी मुसनमान था । वयोकि राजपूत हिन्दुओ के नेता थे ओर साम्राज्य मे मुसल- 
मानो जैसा ही आधिपत्य रखते थे, वह हिन्दुओं और विशेषकर राजपूतो से घृणा करती 
था | जब तक आमेर के राजा जयसिह ओर मारवाड के राजा ५, जसवन्तर्तिह जीवित 
' रहे, तब तक उसने हिन्दुओ के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया । दिसम्बर १६७८ ई० 
में जसवन्तसिह की मृत्यु हो जाने पर सम्राट अपने नंगे रूप में आ गया और उसने 
मारवाड़ को साम्राज्य में मिलाने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। उसने हिन्दुओं पर 
जजिया फिर लगा दिया और विरोध को शान्त करने तथा उनकी शक्ति को कम करने 
हेतु राठीर और सिसौदियो से युद्ध भी किया। इस नीति के विरोध में राजस्थान, 
बुन्देलखण्ड तथा दूसरे प्रान्तो में विद्रोह की आग भडक उठी और बहुत कम राजपृत 
स्वामिभक्ति एवं श्रद्धा से साम्राज्य के सेवक रह गये | अब औरंगजेब मुसलमानों को 
खुलकर तरजीह देने लगा और उसने अनेक हिन्दुओं को नौकरी से अलग कर दिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जो राजपूत पहले सम्राट के प्रबल समर्थक और राज्य- 
विस्तार के साधन थे, अब वे ही उसके कट्टर शत्रु बन गये । वे सहयोग देना छोडकर 
उससे युद्ध करने लगे और उसकी मृत्यु के बाद तक विद्रोह्दी बने रहे | 

ओरंगजेब के तात्कालिक उत्तराधिकारी बहादुरशाह प्रथम, जहाँदारशाहु और 
फर् खसियर को भी राजस्थान के कुछ राजाओं से युद्ध करना पड़ा । राजपूतों ने पुष्कर 
में सभा करके यह निश्चय कर लिया किये अब मुगलों से किसी प्रकार का 
वेवाहिक सम्बन्ध नहीं रखेंगे और उनकी दासता छोड़ देंगे । औरंगजेब का मित्र जयपुर 
का राजा भी इस सभा में सम्मिलित हुआ था | औरंग्रजेब तथा बहादुरशाह प्रथम की 
घातक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि जिस समय मराठों, सिक्खों, जाटों तथा 
(विदेशी आक्रमणकारी नादिरशाह और अब्दाली के साथ भुगलों का युद्ध हुमा, तब 
किसी भी प्रमुख राजपूत राजा ने उसका साथ नहीं दिया। जयपुर का राजा कुछ समय 
के लिए शाही सेना में सम्मिलित हो गया था, किन्तु वह भी अब हृदय के उाज्राज्य 
की रक्षा नहीं करना चाहता था । वास्तव में, राजा जयसिह ने सुगलों और मराठों 
युद्ध होने पर बाजीराब से बराबर मैतश्री सम्बन्ध बनाये रखा । 


४२० मुगलकालोन भारत 


कुछ आधुनिक लेखकों का मत है कि यदि अकबर राजपुतो को सरक्षण देकर 
ऊंची-ऊँची सरकारी नौकरियों पर प्रतिष्ठित न करता तो राजपूत-समस्था खडी न 
होती और औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों को राजस्थान के राजाओं पर कड़ा 
नियन्त्रण रसने मे कोई कठिनाई न आती । यह विचार भूलो से भरा हुआ है। यदि 
अकबर अपनी उदार एवं सहिष्णु नीति से राजपूत राजाओ का समथ्थत प्राप्तन करता 
तो मुगल शाही परिवार का वही हाल होता जो सल्तनत काल के शासको का हुआ 
था इसके अतिरिक्त एक बात और है । अब सल्तनत काल के दिन बीत चुके थे और 
'मॉलहवी शताब्दी चौदहवी तथा पन्द्रहवी शताब्दी के समान नही थी । राजपुत अपने 
लोगे हुए भारतीय राजनीतिक महत्त्व को बडी तेजी से पुन. प्राप्त कर रहे थे। अतः 
सोलह॒वी शताब्दी में दिलली.के अत्यन्त शक्तिशाली शासक के लिए भी यह सम्भव नही 
थार्भक वह उनकी उपेक्षा कर सके | दुसरे राजनीति में भी जनता को हर समय 
धोखा नहीं दिया जा सकता । मुगल भारतीय जनता के प्रमुख तत्त्वों के सहयोग के 
बिता श्रपनी शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक नहीं चला सकते थे । इस सिद्धान्त के 
प्रचारकों का विश्वास है कि परिस्थितियाँ कोई महृत््व नही रखतीं, केवल पाशविक 
शक्ति के बल पर ही राजसत्ता सफलतापूर्वक चल सकती है। यह कथन उन लोगों को 
प्रभावित नही कर सकता, जिन्हे उन राजनीतिक एवं सेना सम्बन्धी विचित्र कठिनाइयों 


का पूर्ण ज्ञान है, जिनके बीच अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। 
भुगलों की दविखन नोति 


पहले दो मुगलो सम्रठो को तो  + कक के सम्बन्ध में गश्भीरता से सोचने 
का समय ही तहीं मिल पाता था । बाबर की आत्मकथा से ज्ञात से होता है कि वह 
दक्षिणी भारत की हलचलों को ओर आाक्ृष्ट अवश्य हुआ और वहां के राजनीतिक 
विकास को बड़े ध्यान से देखता था; किन्तु भारत में उनका जीवनकाल इतना थोड़ा 
था कि वह सम्पूर्ण उत्तर भारंत को भी नही जीत सका। हुमायूँ का संघर्षमय एवं 
अव्यवस्थित जीवन केवल उत्तरी भारत से ही सम्बन्धित रहा । अकबर ही वह पहला 
मुगल सम्राट था जिसने उत्तरी भारत पर पूर्ण अधिकार करने के बाद दक्षिण भारत 
विजय की ठोस योजना बनायी । इस विषय मे अकबर ने मौर्य, गुप्त, खलजी और 
तुगलक इत्यादि प्राचीन भारतीय नरेशों की परम्परागत नीति को अपनाया था | 
अकबर की दक्षिणी नीति दो उद्देश्यो पर अवलम्बित थी, अर्थात एक तो वहू अपनी 
गघीनता में मखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और दूसरे, बहू 
पुतंगालियों को खदेड़ना चाहता था क्योंकि उनका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता जा रहा 
था । चन्द्रगुप्त मौय अथवा समुद्रगुप्त इत्यादि भारतीय. नरेशों के समान अकबर भी 
साम्राज्यवादी था, अत. वहू भारत के सब उपद्वीपों को अपने अधिकार में रखने के 
लिए अत्यन्त सचेष्ट था और इसीलिए वह अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा और 
खानदेश को दक्खिनी सल्तनतों को अपने अधिकार में रखता चाहता था। उसका 
दृष्टिकोण धर्म-प्रचार न होकर साआज्य-विस्तार था । 


शासन व्यवस्था प्२१ 


अकबर दविखनी रियासतो के सुल्तानो पर वैध अधिकार प्राप्त करने के लिछ 
अत्यन्त उत्सुक था, अत. उसने १५६१ ई० भें दक्खिन की चारो रियास्रतों के दरबारों 
में अंजग-अलग अपने राजदूत भेजे । खानदेश ने तो अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर उसे अपना अधिपति मान लिया, किल्तु अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्ठा ने 
उसे नम्नतापूर्वंक अस्वीकार कर दिया। अपनी कुटनीतिक चाल मे असफल होते पर 
अकबर ने शक्ति मे प्रयोग द्वारा अपने उद्देश्य की पूत्ति करते का विचार किया | उसने 
शाहजादा मुराद तथा अब्दुरंहीम खानखाना के सेनापतित्व मे अहमदतगर के विरुद्ध 
एक बडी सेना भेजी जिसने अहमदनगर का घेरा डाल दिया। बीजापुर के स्वर्गीय 
सुल्तान की विधवा रानी अथवा अहमदनगर के सुल्तान की पुत्री चाँदबीबी ने बड़ी 
वीरता के साथ नगर की रक्षा की । किन्तु अन्त मे अहमदनगर के सुल्तान ने अकबर 
को अपना सम्राट सानकर बरार को सम्नाज्य' की भेंट कर दिया (१५६६ ई०)। 
इसके उपरान्त सुल्तान के सरदारों ते उससे आग्रह किया कि वह सन्धि की शर्तों को 
तोड़कर साम्राज्य के विरुद्ध फिर से लड़ाई छेड़ दे । इस समाचार से उत्तेजित होकर 
मुगलों ने अहूमदनगर पर भयकर आक्रमण किया | इसमे चाँदबीबी या तो मारी गयी 
अथवा उसने आत्महत्या कर ली (१६०० ई०) । आधे से अधिक अहमदनगर सम्राट 
के हाथ मे चला गया, किन्तु सारा राज्य शाहजहाँ के शासन पूर्व साम्राज्य में नहीं 
मिलाया जा सका। 

अकबर ने अहमदनगर के सुल्तान के साथ उलझे रहने पर खानदेश के सुल्तान 
मे अवसर पाकर अकबर के विदुद्ध विद्रोह कर दिया, अतः उसे दबाने के लिए अकबर 
को स्वयें दविखत जाना पड़ा । एक लम्बे घेरे के बाद अकबर बुरहानपुर पर कब्जा 
कर असी रगढ़ के सुहढ़ किले पर अधिकार कर लिया और प्राप्त धन को उदारता के 
साथ किलेदारों मे बाँट दिया तब उसने बीते हुए प्रदेश को अहमदनगर बरार और 
खानदेश के तीन सूबों में बाँट दिया और उनको अपने पुत्र दानियाल के अधिकार में 
सौप दिया, जिसके अधिकार में म्रालबा तथा , गुजरात पहले से ही विद्यमात थे 
(१६०१ ६०) । इस प्रकार मुगल-सामप्राज्य की दक्षिणी सीमा नमेंदा से हटकर कृष्णा 
के उस्तरी घाट तक बढ गयी । 

जहाँगीर ने अपने पिता की नीति को अपनाकर अहमदनगर राज्य के शेष भाग 
को जीतने का प्रबल प्रयत्न किया | जहाँगीर के शासन काल के अन्त तक दक्िखिन में 
युद्ध होता रहा, किन्तु एक तो अहमदतगर का प्रधानमन्त्री हब्शी मलिक अम्बर अत्यन्त 
योग्य और कुशल राजनीतिज्न था तथा छापेमार नीति में अत्यन्त निपुण था; दूसरे 
मुगल सेनापतियों में परस्पर मतभेद हो गया था जिसके' कारण जहाँगीर अहमदनगर 
पर अधिकार न कर सका । सम्राट ने पहले अपने पुत्र परवेज और फिर शाहजादे 
खुरंम को सेना का नेतृत्व करने को आज्ञा दी । किन्तु अब्दुरंहीम खानखाना उस समय 
सेना का वास्तविक प्रधान सेनापति था । वह सेना के अफसरों को नियन्त्रण में न रख 
सूका भौर उसने मुगल सेना की दुबंलता का भण्डाफोड़ कर दिया । अतः मुगलों को 


प्२२ मुगलकालीन भारत 


केवल आशिक सफलता ही मिल सकी । १६१६ ई० में खुरंम ने अहमदनगर तथा कुछ 
दूसरे किलो पर अधिकार कर लिया । इसके उपलक्ष मे उसे शाहजदाँ की उपाधि दी 
गयी तथा ३०,००० के जात एवं २०,००० 'के सवार पद पर उसकी उन्नति कर दो 
गयी । किन्तु यह सफलता नाममात्र की थी और मुगलो की दविखिनी सीमा १६०५ ई० 
के समान ही रह गयी। 

शाहजहाँ . ने भी सिह्ासन पर बैठने के बाद अपने पूंजी की राज्य-विस्तार की 
नीति को अपनाया, किन्तु इसकी नोति धामिक भावना से परिपूर्ण थी । इसने अहम्नद- 
नगर के स्वतन्त्र भागो को जीतने के लिए सेना भेजी । भाग्यवश १६२६ ई० में मलिक 
अम्बर की मृत्यु हो गयी और मलिक अम्बर का पुत्र फतह्खा नग्रा मन्त्री नियुक्त हुआ 
जिसके साथ सुल्तान का मतभेद हो गया । किन्तु मुगल अहमदनगर के परेंदा नामक 
सुहढ गढ़ को फिर भी न जीत सके । फत॒ह्खाँ ने मुगलो से बातचीत आरम्भ कर दी 
और शाहजहाँ के कहने से सुल्तान निजाम-उल-मुल्क का वध करवा दिया। उसने 
निजाम-उल-मुल्क के दसवर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया और साढ़े दस लाख की 
रिश्वत लेकर दौलताबाद का गढ़ मुगलो को होप दिया (१६३१ ई०)। १६३३ ई० 
अहमदनगर अन्तिम रूप से साम्राज्य में मिला लिया गया और इसके अन्तिम राजा 
हुसनशाह को बन्दी बनाकर ग्वालियर के किले में डाल दिया गया। फतहइसाँ मुगल 
सेना में ममसबदार नियुक्त हुआ और उसको अच्छा वेतन दिया गया । 

अब शाहजहाँ ने बीजापुर और गीलकुण्डा राज्यों को हड़प जाने का प्रयत्न 
आरम्भ कर दिया । यह मुगल सम्राट धामिक जोश ओर साम्राज्यवाद से प्रभावित 
था। बीजापुर ओर गोलकुण्डा के शासक शिया थे, अतः इसने दक्खिन के बचे हुए 
दोनों स्वतस्त्र राज्यों का अन्त करने का विचार कर लिया। उसने १६३४५ ई० मे दोनों 
राज्यों के सुल्तानों को आज्ञा दी कि वे उसे अपना अधिपति स्वीकार कर लें और 
शाहजी मराठा को सहायता देना बन्द कर दें क्योकि उसने निजामशाही-वंश के एक 
लड़के को सत्ताहीन अहमदनगर राज्य का नाममान्न का सुल्तान बना दिया था। 
शाहजहाँ अपनी माँग को बलपूर्वक मनवाना चाहता था, अतः: गोलकुण्डा के सुल्तान ने 
उसे अपना अधिपति मानकर उसके नाम के सिक्के चलाना ओर उसके नाम का खुतबा 
पढ़ना स्वीकार कर लिया (१६३६ ई०) | किन्तु बीजापुर के सुल्तान ने इस ब्ाज्ञा का 
पालन करना अस्वीकार फर दिया, अतः उसकी राजघधाती का घेरा डाला गया । परिणाम- 
स्वरूप सुल्तान मे विवश होकर शाहजहाँ को अपना अधिपति मानकर कर देना स्वीकार 
कर लिया (मई १६३६ ई०) । अब शहजादा औरंगजेब दक्खिन के चार प्रान्तों-- 
खानदेश, बरार, तैलंगामा और वोलताबाद--का राज्यपाल नियुक्त हुआ । उसने 
शासन-व्यवस्था की उन्नति के प्रथत्त किये, किन्तु दारा' को शत्रता ने कारण अस्त 

६४४ ई० में इस पद को छोड़ देता पड़ा । १६४३ ई० में उसकी दक्खित में धुत 

मियुक्ति हुई और उसने गोलकुण्डा राज्य को साम्राज्य में मिलाने के लिए मीर जुमला 
को अपने पक्ष में करके उस पर आक्रमण कर दिया । किल्तु शाहजहाँ ने हस्तक्षेप करके 


शासत-व्यवरया ४२२ 


घेरा उठा लेने की आज्ञा दे दी (मार्च १६५६ ई०) | गोलकुण्डा ने १० लाख का 
हरणाना ओर रंगीर जिले को साम्राज्य को भेंटकर अपने जीबन का पुनः पहा लिखा 
लिया । इसके बाद औरमजेब ने बीजापुर फर आक्रमण किया । बीजापुर अधीनस्थ 
राज्य नहीं था, अत. उन्हे उसके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं 
था । शाहजादे ने बीदर बार कल्यानी को अपने अधीन कर लिया, किन्तु शाहजहाँ ने 
हस्तक्षेप करके शाही सेना को वापस बुला लेने की आज्ञा दे दो | बीजापुर ने बहुत 
बड़ा हरजाना तथा बीदर, कल्यान ओर परेंदा सम्राट को देकर उससे सन्धि कर ली । 
शाहजहाँ के शासनकाल के अन्त तक मुगल दविखन में और कोई स्थान साम्राज्य में 
नही मिला“ सके । ४ 

ओरंगजेब अपने पच्चीस वर्ष के शासनकाल में उत्तरी भारत में ही व्यस्त 
रहा, अतः उसने बीजापुर और गोलकुण्डा को अधीनता में लाने का भार अपने 
सेनापतियों पर छोड दिया । शिवाजी के नेतृत्व मे मराठो के उत्थान के कारण समस्या 
कर भी जटिल हो गयी । सम्राट के सेनापति इन दोनों मुस्लिम राज्यों और मराक़ो 
पर निश्चित विजय प्राप्त करने मे असफल रहे | मिर्जा राजा जेयसिह ने शिवाजी को 
अपने तीन-चोथाई प्रदेश तथा किले मुगलो को दे देने तथा औरंगजेब से आगरे मे 
मिलने के लिए बाध्य किया (१६६५-६६ ई०) । किन्तु अन्त में इसका परिणाम मुगलों 
के लिए हानिकारक ही हुआ । 

शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपने भगोड़े पुत्र अकंबर तथा मराठो 
के राजा शम्भाजी की मित्रता को रोकने के लिए दक्खिन को प्रस्थान किया | सम्राट 
ने इस प्रेयत्न में चार वर्ष व्यतीत किये, किन्तु न तो वहू अकबर को ही पकड़ सका 
ओर न मराठों को ही दबा सका। अब औरंगजेब का ध्यान बीजापुर और गोलकुण्डा 
पर गया । औरंगजेब की नीति अपने पिता शाहजहाँ के समान धाभिक एवं साम्राज्य- 
वादी भावना पर आधारित थी । वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दक्षिण में शिया 
धर्म को निमुल कर देना चाहता था । उसने बीजापुर का घेरा डाला और उसे 
१६८६ ई० में आत्मसमर्पण कर देना पड़ा । बीजापुर को साम्राज्य में मिला लिया 
गया और वहाँ का राजा सुल्तान सिकन्दर बन्दी बना लिया गया। इसके बाद 
गोलकुण्डा की बारी आयी और घनघोर युद्ध होने के बाद उसे भी आत्मसमर्पण कर 
देना पड़ा । अब्दुल्ला पन्नी ताम के एक अफगान ने सम्राट से अच्छी-वासी रिश्वत 
लेकर किले के मुख्य द्वार को खोल दिया जिससे मुगल उसमें शुस गये। गोलकुण्डा 
सितम्बर १६८६ ई० में साम्राज्य में मिला लिया गया और उसके अन्तिम शासक 
अबुलहसन को ५०,००० रुपये वाधिक पेंशन देकर दौलताबाद में बन्दी बना लिया। 

- अ्रव भोरंगजेब ते अपना ध्यान मराठों पर दिया । पहले वह सफल हुआ और 

मराठा शासक शम्भाजी को पकड़कर माचे १६५६ ई० में फाँसी दे दी गयी। मराठों 
की राजधानी राजगढ़ पर मुप्नलों का अधिकार हो गया भौर शम्भाजी के उत्तराधिकारी 
राजाराम को भागकर कर्नाटक मे शरण लेनी पड़ी । उस समय ऐसा प्रतीत होता था 


शासन-व्यवस्था श्श्भ् 


था, अतः वह अपने भार को छोडकर दिल्‍ली चला आया । सम्राट ने उसे घिक्कारा 
और वजीर सादुलला को स्थिति संभालने के लिए बलख भैज दिया । उसके बाद उसने 
बडी भारी सेना के साथ औरमगजेब को' वहाँ भेजा । उजबेगों ने अपनी जाति का सगठन 
कर उसका विरोध किया । इस समय तुकिस्तानियों का सेता नजर मुहम्मद था। 
औरंगजेब की उसके साथ डटकर लड़ाई हुई, यद्यपि औरंगजेब ते नजर मुहम्मद को 
हरा दिया, किन्तु औरंगजेब को बलख छोड़कर पीछे हटना पड़ा । मुगल सेना को बड़ी 
भारी कठिताइयों का सामता करना पड़ा । शाहजहाँ ने मध्य एशिया का विचार छोड़ 
दिया | इस आक्रमण के कारण मुगल-साम्राज्य को धन और जन की अपार हानि 
उठानी पड़ी । शाहजहाँ के मू्खेतापूर्ण युद्ध की इस प्रकार समाप्ति हुई। इस युद्ध में 
दो वर्षों में हीं भारतीय कोष के चार करोड़ रुपये खर्च हो गये जबकि विजित देश से 
केवल २२३ लाख रुपये ही वसूल हुए । न तो शत्रु-प्रदेश की एक इंच भूमि ही साम्राज्य 
मे मिलायी जा सकी, न बलख का राजवश ही बदला जा सका और न बलख का 
विहासन ही किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सका जो मुगलो का मित्र हो सकता। 
बलख के किले मे पाँच लाख का अच्च इकट्ठा किया गया थे। इसी प्रकार दूसरे किलों 
में भी सामग्री इकट्ठी की गयी थी, किन्तु यह सब बुखारावासियों के लिए ही छोड़ 
देता पड़ा । इसके अतिरिक्त नजर मुहम्मद के योतों को ५०,००० रुपये और राज- 
प्रतिनिधियों को २२,१०० रुपये नकद देने पड़े, ५०,००० सिपाही युद्ध में मारे गये 
ओर इसके दस गुने (जिसमें नौकर-घाकर भी शामिल थे) पहाड़ों पर जाड़े और बफे 
से मर गये। मुगल-सामज्राज्यवादियों ने उत्तर-पश्चिमी सीमा के पार जो पहला हमला. 
किया उसका यह भयंकर परिणाम निकला कि भारत को उसका बहुत बड़ा भूल्य 
चुकाना पड़ा | [सरकार, औरंगजेब, जिल्द १ (तृतीय संस्करण), पृष्ठ &६-१००] 

इसके उपरान्त मुगल सन्नादों ने मध्य एशिया के विजय के स्वप्न को छोड़ 
दिया । औरंगजेब ने तो मध्य एशिया के विजय की कभी इच्छा नहीं की और उसके 
अत्यन्त दुर्बल उत्तराधिकारियों ने इस समस्या पर कभी बिचार ही नहीं किया । 
उत्तर-पश्चिम सोमा-नोति 

सूर सुल्तानों के समय (१५४५-१५४५४ ई०) को छोडकर देश में मुगल साम्राज्य 
के स्थापित होने के दिन से लेकर १७३६ ई० तक अफगानिस्तान भारत का ही भाग 
था । अत: अफगानिस्तान और भारत के बीच का यह कबाइली प्रदेश, जो आजकल 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध है, मुग्ल-साम्राज्य का एक भाग था। इस 
प्रदेश का सदा से ही भौगोलिक एवं आर्थिक महत्त्व रह्दा है। फलतः: भारत के शासक 
युगों से इस पर अपना सुहढ़ अधिकार रखते आये हैं। हिन्दुकुश पवेतमाला मध्य एशिया 
को दक्षिणी अफगानिस्तान, बनोचिस्तान और भारत से अलग करती है और हिरात 
के उत्तर में उसकी ऊँचाई बहुत ऋम रह जाती है, अत. शत्रु फारस अधवा मध्य 
एशिया से आकर इस ओर से काबुल की घाटी और भारत पर हमला कर सकता हैं। 
मुगल सम्राट जानते थे कि मध्य एशिया अथदा फारस का शत्रु इस ओर से काबुल 


४५२६ मुगलकालीन भारत 


और भारत पर हमला कर सकता है, अतः वे इस स्थान की रक्षा के लिए अत्यन्त 
सचेष्ट रहते थे । दूसरी बात यह थी कि कन्ध।र के सुदृढ़ गढ़ पर अधिकार रखना भी 
मुगलो के लिए अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि इसके अधिकार के बिना मुगल-साम्राज्य 
भारत मे सुरक्षित नही रह सकता था। कन्धार से शत्रु बडी सरलता से हमला कर 
सकता था, अतः उस युग में यह भारत की रक्षा की प्रथम पंक्ति बना हुआ था । इसके 
अतिरिक्त एक बात यह थी कि यह व्यापार का बड़ा केन्द्र था और एशिया के भिन्न- 
भिन्न भागों के व्यापारी व्यापारिक वस्तुओं के विनिमय के लिए वहाँ जाते थे । तीसरी 
बात यह थी कि यद्यपि आधुनिक उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त प्रदेश मुगलों का नाभमात्र 
के लिए अधीन था, किन्तु वास्तव में वहु स्वतन्त्र थाऔर मुगलों के लिए युसुफजई 
खटक, मोहम्मद, उजबेग और दूसरे विद्रोही कबाइलियों को दबाकर रखना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया था, क्योकि ये कबाइली स्वतन्त्रता के प्रेमी थे ओर उत्तका संगठन 
आपस की बराबरी पर स्थित था । इनके देश मे रक्षा के सुहढ़ सापत थे और उनका 
सदा यह विचार रहता था कि उनका कोई पडौसी उन पर आक्रमण कर उनके देश 
को अपने देश में न मिली ले । 

उत्तरी भारत पर अधिकार करने के पूर्व बाबर ने कन्धार के गढ़ पर अधिकार 
कर लिया श्र हिरात के दक्षिण में हिन्दुकुश पर्वतमाला के उस स्थान की सुरक्षा का 
पूर्ण प्रयत्त किया, जिधर से शत्रु हमला कर सकता था। इस प्रकार उसने अफगानिस्तान 
और हिल्दुग्तान दोनो को बाहरी आक्रमणो ने सुरक्षित कर दिया | हुमायूं के शासन- 
काल में भी यही प्रबन्ध जारी रहा, हालाकि अफगानिस्तान, पजाब और सीमाप्रान्त के 
प्रदेश कामरान को सौप दिये गये थे । कित्तु बाबर और हुमायूँ दोनों में से किसी ने 
भी उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के कवाइलियों के प्रति वैश्वानिक नीति को नहीं अपनाया । 
फिर भी कबाइली इन दोनों के शासनकाल में दबे रहे और उन्होंने किसी प्रकार का 
भी विद्राहु नहीं किया। अकबर ने भी हिन्दुकुआ पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए उसी 
नीति को अपनाया और फारस के शाह से खोये कन्प्रार को वापस ले लिया। उसने 
उजवेगों के उपद्रवों को दबाने के लिए कदम उठाया और उनके नेता अब्दुल्लाखाँ को 
मुगल-स!म्राज्य से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बाध्य किया। किन्तु उत्तर- 
पश्चिम सीमाप्रान्‍्त के कबाइलियों में भयानक अशान्ति पैदा हो गयी, जिसके फलस्वरूप 
एक आन्दोलन उठ खड्टा हुआ, जो रौशनिया आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है। रोशनिया 
बयाजीद के अनुयायी थे ! ये लोग इस्लाम के पक्षपातरी थे और गेर-मुसलमान के साथ 
शत्रुता रखने को उपदेश देते थे । रोशनिया मुगल सम्राट कील्भ्रधीनता के विरुद्ध थे । 
अकबर ने सीमाप्रान्त को सुरक्षित रखने के महत्त्व को अच्छी तरह समझकर रौशनियों 


के उपद्रवों को दबाने के लिए सेता भेजी । युसुफजई भी रोशनियों से मिल गये थे, 
अतः अकबर ने उन्हें दबाने के लिए राजा टोडरमल को भेजा । विद्रोही कबाइली हार 


गये और बहुत-से स्वारे गये । स्रीमाप्रान्त के स्वात, बजौर और बूजेर के विद्रोहियों को 
खदेड़ दिया गया । अकबर ने कबाइलियो के विद्रोह को देखकर उत्तम-पश्चिम सीमा- 


शासन-व्यवत्था भ्२७ 


प्रान्त को सुरक्षित करने के लिए दूसरा कदम उठाने का निश्चय किया। उसने 
- काश्मीर, सिन्ध ओर बलोचिस्तान तथा कन्धार को जीतकर अपने साम्राज्य मे मिला 
लिया । इस प्रकार उत्तर-पश्चिम सीमाप्राच्ष्त सुरक्षित हो गया। 

जहाँगीर के शासनकाल में कन्धार के निकल जाने से सीमाप्रान्त की स्थिति 
दयनीय हो गयी | यह महतत्त्वपूर्णं गढ गौर इससे लगा हुआ प्रदेश मुगल और 
फारसी लोगो के बीच लडाई की जड थे। शाह अब्बास (१५७७-१६२६ ६०) ने 
१६२१ ई० मे कन्धार का घेरा डालकर जून १६२२ ई० में उस पर अधिकार 
कर लिया और जहाँगीर अपनी सेना की सारी शक्ति लगाकर भी इसे फिर वापस न 
ले सका । 

शाहजहाँ समझ गया कि साम्राज्य से कन्धार के निकल जाने पर उत्तर-पश्चिम 
सीमाप्रान्त मे मुगलो की स्थिति अवश्य ही बिगड जायगी, अतः उसने उसे पुनः प्राप्त 
करने के लिए कुटनीति का आश्रय लिया | कन्धार के फारसी गवर्नर (सूवेदार) 
अलीमदरनिखाँ ने यहू महत्त्वपूर्ण गढ शाहजहाँ को सौप दिया, जिसके फल स्वरूप उसको 
बहुमूल्य उपहार और ऊँची-ऊँची उपाधियाँ मिली लेकिन ईराव के शाह अब्बास द्वितीय 
ने इस अपमान से दुखी होकर शीतकाल के अगस्त १६४८ ई० में कन्धार पर आक्र- 
मण कर दिया | बर्फ गिरने के कारण शाहूजहों ग़ढ़ के सुबेदार के पास नयो सेना नही 
भेज सका | मुगल किलेदार ने फरवरी १६४८ ई० में आत्मसमपंग कर दिया और 
कन्धार फिर शाह के.हाथ मे चला गया । शाहजहां ने इसे प्राप्त करने के तीन असफल 
प्रयत्न किये । पहला प्रयत्न,क्राहुजादा औरगजेब के नेतृत्व मे १६४६ ई० में किया गया। 
कन्धार का दूसरा घेरा तोन वर्ष बाद ओऔरगजेब तथा सादुल्‍लाखाँ के नेतृत्व मे डाला 
गया । इस बार सम्राट शाहजहाँ भी काबुक़् गया, जिससे उसके पास में रहने से सेना 
पर दबाव पड़ता रहे। तीसरा प्रयत्न १६५३ ई० मे दारा के नेतृत्व में किया गया, 
किन्तु यह भी असफल रहा। तीनों आक्रमणों में बारह करोड रुपये व्यय हुए और 
असख्य जनशक्ति की हानि हुई । इस पराजय से मुगल सम्राठ की सैनन्‍्य-शक्ति तथा 
राजनीतिक प्रतिप्ठा को भारी धक्का लगा।_ 

औरगजेब ने कन्धार के वापस लेने का प्रयत्न नहीं किया । वह कट्टर मुप्तलमात 
था और अपने मुसलमान भाइयों का खून नही बहाना चाहता था। तो भी उस्ते राज- 
नीतिक और आधिक कारणों से विवश होकर उत्तर-पश्चिम सीमाप्रानत के सम्बन्ध में 
अनुगामी नीति अपनानी पड़ी, क्‍योंकि उस प्रदेश के विद्रोही मुसलमान कबाइली 
खुशी-खुशी मुगल-साम्राज्य के अधीन होने वाले नही थे और सरकार के लिए चिन्ता 
का कारण बने हुए थे। कबाइलियों का काम लुटमार करना था और ये उत्तर-पश्चिम 
पंजाब के घनी नगरो को लुट लिया करते थे । औरगजेब ने इन्हे आथिक सहायता 
देकर अपने पक्ष मे करने का प्रयत्न किया, जिससे उत्तर-पश्चिम मार्ग से आवागमन 
और व्यापार शान्तिपुर्वंक हो सके। ये कबाइली अत्यन्त बलवान थे और इनकी सख्या 


भर८ मुभलकालीन भारत 


निरन्तर बढ़ती जा रही थी, अतः ये “राजनीतिक पेंशन' से सन्तुष्ट नही थे। इनमें से 
युसुफबई फिरके ने अपने नेता भागू के नेतृत्व में १६६६ में विद्रोह आरम्भ कर 
दिया । उन्होने अटक के पास सिन्धु पार कर हजारा जिले को लुट लिया। युसुफजई 
के एक शुण्ड ने पहाड़ी इलाके से आगे बढ़कर उत्तरी पेशावर तथा अटक जिले को 
लूट लिया। किन्तु कुछ ही दिनों मे इस युसुप्रजई को दबा दिया गया। १६७२ ई० 
में अफरीदियों ने अपने नेता अकमलखाँ के नेतृत्व में हृभियार उठाये । इस नेता ने 
शाह की उपाधि धारण कर मुगलों के विशद्ध राष्ट्रीय युद्ध मे सम्मिलित द्वोने के लिए 
सारे पठानों से अपील की । अफरीदियों ने मुहम्मद अमीनसखोाँ के नेतृत्व मे अलो मस्जिद 
नामक स्थान पर मुगल सेना को हरा दिया। इस युद्ध में बहुत अधिक मुगल संनिकः 
मारे गये और अफरीदियों के हाथ बहुत घन लगा । इस सफलता से अकमलखाँ की 
प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । अब अकमलखाँ ने अटक से कन्धार तक ऊँचे पैमाने पर 
कबाइलियों के विद्रोह को फैलाने का विचार किया । इस युद्ध में खटक भी अफरीदियों 
से मिल गये | खटको का नेता खुशालखाँ एक अच्छा कवि और वीर था। उसने 
लोगों में “राष्ट्रीयला की भावना भरकर अपनी लेखती और तलवार से कबाइलियों 
को समान रूप से उत्साहित करना आरम्भ कर दिया ।” १६७४ ई० में कबाईलियों 
ने शुजातखाँ नाम के शाही अफसर को हराकर मार डाला और बची हुई मुगल सेता 
को जसवन्तर्तिह राठोर बचाकर ले गया । 

१६७४ ६० के मध्य मे स्थिति ऐसी भयप्रद हो गयी कि औरगजेब को उसी 
वर्ष जुलाई में पेशावर के पास हसन अब्दुल नामक स्थान पर पढानों को आतकित 
करने के लिए स्वयं जाना पड़ा- कुटनीतिक चाल और शक्ति से उसने प्रमुख-प्रमुख 
सरदारों को घन इत्यादि द्वारा अपने वश मे कर लिया। उसने उन्‍हें उपहार, पेंशन 
और जागीरें दी और जो हठी थे उसको' अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 
सम्राट ने अमीनखाँ को अफगानिस्तान का राज्यपाल नियुक्त किया और इस योग्य 
पदाधिकारी ते कबाइलियों के प्रति सान्त्वनापूर्ण नीति अपनाकर उन्हें अपने वश में 
कर लिया औरंगजेब ने अपने पूृ्राधिकारियों के समान इन क्षेत्रों के कबाइली 
सरदारों को आर्थिक सहायता देकर और एक जिरगे को दूसरे के विरुद्ध लड़ाकर 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में शान्ति रखने का प्रबन्ध किया, किन्तु खटक जिरगे का नेता 
खुशालखाँ उस समय तक विद्रोह करता रहा, जब तक कि उसके स्वयं के पुत्र ने 
उसके साथ विश्वासधात नहीं किया । उसको कारागार में डाल दिया गया, जहाँ 
उसको मुत्यु हो गयी ॥ औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने दर्रों में शान्तिपूर्ण यातायात 
को खुला रखने के लिए कबाइली सरदारों को घूस देने की नीति तब तक जारी रखी, 
जब तक अफगानिस्तान मुगल-साम्राज्य को भाग बना रहा । १६३६ ई० में नादिरशाह| 
ते अफगानिस्तान को अपने वश में करके भारतवर्ष की सीमा को सिन्धु नदी तक पीछे! 
हटा दिया और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच के प्रदेश के कबाइलियों को अपनी 
स्वाधीनता फिर से प्राप्त करने का अवसर दिया । 


शासन-बवस्था भर२६ 


हिहिई 8७5 $ ४ हे हद है ॥ 5388 8 ३/0 |. 3] ७7५ 


#शछाबांदा! /दराएपप2 4 


868 6 छाणाी0शा०एफ जी एगञ8एए8 ५-पाता, 


ज[0वें2"ए 4#0977:5 


|| 
2 


के 


पा 


वाहक, | ५ ; खेप्रिज्ञा्वों अताहा777707 (40॥ ९०.) (952]) 
8॥#97779, $., रे. ; #खडओता 60श/ह्षशां कार्ब 4वशाशिं5।74707 (95) 
पक, #, * 72म्रट एशायावों कीएलाबारश णी 8 कीप्रशीवा. आशाशीर 
(936) 

दबा, .; वार #गरालंत्रों 70श॥|्रशय गण 772 रैईप्रश्टाध/5,. (944). 


. एश्ाए, जे, : 7॥९ 4 ० #8 शाबादा। खेप्रइ48 (903). 


हॉट, 0909) * 7॥० अर्वद्ाइवशवबेंद्राए 37) काबे #6 चाकाए.. णी ॥॥6 
गी(ावई5, हु 


. वश, हि. 9... 89९ संकरुए्टाए ण॒ी धर खेवरधफय[ अवंगामांडा।वा0॥ 


(!936). 


, जिद, $ हि, : कह सिशाीडिंगाड 2जारएओ थी #8 2ैमिल्‍ाधों कफलाश5: 
, उत्तजधा05 है: (द्चतएं : केंपवलादा सितंए गा शावाच- 


जि9]89॥/(प्राग्वा (आ0॥9५8 


